श्री वीतारागाय नम 


पण्डित सदासुख गन्धमाला का आठवों पुष्प 


सहजसुख-साधन 





लेखक 
ब्रह्मचारी श्री सीतलप्रसादजी 


सम्पादक 
निहालचन्द पाण्ड्या 
एम ए, एलएल बी 
अजमेर 


- अ्रकाशक - 
पंडित सदासुखर ग्रन्थमाला 


वीतराग-विज्ञान स्वाध्याय मन्दिर टस्ट 
डॉ ननन्‍्दलाल मार्ग (पुरानी मड़ी) 
अजमेर - ३०५००१ 


प्रथमावति ९१०० 

श्रुतपचमी ८ जून, १६८६ ई० 
द्वितियावृति २५०० 

मगसिर सुदी ५ स० २०४९ 
दिनांक २६-११-९२ 
तृतीयावृति - ३४०० महावीर जयती २४/४/१९९४ 
न्यौछावर मूल्य. ३०-०० रूपए 
प्राप्ति-स्थान 





ठीतराग-विज्ञान भवन 
डॉ० नन्‍्दलाल मार्ग (पुरानी मडी) 
अजमेर ३०५००१ 


प० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट 
ए-४ बापूनगर जयपुर- ३०२०१५ (राज० ) 


श्री साणक चन्द जैन (लुहाडिया) 
सी-२,/५४, एसण्डी०ए० 
हौज खास, नई दिल्‍ली-१९००१६ 
दूरभास ६६३३९९ ब ६५३७४ 


श्री दि० जैन ज्ञान चन्द्रिका पाठशाला 
उदासीन श्राविका-आश्रम 
तुकोगज-इन्दौर 
मुद्रक 


मेसर्स अग्रवाल प्रिटर्स 
१३/१४, डिप्टीगज सदर बाजार, 
देडली-१९०००६ 
दूरभाष ७७७४८२४ 


प्रकाशकीय 


आत्मज्ञान ही ज्ञान है, और सभी अज्ञान 
विश्व शाति का मूल है, वीतराग विज्ञान" 


प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी पवित्र वीतराग मार्ग को भारतवर्ष के कोने-कोने मे प्रसारित करने 

के पावन उद्देश्य से धर्म वत्सल अध्यात्म प्रेमी बबई प्रवासी व अजमेर निवासी श्री पूनमचन्दजी लुहाडिया 
(सुपुत्र श्री बालचन्दजी लुहाडिया) ने १६ अप्रेल १९८५ को वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मदिर हट प्रस्थापित 

कर एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया। इस ट्रस्ट के अन्तर्गत स्थापित श्री प० सदासुख ग्रधमाला 
द्वारा वीतरागी तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार एवम्‌ अनुपलब्ध दि० जैन सत्साहित्य के प्रकाश की दिशा में 
अब तक निम्न ग्रथ लोकार्पित किए जा चुके हैं। 
मृत्यु महोत्सव (तृतीया वृति प्रकाशन की तैयारी है) 
सहजसुख साधन (तृतीय बार छपाया गया है) 
बारह भावना शतक (द्वितीय खड) 
साधना के सूत्र 
आगम रत्न (बोलती दीवारे) 
प्रस्तुत ग्रथ सहजसुख साधन (लेखक श्री ब्रहाचारी शीतल प्रसाद जी) का प्रथम व द्वितीय प्रकाशन 
प्रथमाला द्वारा जून १९८९ व सन्‌ १९९२ में हुआ था और प्रकाशन के तुरत बाद ही इसकी सभी प्रतियाँ 
समाप्त हो गई। समाज की चतुर्मुत्री माग को देखते हुए तथा विशेषतया इन्दौर समाज के व उदासीन 
श्राविकाश्रम की प्रेरणा से इसको पुन तीसरी बार प्रकाशित किया जा रहा है जिसका हमे अपार हर्ष 
है। 

प्रस्तुत आध्यात्मिक ग्रथ की रचना ब्रहाचारी श्री शीतलप्रसादजी ने १९३४ ई० मे अमरावती में की 
थी। इस ग्रथ मे उन्होने जैन धर्म के विविध विषयो व मौलिक सिद्वान्तो को पूर्व आचार्यों एवं विद्यानो 
के द्वारा रचित ग्रथो का समावेश करते हुये बडे ही भावपूर्ण ढग से सरल व सुबोध शैली मे प्रस्तुत किया 
है, तथा अगाध साधना के परिणामस्मरूप निम्न ३१ छोटे बड़े दिगम्बर जैन ग्रथो का सार इस ग्रथ मे 
भर दिया है - 


“डी ७ २ 0 ४७ 


१ समयासार १२ पुरूषार्थसिद्धयुपाय २२ सारसमुच्चय 
२ समयसार नाटक १३ पहानदि पच्चविशति २३ तत्वार्थसार 

३ प्रवचनसार १४ ज्ञानार्णव २४ तत्वसार 

४ पचास्तिकाय १५ स्वयभूस्तोत्र २५ बनारसी विलास 
५ अष्टपाहुड १६ इष्टोपदेश २६ औआनत विलास 
६ समयसार कलश १७ रत्नकरड श्रावकाचार २७ ब्रह्म विलास 
७. द्वादश अनुप्रेक्षा १८ मूलाचार २८ पत्रकेसरीस्त्रोत 
८ भ्रगवती आराधना १९ तत्वज्ञानररगणी २९ वैराग्य मणिमाला 
९ सर्वार्थसिद्धि २० तत्वानुशासन ३० समायिक पाठ 
१० समाधि शतक २१ योगसार ३१ तत्व भावना 
११ आत्मानुशासन 


आत्मवोध, आत्मचितन, आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन एवम्‌ आत्मानुशासन ही दुलेभता से प्राप्त 
मानव जीवन का कर्तव्य एवम्‌ पुरूषार्थ है। राग द्वेष, विषय कषाय एवम्‌ अज्ञात रूप आत्मा की अनादिकालीन 
मिथ्या मान्यता ही परिभ्रमण एवम्‌ अशाति का मूल कारण है - मिटाने का एकमात्र उपाय शास्त्र स्वाध 
याय एवम्‌ तत्वाभ्यास द्वारा आत्मसाधना के मार्ग मे लगना है। सहजसुख प्राप्ति का यही साधन है जिसे 
इस ग्रथ मे बहुत विस्तारपूर्वक प्रतिपादित किया गया है। 

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अध्यात्म प्रवता श्री डॉ० हुकमचन्दजी भारिलल जयपुर द्वारा लिखित मार्मिक 
प्रस्तावना हेतु ट्रस्ट उनका हृदय से आभार मानता है। 

प्रस्तुत ग्रथ के प्रकाशन मे श्री माणकचन्दजी जैन लुहाड़िया देहली तथा श्री निहालचन्दजी पाण्डया 
एम० ए० एल एल बी अजमेर द्वारा प्रदत योगदानउल्लेखनीय है। श्री विनीत अग्रवाल प्रो० अग्रवाल प्रिटर्न्स, 
डिपटीगज सदरबाजार देहली वालो ने सुन्दर प्रकाशन मे सराहनीय सहयोग प्रदान किया है। ढ्स्ट इन 
सभी का आभार प्रकट करता है। दातारो की सूचि पुस्तक मे अलग से प्रकाशित है। 

इस पविन्न प्रथ के स्वाघध्याय द्वारा आकुलता एवम्‌ अशाति से ग्रस्त सभी भव्य प्राणी सम्यकज्ञान 
एवम्‌ वैराग्य की आतरिक शक्ति को पहचानकर आत्म कल्याण के पवित्र मार्ग मे लग सके - इसी पुनीत 
भावना के साथ। 


दिनाक विनीत 
२४-४-९४ हीराचन्द बोहरा (ब्रीएएलएलबी ) 
मत्री 


वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट 
अजमेर 


प्रस्तावता 


प्रस्तुत कृति 'सहजसुख-साधन' एक ऐसी शप्रनुपम कृति है, जिसमे अ्रध्यात्मरसिक 
ब्र० सीतलप्रसांदजी ने ३१ श्राध्यात्मिक ग्रन्थों के महत्त्वपूर्ण मामिक ग्रणो को विषयवार 
सकलित कर दिया है, जिससे भ्रध्यात्मप्रेमी पाठकी को परम हितकारी वह सब सामग्री 
एक स्थान पर उपलब्ध हो गई है, जो उन्हे इन ग्रन्थों के गम्भीर अ्रध्ययन के उपरान्त ही 
उपलब्ध हो पाती । 

नौ प्रध्यायो मे विभक्‍त इस ग्रन्थ के प्रत्येक अ्रध्याय के आरम्भ में भूमिका के रूप 
में दश-पाच पृष्ठ लिखकर पआरात्मानुभवी ग्राचार्यों एव ग्राध्यात्मिक विद्वानों की वाणी 
सकलित कर दी गई है ! प्राकृत एव सस्कृत भाषा में लिखे गये ग्राचार्यों के छन्दो का 
सरल भाषा एवं सुबोध शैली मे सक्षेप मे भ्र्थ दिया गया है, पर ग्राध्यात्मिक विद्वानों के 
हिन्दी पद्मों का प्र्थ लिखने की झावश्यकता नही समझी गई है * 


ब्र० सीतलप्रसादजी की भावना ग्राचार्यों की मामिक वाणी को जन-जन तक 
पहुँचाने की ही थी। भ्रपनी भावना को व्यक्त करते हुए वे प्रशस्ति मे लिखते है - 


“सहुजसुल-साधन निमित्त, जन रिद्विन के वाक्य । 
जो सपग्रह हो जांय तो, पढ़े भविक ते वक्‍्य ॥ ३६ || 
ऐसी इच्छा पायके, लिखा प्रन्थ यहू सार । 
भूल-चक कछ होय तो विह्वत्‌ लेहु सम्भार ॥ ४० ॥। 


दिगम्बर ऋषियों के वाक्य सहजानन्द के साधन होते है, अत ग्रन्थ का नाम 
'सहजयुख-साधन सार्थक हो है । 


सहजसुख भ्रर्थात्‌ सहजानन्द प्रत्येक श्रात्मा का सहज स्वभाव है । प्रपने इस 
सहज स्वभाव को भूलकर यह भगवान श्रात्मा सुख की प्राकाक्षा से पर की प्रोर देखता 
है, भ्रनेक प्रकार के मोगो को भोगता है, फिर भी इसकी भझ्राकुलता कम नही होती , 
क्योकि सच्चा सुख तो स्त्रय मे हो है, निज भगवान आ्रात्मा में ही है । 


भगवान प्रात्मा के इस सहजानन्द स्वभाव का भान भवदु ख से सतप्त प्राणियों 
को सहज भाव से हो--इस भावना से लिखे गए इस ग्रन्थ के मगलाचरणा में भी भगवान 
ग्रात्मा के सहजानन्द स्वभाव का स्मरशा किया गया है भ्रौर उस सहजानन्द स्वभ्राव को 
ही सभी प्रकार के भ्रमो का निवारण करनेवाला, परमशरणा एवं परमशान्ति का दातार 
बताया गया है। तथा जिन्हे इस सहज युखामृत के चखने का प्रत्यम्त उत्साह है, उनके 


हित के लिए इस ग्रन्थ के लिखने का संकल्प व्यक्त क्या गया है, जो उन्हींके शब्दों में 
इसप्रकार है :- 


सहुजानन्द स्वभाव को, सुमरण कर बहु थार । 
भाव द्रव्य से नमन कर, लहूँ सुबुंदधि उदार ॥ १ ॥। 
झात्मथमं जग सार है, यहो कर्म क्षयकार । 
यही सहज सुखकार है; यही भर्म हरतार ॥ ८5 ॥। 
यही धर्म उत्तम महा, यही शररा घरतार । 
नमन करो इस धर्म को, सुस्त शान्तों दातार ॥ € ॥ 
सहजातन्द सुधा महा, जे चालन उत्साह । 
तिन हित साधन सार यह, लिख तस्‍्तव प्रवगाह ॥ १०१ 


पुण्योदय से प्राप्त होने वाले सासारिक सुख वस्तुत, दुःख ही हैं, क्योकि वे 
पराधोन हैं, विषम हैं, बाघासहित हैं, भौर पंचेन्द्रियों के भोगो से उत्पन्न होने के काश्एश 
पापबध के कारण हैं। इस बात को पहले ही पर्याय में भ्रनेक तर्क एवं युक्तियों से 
सिद्ध किया गया है, तदर्थ चतुर्गति के दु खो का विशद वर्णन किया गया है। ससार-सुण्षों 
को दु ख सिद्ध करनेवाले भ्रनेकानेक आचार्य वचनों का प्रथम भ्रध्याय मे ही सकलन कर 
पाठको के हृदय को कोमल बनाकर विषयो से अरुचि एवं सहज सुलस्वरूप भगवान 
ग्रात्मा की सच्ची रुचि जागृत कराने का सफल प्रयास किया गया है । 


प्रश्ानो जोवो को सर्वाधिक मूर्च्छा शरीर में होती है। यही कारण है कि प्रथम 
अध्याय मे चतुर्गति दु खो का वर्शान करने के उपरान्त दूसरे अध्याय में शरीर के स्वरूप 
पर प्रकाश डाला गया है । 


सम्पूर्ण परपदार्थों मे शरीर ही एक ऐसा परपदार्थ है, जो इस भगवान भात्मा 
से एकक्षेत्रावगाह रूप से सम्बन्धित है, जन्म से लेकर भमरण तक इसका साथ रहता है; 
इसका रण सहज रूप से इससे भिन्नता भासित नहीं होती। माता-पिता, भाई-बहिल 
व स्त्री-पुत्रादि भी इसी के माध्यम से अपने लगते हैं। यदि एकबार इस शरीर का 
एकत्व-्ममत्व टूट जाय ती स्टत्री-पुत्रादि से भी ममत्व टूटते देर न लगेगी। शरीर से 
एकत्व-ममत्व तोडने का एक ही उपाय है कि इसके स्वरूप पर गहराई से विधार किया 
जाये, इसका भगवान आत्मा से किसप्रकार का सम्बन्ध है--इस बात पर चिन्तन किया 
जाय; साथ हो निज भगवान झात्मा के सच्छे स्वरूप की पहिचान भी भावश्यक है। मदि 
यह भगवान प्रात्मा एक बार स्वय को सही रूप मे जान ले, स्वय को भच्छी तरह 
पहिचान ले तो फिर भ्रात्मा मे एकत्व हुए बिना नहीं रहेगा भौर शरीर से भिन्नता भी 
भापित हुए बिना नही रहेगी । 


यही कारण है कि चतुर्गंति दुःखो के वछोत के उपरान्त शरीर के स्वरूप पर 
गहराई से मथन किया गया है। 


देह झ्रौर प्रात्मा के सम्बन्ध को वस्त्र भौर देह के उदाहरण से ब्रह्मविलास में 
भेया भगवतोीदासजी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -- 


लाल बस्त्र पहरे सों देह तो न लाल होथ, 
लाल देह भये हंस लाल तो न मसानिये । 
वस्त्र के पुराम भये देह ने पुरान होय, 
देह के पुराने जोव जीरन गे जआानिये। 
बस्तर के नाश कछ देह को ने साश होय, 
देह के नाश हुए साौश शे बसातिये। 
बेह दर्ज पुदगल कि चिंदासस्थ ज्ञानमई, 
बदोड भिल्ल-भिस्त कृप 'भया उर प्रानिये। 


इसके उपरान्त तीसरे अ्रध्याय में भोगो के स्वरूप का विज्ञार कि”, गया है; 
क्योकि प्रनादिकाल से यह झ्ात्मा इन्द्रियों के भोगो में ही लिप्त रहा है, उनमे ही सुख 
मानता रहा है। जबतक भोगों की निस्सारता ध्यान में न ग्राबेगी, तबतक उनसे 
विरक्ति सम्भव नहीं है। भोगो की असारता पर बिस्तार से प्रकाश डालते हुए 
ब्र० सोतलप्रसादजी इसी प्रध्याय मे लिखते हैं - 


“इन्द्रियों के मोग रोग के समान हैं, भ्रसार हैं। जैसे केले के खम्भे को छीला 
जावे तो कही भी गूदा या सार नही मिलेगा, वैसे इन्द्रियों के भोगो से कभी भी कोई 
सार फल नही निकलता है। इन्द्रियो वै भोगो की तृष्णा से कषाय की अ्रधिकता होती 
है, लोलुपता बढती है, हिसात्मक भात्र हो जाते हैं, धर्मंमाव से च्युति दी जाती है, 
ग्रतउ्व परापकर्म का भी बघ होता है ।” 


इसप्रकार आरम्म के तीन अध्यायों मे ससार, शरीर और भोगो का स्वरूप 
दिलाकर, इनसे विरकित उत्पन्न कराकर, थौथे भ्रध्याय में प्रतीन्द्रिय सहजसुख की चर्चा 
प्रारम्भ की गई है, जो गर्यन्त महत्त्वपूर्ण है, मूलत पठनीय है। उसका प्रारम्मिक 
भ्रश इसप्रकार है - 


“गत भ्रध्याय मे यह भले प्रकार दिखा दिया है कि जिस सुख के पीछे ससारो 
प्रज्ञाती जीव बावले हो रहे हैं वह सुख सुख-सा भासता है, परन्तु वह सच्चा सुख नहीं 
हैं। इन्द्रियो के भोग द्वारा प्राप्त सुख तृष्णा के रोग का क्षरिक उपाय इतना भसार 
है कि उस सुख के मोगते-भोगते तृष्णा का रोग भ्रधिक-प्रधिक बढ़ता जाता है । भ्रम से, 
मूल से, भ्रशान से जैसे रस्सी में संप॑ की बुद्धि हो, पाती मे भनद्र की परछाई को देखकर 
कोई बालक चन्द्रमा मान ले, सिंह कुए में प्पने प्रतिविम्ब को देख सच्चा सिह जान ले, 
पक्षी दपंण से प्रपने को ही देख दूसरा पक्षी मान से, पित्त ज्यरवाला मीठे को कटुक 
जान ले, मदिरा से उन्मश्त पर की स्त्री को स्वसत्री मान से, इसी तरह मोहांध प्राणी ने 
विषय-सुख को सच्चा सुख मान लिया है । 


सच्चा सुख स्वाघीन है, सहज है, निराकुल है, समभाव मय है, भ्रपना ही स्वभाव 
हैं। जैस इक्ष का स्वभाव मीठा है, नीम का स्वभाव कड़वा है, इमली का स्वभाव खट्टा 
है, जल का स्वभाव टठण्डा है, प्रग्नि का स्वभाव गर्म है, चांदी का स्वभाव श्वेत है, सुबर्णो 
का स्वभाव पीला है, स्फटिक मणि का स्वभाव निर्मल है, कोयले का स्वभाव काला हैं, 
खडो का स्वभाव श्वेत है, सूर्य का स्वभाव तेजस्वी है, चन्द्र का स्वभाव शीत उद्योत है, 
दर्पण का स्वभाव स्वच्छ है, प्रमृत का स्वभाव मिष्ठ है, वैसे अपने प्रात्मा का स्वभाव 
सुख है । 


जैसे लवरणा मे सर्वाड्ञ खारपना, मिश्री में सर्वाड्भ मिष्ठपना है, जल में सर्वाज्भ 
द्रवषना हू, अग्नि में सर्वाद्भ उष्णपना हैं, चन्द्रमा मे सर्वाड्भ शीतलता हूं, सूर्य में ताप है, 
स्फटिक में सर्वाज्ध निमंलता है, गोरस मे सर्वाड्रा चिक्‍्कनता है, बालू मे सर्वाज़ 
कठोरता है, लोहे में सर्वांग भारीपन हैं, रूई मे सर्वांग हल्कापन है, इत्र में सर्वाग 
सुगव है, गुलाब के फूल मे सर्वांग सुवास है, श्राकाश मे सर्वांग निर्मलता है, वेसे भात्मा 
में सर्वांग सुख है | सुख झ्रात्मा का अ्विनाशी गुण है । श्रात्मा गुणों में सर्वाग 
तादात्म्यरूप है । 


जैसे लवश की कशिका जिद्ठा द्वारा उपयोग मे लवरशापने का स्वादबोध कराती 
है, मिश्री की करितका उपयोग मे मिप्ठपने का स्वाद जनाती है, वसे ही प्रात्मा के स्वभाव 
का एक समय मात्र भी अनुभव सहजसुख का ज्ञात कराता है। परमात्मा सहजसुख 
की पूर्णा प्रगटता से ही परमानन्दमय ग्ननन्त सुखी है, भ्रनन्ते सिद्ध इसी सहजयुख के स्वाद 
में ऐसे मगन हैं, जैसे भ्रमर कमल पुष्प की गन्ध में ग्रासक्त हो जाता है। स्व ही भरहत 
केवलो इसो सहजसुख का स्वाद लेते हुए पाँच इन्द्रिय भर मन के रहते हुए भी उनकी 
ग्रोर नही भुकते हैं, इस भ्रानन्दमयी भ्रमृत के रसपान को एक क्षण को नहीं त्यागते हैं । 
सर्व ही साधु इस ही रस के रसिक हो सहजसुख के स्वाद के लिये मन को स्थिर करने के हेतु 
परिग्रह का त्याग कर प्राकृतिक एकान्त वन, उपवन, पव॑त, कदरा, नदीतट का सेवन करते 
हैं, जगत के प्रपच से, झारम्भपरिग्रह से मु ह मोड, पाच इन्द्रियो की चाह की दाह को 
शमन कर, परम रुचि से श्रात्मिक स्वभाव मे प्रवेश करके सहजसुख का पान करते हैं, तथा 
इसी सुख मे मगन होकर बीतरागता की तीज ज्वाला से कमेई घन को भस्म करते हैं, 
अपने आत्मा को स्वच्छ करने का सदा साधन करते हैं । 


सर्व ही देशब्रती श्रावक पाच अणुब्रतो की सहायता से सतोषी रहते हुए इसी 
सहजसुलामृत के पान के लिये प्रात मध्याह्न तथा सांयकाल यथासम्भव सर्व से नावा 
तोड, जगत प्रपत्र से मु ह मोड, एकान्त में बेठ मोह की डोर को तोड़, बड़े भाव से भ्रात्मा के 
उपबन मे प्रवेश करते हुए सहजसुख का भोग करते हुए श्रपने जन्म को कृताथ्थ मानते हैं । 
सर्व ही सम्यर्दष्टि भ्रविरति भाव के धारी होते हुए भी सर्व जगप्रपथ्व से उदासीन रहते है, 
गृहेस्थ में रहते हुए भो इन्द्रियसुल्ल को नीरस, भ्रसुख व रागवर्द्धक जानते हुए, 
भेद-विज्ञान से भ्रपने झात्मा के स्वभाव को ग्रात्मामय यथार्थ पहचानते हुए, प्रात्मा में पर॑ 


के स्वभाव को लेशमात्र भी सयोग न करते हुए, प्रपने को शुद्ध सिद्धसम झ्रनुभव करते हुए 
इसी सहजसुख का स्वाद लेते हुए अपने को इताथ मानते हैं । 


सहजसुख प्पने झ्नात्मा का भ्रमिट अटूट ग्रक्षय श्रनन्‍्त भण्डार है। भ्नन्‍्तकाल तक 
भी इसका भोय किया जावे तो भी परमाणु मात्र भो कम नहीं होता, जैसा का तैसा ही 
बना रहता है। कोई भी बलवती शक्ति ऐसी नही है जो इस सुख को हरण कर सके, 
प्रात्मा गुणी से इस गुणा को पृथक्‌ कर सके, श्रात्मा को सहजसुख से रहित कर सके । 
हर एक आत्मा सहजसुख समुद्र है ।” 

इस प्रकार चौथे प्रध्याय मे प्रतीन्द्रिय सहजसूख का विस्तार से निरूपणा कर 
पाँचवें भ्रध्याय मे भगवान भ्रात्मा के एकत्व पर प्रकाश डाला गया है श्रौर छठवे श्रध्याय 
में सहजसुख के साधन रूप मे आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान एव श्राचरण को स्थापित किया 
गया है; सम्यग्दशंन, सम्यसज्ञान एवं सम्यकक्‍्वारित्र को सहजसूख का साधन बताया 
गया है । 

यही कारण है कि भ्रागे सातव, प्राठवे एवं नौवे प्रध्यायो मे क्रण सम्यर्दशन, 
सम्यरज्ञान एव सम्यक्चारित्र का विस्तार से निरूपएा किया गया है । श्राचार्यों एव विद्वानों 
के तत्सम्बन्धी भावश्यक छन्द तो प्रत्येक प्रध्याय मे दिये ही गये हैं । 


इसप्रकार इस सहजसूख-साधन नामक ग्रन्थ मे वह सब-कुछ सम्रहीत हो गया है, जो 
एक झात्मार्थी के लिये क्‍ग्रावश्थक है। वेशाग्यरस सरोवर इस क्ृदि मे सर्वत्र ही श्रात्महित 
की प्रेरणा दी गई है। भरत यह ग्रन्थ सहज ही सर्वोपयोगी बन गया है। सभी पात्मार्थी 
मुमुक्षु भाइयो का यह पावन कर्तव्य है कि इसका स्वय तो गहराई से स्वाध्याय करें ही, 
भन्‍्य भाई-बहिनो को भी इसके स्वाध्याय की प्रेरणा दें । 


प्रध्यात्मप्रेमी अन्धुवर श्री पूनमचन्दजी लुहाडिया ने इसके प्रकाशन की व्यवस्था 
कर एक बहुत ही भ्रच्छा कार्य किया है! भझाशा है भविष्य मे भी पण्डित सदासुख ग्रन्थमाला 
से इसीप्रकार के भाध्यात्मिक ग्रन्थो का प्रकाशन कर मुमुक्ष माइयो तक पहुँचाते रहेगे । 


सभी भात्मार्थी मुमुक्ष्‌ माई एव बहिन इस ग्रन्थ का गहराई से भ्रध्ययन कर अपने 
झात्मा में ही विद्यमान सहजसुस्॒ को प्राप्त कर झ्नन्‍्त सुखी हो- इस पावन भावना के 
साथ विराम लेता हूँ । 


श्री महावीर जयन्ती -(डॉ०) हुकमचन्द भारिस्ल 
(८ भ्रप्रेल, १९८९ ई० जयपुर 





१० प्रस्तुत प्रत्थ : पृष्ठ १०० 


भूमिका 


मानव पर्याय एक दिन बदल जरूर जाती है, परन्तु पर्यायधारी द्रव्य 
नित्य बना रहता है। यह मानव पर्याय जोव और पुद्गल द्रव्यसे रचित है। 
दोनोकी भ्रनादि सगति ससारमे होरही है । दोनोमे वेभाविक परिणमन शक्ति 
है । इस कारणा कार्माण शरीर्मे बद्ध कर्मोके विपाकसे भ्रात्माकी राग द्वेष मोह 
परिणति होती है । इस ग्रशुद्ध भावका निमित्त पाकर पुन कार्माण शरीरमे कर्म 
पुदूगलोका कर्मरूप बन्ध होता है। बीज वृक्षवत्‌ एक दूसरेके विभाव परिणशमनमे 
निमित्त होरहे है। मिथ्यात्व और ग्रनतानुबधी कषायके उदयसे यह जीव पुद्गलके 
मोहमे उन्‍्मत्त होकर अपने असल जीव द्रव्यको भूला हुआ है । जिस-जिस पर्यायको 
यह जीब धारता है उसीमे तन्मय होजाता है झ्लोर तद्रूप ही प्रपनेको मान लेता 
है । रातदिन इन्द्रिय सुखकी तृष्गामे श्राकुल होकर उसके शमनका उपाय करता 
है। परन्तु सत्य उपायको न पाकर नृष्णाका रोग ग्रधिक-प्धिक बढता चला 
जाता है । 


पुदूगलकी सगतिसे जीवको भी उसी तरह अनेक दु ख़ व त्रास भोगने पडछते 
है जेसे लोहेकी सगति से श्रग्नि पीटी जाती है | इस कर्म पुदूगलकी सगतिसे जीव 
उसी तरह पराधीन है जैसे पिजरेमे बद पक्षी पराधीन है। सच्चा सहजसुख 
ग्रात्माका गुण है । इसकी श्रद्धा बिना यह मूढ प्राणी विषय सुखका लोलुपी होकर 
भव भ्रमणामे सकट उठाता हुग्ना पराधीनताकी बेडीमे जकडा हुआ महान विपत्तिमे 
गूसित है | यदि उस प्राणीकों अपने सहजसुखकी श्रद्धा हो जाबे और यह ज्ञान 
होजावे कि वह सहजसुख मेरे ही पास है तथा मे मेरे ही द्वारा मिल सकता है 
तब इसको स्वाधीन होनेका मार्गे मिल जावे । रागद्वेष मोह जब पराधीनताको 
ग्रामद्रणा करते हैं तब वैराग्यपूर्णा भ्रात्मनज्षान पराधीनता काटकर प्रात्माको 
स्वाधीन करता है । 


जिस चिकनईसे बध होता है उस चिकनईके सूखनेसे ही बध कटता है। 
प्राचीन कालमे श्री रिषभ, प्रजित, सभव, भप्रभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभु, सुपाश्त 
चद्रप्रभु, पृष्पदत, सीतल, श्रेयास, वासपूज्य, विमल, भ्रनत, धर्म, शाति, कु थु, भ्ररह, 
मल्लि, मुनिसुब्रत, नमि, नेमि, पाश्वं, महावीर चौबीस तीरथंकर होगए हैं । इनके 
मध्यमे भ्रनगिनती महात्मा होगए हैं । श्री महावीर पीछे श्री गौतम, सुधमं, जबू 
तीन केवलज्ञानी हो गए हैं। इन सबोने भात्माको पहचाना और जाना था कि 
झात्मा स्वभावसे शुद्ध ज्ञानदशंन सुखवीयेमय परमात्मा रूप ही है । 


यह भ्रात्मा भावकर्म रागद्वेषादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नौकर्म 
शरोरादिसे भिन्‍न है। इसी ज्ञानको सम्यग्दशन सहित सम्यरज्ञान करके उन 
महात्माशोने इसी झ्रात्माके शुद्ध स्वभावका ध्यानरूप सम्यक्चारित्र पाला । इसी 
रत्नत्रयमयी ग्रात्म-समाधिके द्वारा अ्रपनेको बन्धरहित मुक्त करके परमात्मपदमे 
स्थापित किया । उन्ही तीर्थकरादि महान्‌ पुरुषोके दिखाये हुये मार्गपर उनके 
पश्चात्‌ भ्रनेक महात्मा चले और पअ्नेकोने उसी सार उपदेशको ग्रथो के भीतर 
स्थापित किया । 

प्रध्यात्कमय निश्चय धर्मंके ग्रथ निर्माताओरमे श्री कुन्दकुन्दाचार्य का नाम 
भ्ति प्रसिद्ध है। उनके निर्मापित पचास्तिकाय, प्रवचनसार, भ्रष्टपाहुड श्रादिमे 
श्री समयसार एक श्रपूर्व ग्रथ है, जो श्रात्माको ग्रात्मारूप परसे भिन्‍न दिखानेकों 
दर्पणके समान है । श्री कुन्दकुन्दाचायेके तीनो प्राभूतोके टीकाकार 
श्री अ्रमृतचन्द्र आचार्य बड ही शात्मज्ञानी व न्यायपूर्ण सुन्दर लेखक हो गए 
हैं। श्री समयसारके शर्थको खोलनेव्गले जयपुर निवासी पडित जयचन्दजी 
हीगए हैं। उनकी अात्मख्याति नाम टीका प्रात्मतत्त्व भलकानेको अपूर्व उपकार 
करती है। कारजा (बरार) निवासो श्रीसेनगरणाके विद्वान्‌ भट्ट/रक श्री वीरसेन 
स्वामी समयसारके व्याख्यान करनेको एक अद्वितीय महात्मा हैं । उनके 
पीस एक वर्षाकाल बिताकर मैंने समयसार अभ्ात्मख्यातिका वाचन किया था । 
श्री वीरसेनस्वामीके श्रर्थ प्रकाश से मुझ अल्प बुद्धिको विशेष लाभ पहुचा था। 
उसीके प्राश्नयसे श्रौर भी जेन साहित्यके मनन करनेसे तथा श्रीमद्‌ राजचन्द्र जी के 
मुख्य शिष्य श्री० लघुराज जी महाराज की पुनः प्रेरणासे इस ग्रन्थके लेखनमे इस 
बात का उद्यम किया गया है कि श्री तीर्थकर प्रणीत जिन धर्मका वोध दर्शाया 
जावे व ग्रनेक ग्राचार्यों के वाक्योका सग्र ह कर दिया जावे जिससे पाठकगणश 
स्वाधीनताकी कु जीको पाकर अपने ही अज्ञानके कपाटोको खोलकर अपनेही 
भीतर परमात्मदेवका दर्शन कर सके | 

जो भव्य जीव इस ग्रथको भ्रादिसे भ्रततक पढ़कर फिर उन ग्रथोका 
पठन करेंगे जिनके वाक्योका इसमे सग्रह हैं तो पाठकोको विशेष भ्रात्मलाभ 
होगा । इसमे यथासम्भव जिनवाणीका रहस्य समझकर ही लिखा गया हैं । 
तोभी कही भ्रज्ञान व प्रमादसे कोई भूल हो तो विद्व ज्जन मुझे भ्रल्पश्नुत जानकर 
क्षमा करें व भूल ठीक करले। मेरी भावना है कि यह ग्रथ सर्वजन पढ़कर 
भ्रात्मज्ञानको पाकर सुखी हो । 

झमरावती अन धमंप्रेमी-- 
पझारियन सुदी ८ वीर स० २४६० ब्रह्मचारी सीतलप्रसाव 

ता० १६-१०-१६३४ 


प्रस्तुत ग्रंथ (तृतियाव॒ति) के प्रकाशन में मूल्य कम करने में 
सहायक दाताओं की नामावलि 


श्रीमती कुसुम जैन ध & प श्री जित्तेन्द्र कुमार जी सेठी इन्दौर २१०१-०० 
श्रीमान्‌ विभलचन्द्र जी जैन (नीरू केमीकन्स विवेक बिहार) देहली २१०१-०० 
श्रीमती आदर्श गोदिका ध #% प श्री मुकेश जी गोदिका जयपुर २१०१-०० 
श्रीमती त्ताराबाई ध 5 प श्री शीतलचन्द जी बडजात्या लएकर ग्वालियर २७००-७० 
श्रीमती कमल प्रभा घ & प श्री माणकचन्द जी लुहाडिया देहली ११११-०० 
श्रीमान्‌ माणकचन्द जी लुहाडिया देहली ११११-०० 
श्रीमान्‌ मोतीचन्द ही लुहाडिया जोधपुर ११४१-०० 
श्रीमत्ती रत्लप्रभा ध ऋ प श्री मोत्तीचन्द जी लुहाडिया जोधपुर ११११-०० 
श्रीमान्‌ प्रकाशचन्द जी लुहाडिया इन्दौर ११११-०० 
श्रीमती शशिप्रभा लुहाडिया ध  प श्री प्रकाशचन्द जी इन्दौर ११११-०० 
श्रीमती कपूरी देवी आनन्दीलाल जी सेठी परमार्थ ट्रस्ट इन्दौर ११११-०० 
श्रीमान्‌ छोटेलाल पाण्डे बम्बई ११११-०० 
श्रीमान मरेश कुमार लुहाडिया देहली ११११-०० 
श्रीमती आशादेवी घ 5 प नरेशकुमार जी लुहाडिया देहली ११११-०० 
श्रीमती मौनी जैन घ ह प विनयचन्द जी लुहाडिया बम्बई ११११-०० 
श्रीमान्‌ मदनराज जी छाजेड जोधपुर ११११-०० 
श्रीमान्‌ पूनमचन्द जी सेठी ग्रेटर केलाश, देहली ११००-०० 
श्रीमती मैनादेवी ध # प श्री पूनमचन्द जी सेठी देहली ११००-०० 
श्रीमती रतनमाला जैन ध # प श्री डॉ० कैलाशचन्द जी जैन 

(राजा टायज) देहली ११००-०० 
श्रीमती शोभा देवी ध % प श्री सुभाषचन्द जी जैन देहली (राजा टायज वाले) ११००-०० 
श्रीमत्ती शान्तिदेवी ध #८ प श्री रूपचन्द जी कटारिया देहली ११००-०० 
श्रीमती कौशल्या देवी ध हे प श्री इन्द्रसेन जी जैन शहादरा देहली ११००-०० 


श्रीमती मधु जैन ध ४ प श्री कमलकुमार जी बोहरा (अजमेर निवासी) कोटा. ११००-०० 
श्रीमती अलका जैन ध % प श्री पदम बोहरा देहली (अजमेर निवासी) देहली ११००-०० 


श्रीमान्‌ श्रीरामजी जैन देहली ७५०१-०० 
श्रीमान्‌ु अजितकुमार जी पाटनी ५०३१-०० 
श्रीमान्‌ रतनलाल श्रीपालजी जैन कटरा अशरफी देहली ७५०१-०० 
श्रीमती मनोरमा देवी घ & प श्री बिशम्भर लाल जी जैन अजमेर ५०१९-०० 
श्री लेखचन्द जी धरमचन्द जी गदिया मार्फत श्री कप्रचन्दजी गदिया अजमेर ५०१९-०० 
श्रीमान प्रेमचन्द जी जैन (महावीर टेन्ट हाउस) अजमेर २५१-०० 
श्रीमान्‌ केंवललालजी जैन सुनीलकुमार जी बडजात्या अजमेर २५१-०० 


श्रीमान्‌ कैलाशचन्द जी भरेन्‍्द्रकुमार जी जैन अजमेर २५१-०० 


श्रीमती लता जैन घ 5५ प श्री नवलकुमार जैन अजमेर 

श्रीमती रीता जैन घ # प श्री अनन्तकुमार जैन आगरा 
श्रीमती शातिदेवी घ हज प श्री माणिकचन्द जी बाकलीवाल इन्दौर 
श्रीमती मनोरमा देवी घ & प श्री पदमचन्द जी पाटनी अजमेर 
श्रीमती लक्ष्मीदीवी ध % प श्री निहालचन्द ही पाण्ड्या अजमेर 
श्रीमती शातिदेवी घ # प श्री हीराचन्द जी बोहरा कलकता 
श्रीमान चिरजीलाल जी प्रकाशचन्द जी गगवाल अजमेर 

श्रीमान्‌ मानकचन्द जी पाण्डया अजमेर 

श्रीमति सूरजबाई ध #& प श्री चरणदास जी अजमेर 

श्रीमति सरोजबाई घ » प श्री ताराचन्द जी अजमेर 

श्रीमति प्रेमलता देवी पाटनी अजमेर 

श्रीमति शातिदेवी ध & प श्री शातिलाल जी पाटनी अजमेर 
श्रीमति सूरजबाई घ +८ प स्वगीय श्री वीरचन्द जी पाण्डया अजमेर 
श्रीमान्‌ मिश्वीलाल जी पाटनी अजमेर 

श्रीमान बिरदीचन्द जी बाकलीवाल अजमेर 

श्रीमान्‌ पन्‍नालाल जी बोहरा अजमेर 

श्रीमती गुणमाला बाई अजमेरा-अजमेर 

श्रीमान्‌ खुशालचन्द जी गेँंगवाल अजमेर 

श्रीमान्‌ सुरेन्द्र कुमार जी अजमेरा अजमेर 

श्रीमान्‌ श्रीपाल जी सुभाषचन्द जी शाह अजमेर 

श्रीमान्‌ विजयकुमार जी बोहरा अजमेर 

श्रीमान्‌ गुप्तदान 

श्रीमान्‌ लादुलालजी पाटनी अजमेर 

श्रीमान्‌ चान्दमलजी बोहरा अजमेर 

श्रीमान्‌ प्रफुल्लकुमार जी सोगानी अजमेर 

श्रीमान्‌ भेंवरलाल जी गंगवाल अजमेर 

श्रीमान्‌ कुसुम ध & प श्री हीरालाल जी सेठी नारायणपुर आसाम 
श्रीमान्‌ ताराचन्द जी जैन अलवर वाले 

श्रीमान जम्बुकुमारजी पाण्ड्या अजमेर 

श्रीमती मोतीवाई ध & प श्री माणकचन्द जी सोगानी अजमेर 
श्रीमान्‌ स्वरूपचन्द जी पाटनी अजमेर 

क्री कुन्दकुन्द मूलचन्द फेमिली टस्ट अजमेर 


टोटल 


न जन सं पर ७ ७«- जमक ७०७ जन जय. 


3 जन जह जज पक पाक ५७ समा चआआ २2. 


विषय-सूची 


पहला श्रध्याय 
संसार-स्वरूप १-४१ 
१ नरक गति के दुख ३, २ तिर्यच गति के दुःख ६ 
३ देव गति के दुख १३, ४ मनुष्य गति के दुःख १४ 
५ आत्मानुभवी जेनाचार्यो एव ग्राध्यात्मिक विद्वानोके उद्धरण १७ 
दूसरा प्रध्याय 
शरोर-स्वरूप ४२-६६ 
१ सामान्य वर्णन ४२ 
२ आत्मानुभवी जैनाचार्यो एव आध्यात्मिक विद्वानोके उद्धरण ५१ 
तीसरा श्रध्याय 
भोगो का स्वरूप ७०-६६ 
१ सामान्‍य वरोन ७० 
२ आत्मानुभवी जेनाचार्यों एवं श्राध्यात्मिक चिद्वानोके उद्धरण ७७ 
चोथा भ्रध्याय 
सहजसुख या प्रतीन्द्रिय सुंख १०००१ शे८ 
१ सामान्य वर्शान १०० 
२ आत्मानुभवी जनाचार्यों एवं भ्राध्यात्मिक विद्वानोकै उद्धरण १०६ 
पाँचवाँ पश्रध्याय 
जीब का एकस्व १३१६९-१€३ 
१ सामान्य वर्णन १३६ 
२ आत्मानुभवी जैनाचार्यों एवं झ्राध्यात्मिक विद्वानोके उद्धरण १५४ 
छठवाँ अभ्रध्याय 


२ १६४-२६४ 
१. सामान्य वर्शोन १६९४, २. ध्यान तथा उसका उपाय २०३ 


३. भ्रात्मानुभवी जेनाचायों एवं भ्राध्यात्मिक विद्वातोके उद्धरण २०६ 


सातवाँ भअ्रध्याय 


सम्यग्दर्शन झौर उसका महात्म्य २६५-३७० 


१ 


॥ 6 <* ०८ 


सामान्य वरोंन २६५, २ "जीव और अ्रजोव तत्त्व २६७ 
द्रव्यों के सामान्य गुण २७०, द्रव्यों के विशेष गुणा २७१, जीव द्रव्य के 
नो विशेषण २७२, चौदह जीवसमास २८३, चौदह मार्गणाएं २८३ 
चौदह गुरास्थान २८६ 

आख्व और बघध तत्त्व २६२ 

सामान्य वर्णन २६२, बध के चार भेद २६३, भ्राख्रव भ्रौर बध के 
विशेष कारण २६३, कर्मों का फल कंसे होता है ” २६६ 

भविष्य की भ्रायु कर्म का बध २६७ 


सवर और निजंरा तत्त्व २६८, ५ मोक्ष तत्त्व ३०० 

सम्यक्ती के श्राठ ग्रग ३०६ 

प्राठ कर्म की १४८ प्रकृतियाँ व गृणस्थानानुसार कमंबध ३१० 

झ्रात्मानुभवी जैनाचार्यो एवं ग्राध्यात्मिक विद्वानोके उद्धरण ३१३ 
श्राठवों श्रध्याय 


सम्यरज्ञान भर उसका महात्म्य ३७१-४३३ 


१ 


सामान्य वर्णान ३७१, २ चार ग्रनुयोग ३७६, ३ सम्यग्जान के 

झाठ भ्रग व झ्राठ भेद ३८०, ४ निश्चय व व्यवहारनय ३८५ 

द्रव्याथिक व पर्यायाथिकनय ३८८ 

स्यादवाद (सप्तभग) ३६०, ७ सम्यग्ज्ञान का फल ३६९३ 

आत्मानुभवी जेनाचार्यों एवं श्राध्यात्मिक विद्वानोके उद्धरण ३६४ 
नौवाँ प्रध्याय 


सम्यकक्‍चारित्र शोर उसका महात्म्य ४३४-५०१ 


१. 


सामान्य वर्शान ४३४, २. निश्चयनय से सम्यक्चारित्र ४३४ 


३ व्यवहार सम्यक्चारित्र ४४० 


पांच महाब्रत ४४०, पाच समिति ४४३, तीन गुप्ति ४४३, पाच ब्रतो 
की पच्चीस भावनाएं ४४३, दशलक्षणा घर्मं ४४४, बारह भावनाएं ४४४ 
बाईस परीषह ४४५, बारह प्रकार का सप ४४६ 

श्रावकों के बारह ब्रत ४४७, बारह प्रतिमा ४५२ 


४. झात्मानुभवी जैनाचार्यों एवं प्राध्यात्मिक विद्वानोके उद्धरण ४५६ 
झस्तिस संगल शोर प्रशस्ति ४५०१ 





५3 7 आप 


रत 
सहजसख-साधन 
च्छे 
दोहा 

सहजानद स्वभाव को, सुमरण कर बहु बार । 
भाव-द्रव्य॒ से नमन कर, लहूँ सुबुद्धि उदार ॥१॥ 
श्री जिनेन्द्र ऋषभेश से, वीर धीर पर्य॑न्त । 
वर्तमान चोबीस जिन, नमहु परम गुणवन्त ।२१। 
सिद्ध शुद्ध आतम विमल, परमानद विकास। 
नमहुँ भाव निज शुद्ध कर, होय आत्म हुल्लास ॥३॥। 
श्री गुरु आचारज गुणी, साधु सध प्रतिपाल । 
निजाराम के रमण से, पायो ज्ञान विशाल ।।४॥ 
उपाध्याय श्रूत के धनी, ज्ञानदान कर्तार। 
अ्ध्यातम सत ज्ञान से, किये भव्य उद्धार ॥५॥। 
साधु साधते आपको, निज भनुभव पथ्च लीन | 

कर्म कलक मिटाय के, “रहे सदा स्वाधीन ।॥।६॥। 
तीनो पद धर गुरुनि को, बार-बार सिर नाय । 
जिनवाणी पावन नम्‌, आात्मतत्व दरशाय ॥॥७॥। 
आत्मधर्म जग॒ सार है, यही कर्म क्षयकार । 
यही सहज सुखकार है, यही भर्म हरतार ।॥।८५।। 
यही धर्म उत्तम महा, यही शरण धरतार। 
नमन करू इस धर्म को, सुख-शाति दातार ॥॥६॥ 
सहजानन्द सुधा महा, जे चाखलन उत्साह। 
तिन हित साधन सार यह, लिखू तत्व झबगाह ॥ १०।। 


ख्रध्याय प्रथम 
संसार स्वदडंप 


'संसररं संसारः परिवर्तनम्‌' ससार उसको कहते है, जहाँ जीव ससरण 
या भ्रमण करता रहता है, एक भ्रवस्था से दूसरी भ्रवस्था को धारता है, उसको 
छोड़कर फिर ग्रन्य अ्रवस्था को धारता है। ससार मे थिरता नही, भ्रबता 
नही, निराकुलता नही, ससार दुखो का समुद्र है। 

शरीर सम्बन्धी दु ख है जन्मना, मरना, वृद्ध होना, रोगी होता, अशक्त 
होना, भूख-प्यास से पीडित होना, गर्मी-सर्दी से कष्ट पाना, डाँस-मच्छरादि से 
पीडित होना, बलवानो द्वारा शस्त्रधात सहना झ्रादि | मन सम्बन्धी दुख है 
इष्ट-वियोग व अ्रनिष्ट-सयोग तथा रोगनपीडा से शोकित व खेदित होना, पर 
की सपत्ति श्रधिक देखकर ईर्षाभाव से सतापित रहना, बहुत धनादि परिग्रह 
की प्राप्ति की तृष्णा से झ्राकुलित रहना, श्रपनी हानि करने वाले पर द्वेष व 
क्रोध भाव से कष्ट पाना, अपमानकर्त्ता को हानि करने के भाव से पीडित 
रहना, सताप व कष्ट दातारो से भयभीत रहना, इच्छानुकल वस्तु न पाकर 
क्षोमित रहना, आदि । ह 

शारीरिक तथा मानसिक दु खो से भरा हुआ यह ससाररूपी खारा 
समुद्र है, जेसे खारे समुद्र से प्यास बुभती नही, वैसे ससार के नाशवन्त पदार्थों 
के भोग से तृष्णा की दाह शमन होती नहीं । बड-बड सम्राट भी ससार के 
प्रपचजाल से कष्ट पाते हुए भ्रन्त मे निराश हो मर जाया करते हैं | 

इस ससार के चार गतिरूपी विभाग है। नरकगति, तियंअगति, 
देवगति, मनुष्यगति । इनमे से तिय॑च्वगति व मनुष्यगति के दु.ख तो प्रत्यक्ष 
प्रयट हैं। नरकग॒ति व देवगति के दु.ख यद्यपि प्रगट नही हैं, तथापि श्रागम 
के द्वारा श्रीगुरु बच्चन प्रतीति से जानने योग्य हैं । 


ससार स्वरूप ] [३ 


नरकगति के दुःख 


नरशकगति में नारकी जीव दीर्धकाल तक वास करते हुए कभी भी सुख 
शांति नहीं पाते। निरतर परस्पर एक-दूसरे से क्रोध करते हुए वचन-प्रहार, 
शस्त्र-प्रहार, काय-प्रहार भ्रादि से कष्ट देते व सहते रहते हैं। उनकी भूख-प्यास 
की दाह मिटती नही, यद्यपि वे मिट्टी खाते हैं, वेतरणी नदी का खारा जल 
पीते है, परन्तु इससे न क्षुधा शात होती है, न प्यास बुझती है । शरीर वेक्रियिक 
होता है, जो छिदने-भिदने पर भी पारे के समान मिल जाता है । वे सदा 
मरगा चाहते हैं, परन्तु वे प्री आयु भोगे बिना नरकपर्याय छोड नहीं सकते । 
जैसे यहाँ किसी जेलखाने मे दुष्ट बुद्धिधारी चालीस-पचास कंदी एक ही 
बडे कमरे मे धर दिये जावे, तो वे एक-दूसरे को सतायेगे, परस्पर कुबचन 
बोलेगे, लडं गे, मारेगे, पीटेगे और सब ही दु खी होगे व घोर कष्ट पाने पर 
रुदन करेगे, चिल्लावेगे तो भी कोई कंदी उनपर दया नही करेगा । उलठे 
वाकप्रहार के बाणों से उनके मन को छेदित किया जायगा । यही दशा नरक 
धरा मे नारकी जीवो की है । 


वे पचेन्द्रिय सेनी नपु सक होते है। पाचो इन्द्रियो के भोगों की तृष्णा 
रखते है, परन्तु उनके शमन का कोई साधन न पाकर निरन्तर क्षोभित व 
सतापित रहते है | नारकियो के परिणाम बहुत खोटे रहते है । उनके भ्रशुभतर 
कृष्णा, नील व कापोत तीन लेश्याये होती है, ये लेश्याये बुरे भावों के दृष्टान्स 
है । सबसे बुरे कृष्ण लेश्या के, मध्यम बुरे नील लेश्या के, जधन्य खोटे कापोत 
लेश्या के भाव होते है । नारकियों मे पुदूगलो का स्पशं, रस, गध, वर्ण सर्व 
बहुत अशुभ बेदनाकारी रहता है । भूमि कर्कश दुर्गन्धमयी होती है । हवा छेदक 
व झसहझह्य चलती है । शरीर उनका बहुत ही कुरूप भयावना होता है, जिसके 
देखने से ग्लानि झ्रा जाबे। ग्रधिक शीत व अधिक उष्णशता की घोर वेदना 
सहनी पडती है । इसततरह नरकगति मे प्राणी बहुकाल तक तीव्र-पाप के फल 
से घोर वेदना सहते हैं। जो रौद्रध्यानी है, वे भरधिकतर नरकगति मे जाते हैं । 


दुष्ट परघातक, स्वार्थशाधक, हिसक परिणामों की प्रणाली को 
रसैद्रध्पान कहते हैं, यह चार प्रकार का है .-- 


ह। [ सहजसुख-साधन 
१. हिसानन्दी :- दूसरे प्राणियों को कष्ट देकर, कष्ट दिलाकर व कष्ट 
देते हुए जानकर, जिसके मन मे बडी प्रसन्नता रहती है; वह हिसानन्दी 
रौद्रध्यानी है । बह मानवो को रोगी, शोकी, दु खित, भूखे-प्यासे देखकर भी 
दया नही लाता है, किन्तु उनसे यदि कुछ अपना मतलब निकलता हुझा 
जानता है, तो उनकी हिंसा करके उनसे धनादि ग्रहरा कर लेता है । किसी 
देश के मानव कारीगरी के द्वारा मेहनत-मजूरी करके श्रपना पेट भरते है, 
हिंसानन्दी ऐसा उद्योम करता है कि वेसी कारीगरी की वस्तु स्वय बनाकर व 
बनवाकर उस देश में सस्ते दाम मे विक्रय करता है और उस देश की कारीगरी 
का सत्यानाश करके व झाप धनी होकर अपने को बडा चतुर मानता है व बडा 
ही प्रसन्‍न होता है । 

हिसानन्दी वंच्य दिन-रात यही चाहता है कि प्रजा मे रोगो की वृद्धि हो, 
जिससे मेरा व्यापार चले । वह रोगी को जो शीघ्र अ्रच्छा हो सकता है, देर 
तक बीमार रख के अ्रपना स्वार्थ साधता है । हिसानन्दी भ्ननाज का व्यापारी यह 
चाहता है कि अन्न पैदा न हो, दुर्भिक्ष पड , लोगो को श्रन्न का कष्ट हो, जिससे 
मेरा भ्रन्न अच्छे दामो मे बिके और मैं धनवान हो जाऊँ। हिसानन्दी वकील 
यह चाहता है कि भाई-भाई मे, माता-पुत्र मे, परस्पर भंगडा हो, मुकदमा 
चले, मैं खूब धन कमाऊं व जगत के प्राणी परस्पर मार-पीट करे, फौजदारी 
चले, मुझे खूब घन मिले । हिसानन्दी वेश्या यह चाहती है कि धनिक पुत्र 
अपनी स्त्री से स्नेह न करके मुभसे स्नेह करे और मुझे अपना सब धन दे 
डाले तथा धर्म-कर्म से शून्य हो जावे । हिसानन्दी चोर मानवों को गोली से, 
खड़ग से मारकर धन लूट लेते हैं । 

हिसानन्दी देवी-देवताओं के नाम पर पशुओं की निर्देयता से बलि 
करता हुआ, शिकार में पशुओ का घात करता हुआ व मासाहार के लिए 
पशुश्रों का बध करता हुआ बडा ही प्रसन्न होता है। हिंसानन्दी व्यापारी 
पशुझ्रो के ऊपर भारी बोका लादकर उनको मार-मारकर चलाता है। भूखे- 
प्यासे होने पर भी भ्रन्नादि नहीं देता है । दु खी करके अपना काम लेता है। 
हिंसानन्दी ग्राम में, वन मे श्राग लगाकर प्रसन्न होता है। थोडी-सी बात में 
क्रोधित हो मानवो को मार डालता है। जगत में हिसा होती हुई सुनकर 
प्रसन्‍न होना, हिसानन्दी का भाव रहता है। हिसानन्दी व्यर्थ बहुत पानी फेककर, 


ससार स्वरूप ] [५ 


«मि खोदकर, भग्नि जलाकर, वायु को आकुलित कर, वृक्षो को काटकर प्रसन्न 

होता है । हिसानन्दी के बडे क्र.र परिणाम रहते हैं । यदि कोई अपना दोष 
स्वीकार करके ग्राधीनता मे आता है तो भी उस पर क्षमा नही करता है और 
उसे जडमूल से नाश करके ही प्रसन्‍नता मानता है । 


२. भ्ृषानदी :- जो ग्रसत्य बोल करके, असत्य बुलवा करके, असत्य 
बोला हुआ जान करके व सुन करके प्रसन्न होता है, वह मृषानदी रौद्रध्यानी है । 
मृषानदी धन कमाने के लिये भारी भ्रसत्य बोलता है, उसको दया नही भाती है 
कि यदि इसे मेरी मायाचारी विदित होगी तो कष्ट पायेगा । मृषानदी टिकट 
मास्टर मूर्ख गरीब ग्रामीण स्त्री को भ्रसत्य कहकर अधिक दाम लेकर कम दाम 
का टिकट दे देता है । मृषानदी भूठा मुकदमा चलाकर, झूठा कागज बनाकर, 
भूठी गवाही देकर दूसरो को ठगकर बडा प्रसन्न होता है। मृषानदी हिसाब 
किताब मे भोले ग्र'हक से अधिक दाम लेकर असत्य कहकर विश्वास दिलाकर 
ठग लेता है। मृषानदी गरीब विधवा के गहनो का डिब्बा रखकर पीछे मुकर 
जाता है और उसे धोखा देकर अपने को बडा ही चतुर मानता है। मृषानदी 
मिथ्याधर्म की कल्पनाओ को इसलिए जगत में फंलाता है कि भोले लोग 
विश्वास करके खूब धन चढायेगे, जो मुझे मिल जायगा | उसे धर्म के बहाने 
ठगते हुए कुछ भी दया नही आती है । 

३ चौर्यानंदी :- चोरी करके, चोरी कराके व चोरी हुई जानकर जो 
प्रसन्‍न होता है, वह चौर्यानदी रौद्रध्यानी है। चौर्यानदी अनेक प्रकार के जालो से 
चाहे जिसका धन बिना विचारे ठग लेता है, छिपके चुरा लेता है, डाका डाल 
कर ले लेता है, प्राणवध करके ले लेता है, छोटे-छोटे बच्चो को फुसलाकर जगल 
में ले जाता है, उनका गहना उतारकर उन्हे मारकर फंक देता है । चोर्यानदी 
चोरो से मित्रता करके चोरी का माल सस्ते दाम में खरीदकर धनिक होकर 
झपना बड़ा गौरव मानता है, भूठा सिक्का चलाकर, भूठे नोट बनाकर प्रजा 
को ठगता है । घी मे चरबी, तेल व चाहे जो कुछ मिलाकर ठीक थी कहकर 
बेज्ता है श्रौर धन कमाता है। वह कम तोलकर व कम नापकर धोखा देकर 
घन एकत्र करने मे बड़ा ही राजी रहता है। चोर्यानिदी चोरी करने की शिक्षा 
देकर प्रनेकों को वोरी के व्यवसाय मे फसा देता है । 


६] [ सहजसुख-साधन 


४ परिष्रहानंदी :- जो तृष्णावान होकर भ्रन्याय से दूसरों को कष्ट 
देकर भी धनादि परिग्रह को एकत्र करने की तीज्र लालसा रखता है, वह 
परिग्रहानदी रौद्रध्यानी है। परिग्रहानदी स्त्रियो के उचित हको को मारकर व 
भाईयो के हको को मारकर लक्ष्मी अपनाना चाहता है। वह दूसरो को प्पने 
से अधिक परियग्रह देखकर निरन्तर यह भावना करता है कि या तो मेरा धन बढ 
जाबे या इन दूसरो का धन नष्ट हो जावे । परिग्रहानदी धर्म सेवन के लिए समय 
नही निकालता है । धर्म के समय मे धन के सचय के आरम्भ मे लगा रहता हे । 
परिग्रह के लिए भारी से भारी पाप करने मे उसको ग्लानि नहीं आती हैं । 
झत्यन्त तृष्णावान होकर जगत के मानवो को व पशुओ को कष्टदायक व्यापार 
का आरम्भ करता है। बुद्धि होने पर भी धनाशा त्यागता नही । परिग्रह के 
मोह में अन्धा बना रहता है । परिग्रहानदी को जब कभी धन की व कुट॒म्ब 
की हानि हो जाती है, तब घोर विलाप करता है ।॥ प्राण निकलने के समान 
उसको कष्ट होता है । 

इन चारो ही प्रकार के रौद्रध्यान करनेवाले प्राणियों के भाव अशुभ रहते 
हैं । उनके कृष्णा, नील, कापोत लेश्या सम्बन्धी भाव पाये जाते है, जिससे वे नरक 
झायु बाधकर नरक चले जाते हे वहा भी ये ही तीन लेश्याएं होती हे । अन्याय- 
पूर्वक झारम्भ करने का व तीक् धनादि का मोह प्राणी को नरक में पटक देता है । 


तिर्यचगति के दुःख 
तिर्य्वगति मे छह प्रकार के प्राणी पाये जाते हे - 


१. एकेन्द्रिय स्थावर :- जसे पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, 
झग्निकायिक तथा वनस्पतिकायिक, ये सब सचित्तदशा मे हवा के द्वारा जीते हे 
व ब्रढते है, दवा न मिलने से सर जाते हे । खान की व खेत की मिट्टी जीव- 
सहित है। सूखी व जली हुई मिट्टी जीवरहित है। कप, बावडी, नदी का पानी 
सचित्त है। गर्म किया हुआ, रौंदा हुआ, टकराया हुआ पानी जीवरहित है । 
लाल ज्योतिमय स्फुलिगो के साथ जलती हुई भ्रग्नि सचित्त है। गर्म कोयलो मे 
प्रचित्त भ्राग है। समुद्र, नदी, सरोवर व उपवन की गीली हवा सचित्त है। 
गर्म व सूखी धघुए वाली हवा भ्रचित्त है । फल-फूल, पत्ता, शाखा, हरी-भरी सचित्त 


संवार स्वरूप ] [७ 


बनस्पति है । सूखा व पका फल, गर्म व पकाया हुआ सागादि व यत्र से छिन्न- 
भिन्न किया हुआ साग फलादि व लवरणशादि से स्पर्श रस गधादि बदलाया हुश्रा 
साग फलादि जीवरहित अचित्त वनस्पति हैं । 

जीवसहित सचित्त एकेन्द्रिय जीवों को एक स्पर्शन इन्द्रिय से छुकर 
ज्ञान होता है, इसे मतिज्ञान कहते है। स्पर्श के पीछे सुख व दुख का ज्ञान 
होता है, इसे श्र्‌ तज्ञान कहते है । ये दो ज्ञान के धारी होते है, इनके चार प्राण 
पाये जाते है - स्परशेनेन्द्रिय, शरीर का बल, श्वासोच्छवास, आयुकर्म । , 

२. ढं र्त्रिय :- जैसे सीप, शख, कौडी, केचुझा, लट आदि । इनके दो 
इन्द्रियाँ होती हैं स्पर्शन श्रौर रसना, ये इनसे जानते हैं। इनके प्रारग छह होते हैं, 
एकेन्द्रिय से दो प्राण भ्रधिक होते है, रसना इन्द्रिय और वचन बल । एकेन्द्रिय 
की तरह इनके भी दो ज्ञान होते है । 


३ तेन्द्रिय :- जैसे कुन्यु, चोटी,कुम्मी, बिच्छू, धुन, खटमल, जू । इनके 
प्रारोन्द्रिय अधिक होती है, ये छुकर, स्वाद लेकर या सू घकर जानते है । ज्ञान 
दो होते है - मति, श्रृत । प्रारा एक अ्रधिक होता है। प्राण को लेकर सात 
प्राग होते है । 

४ चौन्द्रिय :- जेसे मकक्‍्खी, डास, मच्छुर, भिड, भ्रमर, पतगा ग्रादि । 
इनके श्राख अ्रधिक होती है, इससे झाठ प्राण व दो ज्ञान मति-श्र्‌ त होते है । 

५ पंचेन्द्रिय (मसरहित पझ्रसंनी) :-- जेसे कोई जाति के पानी मे पैदा होने 
वाले सर्प । इनके कान भी होते है, इससे नौ प्राण व मति-श्र्‌ त ज्ञान होते है । 

६ पंचेन्द्रिय (मनसहित सेनी) :- ज॑ंसे चार पगवाले मृग, गाय, भंस, 
कुत्ता, बिल्ली, बकरा, घोडा, हाथी, ऊंट भ्रादि । दो पगवाले पक्षी जंसे मोर, 
कबूतर, तीतर, बटेर, काक, चील, हस, मैना, तोता आदि । उर से चलनेवाले 
नागादि व जल मे पैदा होनेवाले मछली, मगरमच्छ, कछुए झ्रादि । इनके मन 
बल को लेकर दश प्राण होते है। साधारण दो ज्ञान मति-श्र्‌त होते है । मन 
एक सूक्ष्म हृदय स्थान में कमल के आकार भप्रग होता है, जिसकी सहायता से 
सेनी प्राणी सकेत समझ सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कारण-कार्य का 
विचार कर सकता है, तकं-वितकं कर सकता है व अनेक उपाय सोच सकता है । 


द] [ सहजसुख-साधन 


छह प्रकार के तिल चो को क्या-क्या दु ख है, वे सब जगत को प्रगट है । 
एकेन्द्रिय जीवो के भ्रकथनीय कष्ट है। मिट्टी को खोदते हैं, रौदते है, जलाते है 
कूटते हैं, उसपर अग्नि जलाते है । धूप की ताप से मिट्टी के प्राणी मर जाते है । 
मिट्टी के शरीरधारी का देह एक श्र गुल के भ्रसख्यातव भाग बहुत ही छोटा 
होता है । एक चने के दाने के बराबर सचित्त मिट्टी मे अनगिनत पृथ्वीकायिक 
जीव हैं । ज॑से हमे कोई कूटे, छीले, कुल्हाडी से छेदे तो स्पर्श का कष्ट होता है 
वैसे पृथ्वी के जीवो को हल चलाने झ्रादि से घोर कष्ट होता है, वे पराधीनपने 
सहते हैं, कुछ बचने का उपाय नही कर सकते, भागने में असमर्थ है । 


सचित्त जल को गर्म करने, मसलने, रौदने आदि से महान कष्ट उसी 
तरह होता है, जैसे पृथ्वी के जीवो को । इनका शरीर भो बहुत छोटा होता 
है । एक पानी की बू द मे श्रनगिनत जलकायिक जीव होते है । 


पवनकायिक जीव भीतादि की टक्‍करो से, गर्मी क॑ भोको से, जल की 
तीज़ वृष्टि से, पखो से, हमारे दौड़ने-कूदने से टकराकर बड कष्ट से मरते है । 
इनका शरीर भी बहुत छोटा होता है । एक हवा के छोटे फोके मे अनेक वायु- 
कायिक प्राणी होते है । 

ग्रग्नि जल रही हे, उसे पानी से बुभाते है, मिट्टी डालकर बुभाते है व 
लोहे से निकलते हुए स्फुलियो को घन की चोटो से पीटते है, तब उन श्रग्नि- 
का्यिक प्रारियों को स्पशे का बहुत दु ख होता है, इनका शरीर भी बहुत छोटा 
होता है । एक उठती हुई अग्नि की लौ मे भ्रनगिनत भ्रग्निकायिक जीव है । 


बनस्षेति दो प्रकार की होती है - एक साधारण, दूसरी प्रत्येक । 

जिस वनस्पति का शरीर एक हो व उसके स्वामी बहुत से जीव हो, 
जो साथ-साथ जन्मे व साथ-साथ मरें, उसको साधारण वनस्पति कहते है। 
जिसका स्वाभी एक ही जीव हो उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं । प्रत्येक के 
झ्राश्रय जब साधारणकाय रहते हैं, तब उस प्रत्येक को सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते 
हैं। जब साधारणकाय उनके श्राश्रय नही होते हैं, तब उनको प्रतिष्ठित 
प्रत्येक कहते हैं । जिन पत्तों में, फलादि में, जो रेखाएँ बधन प्रादि निकलते 
हैं, वे अबतक न निंकलें तबतक उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, भौर जब 


संसार स्वरूष ] [& 


वे निकल पभ्राते है, तब उनको अ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। तुच्छ फल 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक के दृष्टान्त हे । 


साधारण वनस्पति को ही एकेन्द्रिय निगोद कहते हैं । बहुधा श्राल, 
घुईयाँ, मूली, गाजर, भूमि में फलने वाली तरकारियाँ साधारण या सप्रतिष्ठित 
प्रत्येक वनस्पति होती हैं। भ्रपनी मर्यादा को प्राप्त पकी ककडी, नारगी व पका 
आ्राम, भ्रनार, सेव, अमरूद आदि प्रत्येक वनस्पति हैं। इन वनस्पतिकायिक 
प्रारिययो को बडा कष्ट होता है । कोई वृक्षों को काटता है, छीलता है, पत्तो 
को नोचता है, तोडता है, फलो को काटता है, साग छोकता है, पकाता है, घास 
को छीलता है । पशुओ के द्वारा और मानवो के द्वारा इन वनस्पति जीवो को 
बडी निर्देयता से कष्ट दिया जाता है। वे बेचारे पराधीन होकर स्पर्श द्वारा 
घोर बेदना सहते है व बड़े कष्ट से मरते है । 


इस तरह एकेन्द्रिय प्राणियों के कष्टो को विचारते हुए रोए खडे हो 
जाते हैं । जेसे कोई किसी मानव की आाख बन्द कर दे, जबान पर कपडा 
लगा दे, हाथ-पेर बाध दे और मुग्दरों से मारे, छीले, पकावे, कुल्हाडी से टकडे 
करे, तो वह मानव भहाकष्ट वेदन करेगा, पर कह नहीं सकता. चिल्ला नहीं 
सकता, भाग नहीं सकता, इसी तरह ये एकेन्द्रिय प्राणी भ्रपने मतिज्ञान, श्र तज्ञान 
के अ्रनुसार जानकर घोर दु ख सहन करते हैं । वे सब उनके हो बाघधे हुए असाता- 
वेदनीय भ्रादि पापकर्म के फल हैं । 


दोइन्द्रिय प्राणियों से चौइन्द्री प्रागिगियो को विकलत्रय कहने है। ये 
कीडे, मकोडे, पतगे, चीटी, चीटे ग्रादि पशुभो व मानवो से व हवा, पानी, झाग 
झादि से भी घोर कष्ट पाकर मरते है | बड़े सबल जतु छोटो को पकड कर खा 
जाते हैं । बहुत से भूख-प्यास से, पानी को वर्षा से, भ्राग जलने से, दीपक की 
लौ से, नहाने व धोने के पानी से, बुड्ाारने से, फटकारने से, कयडो से, शस्त्रो से 
लड़फ-लडफ कर मरते है । पैरो के नीचे, याड़ियो के नीचे, भार के नीचे, चौकी, 
पलग, कुर्सी सरकामने से, बिछौना बिछाने से दबकर, टुकड़ें होकर, कुचलकर 
प्राण देते हैं। निर्दयी मानव जान-बूकक र इनको मारते है । मक्खियो के छत्तो 
में भाग लगा देते हैं, मच्छरो को हाथो से, मुरछलो से मारते है । 


१० )] [ सहजसुख-साधन 


रात्रि को भोजन बनाने व खाने से बहुत से भूखे प्यासे जन्तु प्रग्नि मे व 
भोजन में पडकर प्राण गमाते है। सडी-बूसी चीजों मे ये पैदा हो जाते हैं, 
भ्रनाज में पैदा हो जाते है। इनको धूप मे, गलो मे डाल दिया जाता है, गर्म कडाओो 
में पटक दिया जाता है, आटे, मैंदे एवं शक्कर की बोरी में बहुत से चलते- 
फिरते दीख पडते हैं तो भी हलवाई लोग दया न करके उनको खौलते हुए पानी 
में डाल देते हैं। रेशम के कीडो को श्रौटते पानी मे डालकर मार डालते हैं। 
इन विकलत्रयो के दु.ख अपार हैं । 


पच्चेन्द्रियो के दु खो को विचारा जावे तो विदित होगा कि जिन पशु- 
पक्षियों का कोई पालक नहीं है, उनको रात-दिन भोजन ढूँढते हुए बीतता है, 
पेटभर खाने को नही मिलता है. वे बेचारे भूख-प्यास से, अधिक गर्मी-सर्दी से, 
अधिक वर्षा से तडफ-तडफ कर मरते हें। शिकारी निर्दयता से गोली व तीर 
मारकर मार डालते हें । मासाहारी पकड़ कर कसाईखानो मे तलवार से सिर 
अलग करते हे । पशुबलि करने वाले धर्म क॑ नाम पर पकड कर बडी ही कठोरता 
से मारते हें । जिनको पाला जाता है, उनसे बहुत ग्रधिक काम लिया जाता हैं 
ज्यादा बीका लादा जाता है, जितना चाहिये उतना घास-दाना नहीं दिया 
जाता है । थके-मॉदे होने पर भी कोडों की मार से चलाया जाता है, बेकाम 
व जखमी होने पर यो ही जगल मे व रास्ते मे कही पटक दिया जाता है । वे 
भूखे-प्यासे व रोग की वेदना से तडफ-तडफ कर मरते है । पिजरो में बन्द किया 
जाता है, वे स्वतत्रता से उड नही सकते । 


मछलियो को पकड़ कर जमीन पर छोड दिया जाता है, वे तडफ-तडफ 
कर मरती है, जाल मे फँस कर प्राण गमाती है | हाथियो को दात के लिये 
मार डाला जाता है। बल, गाय, भेंसो को हड्डी के लिये, चमडे के लिये 
म्रारा जाता है । 


जीते हुये ण्शुओ को उबाल कर चरबी निकाली जाती है। उनको कोडो 
से मारकर चमडा खीचा जाता है। सबल पशु-पक्षी निबंलो को मारकर खाते 
हैं । हिसक मानव पशुओ्रो को घोर कष्ट देते है, अ्रपना रव्यर्थ साधते है, उनके 
झगो को छेद डालते है, उनकी पूंछ काट डालते हैं, उनको घोर मानसिक व 


ससार स्वरूप ] [११ 


शारीरिक कष्ट देते है । इस तरह प्चेन्द्रिय तिर्यंच्रों को असहनीय दु ख सहना 
पडता है । 


तियंच्रणति में व मनुष्यगति में कितने प्राणी तीज पाप के उदय से 
लब्ध<5पर्याप्त पैदा हीते है | जो गर्मी-सदों, पसीना, मलादि मे सम्मूछन जन्म पाते 
है, वे एक श्वास मे भ्रठारह बार जन्मते-मरते हैं। उनकी झायु ११८ श्वास 
होती है । स्वास्थ्ययुक्त पुरुष की नाडी फडकन की एक श्वास होती है | ४८ 
मिनट या एक मुहूर्त मे ऐसे ३७७३ श्वास होते हैं । ऐसे जीव एक अतमु ह॒र्त मे 
६६,३३६ नीचे प्रमारा क्षुद्र भव धरकर जन्म-मरण का कष्ट पाते है - 





पृथ्वीकायिक बादर के लगातार ६०१२ जन्म 
पृथ्वीकायिक सूक्ष्म के लगातार ६०१२ जन्म 
जलकायिक बादर के लगातार ६०१२ जन्म 
जनकायिक सूक्ष्म के लगातार ६०१२ जन्म 
वायुकायिक बादर के लगातार ६०१२ जन्म 
वायुकायिक सूक्ष्म के लगातार ६०१२ जन्म 
अग्निकायिक बादर के लगातार ६०१२ जन्म 
अग्निकायिक सूक्ष्म के लगातार ६०१२ जन्म 
साधारण वनस्पति बादर के लगातार ६०१२ जन्म 
साधारण वनस्पति सूक्ष्म के लगातार ६०१२ जन्म 
प्रत्येक वनस्पति के लगातार ६०१५२ जन्म 
कुल एकेन्द्रियो के लगातार ६६,१३२ जन्म 
ट्वेन्द्रियो के लगातार ८० जन्म 
तेन्द्रियो के लगातार ६० जन्म 
चौइन्द्रियो के लगातार ४० जन्म 
पच्चेन्द्रियो के लगातार र४ जन्म 





अजजज-+-++-+-+++++++++++भपभ"पभफएफ--ा-ापप+++-त--.. 


६६,३३६ जन्म 
७७७७७७७७४७७७७/॥७॥#८#८रेशशशण""श"श"शशशशशनशनशशशआशशाशशआआआआआशशशशशआशशशशआआनआ नानक या मन 








१२॥ [ सहजसुख-साधन 


पच्चेन्द्रियों के २४ मे से < अ्रसैनी तियंच, ८ सेनी तिय॑च, ८ मनुष्य के 
गर्भित हैं | तियंचगति के महान दु खो मे पडने लायक पाप अधिकतर श्रातंध्यान 
से बंधता है । 

झातंध्याम :- दु खित व शोकित भावों की प्रणाली को भार्ंध्यान 
कहते है। इसके चार भेद हैं - 

(क) इध्टवियोगज भ्ाातंघ्यान :- प्रिया, पुत्र, माता-पिता, भाई-बहिन के 
मरने पर व किसी बन्धु व मित्र के परदेश जाने पर व धनादि की हानि होने 
पर शोक भाव करके भावों को दु खित रखना, सो इष्टवियोगज भ्ार्तेध्यान है । 

(ख) प्रनिध्टसंयोगज प्रार्तध्यान :- अपने मन को न रुचनेवाले चाकर, 
भाई, पुत्र, न रुचनेवाली स्त्री आदि के होने पर व मन को न रुचनेवाले स्थान, 
वस्त्र, भोग व उपभोग के पदार्थ होने पर उनका सम्बन्ध कंसे छूटे ”? इस बात 
की चिन्ता करना अनिष्टसयोगज भकश्रातंध्यान है । 

(ग) पीड़ाबिम्तथन प्रार्तध्यान :- शरीर मे रोग होने पर, उसकी पीड़ा 
से क्लेशित भाव रखना पीडाचिन्तवन भ्रार्तध्यान है । 

(घ) मिवान भ्रार्तेध्यान :- आगामी भोग मिले, इस चिन्ता से भ्राकुलित 
भाव रखना निदान आरारतंध्यान है । 


श्रार्तध्यानी रात-दिन इष्टवस्तु के न पाने पर व अनिष्ट के सयोग होने 
पर व पीडा होने से व श्रागामी भोग की तृष्णा से बलेशित भाव रखता है । 
कभी रुदन किया करता है, कभी उदास हो पड जाता है, कभी रुचि से भोज न- 
पान नही करता है । शोक से धर्म-कर्म छोड बंठता है । कभी छाती पीटता है, 
कभी चिल्लाता है, कभी भ्राघात तक कर लेता है । रोगी होने पर रात-दिन 
हाय-हाय करता है । भोगो की प्राप्ति के लिये भीतर से तडफडाता है। 
्रनिष्ट सम्बन्ध दूर करने के लिये चिन्तित रहता है । धर्म, भ्र्थ, काम और 
मोक्ष पुरुषार्थों के साधन मे मन नहीं लगता है | 

मायाचार से भी तियंच प्रायु का बध होता है। जो कोई कपट से 
दूसरो को ठगते है, विश्वासधात करते है, कपट से भ्रपनी प्रतिष्ठा कराते है, वे 


तियंच झ्रायु का बध करते है । 


संसार स्वरूप ) [ १३ 


एक मुनि ने एक नगर के बाहर चार मास का वर्षा योग घारण किया 
था । योग समाप्त होने पर वह दूसरे दिन वहाँ से विहार कर गये । दूसरे एक 
मुनि निकटवर्ती ग्राम से आकर वही ठहर गए । तब नगर के नर-नारी आकर 
भुनि वन्दना पूजा करते हुए ऐसा कहने लगे कि आपने हमारे नगर के बाहर 
बर्षाकाल सें योग साधन किया, हमारा स्थान पवित्र हुआ आझदि-झ्रादि । उस 
समय उन मुनि को कहना चाहिये था कि मैं वह मुनि नही हूँ, परन्तु वह 
अपनी पूजा देखकर चुप रहे । कपट से अपना परिचय नही दिया । इस माया 
के भाव से मुनि ने पशुगति बाँध ली और मरकर हाथी की पर्याय पाई । 


एकेन्द्रिय से चोइन्द्रिय तक को कृष्ण, नील, कापोत तीन लेश्याएँ होती 
है । प्चेन्द्रिय असैनी के पीत सहित चार, सेनी पच्ेन्द्रियों के पीत, पद्म, शुक्ल 
सहित छहो हो सकती हैं । श्रधिकतर खोटी लेश्यारूप भावों से तिर्यचायु बाँध 
कर एकेन्द्री श्रादि मे आकर जन्मते हैं। तियंचगति के कष्ट प्रत्यक्ष प्रगट है, 
वे प्रत्यक्ष पाप के फल बता रहे हैं । प्रधिक कहने की झावश्यकता नही है । 


देवगति के दुःख 
देवगति में यद्यपि शारीरिक कष्ट नही हैं. परन्तु मानसिक कंष्ट बहुत 
भारी है। देवो मे छोटी-बडी पदवियाँ होती है, विभूति, सम्पदा कम व अधिक 
होती है, उनमे दस दरजे है - 
(१) राजा के समान इन्द्र, 
(२) पिता, भाई के समान सामानिक, 
(३) मत्री के समान त्रायस्त्रिश, 
(४) सभा निवासी सभासद के समान पारिषद, 
(५) इन्द्र के पीछे खड़े होने वाले भात्मरक्ष, 
(६) कोतवाल के समान लोकपाल, 
(७) सेना बनने वाले झ्रनीक, 
(८) भ्रजा के समान प्रकोशंक, 
(६) दास के समान वाहन बनने वाले आभियोग्य, 
(१०) कातिहीन क्षुद्देव किल्विषक । 


रैंड ] [ सहजसुख-साधन 


इन दस जातियो मे भी भ्रनेक भेद होते है, नीची पदवीवाले ऊँचो को 
देखकर मन में बडा ईर्षाभाव रखते हैं, जला ही करते हैं । 

भोग-सामग्री अनेक होती है । एक समय एक ही इन्द्रिय द्वारा भोग हो 
सकता है । इच्छा यह होती है कि पाँचो इन्द्रियों के भोग एक साथ भोग, सो 
भोगने की शक्ति न होने पर आाकुलता होती है । जंसे किसी के सामने पचास 
प्रकार की मिठाई परोसी जावे तो वह बार-बार घबडाता है कि किसे खाऊं, 
किसे न खाऊँ, चाहता यह है कि में सबको एक साथ भोगूं | शक्ति न होने पर 
बह दुखी होता है। इसो तरह देव मन मे क्षोभित हो कष्ट पाते है । जब 
किसी देवी का मरण होता है, तब इष्टवियोग का दु ख होता है । जब भ्रपना 
मरणा काल आता है, तब वियोग का बडा दुख होता है, सबसे अधिक कष्ट 
मानसिक तृष्णा का होता है । अधिक भोग करते हुए भी उनकी तृष्णा बढ़ 
जाती है । यद्यपि कुछ दान, पूजा, परोपकार श्रादि शुभ भावो से पुण्य बाधकर 
देव होते है, परन्तु मिथ्यादर्शन के होने से वे मानसिक कष्ट मे ही जीवन 
बिताते है। 

शरीर को ही आपा जानना, इन्द्रिय सुख को ही सुख समभना, आत्मा 
पर व ग्रतीन्द्रिय सुख पर विश्वास न होना मिथ्यादर्शन है । सच है मिथ्यादउप्टि 
हर जगह दु खी रहता है, क्योकि उसे तुष्णा की दाह सदा सताती है । 


मनुष्यगति के दुःख 

इस गति के दु ख प्रकट ही हैं। जब गर्भ मे नौ मास रहना पडता है, 
तब उल्टा टेंगकर दु्गंध स्थान मे रहकर नरक सम महान दु ख होता है । गर्भ 
से निकलते हुए घोर कष्ट होता है । शिशु अ्रवस्था में भ्रसमर्थ होने के कारण 
खाने-पीने को न पाकर बार-बार रोना पडता है, गिरकर पडकर दु ख सहना 
पड़ता है, भ्रज्ञान से जरा-सा भी दुख बहुत बेदित होता है । किसी के छोटी 
वय में माता-पिता मर जाते हैं, तब बड़े दुख से जीवन बिताना पडता है। 
कितने ही रोग से पीडित रहते हैं, कितने भ्रल्प भ्रायु मे मर जाते हैं, कितने ही 
दरिद्रता से दु खी रहते हैं, कितने ही इष्टमित्र ब इष्टबन्धु के वियोग से, 
कितने प्रनिष्ट भाई व मालिक व सेवक के संयोग से दु खो रहते हैं । 


संसार हवरूप ] [१४ 


मानव गति में बडा दु'ख तृष्णा का होता है | पाँचो इन्द्रियो के भोगो 
की घोर तुध्णा होती है । इच्छित पदार्थ नहीं मिलते हैं, तब दु ख होता है । 
यदि मनोज्ञ पदार्थ चेतन या अचेतन छुट जाते हैं, तब उनके वियोग से घोर 
कष्ट होता है | किसी की स्त्री दु खदाई होती है, किसी के पुत्र कुपुत्र होते है, 
किसी के भाई कष्टदायक होते है । चाह की दाह में बडे-बडे चक्रवर्ती राजा भी 
जला करते हैं । मानव गति मे घोर शारीरिक व मानसिक कष्ट हैं । 

जिन किन्‍्ही मानव, पशु व देवो को कुछ सुख देखने मे आता है, वह 
ऐसा विनाशीक व अतृप्तिकारी है कि उससे आशा-तुष्णा बढ जाती है। वह 
सुख अपने फल में कष्टदायक ही होता है । जैसे मृग की पानी रहित जगल मे 
मगतृष्णारूप चमकती घास या बालू से प्यास नहीं बुभती, मृग पानी समझ 
कर जाता है, परन्तु पानी न पाकर अधिक तृषातुर हो जाता है, बसे ही संसारी 
प्राणी सुख पाने की झ्राशा से पाँचो इन्द्रियों के भोगो मे बार-बार जाते हैं, 
भोग करते हैं, परन्तु विषयसुख की तृषा को मिटाने की अपेक्षा बढा लेते हैं, 
जिससे उनका सताप भव-भव में कभी भी नहीं मिटता । 

असल बात यह है कि यह ससार केले के खभे के समान असार व दु खो 
का समुद्र है । इसमे जो आसक्त है, इसमे जो मगन है, ऐसे मूढ मिथ्यादृष्टि 
बहिरात्मा को चारो ही गति मे कही भी सुख नही मिलता है | वह कही 
शारीरिक व-कही मानसिक दु खो को ही भोगता है | तृष्णा की आताप से 
अनतबार जन्म-मरण करता हुआ चारो गतियो मे भ्रमण करता हुआ फिरता है । 

यह ससार अथाह है, भ्रनादि व अनन्त है । इस ससारी जीव ने पाँच 
प्रकार के परिवर्तन भ्रनतबार किये है । वे परिवर्तन है - द्रव्य परिवतंन, क्षेत्र 
परिवतंन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तत, भाव परिवर्तन । इनका ग्रति सक्षेप 
से स्वरूप यह है - 

है बब्य परिवर्तन :- पुद्गल द्रव्य के सर्व ही परमाणु व स्कन्धो को 
इस जीव ने क्रम-क्रम से ग्रहण करके व भोग करके छोड़ा है। एक ऐसे द्रव्य 
परिवतेन में अनतकाल बिताया है । 

२ क्षेत्र परिवर्तन :- लोकाकाश का कोई प्रदेश शेष नही रहा, जहाँ 
यह क्रम-क्रम से उत्पन्न न हुग्ना हो । इस एक क्षेत्र परिवर्तन में द्रव्य परिवर्तन 
से भी अ्रधिक अ्रतृन्तकाल बोता है । 


१६ ] [ सहजसुख-साधन 


३ काल परिवर्तन “- उत्सपिणी: जहाँ झ्रायु, काय, सुख बढ़ते जाते हैं । 
प्रथसपिणी : जहाँ ये घटते जाते है। इन दोनो युगो के सूक्ष्म समयो मे कोई 
ऐसा समय शेष नहीं रहा, जिसमे इस जीव ने क्रम-क्रम से जन्म व मरण न 
किया हो । इस एक काल परिवर्तन मे क्षेत्र परिवर्तन से भी प्रधिक प्रनन्तकाल 
बीता है । 


४. सब परिवर्तन :- चारो ही गतियो में नौ ग्र वेयिक तक कोई भव 
शेष नही रहा, जो इस जीव ने धारण न किया हो । इस एक भव परिवर्तन में 
काल परिवतंन से भी भ्रधिक अ्नन्तकाल बीता है । 


५ भाव परिवर्तन - इस जीव ने झाठ कर्मों के बंघने योग्य भावों को 
प्राप्त किया है । इस एक भाव परिवर्तन मे भव परिवर्तन से भी अधिक 
झ्रनतकाल बीता है । 

इस तरह ये पाँचो परिवर्तन इस ससारी जीव ने अनतबार किये है । 

इस ससार के अमरण का मूल कारण मिथ्याद्शन है । मिथ्यादर्शन के 
साथ ग्रविरति, प्रमाद, कपाय तथा योग भी है । जो भिथ्यादृष्टि ससार के 
भोगो की तृष्णा स हिसा, भूँठ, चोरी, कुशील तथा परियग्रह के 
पाँच अ्विरति भावों मे फेसा रहता है, वही मिथ्यादृष्टि झ्रात्महित मे प्रभादी 
रहता है । तीत क्रोध, मान, माया, लोभ कपाय करता हैं तथा मन-वचन-काय 
को अ्रति क्षोभित रखता है । 

इस भ्रसार ससार मे ग्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही कष्ट पाता है, उसी के 
लिये ही ससार का भ्रमण है । जो आत्मज्ञानी सम्यग्दृष्टि होता है, वह ससार से 
उदास व वैराग्यवान हो जाता है व अतीन्द्रिय भ्रात्मिक सच्चे सुख को पहचान 
लेता है, वह मोक्ष प्राप्ति का प्रेमी हो जाता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । 
यदि कर्मों के उदय से कुछ काल किसी गति में रहनो भी पड़ता है तो वह 
झसार में लिप्त न होने से, ससार में प्राप्त शारीरिक-मानसिक कष्टो को कर्मोदय 
विचार कर समताभाव से भोग लेता है। वह हर एक अवस्था में प्रात्मिक सुख 
(यो सच्चा सुख है) को स्वतन्त्रता से भोगता रहता है, यह बात सच है । 

लिध्याइष्टि सदा दुःखी - सम्यग्दष्टि सवा सुखी । 


संसार स्वरूप [ १७ 


जेनाचारयों ने ससार का स्वरूप क्‍या बताया है, सो पाठकों को उनके 
नीचे लिखे अनुभवपूर्णा वाक्यों से प्रगट होगा - 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुप्रेक्षा मे कहते है - 
पंचबविहे- ससारे जाइअरामरणरोगभयपउरे । 
जिणमर्गमपेच्छतो जीवो परिभमदि चि?रकालं ।।२४॥। 
भावार्थ :- इस द्रव्य-क्षेत्रादि पाँच तरह के ससार भ्रमरा मे जहाँ यह 
जीव जन्म, बुढापा, मरण, रोग, भय के महान कष्ट पाता है, श्री जिनेन्द्र के 
धर्म को न जानता हुआ दीघेकाल तक भ्रमण किया करता है । 


सब्बेपि पोग्गला खलु एगे मुत्तुम्किया हु जोबेण। 
भ्रसाय. प्रणतजुत्तो पुग्गलप रियट्ससारे ॥२५॥ 
माबाथ :- प्रथम पुद्गल द्रव्य परिवर्तन मे इस एक जीव ने सर्व ही 
पुदुगलो को बार-बार अनन्त बार ग्रहरा कर और भोगकर छोडा है । 
. सब्वम्हि लोय्खेसे कमसो तण्णत्यि जण्ण उप्पण्ण । 
उग्गाहणेण बहुसो परिभमिदों खेसससारे ॥२६॥ 
भावार्थ .- दूसरे क्षेत्र परिवर्तन में यह जीव बार-बार सर्व ही लोकाकाश 
के प्रदेशों मे क्रम-क्रम से जन्मा है । कोई स्थान ऐसा नही है जहां बहुबार पंदा 
न हुआ हो और अनेक प्रकार के छोटे व बड शरीर न धारे हो । 


अवसप्पिणिउस्सप्पिणिसमयाब लियास णिरवसेसासु । 
जादो मुदोी य बहुसोी परिभसिदों कालसपारे ॥२७॥॥ 
भावार्थ :- तीसरे काल परिवतेन में इस जीव ने उत्सपिणी तथा 
अवसपिगाी के सर्व सभयो मे बहुत बार जन्म-मरण किया है। कोई समय बचा 
नही जिसमे यह अ्नतबार जन्मा या मरा न हो । 
णिरयाउजहण्णादिसु जाव दु उवरिल्लबा दुगेरज्जा । 
प्रिव्छ्स सिदेण दु बहुसो वि भवट्टिदीब्भपिदा ॥।२८॥ 
भावार्थ :- चौथे भव परिवतेन मे नरक की जघन्य ग्रायु से लेकर ऊदृध्व 
लोक की ग्र॑ वेयिक की उत्कृष्ट श्रायु तक सर्व ही जन्मो को इस जीव ने बहुबार 
मिथ्यादश्शन के कारगा धारण करके भ्रमण किया है । 


१८ ] | सहजखुख-साकत 


सब्दे पथड़िट्टिविश्रो प्रणुभागप्पदेसबंधट्यणाणि । 
जीबी. भिच्छरावसा भभिदों पुत्र भावसंसारे ॥२६॥ , 
भावार्थ :- पाँचवे भाव परिवर्तन मे यह जीव मिथ्यादर्शन के कारण 
श्राठो कर्मों के सर्व ही प्रकृति, स्थिति, भ्नुभाग , व प्रदेश इन चार प्रकार के बन्ध 
स्थानों को धारता हुआ बार-बार भ्रमा है । 
पुत्तकलशणिमित्त प्रत्थ अज्जयदि पावबुद्धीए । 
परिहरदि दथादाण सो जीबो भमदि संसारे ॥॥३०॥॥ 
भावार्थ :- जो जीव पुत्र व स्त्री के लिए पाप की बुद्धि से धन कमाता 
है, दया, धर्म व दान छोड देता है, वह जीव ससार मे भ्रमण करता है। 
मस पुसं मम भज्जा मम धणबण्णोत्ति तिथ्वकलाए। 
जखइऊण धम्मबुरद्धि पच्छा परिपडदि_ दीहससारे ॥।३१९॥। 
भावार्थ :- मेरा पृत्र, मेरी स्त्री, मेरे धन-धान्यादि इत्यादि तीक्र तृप्णा 
के वश यह जीव धर्म की बुद्धि को त्यागकर इस दीर्घ ससार में भ्रमता रहता है । 
मिच्छोदयेण जीवबो णिदतो जेण्णभासिय धम्मं। 
कुधम्मकुलिगक्तित्य सण्णतोी भसम॒दि ससारे॥।३२॥ 
माबार्थ :- मिथ्यादर्शन के उदय से यह जीव श्री जिनेन्द्र कथित धर्म 
की निदा करता है और मिथ्या धर्म, मिथ्या गुरु व मिथ्या तीर्थ को पूजता है 
इसलिए ससार मे भ्रमता है| 
हंतूण जोवशस महुमंस सेविकण सुरपाण॑। 
परदध्यपरकलस गहिऊण ये भमदि संसारे ॥३३॥ 
भावार्थ :- यह जीव अनेक जन्‍्तु-समूह को मारता हैं, मास, मदिरा, 
मघ खाता है, परद्रव्य व परस्त्री को ग्रहण कर लेता है, इसलिये ससार मे 
अ्रमता है । 
जलेन कुणइ पार्थ विसयणिमिर्स व ग्रहुणिसं जीबो । 
सोहरमारसहिशओो तेश दु प्रिष्टदि खंसारे ॥३४॥। 
मावाथ :- यह जीव मोह के ग्रधेरे में प्रधा होकर, रात दिन उद्योग 
करके, विधय-भोगो के लिए पाप किया करता है, इसीलिगे ' इस ससार मे 
अ्रमता है । 


संसार स्वरूप ] [ १६ 


संजोगविष्पजोगं छाहालाहूं थ सुहं थ दुषख च। 
संसारे भूदाणं होदि हुं माणं॑ तहाबमाण व ॥३५।॥। 
सावार्थ :- इस ससार में जीवों को सयोग-वियोग, लाभ-हानि, 
सुख-दु ख, मान-अ्रपमान हुआ करता है । 


कस्मणिमित्तं जीवो हड॒दि ससार धोर कांतारे। 
जीवस्सण ससारो णिच्चयण कम्मणिम्मुक्को ॥॥३७।॥। 


भावार्थ - कर्मो के वश होकर यह जीव इस भयानक ससार वन में 
अमता फिरता है। निश्चय नय से विचार किया जावे तो इस जीव के ससार 
नही है । यह तो कर्मों से भिन्न ही है। 


तसारमदिक्‍क्कन्तो जीवोबादेवषरमिदि विचितिज्जो। 
ससारदुहक्फन्तो जीवो सो हेयसिदि बिखितिज्जो ॥।३८।। 


भावार्थ :- जो जाव संसार से पार हो गया है, उसकी सी ग्रवस्था 
ग्रहण करने योग्य है ऐसा विचार करना चाहिये | तथा जो जीव ससार के 
दु खो में फसा है, यह ससार दशा त्यागने योन्‍्य है ऐसा मनन करना चाहिये । 


श्री कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुदद में कहते है - 
भीसणणरयगईए तिरियगईए कुदेवमणगइए । 
पत्तोसि तिव्यदुक्त॒ भावहि जिणभावणा जीव ॥॥८॥। 
भावार्थ *- हे जीव ' तूने भयानक नरकगति मे, पशुगति में कुदेवगति 
में व मनुप्यगति में तीत्र कप्ट पाए है। अ्रब तो तू शुद्ध श्रात्मतत्व की भावना 
कर ! वहीं जिन या कपायो को जीतनेवाला परमात्मारूप है | 
सतससुणरयाबासे_ दारुणभीसाइ प्रसहणीयाद । 
भत्ताइ सुदरकाल दुक्‍लाइ णिरतर सहिय ।३६॥ 
भावार्थ :- सात नरको के आ्रावासो मे तीत्र, भयानक, अ्महनीय दे खो 
को दीघेकाल तक निरन्तर भोगकर तूने कप्ट सहा है । हु 
खणजत्तावणवालणबेयणविच्छेयणाणिरोह व । 
पत्तोसि भावरहिशो तिश्यगईए चिर काल ।१०॥ 
भाषा .- हे जीव ! तूने पशुगति मे शुद्ध भावों को न पाकर चिरकाल 
तक खोदे जाने के, गम किये जाने के, जलाने के, धक्के खाने के, छेद जाने के, 
रोके जाने के दु व पृथ्वोकायादि मे क्रम से पाए है । 
पर है| 


२० |] [ सहजयुख-साधन 


प्रामंदुक माणसिय सहज सारीरिय चञ चत्तारि। 
दृकसाइ मणुयजम्मे पतोसि अणंतथं कारलूं॥११॥ 
भावार्थ :- हे जीव | तूने मनुष्यगति मे पुन पुन जन्म लेकर ग्रनतकाल 
भ्रकस्मात्‌ वज्रपात गिरने आदि के, शोकादि के, मानसिक कर्म के द्वारा सहज 
उत्पन्न रागद्वेषादि के, तथा रोगादि शारीरिक-ऐसे चार तरह के कष्ट पाए है । 


सुरणिलएसु सुरच्छर विशोयकाले य माणसं तिथ्यं । 
संपतोसि महाजस बुःखं सुहभावणा रहिग्रो ॥३१२॥ 


भावार्थ :- हे महायशस्वी जीव ! तूने देवो के स्थानों मे प्रिय देव या 
देवी के वियोग के काल मे तथा ईर्ष्या सबधी मानसिक दुख शुद्ध भात्मा की 
भावना से शून्य होकर उठाया है । 
पीशोसि धणच्ष्छीर प्रणतजम्मंतराइ जणणीण। 
झअण्णाण्णाण सहाजस सायरसलिलाहू अहिययर ॥॥१८॥। 
भावार्थ :- हे महायशस्वी जीव ! तूने अनन्त मानव जन्म धारण 
करके भिन्न-भिन्न माता के स्तनों का दूध पिया है, जो एकत्र करने पर समुद्र के 
जल से अधिक हो जायेगा । 


तुह महणे दुष्लेण अप्णण्णाण श्रणेपजणणोणं । 
रुपण्णाण णयणणीर सायरसलिलाहु प्रहिययर ॥१६॥ 


भावार्थ :- तूने माता के गर्भ से निकल कर फिर मरणा किया, तब 
भिन्न-भिन्न जन्मो की झनेक माताओ ने रुदन किया । उनके श्रांखो के आरँसुश्रो 
को एकत्र किया जावे तो समुद्र के जल से अधिक ही हो जायेगा । 
तिहुयण सलिलं सयल पीय तिण्हाइ पीडिएण तुसे । 
तो बि ण तण्हादेभो जाशो चित्त ह भवभहण (३२३॥ 
भावार्थ :- हे जीव ! तूने तीन लोक का सर्व पानी प्यास की पीडा से 
पीडित होकर पिया है । तो भी तेरी. तृषा या तृष्णा न मिटी | श्रब तू इस 
ससार के नाश का विचार कर । 


छुत” स॑ तिण्णि सया छावट्टिहस्सवारमरणाणि | 
झम्तोमुहुलमज्फे. प्तोसि निगोयवासस्सि ॥२८॥ 


भावार्थ - हे जीव ! तूने एक श्थास के अठारहवे भाग आयु को 
धारकर निगोद की लब्ध्यपर्याप्तक अ्रवस्था मे एक अ्तमु हूत॑ के भीतर ६६३३६ 
जन्म-मरण किये है । इनका हिसाब पीछे लिख चुके हैं। 


ससार स्वरूप | [२१ 


रफ्णसए प्रलद्ध एवं भमिश्लोसि दोहसंसारे । 
इय जिणवरेंहि भणिय त स्यणल समायरह ॥॥३०॥। 
भावार्थ :- रत्नत्रयमयो जिनधर्म को न पाकर तूने ऊपर प्रमाण इस 
दीघससार मे भ्रमण किया है, ऐसा श्री जिनेन्द्र ने कहा हें । अब तू रत्नत्रय 
को पाल । 


श्री कुन्दकुन्दाचार्य पचास्तिकाय मे कहते है - 
जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दृ होदि ५रिणामों । 
परिणामादो कम्म॑ कम्मादों होदि गदिसु गदी ॥१२८॥ 
गदिमिधिगदस्स देहो देहादो इवियाणि जाय॑ंते । 
लेहि दु विसयग्गह्णं तश्तो रागो व दोसो बा॥१२६॥ 
जायदि जोवस्सेवे भावों ससारचक्कवालस्मि । 
इृदि जिणवरेंहि भणिदों भ्रणादिणिधणों सणिधणों व।।१२३०॥। 
भावार्थ - इस ससारी जीव के रागादि भाव होते है, उनके निमित्त 
से आठ कर्मो का बन्ध होता हे, कर्मो के उदय से एक गति से दूसरी गति में 
जाता हैं । जिस गति मे जाता है, वहाँ स्थल शरीर होता है, उस देह मे इन्द्रियाँ 
होती है । उन उन्द्रियों से भोग्य पदार्थों को भोगता हैं तब फिर राग व द्वेष 
हाता है । इस तरह इस ससाररूपी चक्र म॑ इस जीव का भ्रमण हुझ्ना करता 
है । किसी के यह ससार गनादि ग्रनन्त चला करता हूँ, किसी के भअनादि होने 
पर भी अन्त हो जाता हूं । 


श्री वट्टके रग्वामी मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षा मे कहते है - 
मिरछ्तेणों छुण्णो मग्ग जिणदेसिद भ्रपेकशतो । 
भमिहदी भोमकुडिल्ले जोबो ससार कतारे ॥१३॥ 
भावार्थ :- यह जीव भिथ्यादर्शन से ढका हुआ व श्री जिनेन्द्र कथित 
मार्ग पर श्रद्धान न लाता हुआ इस ससाररूपी अति भयानक व कुटिल वन में 
अ्मण किया करता है । 
तत्व जरामरण भय दुस्ख पियविष्प्ोग धोहणयं। 
झप्पियसंजोग दिधयः रोग महावेदणा्नो य।।॥१६९॥ 


२२ ) [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- इस ससार मे बूढापना, मरण, भय, कक्‍्लेश, भयानक इष्ट- 
वियोग, अनिष्टसयोग, रोग श्रादि की महान बेदनाओ को यह जीव सहा करता है । 
जायंतो या मरंतो जलथरूखयरेसु तिरियणिरएसु। 
माणुस्से देवत्त दुक्‍्लसहस्साणि पप्पोदि ॥१७॥। 
भावार्थ :- यह जीव पशुगति, नरकगति, मनुष्यगति व देवगति में तथा 
जलचर, थलचर, नभचर प्राणियों मे जन्मता व मरता हुआ सहस्नो कप्टो को 
भोगता है। 
संजोगविप्पशझोगा लाहालाहूं सुहूं च दुष्ख च॑। 
ससारे झणुमृवा माण नर तहाबमाण च॥१६।॥। 
नयं बहुप्यार ससार विविहृदुकदसथिरसार । 
जाऊण विधितिज्जो तहेषब लहुमेव णिस्सार ॥२०॥॥ 
भाजार्थ :- इस ससार मे इस जीव ने सयोग-वियोग, लाभ-हानि, 
सासारिक सुख-दु ख, मान-अ्रपमान का अनुभव किया है । इस तरह इस ससार के 
नाना प्रकार के सदा ही मिलने वाले दु खो को जानकर यह असार समार जिस 
उपाय से कम हो वह उपाय विचारना चाहिए । 


श्री सुमतभद्वाचार्य स्वयभूस्तोत्र में कहते है - 
अनित्यमतश्राणमह क्रिया सि प्रसक्तसिथ्याध्यकयसायदोषम । 
इृदंजगज्जन्मजरास्तकास निरजनां शांतिमजीगमस्त्थम्‌ ॥।१२॥ 
भावार्थ .- यह ससार अनित्य है, अशरगणा है, अहकार बुद्धि से ससारी 
प्रागियियो म मिथ्यात्व भाव प्रवेश हो रहा है | यहाँ ससारी जीव नित्य जन्म, 
जरा व मरण मे दु खो है - ऐसा-जानकर हे सभवनाथ ! आपने निर्मल शाति 
को ही भजा । 
स्वजी बिते कामसुखे थे लृष्णया विया श्रसार्ता निशि दोरते प्रजा । 
खमाय्य॑ सकते दिवमप्रमत्तवानजागरेवात्म विशुद्धवत्मंनि ।।४८।॥ 
भावा्थ :- ससार के प्राणी अपने जीवन की तथा काम-भोगो की तृप्णा 
से पीडित होकर दिन भर परिश्रम करके थक जाते है ब रात को सो रहते है । 
इस तरह कभी तृष्णा को व ससार के कष्टो को नहीं मिटा सकते, ऐसा जान 


संसार स्वरूप |], [ २३ 


कर हे शीतलनाथ, | आपने आलस्य टालकर इस सस्रार के नाश के लिये ग्रात्मिक 
वीतराग मार्ग मे रात-दिन सदा जागृत रहना ही स्वीकार किया । 


श्री शिवकोटि मुनि भगवती आराधना में कहते है - 
णिरयेसु वेधणाह्रों क्रणोंवमा्रो प्रसादवहुलाधों। 
कायणिमिर्स पसो अजंतंसों त॑ बहु विधाशों ।।१४६२।। 
भावार्थ :- हे मुने | इस संसार में काय के निर्ित्त असंयभी होकर 
तूने ऐसा कर्म बाधा, जिससे नरक में जाकर बहुत प्रकार की उपमा रहित बहुत 
असाता सहित वेदना अनन्‍्तबार भोगी + 
ताइ़ुणतासजबन्क्ण,-- वाहणसंछणबिहैडण॑ दम्थ | 
कप्णस्छेदगणासा,-- वेहणणिल्लछणं सेब ॥१५५८२॥॥ 
खेकणमेदजडहु॒णं, णिज्छुछण॑ गालण छूहा तप्हा। 
भकलणमटह्णमलण, विकसाण सीदउण्हूं ज।॥१४५३।। 
ज अ्त्ताणी शिप्पडियम्मो बहुवेबणदििश्रो पडिश्ो । 
ब्रहुएहि मंदी दिवसेहि, ड़यढतो अ्रचयाहों त।।१ैश८४। 
रोगा विविधा बाघाउ, तह य तिव्य भयं य सब्बसो । 
तिव्या उ वेदणाप्रो, भाड़णपादामिधादा य॥१५८५॥ 
इस्जेवसादि बुक्खं, भ्रणंतखुस्तो तिरिक्शजोगीए । 
ज पसो सि झदोदे, काले चितेशि त॑ सव्यम ॥॥१५८७॥ 
भाधाथे :- है मुने ! तियंचगति में तूने नाना प्रकार की लाठी, घूसे व 
चाबुकों की ताड़ना भोगी, शस््रत्ति की त्रास सहो, दृढ़ता से बाधा गया, नाक 
वीधी गई, हाथ-पगादि बॉधे गए, गला बाघां गया, पिजरे में डाला हुआ तीज्न 
दु ख पाया, तथा कान छेदे गये, नाक छेदी गई, शस्त्रो से बीघा गया, घसीटा 
गया आदि दु व भोगे, बहुत थोभे! से 'हाड हूट गए, जागगे में बोक लादे बहुत 
दूर रात-दिन चलना यड़ा, श्राभ में जला, जल में डूबा, परस्थर खाया गया, भूख- 
प्यास, सर्दी-गर्मी की घोर बेदना भोगी, पीठ गल गई, असमर्थ होकर कीचड में 
पडा रहा, घोर धूप ,में पड़ा रहा । जो-जो क्लेश पाये है, उनका विचार करो। , 
नाना प्रकार के रोग सहे, सर्व तरफ से डरता रहा तथा दुष्ट मनुष्य व पशुझो 


२४] [ सहजसुख-साधन 


से घोर कष्ट पाया, वचन का तिरस्कार सहा, पगो की मार दीर्घकाल तक सही 
इत्यादि दु ख अनन्तबार तिय॑च योनि में तूने गत काल मे भोगे है, उन सबका 
भ्रब विचार करो । 
देवलमाण सते ज॑ ते जाएण सकयकस्मवसा । 
दुबलाणि किलेसा वि य, प्रण॑तखुत्ता सनण भूदस्‌ ॥१५८८७ 
भावार्थ - हे मुने | अपने किये हुए कर्मो के वश से देवगति मे तथा 
मनुष्यगति मे पैदा होकर अ्रनन्तबार बहुत दु ख वलेश भोगे है । 
जं॑ गब्भवासकुणिमं, कुणिमाहारं छहादिवुख थ। 
चित तसस य सुचियसुहिदरस बुःझ् चयणकाले ॥१६०१॥। 
भावार्थ :- देवों को मरते हुए ऐसा चितवन होता है जो मेरा गमन 
भ्रब तियंचगति व मनुष्यगति के गर्भ मे होगा | दुर्गध गर्भ मे रहना, दुर्गध 
प्राह्दार लेना, भूख-प्यास सहना पडेगा, ऐसा विचारते बहुत कष्ट होता है । 
एवं एवं सम्यं वुक्‍्॑ सच दुगविगंद जे जपत्त । 
तलो अ्रणंत भागों होज्ञणवा दुषख मिमसंगते ॥१६०२॥ 
भावार्थ :-इस मनुष्य पर्याय मे निर्धनता, सप्त धातुमय मलीन रोगों 
की भरी देह का धारना, कुदेश मे बसना, स्वचक्र-परचक्र का दु ख सहना, 
बरी समान बाधवो मे रहना, कुपुत्र का सयोग होना, दुष्ट स्त्री की सगति होना, 
नीरस आहार मिलना, अपमान सहना, चोर, दुष्ट राजा व मत्री व कोतवाल 
द्वारा घोर त्रास सहना, दुष्काल में कुटुम्ब का वियोग होना, पराधीन रहना, 
दुर्वंचन सहना, भूख-प्यास श्रादि सहना इत्यादि दू-खो का भरा मनुष्य जन्म है । 
तन्हा अणंतखुत्तो, संसारे तारिसी हुम॑ झासि। 
ज॑ पसमेदु सब्योदधोणमुरग॑ पिण तोरेक्ज ॥१६०५॥ 
ध्ासी झणंतखुसो, संसारे ते ुषघा थि तारिसिया । 
ज॑ पससेदु. सब्यो, पुग्गलकाप्नो ण तीरिज्ज ॥१६०६॥ 
भावार्थ :- हे मुने / ससार में तुमने ऐसी प्यास की वेदना अनतबार 
भोगी, जिसके शान्त करने को सर्व समुद्रो का जल समर्थ नही तथा ऐसी क्षुधा 
केदना भ्रनतबार भोगी, जिसके शान्त करने को सर्वे पुदगल काय समर्थ नही । 


ससार स्वरूप [२५ 


जाथ॑ तु किचि दुःलं, सारीरं माणसं जअसंसारे। 
फ्लो अणजंतखुसः कायस्स समशिदोसेण ॥१६६७॥ 
भावार्थ :- हे मुने | इस ससार मे जो कुछ शारीरिक व मानसिक दु ख 
प्रनतबार प्राप्त हुए हैं, सो सर्वे इस शरीर मे ममता के दोष से प्राप्त हुए है । 
णत्थि भयं मरण समं, जम्मणसभयं ण विज्जदे दुक्खं। 
जम्मणमरणादं क॑ छिण्णमसत्ति सरीरादो ॥१६६६॥ 
भावार्थ :- इस ससार मे मरण के समान भय नही है, जन्म के समान 
दुख नही है । इसलिये जन्म-मरणा से व्याप्त इस शरीर से ममता छोड । 


श्री पृज्यपादस्वामी सर्वार्थंसिद्धि मे कहते हैं. - 


अत्र जीवा-प्रनादिससारेघनन्तकाल नानायोनिषु दु ख भोग भोग पर्यटन्ति । 
न चात्र किचिब्रियतमस्ति, जलबुदबुदोपम जीवित, विद्य न्‍्मेघादिविकारचपलाभोग- 
सम्पदइत्येव भादि जगत्स्वभावचितनात्‌ ससारात्‌ सबेगो भवति' ।।१२-७।। 


भावार्थ :- इस जगत मे जीव अ्नादिकाल से अभ्रनतकाल तक नाना 
योनियो में दु ख भोगते हुए भ्रमण किया करते है । जल के बुल-बुले के समान 
जीवन क्षरिक है । बिजली की चमक, बादलों के विघटन के समान भोग सम्पदा 
अधिर है, ऐसा जगत का स्वभाव विचारने से भय होता है । 


श्री पृज्यपादस्वामी समाधिशतक में कहते है - 
मूल संसारदुःखस्थ देह एवात्मधोस्तत । 
त्यक्थथनां. प्रविशेवन्तब हिरव्यापुते न्ट्रिय. ॥१५॥ 
भावार्थ :- इस ससार के दु खो का मूल यह शरीर है, इसलिये आत्म- 
ज्ञानी को इसका ममत्व छोडकर व इन्द्रियो से विरक्त होकर अतरग आत्मध्यान 
करना चाहिये । 
शुभ शरीर दिव्यांदज विधयानभिवांचति । 
उत्पस्नात्मम लि हे तत्वश्ञानो ततदच्यु तिमू ॥४२॥॥ 
भावार्थ :- शरीर को प्ात्मा मानकर भज्ञानी सुन्दर शरीर व मनोहर 
भोगो की सदा वाछा किया करता है, परन्तु तत्वज्ञानी इस शरीर को ही नही 
चाहते है । 


२६ ] [ महजमुख-साधन 


जगह हात्मट्ष्टीनां'... विदवास्य श्थथंमेब च। 
**.. संवात्मस्वेवास्महब्टीनां शल 'विववास:  क्य” वा रलिः।४६॥ 
'सामार्थ :- जो शरीर मे श्रात्मबुद्धि रखने वाले हैं, उनको थह ससार 
विश्वास योग्य तथा रमर्शीक भासता है, परन्तु आत्मबुद्धि धारको का इस ससार 
में न विश्वास हे, न उनको रति है १ 
स्वयुडपा बावदगहणीयात्‌ कायवाक चेतसां अपम्‌। 
संसारस्तावद्रेलेधा. भेदाम्पासे. तु निब ति. ॥६२॥ 
भावार्थ :- जब तक कोई शरीर, वचन, काय को झ्ात्मारूप मानता 
रहेगा, तब तक ससार का दुख है | जब आ्रात्मा को इनसे भिन्न विचारने का 


अभ्यास करेगा, तब दु खो से छूट जायगा । 


श्री पृज्यपादस्वामी इष्टोपदेश मे कहते है - 
विपद्भवपदावलें. पविकेवातिबाहाते । 
यावबस्तावद्भवस्पन्या प्रचुरा विपद पुरः॥१२॥ 
भावार्थ :-- इस ससार की' घटी यत्र मे इतनी विपत्तिया है कि जब एक 
दूर होती है, तब दसरी अनेक झ्रापदाए सामने आकर खडी हो जाती है । 
'वेप सिमात्सनों सृढ़ परेषासिय नेक्षते। 
दह्गममानमृगाकीणंवनातरतरुस्थवत्‌_ ॥११४७ 
भावार्थ *- जैसे कोई मानव वन के वृक्ष पर बेठा हुआ यह तमाशा देखे 
कि वन में आग लगी है, मृग भागे.जाते है, परन्तु श्राप स्वय न भागे और वह 
यहू न विचारे कि आग इस वृक्ष को जलाने वाली है, इसी तरह ससार मे मूर्ख 
प्राणी दूसरों की विपदाशों को देखा करता है, परन्तु मेरे पर आपत्तिया आने 
बाली है, मेरा मरगा होने वाला है, ऐसा नहीं देखता हैं । 


श्री गुगाभद्राचार्य आत्मानुणासन मैं कहते है. - 
ससारे नरकादिषु स्मृतिपयेः्प्पुद गकारीष्य्ल । 
दुखानि प्रतिसिधितानि भवता तान्येबमेबासताम्‌ ॥) 
तसावत्स्मरसि स्मरस्मितशितापाजु रनड्ायुधे- 
माया... हिमदस्घमुस्धतरवशत्प्राप्तवा ब्रिधंन: (१५ ३॥। 


ससार स्वरूप | [२७ 


“भावार्थ :- हे जीव !. तूने इस ससार में नरक आदि योनियो में पत्यन्त 
दु ख भोगे है, जिनके स्मरण करने से श्राकुलता पैदा होती है, उन दु खो की 
बात से दूर ही रहो, इस नरभव में तू न्िर्धन हुआ है, परन्तु नाना प्रकार भोगों 
का भ्रभिलाषी है । काम से पूरा स्त्रियों के मद हास्य और काम के बाण समान 
तीक्ष्ण कटाक्षो से बेधा हुआ तू पाले से भरे हुए वृक्ष की दश्था को प्राप्त हुआ 
है । इस दु ख ही को तू विचार कर । काम कौ तृष्णा भी बडी दु खदाता है । 

उत्पन्नोस्थ तिदोषधातुसल्वह हो सि.._ कोपा दिमान्‌ । 
साथिव्पाधिरसि प्रहोणचरितोंस्यधस्यात्मनो बडनचक' ।॥। 


मृत्युव्याप्तमुल्वान्तरोइसि जरसा प्रस्तोसि जन्मिम्‌ बया- 
कि भत्तोष्स्यसि कि हितारिरहितो कि बासि वद़स्पह. ॥५४॥ 


भावार्थ :- हे भ्रनत जन्म के धरनहारे श्ज्ञानी जीव ' तू इस ससार 

में अनेक योतियों में उपजा है । भ्रब यहाँ तेरा शरीर दोषभई धातु से बना अति- 
मलीन है, तेरे भीतर क्रोधादि कषाय है। तू शरीर के रोग व मन की चिन्ता 
से पीडित है, हीन आचार मे फंसा है, अपनी आत्मा को ठग रहा है, जन्म-मरणा 
के बीच मे पडा है, बुढापा सता रहा है, तो भी वृथा बाचला हो रहा है 
मालूम होता है तू आत्मा के हित का शत्रु है, तेरी इच्छा अपना बुरा ही करने 
की भलकती है । 

उम्रप्रीददी कठोर घमंकिश्णशस्फूजद्गभरितिप्रसे । 

सतप्त. सक्लेन्द्रियरयमहो सवृद्धतृष्शो जन ॥ 

प्रप्राप्याभिमत शविवेकविदुक्ष. प्रापप्रम साकूल-- 

स्तोयोपान्तदुरन्‍्तकंमततक्षोणोक्षवत्‌ क्लिश्यते ॥॥५५।॥। 

भावार्थ .- भयानक गर्म ऋतु के सूर्य की तप्तायमान किरगो के समान 

इन्द्रियों की इच्छाओं से प्राकुलित यह मानव हो रहा है । इसकी तृप्णा दिन 
पर दिन बढ़ रही है सो इच्छानुकूल पदार्थों को न पाकर विवेक रहित हो अनेक 
पाप रूप उपायों को करता हुआ व्याकुल हो रहा है व उसी तरह दु खी है जैसे 
जल के पास की गहरी कीचूड में फंसा हुआ दुर्बल बूढा बेल कप्ट भोगे । 

शरणमधरण यो बंधवो बध सूल॑। 

चिरपरिखितदारा द्वारमापद्गृहाणाम्‌ ॥। 

विपरिभृशत पुत्रा' झत्रव' सर्वमेतत्‌ । 

स्यजंत मजत धर्म न्तिसेल दांस्मेकासा: ६०७ 


रष८ ] [ सहजसुख-साधन 


भाजार्थ :- जिस घर को तू रक्षक समभता है, वही तुझे मरण से बचा 
नहीं सकता । ये भाई-बन्धु सर्व स्नेह के बघन के मूल है, दीर्घकाल से परिचय 
में आई हुई तेरी स्त्री श्रनेक आपदाओं का द्वार है, ये तेरे पुत्र स्वार्थ के सगे 
तेरे शत्रु हैं। ऐसा विचार कर इन सबको तज और यदि तू सुख को चाहता है 
तो तू पवित्र धर्म की सेवा कर । 
झवदय नह्वरंरेभिरायु'.. कायादिभियंदि। 
शाइवल॑ पदसायाति मुधाध्ष्यातमवेहि ते ॥७०॥॥ 
भावार्थ :- ये आयु शरीरादि अरब अवश्य नाश होने वाले है, यदि इन 
की ममता छोडने से भ्रविनाशी मोक्षपद तेरे हाथ मे आ सकता है तो सहज में 
ही आया जान । 
गरूत्यायुः प्रायः प्रकटितघटोयस्श्रसलिलं | 
खलः कायोप्यायुगंतिमनुपतत्येष. सततम्‌ ॥। 
किमस्यास्येरन्येद यसमयमिदं जीवितमिह | 
स्थिता भ्रान्त्या नावि स्वमिव मनुते स्थास्नुमपधी ॥॥७२॥ 
भावार्थ :- यह पभ्रायु प्रकट ही भ्ररहट की घडी के जल की तरह छिन- 
छिन गल रही है, यह दुष्ट शरीर भी आयु की गति कं अनुसार निरन्तर पतन- 
शील है, जरावान होता जाता है, जिनसे जीवन है, वे झ्रायु व काय ही क्षरा- 
भग्र है व विनाशीक है तब पुत्र स्त्री व धनधान्यादि के सम्बन्ध की कया बात, 
वे तो छूटने ही वाले है तो भी यह ग्रज्ञानी अपने को थिर मानता हैं । जैसे नाव 
में बंठा पुरुष चलता हुआ भी भ्रम से अपने को थिर मान लेता है । 
बाल्ये वेत्सि भकिलिदष्यप रिपूर्णाड़रों हित वाहितम्‌ । 
कासान्धथ,. सलु॒कासिनीध सघने अ्रास्यन्दने योजमे॥। 
मध्ये वृद्धलुधाण्जितुम्‌ बसु पशुः क्लिइनासि कृष्यादि लि- 
वृंद्धो वाद्ध मृतः क जम्मफलितं धर्मों भवेष्चिमलः।।८६॥ 
भावार्थ :- हे जीव ! बालावस्था मे तू पूर्णांग न पाता हुआ्ना अपने हित 
यों अ्रहित को कुछ भी नही जानता है । जवानी मे स्त्री रूपी वृक्षों के वन में 
भ्रमता हुआ काम भाव से अन्धा बन गया है। मध्य वय में बढी हुई धन की 
तृष्णा से पशु के समान खेती भ्रादि कर्मों को करता हुआ कलेश पाता है । बुढ़ापे 


ससार स्वरूप | [२६ 


में अधमरा हो गया । तब बता नर जन्म को सफल करने के लिये तू पवित्र धर्म 
को कहाँ पालन करेगा । 


श्री पह्मनन्दि मुनि अनित्य पचाशत्‌ मे कहते है-- 
सर्वत्रोद्गतश्ो कदाववहुनव्याप्त जगत्कानन । 
भुग्धास्तत्र वधू मृयी गतचियस्तिष्ठंति लोकंणका: ।। 
कालव्याध इमाप्चिह॒ति पुरत:ः प्राप्तान्‌ सदा निर्देयः । 
तस्माज्जीवति नो शिशु ल्युवा वृद्धोपि नो क्चन ॥।३४।। 
भावार्थ - यह ससार रूप वन सर्व जगह शोकरूपी दावानल से व्याप्त 
हो रहा है । यहाँ बिचारे भोले लोगरूपी हिरण स्त्रीरूपी मृगी मे प्रेम कर 
रहे है, अचानक कालरूपी शिकारी आकर निर्देयी हो सामने से इनको मारता 
है इस कारण न तो बालक मरण से बचा है, न युवा बचता है शौर न वृद्ध 
बचता है । इस ससार मे मरण सब को घात करता है । 
वांछत्येव सुख तदत्र विधिना दत्त पर प्राप्यते। 
नून॑ मृत्युमुपाअयन्ति सनुजास्तत्राप्यतोी विभ्यति॥ 
इत्यं. कामभयश्रसक्तहदया मोहान्सुधव प्रूव । 
बुलोमिप्रचुरे पतंति कृधियः संसारधोरारणबे ॥३६।॥ 
भावार्थ :-- यह जीव इस ससार मे निरन्तर इन्द्रियजनित सुख ही की 
वाछा करता है, परन्तु उतना ही मिलता है जितना पुण्य कर्म का उदय है। 
इच्छा के अनुसार नही मिलता है । निश्चय से मरण सब मानवों को आने वाला 
है । इसलिये यह जीव मरने से भय करता रहता है । ऐसे यह कुबुद्धि जीव 
काय की तृष्णा और भय से मलीन चित्त होता हुआ मोह से वथा ही दुख 
रूपी लहरो से भरे हुए इस भयानक समुद्र मे गोते खाता है । 
आपन्ययसंसारे क्रियते विदुधा किसापति विधाद: । 
कस्भस्यति संघनतः: प्रविधाय चतुःपये सदन ॥४६।॥। 
भावार्थ :- यह ससार ग्रापत्तियो का घर है । यहाँ रोग, शोक, इष्ट- 
वियोग, ग्रनिष्ट सयोग, जरा, मरणरूपी भ्रापदाए श्राने ही वाली हैं । इसलिये 
विद्वान को आरापत्ति आने पर शोक नहीं करना चाहिये । जो कोई चौराहे पर 
झभपना मकान बनाएगा उसको लोग उल्लघन करेगे ही, उससे कोन भय करेगा । 


5 [ सहरजसुख-साधन 


स्वकस्मंव्याज़़ोज स्फुरितनिंजकालाविमहसा । 
समाप्नात.  साक्षास्छरणरहिते._ सस तिवने ॥१ न्‍ 
प्रिया में पुत्रा से द्रविणमपि से से गृहुसिद । 
बदल व मे में पशुरि जनों याति मरण ॥४ं८॥ 
भावार्थ :- जेसे अ्रशरण वन में बलवान्‌ सिह से पकडा हुआ पशु 'मै मै' 
करता मर जाता है, वैसे इस शरणा रहित ससाररूपी वन मे उदय प्राप्त अपने 
कर्मरूपी सिह से पकड़ा हुआ प्राणी मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा धन, मेरा घर ऐसे 
पशु की तरह “मैं मै. करता हुआ मरगा को प्राप्त हो जाता है । 
लोकागह प्रियवतमासुतजी बितादि_। 
बाताहतध्वजपटाग्रचल समस्त ॥। 
व्यामोहमत्र परिहृत्य धनादिसित्रे । 
धर्म मति कुरुत कि बहुभिवंचों भिः ॥५४।॥। 
भावार्थ :- हे लौकिकजनो ! यह घर, स्त्री, पुत्र, जोवन झ्रादि सर्वे 
पदार्थ उसी तरह चंचल है, विनाशीक है, जैसे पवन से हिलती हुई ध्वजा के 
कपडे का अग्रभाग चचल है इसलिये तू धनादि व मित्रो में मोह को छोटकर 
धर्मसाधन में बुद्धि को धारण कर । अधिक बचनो से क्या कहा जावे । 


श्री अमितगति आचाये तत्वभावना या बृहत्‌ सामायिक पाठ मे कहने ह - 
भसिससिक विविद्या शिल्पवा णिज्ययोसे- 
स्तनुधमसुतहेतो कर्म्म याहकू करोषि। 
सकृद षि यदि ताहक्‌ सयमार्थ विधत्से- 
सुश्नममलमनतत कि तदा ता$इनुषेइल ॥॥६६॥ 
भावार्थ -- हे मढ़ प्रागी ! तू शरीर, धन, पुत्र के लिये अ्रसिकर्म, 
मसिकर्म, विद्याकर्म, शिल्पकर्म, तथा वाशिज्यकर्म से जेसा परिश्रम करता ह, वेसा 
यदि तू एक दफ़े भी .सयम के..न्‍लिये करे तो तू निर्मल अनतसुख क्या नहीं भोग 


सकेगा ? ' 
दिनकरकरजाले शेत्यमुब्णत्विदों । 


धुरशिखरिणि जातु आप्यते अंगमत्व ।॥ 
न पुनरिंह कदालित्‌ धोरससारचक । 
ह्फुटमसुखनिधाने अ्ञम्यता दाम्म पुसा ॥६८॥ 


सधार स्वरूप ! [२१ 


भावार्थ :- कदांचिंत्‌ सूर्य ठंडा हो जावे. चेन्द्रमा उष्श' हो जावे, मेरु 
पर्वत चलने लग जावे तो' भी इस भयोनक दुं'खों के भरे 'हुए ससार चक्र मे 
अमेगा करते हुए प्राशी को संच्चा सुख नहीं प्राप्त हो सकता है । 
श्वभाणमबिसहामंतरहिर्त दुर्जेल्पमम्पोन्यज । 
वाह्छेरविसेदनादिजनित हुं रू. लिरेखां पर 0 
नुर्णा रोेगवियोगेजस्ममरणं स्वगंकर्सा मास १ 
चिश्य॑ बीदश संदेति कंध्टर्कलिते कार्यो मतितु सये ॥७६।। 
भावार्थ :- हे भव्य जीव ! तू इस जगत को सदा कष्टो से भरा हुआ 
देखकर इनसे भुक्ति पाने की बुद्धि कर | नारशकियों के असह, ग्रनन्त, वचन 
ग्रगोचर पारस्परिक दु.ख होता है । तियंबो के अग्नि में जलने का, छेदन- 
भदन गआ्रादि के द्वारा महान दु ख होता हे। मानवों के रोग, वियोग, जन्म, 
मरगा का दु ख है । देवो के मानसिक कष्ट है । 
यावच्चेतसि बराह्यवस्तुबिषयः स्नेह: स्थिरो बतंते। 
तावन्नक्यति ढु.खदान क्रुइल: कर्म प्रपत्. कथ।॥। - 
भ्राढ् त्वे बसुधातलस्य सजटा, शुष्यति कि पादपा । 
भृज्जत्तापनिपातरोधनपरा_ शाखोपह्याखान्विता: ॥६६॥ 
भावार्थ :- जब तक तेरे मन में बाहरी पदार्थों के सम्बन्ध में राग- 
भाव दृढता से मौजूद है, तब तक तेरे किस तरह दु ख़कारी कर्म नाश हो सकते 
है ? जब पृथ्वी पानी से भीगी हुई है, तब उसके ऊपर सूर्य ताप के रोकने वाले 
अनेक शाखाओं से मडित जटाधारी वृक्ष कंसे सूख सकते है ? 
रासा पापाविरामास्तनयपरिजना निरसिता बहुनर्भा। 
गोत्र व्याध्यादिपात्र जितपबनजबा सूढलक्मीरशेषा 0 
कि रे दृष्ट स्वयात्मन्‌ भवगहनबने क्ाम्युता सौख्यहेसु- 
येंन स्व स्थार्धनिष्ठो भवसि न सतते बाह्ममत्यस्थ सर्वम्‌ ॥६८॥। 

'. भावार्थ :- हे मूढ ' ये स्त्रियाँ 'पांप वर्क अंहितकारी है। ये पुत्र 
परिजन बहुत ग्रनर्थ के कारण हैं। यह' शरीर रोग शोक॑ से पीडित है । यह 
सम्पूर्णा सम्पदा हवा से अधिक चचल है । इस शससार रूपी भयानक॑ वन ें हे 
आत्मा ! तूने क्‍या देखा हैं ? जिसेसे तू सर्व बाहरी पदार्थों की छोडकर अपने 
आ्रात्महित में सदा के लिंयें लौन नहीं होता हैं । 


के 


शे२ | | सहजसुख-साधन 


सकललोकमरोहरणक्षमा: करण यौवन जीवित संपदः। 
कमलपत्रपयोलबर्ंजला: किसपि न स्थिरमत्ति जगत्वयें ॥१०६॥ 
भावार्थ :- सर्वे जन के मन को हरने वाली इन्द्रियाँ, युवानी, जीतव्य 
ब सम्पदाए उसी तरह चचल है, जैसे कमल के पत्त पर पड़ी हुई पानी की 
बंद चचल है । इन तीनो लोको में कोई भी पर्याय स्थिर रह नहीं सकती । 
जननपृत्युअरानलदी पित॑ जगदिदं सकलो5पि विलछोकले । 
तदपि घर्ममति विवधाति नो रतसना विषयाकुलितो जनः ॥११८५॥ 
भावार्थ :- यह सर्व जगत जन्‍म, मरणा, जरा की अग्नि से जल रहा 
है, ऐसा देखते हुए भी यह विषयो की दाह से झ्राकुलित प्राणी उनमे मन को 
लीन करता हुआ धर्म साधन मे बिलकुल बुद्धि को नही लगाता हे । 


श्री शुभचन्द्राचाय ज्ञानाणंव मे कहते है - 
खतुर्ग तिमहावर्तें दु खबाडबदो पिते । 
भ्रमन्ति भविनो5जस्र' बराका जन्मसागरे ।॥।१॥॥ 
भावार्थ :- चार गति रूपी महान भवरवाले तथा दु ख रूपी बडवानल 
से प्रजजलित इस ससार रूपी समुद्र मे जगत के दीन प्राणी निरन्तर भ्रमा 
करते है । 
रूपाण्येकानि गुक्लाति त्यजत्यन्यानि सन्ततम्‌ । 
यथा रहज्ड5त्र शेलृषस्तथाय यन्त्र बाहक, ॥८॥ 
भावार्थ - जेसे नृत्य के अखाडे मे नृत्यकार अनेक भेषो को धारता है 
श्रौर छोडता है, वैसे यह प्राणी सदा भिन्न-भिन्न रूपो को, शरीरो को ग्रहर 
करता है और छोडता है । 
देवलोके नुलोके जल तिरश्चि नरकेषपि ज। 
न सा योनिने तब,प॑ न तहंजश्ो न तत्कुलस ॥१२॥ 
भावार्थ :- इस ससार की चार गतियो मे फिरते हुए जीव के वह योनि, 
वह रूप, वह देश, वह कुल, वह सुख-दु ख, वह्‌ पर्याय नही है, जो निरन्तर 
गमनागमन करने से प्राप्त न हुई हो । 
भूषः: कृमिरंबत्यश्न कृमिक्याभरनायक: । 
झरीरी परिवरतेत कर्मगा बंचितो बलात्‌ ॥१४५॥ 


॥ 


संसार स्वरूप ] ( रेरे 


भावार्थ - इस ससार मे यह प्राणी कर्मों के फल से ठगा हुआ, राजा 
से मरकर लट हो जाता है और लट का जीव क्रम-क्रम से इन्द्रपद पा लेता हे । 


माता पुन्री स्वसा भार्या सेव सपचते:हूजा 
पिता पुत्र: पुनः सो५पि लूमते पोश्िक पदस ॥१६॥ 


भावार्थ :- इस ससार मे प्राणी की माता मरकर पुत्री हो जाती है, 
बहन मरकर स्त्री हो जाती है, वही स्त्री मरकर अपनी ही पुत्री हो जाती है, 
पिता मरकर पुत्र हो जाता हैँ, फिर वही मरकर पुत्र का पुत्र हो जाता हैं, इस 
प्रकार उलट-पुलट हुआ करती हैं । 
इस्र शूलकुठारबन्त्रदहनक्षारक्षरव्याहते- 
स्तियंजु_ अमदु 'लपावक शिखासभारभस्मीकृते: । 


मानुष्येष्प्पतुलप्रयासबशगेद बेघु रागोठ्धते: 
ससारे5शदु रम्तदुग तिमये वम्श्नस्यति प्राणिभिः ॥।१७।। 


भावार्थ :- इस दुनिवार दुर्गंतिमय ससार मे जीव निरन्तर भ्रमण करते 
है । नरको मे तो ये सूली, कुल्हाडी, धाणी, श्रग्नि, क्षार, जल, छुरा, कटारी श्रादि 
से पीडा को प्राप्त हुए नाना प्रकार के दु खो को भोगते हैं। पशुगति में भ्रग्नि 
की शिखा के भार से भस्म होकर खेद और दुख पाते है । मनुष्य गति मे भी 
अतुल परिश्रम करते हुए नाना प्रकार के कष्ट भोगते है | देवगति मे राग भाव 
से उद्धत होते हुए दु ख सहते है । 

श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्वज्ञान-तरगिणी में कहते है - 


हृश्यन्ते गंधनादावनुअसुतसुताभीरुपित्रबिकासु 

ग्रामे गेहे खभोगे सगनगरखते आहने राजकाये । 

आाहायेंप्गो बनादों व्यसनकू णजिमुखे क्ृपवापीतडागे 

रक्ताइच प्रेषणादो यशसि पशुगणे शुद्धचिद पके न ॥२२-११॥। 


भावार्थ :- इस ससार में कोई मनुष्य तो इत्र-फुलेल झादि सुगधित 
पदार्थों में रागी हैं । बहुत से छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, स्त्री, पिता, माता, ग्राम, 
घर, इन्द्रिय भोग, पर्वत, नगर, पक्षी, वाहन, राजकार्य, भक्ष्य पदार्थ, शरीर, 
वन, सात व्यसन, खेती, कुआ, बावडी, सरोवर झ्ादि म॑ राग करने वाले हैं । 
बहुत से मनुष्य व बस्तुओ को इधर उधर भेजने मे, यश, लाभ में, तथा 
पशुओं के पालन में मोह करने वाले हैं, परन्तु शुद्ध झ्रात्मा के स्वरूप के प्रेमी 


कोई नही हैं । 


३४ ] [ सहजसुल-साधन 
कीति या पररंजनं लबिययं केजिप्रिजं जीवितं 
संतान ज परिष्रहं भयमपि जान तथा दो । 
झन्यस्या खिलघस्तुनो रुगयुति ते तुमुहिश्यण 
कृपुं: कर्म विसो हिनो हि सुधिय श्चित्र पलूर्ध्ये परं ६-६॥ 
भावार्थ :- इस ससार में बहुत से मोही पुरुष कीति के लिये काम करते 
हैं, भनेक दूसरो को रजायमान करने के लिये, बहुत से इन्द्रियो के विषयों की 
प्राप्ति के लिये, अपने जीवन कौ रक्षा के लिये, सतान व परियग्रह प्राप्ति के लिये, 
भय मिटाने के लिये, ज्ञान-दर्शन पाने के लिये, रोग मिटाने के लिये काम करते 
हैं। कोई बुद्धिमान ही ऐसे हैं जो शुद्ध चिद्र प को प्राप्ति के लिये उपाय करते है । 
एके व्रियादसंशाल्यापूर्णपर्यतदे हिल: । 
झनंतानंतमा: संति तेषु न कोषपि ताहशा. ॥। 
पंचाक्षिसं शिपूर्णेशु के लिदासन्नभव्यर्ता । 
नुत्यं चारूम्य ताहक्षा' भव॑त्यायाः सुबुद्धण ॥१०-११॥ 
भावार्थ :-- इस ससार मे एकेन्द्रिय से लेकर असंनी प॑वेद्रिय तक अनता- 
नंत जीव हैं, उनमे किसी के भी सम्यग्दशंन के पाने की योग्यता नही है । 
पच्चेन्द्रिय सेनी मे भी जो निकट भव्य मनुष्य है, आय॑ है व सुबुद्धि है वे ही 
मुख्यता से सम्यक्ती होकर चिद्र[प का ध्यान कर सकते है । 
पूरे ग्रामेघ्टव्यां नगशिरसि नदीशा दिसुतटे 
मठे दर्या चेत्योकसि सदसि रभादों थे भवने। 
महावुर्ग स्वर्ग पथनभसि रूतावत्भवने 
स्थितो भोही न स्थात परससयरत* सोख्यछवभाक्‌ ॥६-१७॥॥ 
भावार्थ :- जो मानव मोही है पर पदार्थ मे रांगी हैं, वे चाहे पुर, 
ग्राम, पर्वत का शिखर, समुद्र व नदी के तट, मठ, गुफा, वन, चेत्यालय, सभा, 
रथ, महल, किला, स्वगं, भूमि, मार्ग, आकाश, लतामण्डप, तम्बू झ्रादि स्थानों 
पर कही भी निवास करें, उन्हे निराकुल सुख रचमात्र भी प्राप्त नही हो 
सकता । 


पृष्डित बना रसीदासजी बनारसीबविलास मे कहते हैं - 


समार स्वरूप | [ ३५ 


[स्वेदा हकतोसा] 
जामे सदा उतपात रोगनिसो छीजे गात। 
कछ न उपाय छिन-छिन आउ खपनो । 
कीजे बहु पाप और नरक दुख चिता व्याप । 
आपदा कलाप मे विलाप ताप तपनों ।। 
जामे परिग्रह को विषाद मिथ्या बकवाद। 
विषे भोग सुख है सवाद जैसों सपनो । 
ऐसो है जगत वास जैसो चपला विलास । 
जामे तू मगन भयो त्यागि धर्म अपनो ॥ ६॥ 
जग मे मिथ्याति जीव भ्रम करें है सदीव । 
अम के प्रवाह मे बहा है झागे बहेगा ।। 
नाम राखिवे को महारम्भ करें दभ करें। 
यो न जाने दुगंति मे दुख कोन सहेगा ।॥। 
बार-बार कहे मै ही भागवत धनवत । 
मेरा नाम जगत में सदाकाल रहेगा । 
याही ममता सो गहि आयो है अनन्त नाम । 
आगे योनि-योनि में अ्रनत नाम गहेगा ॥॥ १० | 


[कथित्त ] 
जैसे पुरुष कोई धन कारन, हीडत दीप-दीप चढ़ि यान। 
आवत हाथ रतन चितामणि, डारत जलधि जानि पाषान ।॥। 
नेसे अभ्रमत-अश्रमत भवसागर, पावत नर शरीर परधान । 
परम जतन नहिं करत बनारसि, खोवत बादि जनम श्ज्ञान ।। ४ ।। 
ज्यों जडमूल उखाडि कलपतरु, बोवत मूढ कनक को खेत । 
ज्यों गजराज बेचि गिरिवर सम, क्र कुबुद्धि मोल खर लेत ।। 
जेसे छाड़ि रतन चितामणि, मूरख काच खण्ड मन देत । 
तेसे धरम विसारि बनारसि, धावत अधम विषयसुख हेत ।। ५ ॥। 
ज्यो मतिहीन विवेक बिना नर, साजि मतगजु इंधन ढोव । 
कचन भाजन धूरि भरे शठ, मूढ सुधारस सो पग धौबे ।। 


३६ |] [ सहजसुल-साधन 


बाहित काग उडावन काररा, डारि महामरिं मूरख रोव । 
त्यो यह ईलेंभ देह 'बनारसि, पाय अ्जान अ्रकारथ खोबे ॥। ६ ॥। 


[सर्बेया तेईसा ] 
मात-पिता, सुत, बन्धु, सखी जन, मीत हितू सुख कामिन कीके । 
सेवक राजि मतगज वाजि, महादल साजि रथी रथ नीके ।। 


दुर्गति जाय दुखी बिललाय परे सिर आझाय श्रकेले ही जीके । 
पथ कुपथ सुगुरु समझावत झौर सगे सब स्वारथ ही के ।| १५ ॥। 


पडित द्यानतरायजी अ्रपने द्यानतविलास मे कहते हैं - 


[सर्वेवा तेईसा ] 
हाट बनाय के बाट लगाय के, टाट बिछाय के उद्यम कीना । 
लेन को बाढ़ सु देन को घाट, सुवाटनि फेरि ठगे बहु दीना ।। 
ताहू में दान को भाव न रचक, पाथर की कहुँ नाव तरी ना । 
द्यानत' याही ते नर्क मे वेदनि, कोड किरोडन और सही ना ॥। ४१ ।। 


नर्कन माँहि कहे नहि जाँहि, सहे दु ख जे जब जानत नाही । 
गर्भ मार कलेश अपार, तले सिर था तब जानत नाही ॥। 
धूल के बीच मे कीच नगीच मे, नीच क्रिया सब जानत नाही । 
द्यानत दाव उपाय करो जम, आवहिगो जब जानते नाही ।। ४४ ॥। 


ग्राए तजि कौन धाम, चलवो है कौन ठाम, 
करत हो कौन “काम, कछ॒हु विचार है। 
पूरव॒ कमाय लाय, यहा झ्राइ खाय गए, 
आगे को खरच कहा बाध्यो निरधार है।। 
बिना लिये दाम, एक कोस गाम को न जात, 
उतराई दिये बिना कौन भयो पार है। 
आजकाल विकराल काल सिंध भावत है, 
में करू पुकार धर्मघार जो तैयार है।। २४॥। 


संसार स्वरूप ] .ृ [ ३७ 
[सर्बया इकतीसा ] 
केई-केई वार जीव भूपति प्रचण्ड भयो, 
केई-केई वार जीव कीट रूप घरों है । 
केई-कई वार जीव नवग्रीवक जाय वस्यो, 
केई-केई वार जीव सातवे नरक जावतरो है ।। 
कई-कई वार जीव राघो मच्छ होइ चुक्‍यो, 
केई-कई वार साधारन काय वरो है। 
सुख और दुख दोउ पावत है जीव सदा, 
यही जान ज्ञानवान हर्ष शोक हरो है।॥ १६ ॥। 
याही जगमाहि चिदानद झाप डोलत है, 
भर्म भाव धरे हरे झ्रातम सकति को । 
कष्टकर्म रूप जे जे पुदूगल के परिनाम, 
तिनको सरूप मान मानत सुमति को ॥। 
जाही समै मिथ्या मोह ग्रन्धकार नाशि गया, 
भयो परकाश भानु चेतन को तन को । 
ताही समै जान्यो आप आप, पर पररूप, 
मानि भव भावरी निवारों चारो गति को ॥| ७५ ।। 


[छप्पय ] 

कबहु चढत गजराज बोभ, कबहुँ सिर भारी । 
कबहु होत धनवत, कबहु' जिम होत भिखारी ॥। 
कबहु' अ्सन लहि सरस कबहु, नीरस नही पावत । 
कबहु बसन शुभ सधन, कबहुँ तन नगन दिखावत ॥| 
कबहु स्वछन्द बन्धन, कबहु, करमचाल बहु लेखिये । 
यह पुन्य-पाय फल प्रगट जग, राग-दोष तजि देखिये ॥। ५२ |! 
कबहु रूप प्रति सुभग, कबहु दुर्भय दु खकारी । 
कबहु' सुजस जस प्रगट, कबहु अ्पजस भ्रधिकारी ।। 
कबहु' अरोग शरीर, कबहूँ बहु रोग सतावत । 
कबहु' वचन हित मधुर, कबहु कछु बात न भावत ।। 


[ सहजसुख-साधन 


कबहु प्रवीन, कबहुँ मुगध, विविध रूप नर देखिये । 
यह पुन्य-पाप फल प्रगट जग, राग दोष तजि देखिये ।। ५३ ॥! 


[सर्वया इकतोसा ] 


रुजगार बने नाहि धन तो न घररमाहि, 
खाने की फिकर बहु नारि चाहे गहना । 
देने वाले फिरि जाहि मिलत उधार नाहि, 
साँक मिले चोर धन शअ्ावे नाहि लहना ।। 
कोऊ पूत जारी भयो घरमाहि सुत थयो, 
एक पूत मरि गयो ताकौ दूख सहना । 
पुत्री वर जोग भई व्याही सुता मरि गई, 
एते दुःख सुख माने तिसे कहा कहना ।। ४० || 


शिष्य को पढावत है हेम को गढावत है, 

मान को बढावत हैं नाना छल छान के । 

कौडी कौडी मागत है कायर हो भागत है, 

प्रात उठे जागत हैं स्वारथ पिछान के ॥। 
कागद को लेखत है केई नग पेखत है, 

केई कृषि देखत हैं झआपनी युवनि के । 

एक सेर नाज काज अपनों सरूप त्याज, 

डोलत हैं लाज काज धर्म काज हान के ॥ ३६ ।। 
देखो चिदानद राग ज्ञान दृष्टि खोल करि, 

तात मात अत सुत स्वारथ पसारा है । 

तू तो इन्हें श्राप मानि ममता मगन भयो, 

वह्यों भर्म माहि निज धर्म को विसारा है ।। 

यह तो कुदुम्ब सब दुख ही को काररा है, 

तजि मुनिराज निज कारज विचारा है। 

ताते भर्म सार स्वर्ग मोक्ष सुखकार, 

सौईं लहे मवपार जिनधर्म ध्यान धारा है ॥। ३४ ॥। 


ससार स्वरूप ] [ ३६ 


[ कुष्डलिया ] 
यह ससार असार है, कदली वृक्ष समान | 
यामे सारपनो लखे, सो मूरख परधान ।॥। 
सो मूरख परधान मान कूसुमनि नभ देखें। 
सलिल मर्थ घृत चहै शज्भ सुन्दर खर पेखे ।।. 
अ्रगिनि माहि हिम लखे सर्प मुख माहि सुधा तह । 
जान जान मन माहि नाहि ससार सार यह ॥। ३० ॥। 
भेया भगवतीदास ब्रह्मविलास मे कहते है - 


[ सर्बया तेईसा ] 
काहे को देह सो नेह करें तू, अ्रन्त न राखी रहेगी ये तेरी । 
मेरी ये मेरी कहा करे लच्छि सो, काहू की छ्व॑ के कहु रहि तेरी ॥ 
मानि कहा रहो मोह कुटुम्ब सो, स्वारथ के रस लागे सवेरी । 
ताते तू चेत विचच्छुन चेतन, भूठि ये रीति सवे जग केरी ॥८८॥। 


[सर्बया इकती सा ] 
कोटि कोटि कष्ट सहै कष्ट में शरीर हहे, 
धूमपान किये पे न पायो भेद तन को । 
वृक्षनि के मूल रहे जटानि में भूल रहे, 
मानमध्य भूलि रहे किये कष्ट तन को ॥। 
तीरथ अनेक नए तीरथ न कह भये, 
कीरति के काज दियो दान हूँ रतन को । 
ज्ञान बिना वेर वेर क्रिया फेर फेर, 
कियो कोऊ कारण न झातम जतन को ।॥। ६४ ॥। 
[सबवेया तेईसा ] 
बालक है तब बालक सी बुधि, जोबन काम हुताशन जारे। 
शरद भयो तन भ्रद्भ रहे थकि, झाये हैं श्वेत गए सब कारे || 
पाय पसारि परभो घरनी महि, रोवे रटे दुःख होत महारे | 
बीती यो बात गयो सब भूलि, तू चेतत क्यो नहिं चेतनहारे ।।५१॥ 


४०] 


[सर्वेया हकतीसा ] 
देखत हो कहा-कहा केलि करें चिदानद, 
झातम सुभाव भूलि और रस राचो है। 
इद्रिन के सुख मे मगन रहे आठो जाम, 
इद्विन के दुख देख जाने दुख साचो है।। 
कह क्रोध, कह मान, कहूँ माया, कहूँ लोभ, 
अहभाव मानि मानि ठौर ठौर माचो है । 
देव, तिरयच, नर, नारको, गतीन फिरे, 
कौन कौन स्वाग घर यह ब्रह्म नाचो है ।। 


पाय नर देह कहो कीना कहा काम तुम, 
रामा-रामा, धन-धन करत विहातु है । 
कक दिन कंक छिन रही है शरीर यह, 
याके सग ऐसे काज करत सुहातु है ।। 
जानत है यह घर मरवे को नाहि डर, 
देख भ्रम भूलि मूढ फूलि मुसकातु है। 
चेतरे अचेत पुनि चेतवे को ठौर यह, 


| सहजसुख-साधन 


३६ ॥। 


आज काल पीजरे सो पक्षी उड जातु है ॥। २१ ॥। 


विकट भवर्सिधु तारू तारिबे को तारू कौन, 
ताके तुम तीर आये देखो दृष्टि धरिके । 
ग्रवके समारेते पार भले पहुंचते हो, 
अबके सभारे बिन बूडत हो तरिके ॥। 
बहुरि फिर मिलवों न ऐसो सजोग कहू, 
देव-गुरु-प्रन्थ करि आये यही धरिके । 
ताहि तू विचार निज आतम निहारि भैया, 


धारि परंभात्मा विशुद्ध ध्यान करिके || ७ ।॥। 


घुभन के धौर हर देखि कहा गर्व करे, 
येतों छिन माहि जाइ पौन परसत ही | 


ससार स्वरूप ] [४१ 


सन्ध्या के समान रग॒ देखत ही होय भग, 
दीपक पतग जैसे काल गरसत ही।। 
सुपने मे भूप जैसे इन्द्र घनु रूप ज॑से, 
श्रोसबूद धूप जैसे दुरे दरसत ही। 
ऐसो ही भरम सब कमंजालवगंणा को, 
तामे मृढह मग्न होय मरे तरसत ही ॥।१७॥। 
जहाँ तोहि चलिबो है साथ तू तहा को ढूढि, 
यहा कहा लोगनि सो रहो तू लुभाय रे । 
सग तेरे कौन चले देख तू विचार हिये, 
पुत्र के, कलत्र, धन-धान यह काय रे॥। 
जाके काज पाप करि भरतु है पिड निज, 
हूं है को सहाय तेरे नर्क जब जाय रे । 


तहा तो इकेलो तू ही पाप-पुण्य साथ दोय, 
तामे भलो होइ सोई कीजे हसराय रे ॥। 


५ 


ग्रनादिनिधन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अ्रपनी मर्यादा सहित 
परिणमित होती है, कोई किसी के आधीन नही है, कोई 
किसी के परिणामित कराने से परिणमित नही होती । उन्हे 
परिणामित करना चाहे वह कोई उपाय नही है, वह तो 
मिथ्यादर्शन ही है । 


-मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ ५२ 





दूसरा श्रध्याय 
शरोर स्वरूप 


इस ससार में जितनी आत्माएँ श्रमण कर रही है, वे सब शरीर के 
सयोग मे है। यदि शरीर का सम्बन्ध न होता तो स्व ही आत्माए सिद्ध पर- 
मात्मा होती, ससार का अभाव ही होता । वास्तव में दूध-पानी की तरह शरीर 
झौर आत्मा का सम्बन्ध हो रहा है । आत्मा बडा ही सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थ है 
जबकि शरीर जड मूत्तिक पुदगल परमाणुओ के स्कधो से बना है । इसलिये 
ससारी प्राणियों की स्थूल दृष्टि मे आत्मा के होने का विश्वास नहीं होता, 
क्योंकि रात-दिन शरीर का ही प्रभृत्व व साम्राज्य हो रहा है, आत्मा का महत्व 
ढक रहा है । 

यह मोही प्राणी बाहरी स्थूल शरीर को ही झ्रापा म न रहा है, उसके 
जन्म मे, मैं जन्मा, उसके मरगा से, मैं मरा, उसके रोगी होने पर, मै रोगी, 
उसके दुबंल होने पर, मै दुबंल, उसके वृद्ध होने पर, मै बुद्ध, उसके निरोगी 
होने पर, मैं निरोगी, उसके सबल होने पर, मै सबल, उसके जवान होने पर, 
मै जवान, ऐसा मान रहा है । यदि वह धनवान माता-पिता से जन्मा है तो 
गपने को धनवान मानता है। यदि निर्धन से जन्मा है तो निर्धन भानता 
है । राज्य कुलवाला अपने को राजा दरिद्र कुलवाला श्रपने को दरिद्री, 
कृषक कुलवाला अपने को किसान, जुलाहे के कुलवाला अपने को जुलाहा, दर्जो 
कुलवाला अपने को दरजी, धोबी कुलवाला अपने को धोबी, चमार कुलवाला 
अपने को चमार, सुनार कुलवाला अपने को सुनार, लुहार कुलवाला अपने को 
लुहार, बढई कुलवाला अपने को बढई, थवई कुलवाला अपने को थवई, रगरेज 
कुलवाला अपने को रगरेज, माली कुलवाला अपने को माली मान रहा है । 


शरोर की जितनी दशाये होती है, वे सब मेरी है ऐसा घोर अज्ञान तम 
छाया उपम्रा है । शरीर के मोह मे इतना उन्मत्त है कि रात-दिन शरीर की 


शरीर स्वरूप | [ ४३ 


चर्चा करता है । सवेरे से सध्या होती है, सध्या से सवेरा होता है । शरीर की 
ही रक्षा, शरीर के ही श्र गार का ध्यान रहता है। इसे साफ करना है, इसे धोना 
है, इसे कपडे पहनाने है, इसे चदन लगाना है, इसे भोजन-पान कराना है, इसे 
व्यायाम कराना है, इसे परिश्रम कराना है, इसे आराम देना है, इसे शयन 
कराना है, इसे आ्राभूपण पहिनाने है, इसे वाहन पर ले जाना है, इसके लिये 
द्रव्य कमाना है, इसके सुखदाता स्त्री, नौकर, चाकरो की रक्षा करनी है, इसके 
विरोबी शत्रुओं का सहार करना है - इसी धुन मे इतना मस्त है कि इसे अ्रपने 
आत्मा को जानने की व समभने की फुरसत ही नही मिलती है । 

जिस शरीर के मोह मे आपको भूलकर काम किया करता है, वही 
शरीर पुराना पडते-पडते या जवानी मे ही या बालवय मे ही आयुकर्म के समाप्त 
होने पर छटने लगता है तो महा-विलाप करता है, मैं मरा, मै मरा, मेरे साथी 
छूटे, मेरा धन छूटा, मेरा घर छूटा, मेरा सर्वेस्व लुट गया, ऐसा मेरा-मेरा करता 
हुआ मरता है और तुरन्त ही दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त कर लेता है । 

जिसकी सगति से यह बावला हो रहः है, उसका स्वभाव क्‍या है ? 
इसका यदि विच्रार किया जावेगा, विवेक बुद्धि से इस बात का मनन किया 
जावेगा तो विदित होगा कि 'शरोर' का भिन्न सडन, गलन, पडन, मिलन, बिछु- 
डन स्वभाव है, जब कि "में भ्खण्ड, अविनाशी, भ्रजात, श्रजर, अश्रमर, अमूर्तिक, 
शुद्ध ज्ञातादृष्टा ईश्वर स्वरूप परमानन्दमय अनुपम एक सत्‌ पदार्थ हु । 

ससारी जीवो के सर्व शरीर पाँच तरह के पाये जाते है - कार्मण, 
तेजस, आहारक, वेक्रियिक और औ्रौदारिक | सबसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय कार्मणा 
शरीर है, सबसे स्थल औदारिक है, तथापि सबसे अधिक पुद्गल के परमाणुओों 
का सघट्ट कामंश में है, उसमे बहुत कम तेजस आदि मे क्रम से है। सबसे 
अधिक परम बलिष्ट शक्ति कार्मगा मे है, उससे कम शक्ति क्रम से और शरीरो 
मेंहै। 

कार्मेग शरीर, कार्मरा वर्गग्गा रूपी सूक्ष्म स्कधों से बनता है । इसके 
बनने में मुख्य कारण ससारी जीवो के शुभ व ग्रशुभ राग-द्वेषघ-मोहमयी भाव 
तथा मन-वचन-काय योगो का हलन-चलन है । यही अन्य चार शरीरो के बनाने 
का निमित्त कारण है । इसी के फल से बिजली ( ६७८४० ) की सी शक्ति 


डे] [ सहजसुख-साधन 


को रखने वाली तेजस वर्गणा रूपी सूक्ष्म स्कधो से तेजस शरीर बनता है । ये 
दो शरीर प्रवाहरूप से ससारी जीव के साथ अनादिकाल से चले आ रहे हैं । 
जब तक मोक्ष न हो, साथ रहते है, मोक्ष होते ही छट जाते हैं, तो भी ये एक 
से नही रहते है, इनमे से पुरानी कार्मर तथा त॑जस वर्गणाए छटती रहती है व 
नई कार्मंण व तेजस वर्गणाए मिलती रहती है । 

यदि किसी मिथ्यादृष्टि मोही बहिरात्मा सैनी पचेन्द्रिय के कार्मण शरीर 
की परीक्षा की जावे तो पुरानी से पुरानी कार्मणा वर्गणा उसके कार्मण शरीर 
में सत्तर कोडा-कोडी सागर (सागर अनन्त वर्षो को कहते है) से अधिक पुरानी 
नही मिल सकेगी । ग्राहारक शरीर भी सूक्ष्म है, यह शरीर तपस्वी ऋद्धिधारी 
महामुनियो के योगबल से बनता हैं | पुरुषाकार एक हाथ का सफेद बडा सुन्दर 
पुतला मस्तक द्वार से निकलता है और एक अन्तमु ह्त तक ही बना रह सकता 
है, फिर दूसरा बन सकता हूँ । यह शरीर साधु की भावना के अनुसार तार के 
समान किसी अरहतकेवली व श्रुतकेवली के दर्शन को जाता हैं, कोई सूक्ष्म शका 
किसी तत्व मे होती हैं वह दर्शनमात्र से मिट जाती हूँ । कार्य लेने तक ही यह 
बना रहता हैं, फिर विघट जाता हैं । 

वेक्रियिक शरीर और झदारिक शरीर दो शरीर ऐसे है, जो चारो 
गतिधारी प्रारिगयो के स्थूल शरीर है - जीवन तक रहते है, फिर छूट जाते है, 
नये प्राप्त होते है। देवगति व नरकगति वाले प्राणियों क॑ स्थूल शरीरो को 
वेक्रियिक तथा तिर्यच और मनुष्यगति वाले प्राणियों के स्थूल शरीर को औदा- 
रिक कहते है। 

नारकियो का वेक्रियिक शरीर बहुत ही अशुभ दुर्गन्धमय आहारक वर्म- 
णाओ से बनता है । वे वर्गरगाए नामकर्म के फल से स्वय मिल जाती है और 
एक अन्तमु हतं मे जितना बडा शरीर होना चाहिये, उतना बडा तैयार हो 
जाता है। यह शरीर बहुत ही अ्रसुहावना, डरावना, हुडकसस्थानमय पापकर्मं 
के फल को दिखानेवाला होता है । इस शरीर को वंक्रियिक इसलिये कहुते है 
कि इसमे विक्रिया करने की शक्ति होती है | नारकी इच्छानुसार अपने शरीर 
को सिह, भेडिया, कुत्ता, नाग, गझंड झ्रादि बुरे पशुरूपो मे बदल सकते है, वे 
झपने भ्रगो को ही शस्त्र बना लेते हैं। परस्पर दुख देने के साधन बनाने मे 


शरीर स्वरूप | | ४५ 


उनके शरीर नाना प्रकार की अप्ृथक्‌ विक्रियाएँ करते रहते है । इस शरीर मे 
ऐसी शक्ति होती है कि छिलन्न-भिन्न होने पर भी पारे के समान मिल जाता है । 
नारकी निरन्तर पीडा से आकुलित हो चाहते है कि यह शरीर छट जावे, परन्तु 
वह शरीर पूरी झ्रायु भोगे बिना छूटता नही, उसका अकाल मरण होता नही । 
वे ऐसे शरीर मे रत नहीं होते है, इसी से उनको नारत भी कहते है । 

देवो के भो स्थल शरीर को वेक्रियिक कहते है । यह शरीर भी एक 
ग्तमु हु त मे स्वय नामकर्म के उदय से सुन्दर युहावनी सुगन्धमय आहारक वर्ग- 
णाओ्ओो से बनता है । यह सुन्दर व कातिकारी होता है | पुण्य कर्म के कमती- 
बढती होने के कारण सर्व देवों का शरीर एक-सा सुन्दर नही होता है, कोई 
कम, कोई भ्रधिक, इसी से देव परस्पर एक-दूसरे को देखकर ईर्षावान होकर 
मन में घोर दु ख पाते है । अपने को दूसरों के मुकाबले मे कम सुन्दर देखकर 
कुढते है व रात-दिन मन ही मन मे जलते रहते है । मिथ्यादृष्टि अज्ञानी देवो 
को यह बडा मानसिक दु ख रहता है । 

शरीर सुन्दर होने से वे देव शरीर के मोह में रत रहते हुए शरीर मे 
प्राप्त पाचों इन्द्रियों के भोगो में बडे आसक्त रहते है। इनके शरीर में भ्रपृथक 
तथा पृथक्‌-पृथक्‌ विक्रिया करने की शक्ति होती है । एक देव या देवी अपने 
एक शरोर के बहुत शरोर बनाकर आत्मा को सब मे फंला देते है और मन 
द्वारा सर्वे शरीरो से काम लिया करते है । एक ही शरीर से बने हुये भिन्न-भिन्न 
शरीरो को भिन्न-भिन्न स्थानो में भेजकर काम लेते है। छोटा-बडा, हलका- 
भारी नाना: प्रकार करने की शर्ति उनके वेक्रियिक शरीर में होती है । एक देवी 
अनेक प्रकार शरीर बनाकर क्रीडा क्रिया करती है । इन देवों मे शरीर सबधी 
सेर, अ्रमणा, नाच, गाना, नाटक, खेल, तमाशा इतना अधिक होता है कि ये 
रात-दिन इस ही राग-रग में मगन होकर शरीर के ही सुख में आसक्त हो शरीर 
रूप ही अपने को मान लेते है । मिथ्यात्वी देवो को स्वप्न में भी ख्याल नही 
आता है कि टम शरीर से भिन्न कोई ग्रात्मा है । 

शरीर के गाढ मोह के कारण कोई प्रिय देवी मरती है तो देवो को 
महान कष्ट होता है | भ्रपना मरणं निकट होता है तो बडा दु.ख होता है । वे 
चाहते है कि भ्ौर म्रधिक जीते रहे, परन्तु भायुकर्म के समाप्त होते ही उनको 


४६ ] | सहजयुख-साधन 


शरीर छोडना पडता है । भ्रकाल-मररण तो इनमें भी नहीं होता है । आारतंध्यान 
से शरीर छोडते है। कोई-कोई मर करके वृक्ष बनस्पतिकाय में या रत्नादि 
पृथ्वीकाय में, कोई-कोई मृग, ण्वान, गअ्रश्व, हाथी, वृषभ पशुओ में और मोर, 
कबूतर आ्रादि पक्षियों में उत्पन्न हो जाते हैं। कोई-कोई दीन-हीन मनुष्यों में 
जन्म लेते है । जैसा मोहकर्म वश पापकर्म बाधते है, वैसे ही कम बुरी व अधिक 
बुरी योनी में झ्राकर जन्म पाते है। शरीर का मोह देवो को पन्चेन्द्रिय से 
एकेन्द्रिय तक की योनी मे पटक देता है, जहाँ से उन्नति करके फिर पन्‍्चेन्द्रिय 
होना उनके लिये अनतकाल में भी दुरलेभ हो जाता है । 


तियंचश्गति मे एकेन्द्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि व वायुकायादिको का शरीर 
भी आहारक वर्गणाओं से बनता है, ये वर्गंगाए कुछ शुद्ध है। वनस्पतियों का 
शरीर पृथ्वी आदि धातुओं से व आहारक वर्गणाओं से बनता है | विकलत्रय 
व पच्चेन्द्रिय पशुओ का शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार की अच्छी-बुरी आहारक वर्ग- 
गाओ से बनता है, जिससे किन्ही का शरीर सुन्दर, किन्‍्ही का गअ्सुन्दर होता 
है, किन्‍्ही का दुर्धधमय, किन्ही का सुगन्धमय होता है । असेनी पच्चेन्द्रिय तक 
सर्व पशुओं के मन नहीं होता है, इससे उनके विचारने की शक्ति ही नही होती 
है कि वे यह विचार सके कि आत्मा कोई भिन्न है व शरीर कोई भिन्न है । वे 
अपने को शरीर रूप ही माना करते है, उनकी तीतव़् आसक्ति शरीर मे होती है। 
जो सैनी पचेेन्द्रिय पणु है, उनके मन होता है, वे विचार कर सकते है, परन्तु 
उनको शरीर व आत्मा की भिन्नता के ज्ञान पाने का अवसर क्वचित्‌ ही होता 
है । वे भी शरीर में मोही होते हुए शरीर से ही अपना जन्म-मररण मानते रहते 
है व शरीर के छेदन-भेदन, भूख-प्यास से बहुत कष्ट भोगते हैं । 

मनुष्यगति में इस कमंभूमि के मनुप्यो का शरीर भी सुन्दर-अ्रसुन्दर 
नाना प्रकार की झ्राहारक वर्गंणाओं से बनता है । पहिले तो शरीर की उत्पत्ति 
में कारण गर्भ है | वहाँ अति मलीन, पुरुष का वीय॑ व स्त्री के रज का सम्बन्ध 
होता है, तब गर्भ बनता है | उसमे जीव अन्य पर्याय से आता है, तब वह चारो 
तरफ की और भी आझाहारक वर्गंणा रूपी पुदूगल को ग्रहण करता है । विग्रह- 
गति से झ्राया हुआ जीव मनुष्यगति में एक साथ आहारक वर्गणा, भाषा 
बर्गेणा, मनो वर्गणा को ग्रहण करता है । भ्रन्तमु हते तक अपर्याप्त अवस्था 


शरीर स्वरूप ] [ ४७ 


कहलाती है । जबतक उन वर्गणाओं में आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, 
भाषा और मन इनके बनने की शक्ति का प्रकाश न हो, तब तक वह मानव 
अपर्याप्त कहलाता है, फिर वह पर्याप्त हो जाता है । 


मानव का शरीर नौ मास के अनुमान महान कष्ट मे पूरा बनता है । 
तब तक इस जीव को गर्भ स्थान में उल्टा रहना पडता है। वह स्थान महा 
झपवित्र दुर्गंभमय होता है । माता-द्वारा खाये हुए भोजनपान द्वारा वह वहाँ 
अपना खाद्य ग्रहण करके बढता है। अ्रगोपाग सिकुडें हुए एक मिल्‍ली के भीतर 
रहते है । जब वह गर्भ से निकलता है तो उस बालक को बडा भारी कष्ट होता 
है । बाल्यावस्था मे शरीर बडी कठिनाई से माता द्वारा पाला जाता है । भूख- 
प्यास लगती है, समय पर दूध व अन्नादि मिलता है, कभी नहीं मिलता है तब 
रोता है, मल-मूत्र से अपने को सान लेता है । 


मानव इस स्थूल शरीर को ऊपर से चिकना देखकर इसमे लुभा जाते 
है, परन्तु इस औदारिक शरीर के सम्बन्ध में विचार नही करते है । यदि भले 
प्रकार शरीर के स्वभाव पर विचार किया जावे तो कोई भी बुद्धिमान ऐसे 
अ्रशणुत्रि, मेले, घिनावने शरीर की सगति पसन्द न करे। इसकी उत्पत्ति का 
कारग्ग माता-पिता का अत्यन्त मलीन रज-वीयें है । यह मलमयी गर्भस्थान में 
बढता है । इसके भीतर सात धातु व उपधातु है । 


सात धातुये है रस, रुधिर, मास, मेद (चरबी ), हाड, मिजी, शुक्र 
(वी) जो भोजन-पान किया जाता है, वह इन दशाझ्रों मे पलटते-पलटते बनु- 
मान एक मास मे वाये को तंयार करता है । 


सात उपधातुये है - बात, पित्त, श्लेष्म, सिरा, स्नायु, चर्म, उपराग्नि । 
इनके भरोसे पर शरीर बना रहता है। यदि इनमें से कोई उपधातु बिगड जाती 
है तो रोग पंदा हो जाता है। यदि कोई ऊपर की खाल का ढकना जरा भी 
हटादे तो इस शरीर पर मक्खिया बैठ जायेगी । इतना धघिनावना दीखेगा कि 
स्‍्वय को ही बुरा लगेगा | इस शरीर के भीतर मल, पीप अनेक कीडे बिलबिला 
रहे हैं । यह मेल के घडे के समान मलीन पदार्थों से भरा है । शरीर में करोड़ो 
रोम छिद्र हैं, उनसे रात-दिन पसीनारूपी मेल ही निकलता हैँ । नव बडे द्वारो 


४८ ] [ सहजसुख-साधन 


से निरन्तर मेल ही निकलता है । नव द्वार है - दो कर्णाछिद्र, दो श्रांख, दो नाक 
छिद्र, एक मुख, दो कमर के वहाँ लिग व गुदा । 

यह शरीर निरन्तर भडता रहता है व नये पुदूगलो से मिलता रहता 
है । श्रज्ञानी समभते है कि यह शरीर थिर हैं, परन्तु यह सदा भझ्रथिर रहता हैं । 
जैसे एक सेना क॑ व्यूह मे युद्ध के समय सिपाही मरते जाते है, नये उनकी जगह 
को आकर भर देते है, वेसे हो इस शरीर मे पुराने परमाणु भडते है, नये 
मिलते है, बालकपन, कुमारपन, जवानीपन, इन तीनो में कुछ सुन्दर दीखता 
है । जरा आने पर निबंल व असुन्दर होने लगता है । इसकी अवस्था एक-सी 
नही रहती है । इसमे अनगिनती रोग, ज्वर, खासी, श्वास, पेटदर्द, सिरददे, 
कमरदर्द, गठिया, जलोदर, कोढ आदि पंदा होते रहते है । इसके छुट जाने का 
कोई नियम नहीं । 

देव व नारकियों का शरीर तो पूरी आयु होने पर ही छूटता है, परन्तु 
कर्मभूमि के मनुष्य व तिर्यचों का अ्रकालमरण भी हो जाता है । जैसे दीपक में 
तेल इतना हो कि रातभर जलेगा, परन्तु यदि तेल किसी कारणा से गिर जाबे 
तो दीपक जल्दी ही बुभ जायगा । इसी तरह आयुकर्म की वर्गंगाएं समय-समय 
फल देके खिरती रहती है, वे यदि इसी समान उदय में श्राती रहती है, कोई 
प्रतिकूल कारण नहीं होता है तब तो पूरी आयु भोग ली जाती है, परन्तु 
असातावेदनीय के उदय से यदि तीव्र असाध्य रोग हो जावे, विष खाने मे आा 
जावे, तलवार लग जावे, अग्नि मे जल जावे, जल में इब जावे व और कोई 
श्रकस्मात्‌ हो जावे तो ग्रायुकर्म की उदीरा हो जाती है श्रर्थात्‌ श्रवशिष आ्रायु- 
कर्म की वर्गगाए सब एकदर्म कड जाती है और मरगणा हो जाता है । 

ऐसे पतनशील, मलिन, घिनावने, रोगाक़ात शरीर से ग्ज्ञानीजन मोह 
करके रात-दिन इसी के सवारने मे लगे रहते है व अ्रपने को शरीररूप ही मान 
लेते है और शरीर के मोह मे इतने मृच्छाबान हो जाते है कि वे अपने आत्मा 
की तरफ दृष्टिपात भी नही करते है । धर्मंसाधन से विमुख रहते है। प्नन्त मे 
रौद्रध्यान से नरक या श्रार्तंध्यार्क से पशुगति मे चले जाते हूं । 


यद्यपि यह मानव का शरीर मलीन, क्षणभगुर व पतनशील है, तथापि 
यदि इसको सेवक के समान रक्‍्खा जावे व इससे अपने झात्मा का हित किया 


शरीर स्वरूप ] [ ४६ 


जावे तो इसी शरीर से झ्ात्मा अपनी बडी भारी उन्नति कर सकता है। तप 
करके व झ्रात्मध्यान करके ऐसा उपाय कर सकता है जो फिर कुछ काल पीछे 
शरीर का सम्बन्ध ही छूट जावे । नौकर को इतनी ही नौकरी दी जाती है, 
जिससे वह बना रहे व झाज्ञा मे चलकर हमारे काम में पूरी-प्री मदद दे । 
इसी तरह शरीर को दुरुस्त रखने के लिये योग्य भोजन-पान देना चाहिये। 
इसे ऐसा खान-पान न देना चाहिये, जिससे यह आलसी, रोगी व उन्मस्त बन 
जावे । इसको अपने भ्रधीन रखना चाहिये, शरीर के प्रधीन आप नहीं होना 
चाहिये । 

इस शरीर से बुद्धिमान ऐसा यत्न करते हैं, जिससे फिर यह शरीर 
प्राप्त नही होवे, कर्मों की पराधीनता मिट जावे श्नौर यह श्रात्मा स्वाधीन हो 
जावे । इस मानव शरीर को यदि धमंसाधन मे लगा दिया जावे तो इससे बहुत 
उत्तम फलो की प्राप्ति हो सकती है । यदि भोगो मे लगाया जावे तो भ्रल्प भोग 
रोगादि आकुलता के उत्पन्न कराने वाले होते हैं भ्रौर उनसे तृप्ति भी नहीं 
होती है । यह शरीर काने साठे के समान है। काने साठे को खाने से स्वाद 
ठीक नही आता है, परन्तु यदि उसे बो दिया जावे तो वह अनेक साठो को पैदा 
कर देता है । 

सयभ का साधन-मुनिधर्म का साधन केवल मात्र इस मानव शरीर से 
ही हो सकता है । पशु कदाचित्‌ श्रावक धर्म का साधन कर सकते हैं । नारकी 
व देव तो श्रावक का सयम नही पाल सकते है, केवल ब्रतरहित सम्यग्दृष्टि ही 
हो सकते है । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी इन्द्रादिदिव यह भावना भाया करते हैं कि कब 
आ्रायु प्री हो और कब हम मनुष्य देह पावें । जो तप साधन कर कर्मों को 
जलावे और प्रात्मा को मुक्त करे, जन्म मरण से रहित करे, उसे सिद्ध पद में 
पहुँचावे, - ऐसे उपकारी मानव जन्म को पाकर मानवों के शरीर को चाकर 
के समान रखकर इसकी सहाय से गृहस्थाश्रम में तो धर्म, भ्र्॒थ, काम तीन 
पुरुषार्थो को साधता चाहिये और मुनिपद मे धर्म झौर मोक्ष को ही साधना 
चाहिये । 

बुद्धिमानों को धर्मसाधन में यह भी नही देखना चाहिये कि भभी तो 
हम कुमार हैं, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापे मे धर्म साधन कर लेंगे। प्रकाल- 


४० ] [ सहजसुख-साधन 


मरण की सभावना होने से हमारा यह विचार ठीक नही है । मानवो के सिर पर 
सदा ही मरण खडा रहता है, मालूम नहीं कब झा जावे। इसलिये हर एक पन 
में अपनी शक्ति के भ्रनुसार धर्म का साधन करते रहना चाहिये, जिससे मरते 
समय पछताना न पड़े । मानव शरीर का सम्बन्ध भ्रवश्य छटेगा, उसी के साथ 
लक्ष्मी, परिवार, सम्पदा सब छूटेगी । तब इस शरीर व उसके सबधियो के लिये 
बुद्धिमान को पापमय, अन्यायमय, हिसाकारी जीवन नहीं बिताना चाहिये । 
स्वपर उपकारी जीवन बिताकर इस शरीर को सफल करना चाहिये । इसमे 
रहना एक सराय का वास मानना चाहिये । 

जैसे सराय मे ठहरा हुआ मुसाफिर सराय के दूसरे मुसाफिरों से स्नेह 
करते हुए भी मोह नही करता है, वह जानता है कि सराय से शीघ्र जाना है, 
वेसे ही शरीर मे रहते हुए बुद्धिमान प्राणी शरीर के साथियों से मोह नही 
करते हैं, प्रयोजन वश स्नेह रखते है । वे जानते है कि एक दिन शरीर छोडना 
पड गा तब ये सब सबंध स्वप्न के समान हो जायेगे । शरीर भौपडी को पुद्गल 
से बनी जानकर हमे इससे मोह या मूर्छा भाव नही रखना चाहिये। यह भोपडी 
है, हम रहने वाले झात्मा श्रलग है । भौंपडी जले हम नही जल सकते, भौपडी 
गले हम नही गल सकते, ? कौपडी पडे हम नहीं पड सकते, भौपडी पुरानी 
पडें हम जर्जरित नही हो सकते । 

यह पुद्गलरूप है, प्रन-गलन स्वभाव है, जड है, मूर्तिक है तथा हम 
अमूर्तिक अखड प्रात्मा हैं। हमारा इसका वेसा हो सबंध है, जंसे देह और 
कपडो का । कपडा फटे, सड , गले, छूटे हमारी देह न कटती है, न सडती है न 
गलती है, कपडा लाल, पीला, हरा हो, देह लाल, पीली, हरी नही होती है, 
इसी तरह शरीर बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, रोगी हो, पतनशील हो, हम 
आत्मा हैं, हम बालक नही युवान नही, वृद्ध नही, रोगी नहीं पतनशील नही । 
ज्ञानी को ग्रही उचित है कि इस शरीर के स्वभाव का विचार करके इससे 
मोह न करे । 

इस शरीर की अपवित्रता तो प्रत्यक्ष प्रगट है । जितने पवित्र पदार्थ है, 
शरीर का स्पर्श पाते ही अशुचि हो जाते हैं। पानी, गध, माला, वस्र आदि 
शरीर के स्पशे के बाद दूसरे उसको ग्रहण करना अशुति समझते है | नगर व 


शरीर स्वरूप ] [ ४१ 


ग्राम में सारी गदगी का कारणा मानवों के शरीर का मल है । ऐसे अपविज्र 
शरीर भी पूजनीय व पवित्र माने जाते है, यदि श्ञात्मा धर्म रत्नो से विभूषित 
हो । अतएव हम सबको उचित है कि हम इस मानव देह को पुद्गलमयी, प्रशचि 
नाशवत व श्रायुकर्म के आधीन क्षरिक समभकर इसके द्वारा जो कुछ प्रात्म- 
हित साधन हो सके सो शीघह्र करले | यदि विलम्ब लगाया तो यह शरीर धोखा 
दे जायेगा और मरते समय पछताना पडेगा कि हमने कुछ नही किया । 

शरीर का स्वरूप ग्रात्मा के स्वरूप से बिलकुल विलक्षणा है | इसे अपने 
से भिन्‍न जानकर इससे वराग्यभाव ही रखना चाहिये और इसी शरीर से ऐसा 
यत्न करना चाहिये, जिससे फिर इस शरीर की प्राप्ति ही न हो, फिर इस 
शरीर के जेलखाने मे आना ही न ॒पडे और हम सदा के लिये स्वाधीन परमा- 
नन्‍्दमय हो जावे । हमको मिथ्यात्व रूपी अभ्रधकार से निकलकर सम्यक्त्व के 
प्रकाश में श्राने का पूरा-पूरा यत्न करना चाहिये । 

जनाचार्यों ने शरीर का स्वरूप कंसा बतलाया है, सो नीचे के शास्त्रों 
के वाक्यों से प्रगट होगा - 


श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने द्वादशानुप्रेक्षा मे कहा है - 
दुग्गध बोभत्थ कलिसमल भरिद भ्रयेयणों मुत्तम्‌। 
सडणपड़णं सहाव देह इदि चिन्तये जिख्यम्‌ ।४४।। 
भावार्थ :- ज्ञानी को नित्य ऐसा विचारना चाहिये कि यह शरीर 
दुर्गंधमय है, घृणामय है, मेल से भरा है, अचेतन है, मूरतिक है, इसका स्वभाव 
हो सडना व पडना है । 
देहादो बदिरित्तो कम्मविरहिशो भ्रणतसुहणिलयों । 
चोक्लो हवेइ प्रप्पा इदि जिज्थ भावज कुज्जा ॥४६॥ 
भावार्थ :- देह के भीतर बसा, परन्तु देह से जुदा, कर्मों से भिन्‍न अ्रनत 
सुख समुद्र, अविनाशी, पवित्र आत्मा है - ऐसी सदा भावना करने योग्य है । 


श्री कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड मे कहते हैं - 


एक्केक्कंगुलि बाहों छुम्भवदी होंति जाण मणुयाणं। 
ऋवसेसे ये सरीरे रोधा भलण कितिया भजिया ।॥३७।। 


भर ] [ सहजसुख-साधन 


सावार्थ :- इस मनुष्य के देह मे एक-एक प्रगुल मे छियानवे-छियानवे 
रोग होते हैं, तब कहो, सर्व शरीर मे कितने-कितने रोग होगे । 
ते रोया विय सयला सहिया से परवसेण पुण्बभवे। 
एवं सहर्सि महाजस कि वा बहुएहि लबिएंहि॥रे८॥ 
भावार्थ :- हे महायश ! तूने पूर्व भवों मे उन रोगो को परवश हो 
सहा है, ऐसे ही फिर सहेगा, बहुत क्‍या कहे ? 
पिसंतमुसफंफसका लिज्लयर हि रखरिसिकिमिजाले । 
उयरे वसिश्लोसि छिरं॑ नवदसमासेहि परोेहि ॥।३६॥। 
भाजार्थ :-हे मुने | तू ऐसे महान अपवित्र उदर में नौ मास तथा दस 
मास बसा, जो उदर पित्त और आँतो से बेढा है, जहा मंत्र, फेफस, कलेजा, 
रुधिर, श्लेष्म और ग्ननेक कीडे पाये जाते है । 
सिसुकाले य श्रयाणे प्रसुईमज्कम्मि लोलिझोसि तुम । 
असुई असिया बहुसो मुणिवर ! वालतसपसेण ॥४१॥ 
भावार्थ :- हे मुनिवर | तू बालपने के काल मे भज्ञान अवस्था मे 
भ्रशुचि, अ्रपवित्र स्थान मे भ्रशुचि मे लोटा श्रौर बहुत बार श्रशुचि वस्तु भी खाई । 
संसटिठलुक्कसो जियपिसतसवत्तकुणिमदुग्गंधम्‌ । 
खरिसवसप्यलिब्मिस भरियं चितहि देहउडं ।१४२॥ 
भावार्थ :- हे मुने | तू देहरूपी घडे को ऐसा विचार कि यह देहघट 
मास, हाड, वी, रुधिर, पित्त, गझ्रातो से भडती मुरदे की सी दुर्गन्‍्ध, अपक्व 
मल, चरबी, पीप झ्रादि मलिन वस्तुओ से पूर्णा भरा है । 


श्री वट्ककेरस्वामी मूलाचार मे द्वादशानुप्रेक्षा मे कहते है - 
प्रसुइजिलिबिले गढभे वसमाणों अत्यिपडलप*्छल्णों । 
मसावृइसेभलालाइयं तु तलिव्यासहूं. पिबदि ॥।३३॥ 
सामा्थ :- अपवित्र मूत्र, मल, श्लेष्म, पित्त, रुधिरादि से घ॒णायुक्त 
गर्भ में बसा हुआ, मास की भिल्‍ली से ढका हुआ, माता के कफ द्वारा पाला 
हुग्रा - यह जीव महान दुर्गंध रस को पीता हूँ । 
संसट्ठिरसिभवसदहि रचस्मपिस॑ तमुशकुणिपकुडि । 
बहुदुःफकरोगभागण सरीरससु्र वियानाहि ॥३४।॥ 


शरीर स्वरूप ] [५३ 


भावार्थ :- मास, हाड, कफ, चरबी, रुघिर, चमडा, पित्त, आते, मूत्र, 
पीप आदि से भरी भ्रपवित्र यह शरीररूपी कुटी अनेक दु ख और रोगो का स्थान 
है > ऐसा जान । 


झत्य. कामसरीरादियं पि सब्यमसुभत्ति णादृण। 
णिव्विज्जतो फरायसु जह जहसि कलेबरं प्रसुइ ।॥॥३५॥ 
भावा् :- द्रव्य, काम भोग, शरीरादि ये सब॒तेरे बिगाड करने वाले 
अशुभ है - ऐसा जानकर इनसे वेराग्यवान होकर, ऐसा आ्ात्मध्यान कर, जिस 
से यह अपवित्र शरीर का सम्बन्ध सदा के लिये छुट जावे । 


मोस,ण जिणक्खाद धम्म सुहमिह दु णत्थि लोगस्मि। 
ससुरासुरेस तिरिएस. णिरयमणुएस्‌ चिलेज्जो ॥३६॥ 
भावार्थ :- देव, असुर, तियंच नारकी व मानवो से भरे हुए इस लोक 
में एक जिनेन्द्र प्रगीत धर्म को छोडकर कोई शुभ तथा पवित्र वस्तु नही है । 


इसी मूलाचार की ग्रनागारभावना ग्रधिकार मे कहते है “ 
रोगाण झआायदण वाधिसदसमुच्छिद सरीरघर। 
धोरा खणमबि राग ण करेंति मुणी सरीरम्मि ॥७७॥। 
भावार्थ :- यह शरीर रूपी घर रोगो का भण्डार हैं । सैकडों आ्रापत्तियो 
को व रोगो को झेलकर बना हुआ्ना हैं । ऐसे शरीर में धीर-बीर मुनि क्षरामात्र 
भी राग नही करते है । 
एवं सरीरमसई णिज्थ कलिकलुसभायणमचोक्‍खं। 
थ्रतोछाइद ठिडिउस खिब्भिसभरिद ग्रमेज्भंघर ॥७८।॥। 
भावार्थ :- यह शरीर महान श्रशुचि है, नित्य राग-द्ेष पैदा करने का 
कारगणा हूं, अशुभ वस्तुश्रो से बना है, चमडे से ढका है, भीतर पीप, रुधिर, मास, 
चरबी, बीय॑ ग्रादि से पूर्ण हैं तथा मल-मूत्र का भण्डार है । 
झट्ठिणिछ॒ुण्ण जालिणजियद्ध कलिमलभरिद किसिउलपुण्णुं । 
मसबिलिसं तयपडिछझुण्ण॑ सरीरधर त॑ सददमथोक्ख ।।८३॥। 
सावार्थ :-यह शरीर रूपी घर हड्डियो से बना है, तसो से बंधा है, 
मलमूत्रादि से भरा है, कीडो से पूर्ण हे, मास से भरा हूँ, चमड़े से ढका हैँ, यह 
तो सदा ही अपवित्र है । 


शेड ] [ सहजसुख-साधन 


एवारिसे सरीरे दुग्गंध कुणिमपृवियमचोक्ले । 
सडणपडणे भ्रसारे रागं ग॒ करिति सप्पुरिसा ॥८४॥ 
भावार्थ - ऐसे दुर्गंधित, पीपादि से भरे, अपवित्र सडने पडने वाले, 
सार रहित, इस शरीर मे सत्पुरुष राग नही करते है । 


श्री समतभद्वाचार्य स्वयभूस्तोत्र मे कहते है - 
झजडूसं॑ जगमनेययन्त्र यथा तथा जोवध॒त दारोरम्‌। 
बीभत्सु पूति क्षयि तापक च॒ स्नेहो वृथात्रेति हित त्वमाख्य: ॥३२॥। 
सावार्थ :- हे सुपाश्वनाथ भगवन्‌ !' आपने जगत के कल्याण के लिये 
यह उपदेश दिया हैँ कि यह शरीर स्वय जड हूँ, जीव द्वारा काम करता है, जैसे 
किसी स्थिर यत्र को कोई चलने-फिरने वाला प्राणी चलावे । तथा यह शरीर 
घ॒णायुक्त, भ्रपवित्र, नाशवत व सताप उत्पन्न करने वाला हैँ, इससे राग करना 
व॒था है । 
श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना मे कहते है - 
देहस्स सुक्कसों णिय, श्रसुईपरिणामकारणं जह्या। 
बेहों थि होइ भ्रस॒ुई, अ्रमेज्कधदप्रशो व्य तदो ॥|१००३॥ 
भावार्थ :- इस देह की उत्पत्ति का कारण महा अशुचि माता का 
रुधिर, पिता का वीर्य हैं | जैसे - मलिन घी से बनाया हुआ घेवर, सो भी 
मलिन होता है, वसे भ्रशुचि बीज से पंदा हुई देह भी अ्शुचि हैं । 
कललगदं दसरत्त, भ्रच्छदि कलुसोक्दं थे दसरतस। 
थिरमूद दसरसं अच्छदि भ्रभ्भस्समि ते बीय॑ ॥१००६॥ 
तसो सास बुध्थुदभूदं, भ्रच्छवि पुणो थि७ घणभूद। 
जायदि सासेश तदो, ये मंसपेसी य मासेण ॥१००७॥। 
मासेण पंच पुलुगा, ससो हुंति हु पुणो वि मासेण । 
झंगाणि उबंगाणि ये, जरत्स जायंति गम्भम्मि ॥१००५॥ 


मासम्मि सससे तस्स, होदि चस्मणहरोसणोप्पत्ती । 
कुदणमट्ठममासे जवमे दसमे ये जिमशमण ॥१००६॥ 


सम्बासु ग्रवत्थसु वि, कललादोयाणि ताणि सम्याणि। 
झ्रसुईणि प्रमेश्काणि य, विहिसणिम्भाणि णिच्च॑पि ॥१०१०॥॥ 


हारीर स्वरूप ] [५५ 


भावार्थ - गर्भ मे माता का रुधिर पिता के वीये से मिला हुआ दश 
रात्रि तक हिलता रहता है, फिर दश रात्रि काला होकर ठहरता है, फिर दश 
दिन मे थिर होता है, फिर दूसरे भहीने भे बुदबुदा रूप होकर ठहरता हैं । 
तीसरे मास मे वह कठोर होकर ठहरता हे । चौथे मास मे मास की डली होकर 
ठहरता है । पाचवे मारु मे उस मास की डली मे पाच पुलक निकलते है - एक 
मस्तक का आकार, दो हाथो का व दो पगो का आकार । छठे मास मे मनुष्य 
के अग-उपाग प्रगट होते है। सातवे मास मे चाम, नख, रोम की उत्पत्ति होती 
हैं । आठवे मास में गर्भ मे कुछ हिलता है। नवमे या दसवे मास मे गर्भ स 
निकलता है । ऐसे जिस दिन गर्भ मे माता का रज, पिता का वीय॑ स्थित हुआ्ा, 
उसी दिन से यह जीव महान मलिन दशा मे ही रहा । 


कुणिमकुडी कुणिसेहि य, भरिदा कृणिम श्र सवदि सब्वसतो । 
भाणं ये पअ्रभिज्कमयं, भ्रसिज्कभरिद सरीरमसिणं ॥१०२५॥ 
भावार्थ :- यह देह मलिन वस्तुश्रो की कुटी है व मलिन पदार्थो से ही 

भरी है व स्व द्वारो से व शरीर के भ्रग व उपागो से सडे दुर्गन्ध मल को नित्य 
बहाती है । जैसे मल से बना बतंन मल ही से भरा हो, वैसा ही यह शरीर हूँ । 

झट्ठीणि होंति तिण्णि ढु, सदाणि भरिदाणि कुणिमसज्काए । 

सम्वम्मि चेद वेहे सधीणि सबति तावदिया ॥१०२६॥ 

ग्हारूण णबसदाइ , सिरासदाण हवति सत्त बी 

देहम्मि ससपेसी-.. ण होति पचेव ये सदाणि ॥॥१०२७॥। 

अचतारि सिराजाला-, णि होति सोलसयकंडराणि तहा । 

झूचेे जब सिराकुच्चा, देहे दो मसरज्जू य।॥१०२४८॥ 

सत्त तयाओ काले-, जयाणि सस्तेव होति वेहम्सि। 

देहम्मि रोमकोडो-, ण होति असीदी सदसहस्सा ॥१०२६॥। 

पककामयासयर्था, पे भ्रतगभाऊ सोलस हवति। 

कुणिसस्ल झहासया स-स्त होंति देहे मणुस्सस्स १०३०॥ 

धण उ तिष्णि देह, मिम्ि होंति सत्तत्तरं श्र भम्ससद । 

जय होति बणमुहाइ, णिक्ष्यं कुणिस सबंताई ॥॥१०३१॥ 

देहम्सि मत्युलिंगं, अञ्जलिसितं सयप्पमाणेण 

झड्जलिमेसों मेदों शोगों थि ये तरशिह्रो चलेब ॥१० ३२॥ 


५६] [ सहजसुख-साधत 


तिण्णि ८ बसज्जलीशो, छय्वेब य ग्र जलीउ पित्तत्स । 

सिभों. पिलससाणो, लोहिदसदादयं हुवदि ॥१०३३॥ 

मुत्त आद्यमेसे, उच्चारत्स प हबंति छप्पत्था। 

बीत जहाणि दनन्‍्ता, बत्तीस॑ होंति पंगदीए ॥ १० ३४।॥ 

किसिणो व वणो भरिदं, सरोरियं किमिकुलेहि वहुगेहि। 

सब्ब देह अभ्रपफु-, विक्रण बादा ठिदा पंज ॥॥१०३५।॥ 

एव सब्दे देह, स्थि झ्वथवा कुणिमपुस्गला लेव । 

एक्क पि णत्वि शझ्रर्ग, पूंं सुचियं लऊ ज॑ होज्ज ॥१०३६॥ 

भावार्थ :- इस देह में सडी हुई मीजी से भरे तीन सौ हाड है, तीन 

सौ सधिया है, नवसौ (स्नायु) नसे हैं, सात सौ छोटी (सिरा) नसे हैं, पाचसोी 
मास की डली हैं, चार नसो के जाल हैं, सोलह कडरा हैं, छह सिरामूल है, दो 
मास की रस्सी है, सात त्वचा है, सात कलेजे है, अस्सी लाख करोड रोम है, 
बवक्राशय व झ्रामाशय में तिष्ठती सोलह झ्रातो की पष्टि हैं, सात मल के आश्रय 
हैं, तीन स्थूणी हे, एक सौ सात मर्मस्थान हैं, नव मल निकलने के द्वार है, देह 
में मस्तिष्क अपनी एक अजली प्रमाण है, एक अ्जजली प्रमाण मेद धातु है । 
एक भ्रजली प्रमाण वीये है, मास के भीतर चरबी या घी ग्रपनी तीन श्रजली 
प्रमाण है, पित्त छह भ्जली प्रमाण है, कफ भी छह भ्रजली प्रमाण है, रुधिर 
श्राध ग्राढक प्रमारा है, मूत्र आध श्राढक प्रमारा है, श्राठ सेर का आढक होता 
है, मल छह सेर है, देह मे बीस नख हैं । बत्तोीस दात हे । यह प्रमाण सामान्य 
कहा हूँ, विशेष हीन व भ्रधिक भी होता है, देशकाल रोगादि के निमित्त से 
झनेक प्रकार होता हे । सडें हुए घाव की तरह कीडो से भरा हुआ यह देह है, 
सर्व देह को व्यापकर पाच पवन हैं। ऐसे इस देह मे सर्व हो अग व उपाग 
दुगगन्ध पुदूगल हे । इस देह में ऐसा एक भी अग नही है, जो पवित्र हो - सर्वे 
प्रशुचि ही है । 

जसि होम्ज मच्छिवाप- तसरिसिया तयाए थो पिहिदं । 

को जाम कुणिमभरियं, सरीश्मालष्युसिच्छेम्ज १०३७७ 

भावार्थ -जो यह देह मक्‍खी के पर समान पतली त्वचा से ढका न 

हो तो इस मैल से भरे हुए शरीर को कौन स्पर्शना चाहेगा ? 


शरीर स्वरूप ] [ ५७ 
- परिवद्धसव्यचस्मं, पंदुरगस सुयतवणरसियं। 
सुट्दु वि दयिद महिलं, दट्ठु पिणरोण इच्छेज्ज ॥॥१०२८॥ 
भावार्थ :-- जो इस देह का सर्व चमडा जल जावे और सफंद शरीर 
निकल आवे और घावों से रस कडने लग जावे तो प्रपनी प्यारी स्त्री भी उसे 
देखना पसन्द न करेगी । 
इंगालों धोव॑ंतो, ण हु सुध्कदि जहा पय्तण । 
सम्बेहि समुद्देहि, सुश्कदि देहों ण धुब्बंतो ॥१०४३।॥। 
भावार्थ :- ज॑से कोयला को स्व समुद्र के जल से धोने पर भी उजला 
नही हो सकता, बसे ही देह को बहुत जलादि से धोने पर भी भीतर से पसीना 
आ्रादि मल ही निकलेगा । 
सिण्हाणम्भंगुष्ब, - हृणेहि मुहदन्त भ्रच्छिषुवणेहि । 
णिलयं पि धोवसाणो, बादि सदा पूृदिय देहो ॥॥१०४४।॥ 
भावार्थ :- स्तान तथा अ्रतर, फुलेल, उबटना से धोने पर व मुख, दाँत 
नेत्रो के धोने पर व नित्य स्नानादि करने पर भी यह देह सदा दुर्गन्ध ही वमती है। 
अझन्‍्तो वाहि जे मज्के, व कोइ सारो सरीरगे जत्यि । 
एरंडगो व देहो, गिलसारों सर्जाह चेब ॥१०४६९॥ 
आवार्थ :- जेसे एरण्ड की लकडी मे कुछ सार नही है, वैसे ही इस मनुष्य 
की देह में भीतर-बाहर कुछ भी सार नही है । 
जवि वा रोगा एकम्ति, चेव अच्छिम्मि होंति छण्णउदी । 
सम्वस्मि सेव देहे, होदस्य॑ कदिहि रोगेहि॥१०५३॥ 
पंचेव य कोड़ीओ, अ्रट्ठासटिठ तहने लक्खाह । 
जव जर्वाद च सहत्ता, पथसया होंति चुलसीदी ॥१०५४।॥ 
भावार्श :- जो एक नेत्र मे छियानवे रोग होते हैं, तो सम्पूर्ण देह मे 
कितने रोग होगे ? पाँच करोड, झ्रडसठ लाख, निन्‍्याणवे हजार, पाँच सौ चौरासी 
(५,६०,६६,५८४) रोग देह मे उपजने योग्य है । 
रूवाणि कट्ठकम्मादियाणि चिट्ठति सारवेंतस्स। 
बमणियं पि सारथेत - सस ठादि चि₹र्सरीरमिमं ॥१०५६॥ 


५८ | [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- काष्ठ व पत्थर की मूर्तियाँ सवारी हुई बहुत काल ठहर 
सकती है, परन्तु यह मनुष्य की देह अत्यन्त सस्कार करते हुए भी बहुत देर नहीं 
ठहरती है। 
श्री पूज्यपादस्वामी 'सर्वार्थसिद्धि मे कहते है - 

“शरीरमिदमत्यन्ताशुचिशुक्रशोरिततयोन्यशुचि सवर्धितमवस्करवत्त्‌ अ्रशु- 
चिभाजन त्वडमात्रप्रच्छादितम्‌ भ्रतिपूतिरसनिष्यन्दि स्रोतो विलम्‌ भ्रगारवत्‌ 
ग्रात्ममाव आश्रितमपि आश्वेवापादयति सस्‍्नानानुलेपनधूपप्रघषंवासमान्या- 
दिभिरपि न शक्यमशुचित्वम्‌ श्रपहत्त, मस्य |” 

भावार्थ :- यह शरीर शत्यन्त अशुच्ि है । वीये श्रौर रुधिर की योनि 
में ग्रशुचि पदार्थों से बटा है। मलभाजन के समान अशुर्चि का बर्तन है । उपर 
से त्वचा से ढेंका है । इसके द्वारो से अत्यन्त ग्रपवित्र मल बहा करता हैं । जसे 
झ्रगार को हाथ में लेने से हाथ जल जाता है, बसे इस शरीर को अपना मानने 
से अ्रपना शीघ्र ही घात होता है । स्नान, विलेपन, धूप, वस्त्र, मालादि कोई भी 
पदार्थ इस देह की अ्शुचिता दूर नहीं कर सकते है । 


श्री पृज्यपादस्वामी “इष्टोपदेश' में कहते है -- 
भवति प्राप्य यत्सगमशुच्चीनि शुचीन्यपि। 
स॒काय संततापाण्सतदर्थ प्रार्थना दुथा।॥।६५॥ 
भावार्थ :- यह शरीर निरन्तर क्षुधादि से पीडित रहता है व नाशवत 
है । इसकी सगति को पाकर पवित्र भोजन भी, वस्त्रादि पदार्थ भी अपवित्र हो 
जाते है । ऐसे नाशवत व ग्रपवित्र शरीर के लिये धनादि की बाछा वृथा है । 


श्री पूज्यपादस्वामी 'समाधिशतक' में कहते है :-- 
मुख संसारदुःखस्य बेह एवत्मघीरतत । 
त्यक्त्वैनां. प्रविशेदन्‍्त हिरव्यापृतेन्द्रिय, ॥१४५।॥ 
भावार्थ :- सर्व ससार के दु खो का मूल इस देह से राग करना है । 
इसलिये आत्मज्ञानी इससे राग छोडकर व इन्द्रियों को सकोचकर अपने झ्रात्मा 
में प्रवेश करते हैं । 


शरीर स्वरूप ] [ ५६ 


शुभ शरीर दिव्यांइथ विवयानभिवांछति । 
उत्पन्नात्ममतिदेंहे._ तस्‍्वशानी ततइ्य्युतिम्‌ ॥४२॥ 
भावार्थ :- जो मूर्ख देह को आत्मा मान लेता है वह यह चाहा करता 
है कि शरीर सुन्दर बना रहे व मनोहर इन्द्रियो के पदार्थ सदा प्राप्त होते रहे । 
तत्त्वज्ञानी इस शरीर से छूटना ही चाहता है । 
घने बस्त्रे यथाउच्त्मान न घन॑ मनन्‍्यटे तथा। 
घने स्वरदेहेप्यात्मानं न घन॑ मन्यते बुध ॥६३॥ 
जीर्णे बस्त्रे यथा5प्त्मानं न जोर्ण मन्यते तया । 
जीर्ण स्वदेहेध्प्यात्मानं न जीर्ण मन्यते बुध ॥६४।॥। 
नहटे वस्श्रे यथाऋुत्सानं न नव्टं सनन्‍्यते तथा। 
नष्टे स्वदेहेष्प्यात्मान न नष्टं बुध्यते बुध: ॥६५॥। 
रक्त वस्त्र यथाउच्त्मान न रक्त मनन्‍्यते तथा। 
रक्त स्वदेहेः्प्पात्मासं न रसः मन्पते बुध ॥॥६६॥ 
भावार्थ - जैसे मोटे कपडो को पहनने पर भी कोई अझ्रापको मोटा नहीं 
मानता है, इसी तरह अपने शरीर को मोटा देखकर ज्ञानी अपने श्रात्मा को 
मोटा नही मानते हैं | पुराने कपडे देखकर कोई अपने को पुराना नहीं मानता 
है, इसी तरह बुद्धि मान अभ्रपने शरीर को पुराना देखकर आत्मा को पुराना नहीं 
मानते है। वस्न्रो का नाश होते जानकर कोई अपना नाश नही मानता ह, वंसे 
ही देह को नाश होते देखकर बुद्धि मान अ्रपना नाश नही मानते है वस्त्र को लाल 
देखकर कोई अपने को लाल नहीं मानता है, बसे ही देह को लाल देखकर कोई 
बुद्धि मान अपनों आत्मा को लाल नही मानता है। शरीर से श्रात्मा भिन्न है । 
प्रविशगदलितां व्यहे वेहेए्णूनां समाकृतो। 
स्थिति अॉंत्या प्रप्चन्ते तमसात्मानसब॒द्धप. ॥६६॥ 
भावार्थ :-- समान आकार बना रहते पर भी इस शरीररूपी सेना के 
चक्र मे नए परमाणु मिलते है, पुराने भडते है, तो भी प्रजानी इस शरीर को थिर 
मानकर अपना माना करता हैं । 
गौरः स्थूलः कृझो वाएहहुसित्यंगेताविशेधयन्‌ । 
शझात्मानं धारपेस्चित्यप. केवललप्तिविप्रहम्‌ ।।७०॥॥ 


६० ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- ज्ञानी जानते है कि शरीर ही गोरा, मोटा, दुबला होता है, 
आत्मा नही । आत्मा तो मात्र सदा ज्ञानशरीर धारी है, वह पुदू्गल नही, शरीर 
पुदूगल है । 
वेहान्तरगतेबोंज॑. देहेइस्मिन्लात्ममावना । 
बोल विदेह निष्पत्त रात्मस्येबात्ममावना ॥9४॥ 


भावार्थ :- इस शरीर मे ही आत्मापने की भावना करना शभ्रन्य-अन्य 
देह प्राप्त करने का हेतु है तथा शरीर से भिन्न भ्रात्मा मे ही आत्मापने की 
भावना करना इस शरीर से छूटने का उपाय है । 
हृदात्मबुद्धिवेहादायुत्पप्यज्ञाशमात्मन । 
सित्रादिभिवियोगं च विभेति मरणादभूशम्‌ ॥७६॥ 
भावार्थ :- जो इस शरीर मे ही अपनेपन की गाढ बुद्धि रखते है, वे 
अपना नाश जानकर निरन्तर डरते रहते है कि कही पूत्र, मित्र ग्रादि का वियोग 
न हो जाय, कही मेरा मरण न हो जाय । 


श्री गुणभद्राचाय आरत्मानुशासन' मे कहते है -- 
भ्रस्थिस्पूलतुलाकलापधटित नद्ध शिरास्त्रायुभि- 
इ्वर्माप्छा वितमससान्द्र पि शितेलिप्त सुगृप्त खले । 
कर्मारातिभिरायुरुतण निगलालग्न शरोरालय । 
कारागारमवे हि ते हतमले प्रीति बथा मा कृथा ॥५६॥ 
भावार्थ :- हे निबुद्धि | यह शरीररूप घर तेरे बदीघर के समान हे 
इससे ब॒था प्रीति मत कर । यह शरीररूपी कंदखाना हड्डीरूपी मोटे पापाग्गी 
से गठा हुआ है, नसो के जालरूपी बधनों से बेढा हुझ्नमा है, चमडे से छाया हुआझ्ना 
है, रुधिर व मास से लिप्त है, इसे दुष्ट कमंरूपी बरी ने रचा है, इसमे आयु- 
करमरूपी गाढी बेडी है । 
दीप्तोभयाप्रवातारिदारूदरगकीटयत्‌ । 
जम्ममत्युसमा हिलष्टे हरोरे बत सीदसि ॥६३॥ 
भावार्थ :- जेसे दोनो तरफ भ्राग से जलते हुए एरड के काष्ठ के बीच 
में प्राप्त कीडा महान दू खी होता है, वेसे जन्म तथा मरणा से व्याप्त इस शरीर 
में यह प्राणी कष्ट पाता है । 


शरीर स्वरूप ] [६१ 


उपायको टिवूरक्ये स्वतस्तत इतोन्यतः । 
स्वतः पतन प्राये काये को5्यं तवाप्रह' ॥६६॥ 
भावार्थ :- हे प्राणी ! तेरा इस शरीर मे कौनसा आग्रह है कि मैं 
इसकी रक्षा कर लू गा, यह तो करोडो उपायो के करने से भी नही रहेगा । न 


श्राप ही रक्षा कर सकता है, न दूसरा कोई बचा सकता है, यह तो अवश्य 
पतनशील है । 


धरीरे5स्मिन्‌ सर्वाशुधिनि अहुदुःखेइपि निवसन्‌ । 
व्यरसीज्ो नेब प्रथयति जन प्रीतिमधिकाम्‌ ।। 
इमां हृष्टवाप्यस्माद्विरंसयितुमेनं से यतले । 
यतियाताख्याने: परहितरति पहय महत' ॥६७॥॥ 
भावार्थ :- सर्व प्रकार अपवित्र और बहुत दुखो को देने वाले इस 
शरीर में रहता हुआ यह मानव इस देह से विरक्त नही होता है, किन्तु भ्रधिक 
प्रीति करता है तथापि ऐसा देखकर साधुजन सार उपदेश देकर इस प्राणी को 
शरीर से विरक्त करने का यत्न करते है । महान पुरुषों का अनुराग परहित मे 
रहा करता है ऐसा देखो । यह प्राणी शरीर के मोह से कष्ट पावेगा इसीलिये 
सत पुरुष शिक्षा देकर इसको आत्मज्ञान पर आरूढ करने का उद्यम करते है । 
इत्य तथेति बहुना किमुदीरितेन भूयस्त्वयेव ननु जन्मनि भुत्तमुक्तम्‌ । 
एतावदेव कथित तव सकलय्य सर्वपदा पदसिद जनन जनानाम्‌ ॥६८॥ 
भावार्थ :- 'ऐसा है, वसा है-ऐसा बहुत कहने से क्या ? हे जीव !' 
तूने इस ससार मे शरीर को बार-बार भोगा है और छोडा है । भ्रब तुझे छोडा 
है । अब तुके सकोच करके इतना ही कहा जाता है कि प्राणियों के लिये यह 
शरीर सर्व आापदाओ का स्थान है । 
बिमृह्यों स्खेगेर्माठा भूति छृतिपर्यसस खिल 
मुधाप्पेसत्‌ क्लेशाशुबिमयनिकाराधबहुलम्‌ । 
बुधेस्त्पाण्य त्यायाशदि भवति सुक्तित्ण जडधोी: 
सकस्त्यवसु नाल खलजनसमायोगस?!दाम्‌ ॥१०५।। 
भावाथ :- ज्ञानी लोगो के लिये यह शरीर त्यागने योग्य है, क्योकि वे 
विचारते हैं कि यह सर्व शरीर गर्भ से लेकर मरण पर्यन्त वृथा ही बलेश, झप- 


3 । | सहजसुख-साधन 


वित्रता, भय, पराभव, पीप आदि से पूर्ण है। फिर जो इस शरीर के राग छोडने 
से मुक्ति का लाभ हो तो ऐसा कौन मूर्ख है जो इसको त्याग करने में समर्थ 
नहो ? 
आदी तनोजेननमत्र हतेशखियाणि, काक्षन्ति तानि विधयान्‌ विधयाइच मानस्‌। 
हामिप्रयासभयपापकुयो निदा' स्युम्‌ ले ततस्तनुरनर्थपरम्पराणाम्‌ ॥१६५।॥। 
शरीरमसपि पुष्णन्ति सेवन्ते विषयानपि । 
नास्त्यहों दुष्कर नुणा बिवाद्वामछन्ति जोवितम्‌ ॥१६६॥ 
भावार्थ *- प्रथम ही शरीर की उत्पत्ति होती है, उस शरीर मे इन्द्रिया 
विषम विषयों को चाहती है, वे विषय भोग महानपने की हानि करते है, महा- 
क्लेश के कारण है, भय के करने वाले है, पाप के उपजाने वाले है व निगोदादि 
कुयोनि के दाथक है | इसलिये यह शरीर ही अनर्थ की परम्परा का मूल कारग 
है । मूर्ख लोग कैसा न करने योग्य काम करते है, शरीर को पोपते है, विषय- 
भोगों को सेवते है, उनको विवेक नही, वे विष पीकर जीना चाहते है । 
माता जाति. पिता मृत्युराधिव्याधी सहोदगतो। 
प्रात जतोर्जरा मिश्र तथाप्याशा वरीरके ॥२०१॥ 


भावार्थ :- टस शरीर की उत्पत्ति तो माता है, मरण इसका पिता है, 
मानसिक शारीरिक दुख इसके भाई है, अन्त में जरा इसका मित्र है तो भी 
इस शरीर में तेरी आजा हे-यह बड़ा झाश्चय है । 
शुद्धोप्पपोष विवयावग्ो प्यमूर्तोप्यात्मनू_ त्वसप्यतितरामशुच्चीकृतो सि । 
मूर्त सदाप्शुच्ि विवेतनसन्यदत्र किया न दूषयति धिग्धिगिद शरीरस्‌ ॥२०२॥॥ 
भावार्थ :- है चिदानन्द ' त्‌ तो शुद्ध है, सब पदार्थों का ज्ञाता है 
अ्मतिक है तो भी इस जड शरीर ने तुझे अ्रपवित्र कर दिया है। यह शरीर 
मूतिक है, सदा अपवित्र चेतना रहित है, यह तो केशर कपू रादि सुगन्ध वस्तुओो 
को भी दूषित कर देता है । इस शरीर को धिक्‍ककार हो ! धिक्‍कार हो ! 
हा हतो सितररा अन्तो येनास्मिस्तव सां तम्‌ | 
शान कारयाओ्शु चिशानं तस्‍्याग: किल साहस: ॥२० २॥ 
भावार्थ :- हाय हाय ' हे प्राणी ! तू ग्रत्यन्त ठगाया गया, नष्ट भया, 
तू शरीर से ममत्व करके अति दु खी भया । अरब तू विचार, यह शरीर अशुति 


शरीर स्वरूप | | ६३ 


है, ऐसा जानना यही सच्चा ज्ञान है तथा इसका ममत्व तजना ही साहस का 
काम है | 
श्री झमितगति तत्त्वभावना मे कहते है - 
संयोगेन ढरन्तकल्मचभुवा दुःख न कि प्रापितों । 
पेन त्म॑ं भवकानने मृतिजराव्याप्रश्नजाध्यासिते 
संगस्तेन न जायते तथ यथा स्थप्नेडपि दुष्टात्मना । 
किचित्कर्म तथा कुरुष्व हुदये कृत्वा मतों निचलम्‌ ॥१७॥ 
भावाथ :& जरा व मरण रूपी व्याप्त समूह से भरे हुए इस ससार-वन 
में महान पाप को उत्पन्न करने वाले इस शरीर के सयोग से ऐसा कोनसा दु ख 
है ? जो तने प्राप्त नही किया है। भ्रब तू भ्रपने मन को निश्चल कर के ऐसा 
काम कर, जिससे तुमे स्वप्न मे भी इस दुष्ट शरीर का फिर संग न हो । 
दर्धधेन मलोमसेन वपुषा स्थर्गापयर्गश्रियः । 
साध्यंते सुवका रिणा यदि तदा संपद्यते का क्षति ॥। 
निर्माल्येन विगहिलेन सुखद रत्न यदि प्राप्यते । 
लाभ' केन न मन्यते बत तदा छोकर्स्थिति जानता ॥। ९ ८॥। 
भावार्थ '- यह शरीर तो दुर्गन्धमय अ्रशुचि है। ऐसे शरीर से यदि 
स्वग व मोक्ष देने वाली सुखकारी सम्पत्ति प्राप्त हो सके तो क्‍या हानि है ? 
उसके लिये यत्न करना ही चाहिये । यदि किसी निन्‍्दनीक तुच्छ वस्तु के बदले 
में सुखदाई रत्न प्राप्त हो सके तो लोक की मर्यादा को जानने वाले को लाभ 
क्यो न मानना चाहिये ? 
एकवत्रापि करेवरे स्थितिधिया कर्माणि संकर्वता । 
'गुर्बो दु'खपरंपरानुपरता यत्रात्मना रूम्यते॥ 
तत्र स्थापयता विनष्टममर्ता विस्तारिणों संपदम्‌ ! 
का दाफ ण नपेश्वरेण हरिणा न प्राप्यते कथ्यताम्‌ ॥४३॥। 
भावार्थ :- इस शरीर के साथ रहते हुए मूढ भ्रात्मा ने शरीर को स्थिर 
सानकर जो पाप कर्म किये है, उससे दु खो की परम्परा इसने उठाई है । यदि 
यह इस शरीर से ममता हटा ले तो ऐसो कौनसी सम्पत्ति है, जो इसको प्राप्त 
न हो सके ? क्‍या इन्द्र की, क्या चक्रवर्ती की, क्या नारायण की ? 
चित्रोपाय विवधितो पि न निजो देहोषि यत्रात्मनों । 
भादाः पृश्रकलञ्न सिश्रतनयाजासातुतातादय ॥। 


६४ ] [ सहजसुख-साधन 


तज्र स्व निजरकमंपूववदगा' केयां भवन्ति स्फुट । 
विज्ञायेति मनी विणा निजमति' कार्या सवात्मस्थिता ॥॥१२॥। 
भावार्थ :- प्रनेक प्रकार के उपायो से पालते रहने पर भी जहा इस 
आत्मा के साथ देह नहो रह सकती-छूट जाती है, व पुत्र, स्त्री, मित्र, पुत्री, जवाई, 
पिता आदि कंसे इसके साथी रह सकते है ” ये सब अपने-अ्रपने कर्म के वश जाने 
वाले हैं, ऐसा जानकर बुद्धि मान को सदा झात्मा के हित मे अ्रपनी बुद्धि रखनी 
योग्य है । 
श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानाणंव मे कहते है -- 
सर्वदेव रुजाकान्त सर्वदेवाशुलेग हम्‌ । 
सर्बदा पतनप्राय दे हिनां देहुपडजरम्‌ ॥८॥॥ 
भाव थे :-- इन जीवो का देह रूपी पिजरा सदा ही रोगो से व्याप्त 
सर्वथा अशुचि का घर व सदा ही पतनशील है । 
तेरेव फलमेतस्थ गृहोत पुष्यकर्ंभि । 
बिरज्य जन्मनः स्वार्थ ये' शरीर कदथितम्‌ ॥॥६॥ 
भावाथ :-- इस शरीर के प्राप्त होने का फल उन्होने ही लिया, जिन्होंने 
ससार से विरक्त होकर अपने-अपने आत्मकल्यारग के लिये ध्यानादि पवित्र कर्मों 
से इसे क्षीरा किया । 
भवोद्भवा नि बु खानि यानि यानोह देहिसि । 
सहान्ते तानि तान्पुच्चवंपुरादाय केवलम्‌ ॥११॥ 
भावार्थ -- इस जगत मे ससार से उत्पन्न जो-जों दु ख जीवो को सहने 
पड़ते हैं, वे सब इस शरीर के ग्रहण से ही सहने पडते है । 
कप रक्‌ कुमागुरमुगसदहरियन्दना दिवस्तुनि । 
भव्याम्यपि संसर्गास्म लिनयति कलेवरं नुणाम्‌ ॥।१२॥। 
भावार्थ :- कपूर, केशर, अ्रगर, कस्तूरी, हरिचन्दनादि सुन्दर-सुन्दर 
पदार्थों को भी यह मनुष्यों का शरीर ससग्ग मात्र से मैला कर देता है । 
झजितपटलगृद पडजरं॑ कफीकसानाम्‌ 
कुषितकुणपतंध्रे: पूरितं मूढ गाइम्‌ । 
यमबदम भिवल्ण रोगभोगीमानेहूं 
कथमिह भनुआानां प्रीतये स्था्यरीरम्‌ ।१३॥ 


शरीर स्वरूप ] [६५ 


भझावाय :- हे मूढ प्राणी ! इस संसार मे मनुष्यों का देह चर्म के परदे 
से ढका हुआ हाडों का पिजरा है । तथा बिगडी हुई राध की दुग्गंन्ध से परिपूरां 
है । रोग रूपी सर्पों का घर है । काल के मुख में बेठा हुआ है । ऐसा शरीर 
प्रीति करने योग्य कैसे हो सकता है ? 
श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्वज्ञानतरगिणी में कहते है - 
डुर्गग्ध सलभाजनं कुविधिना निष्पादितं धातुभि- 
रंग तस्य जनेभिजायंम खिलेराख्या धुता स्वेच्छुया । 
तस्या: कि सम वर्जनेन सतत कि निवनेतेव थे 
बि्र पस्प धारीरकर्मजमिताञम्यस्थाप्यहों तत््वत: ॥€-८॥। 
भावार्थ :- यह शरीर दुर्गन्‍्धमय है, विष्ठा, मूत्र, आदि मलो का धर 
है, अशुभ कर्म के उदय से मज्जा भ्रादि धातुझ्नो से बना है। तथापि मूढ जनों 
ने अपने स्वार्थ के लिये इच्छानुसार इसकी प्रशस। की है । परन्तु मुझे इस शरीर 
की प्रशसा शौर निदा सें क्‍या प्रयोजन ? क्योकि मै तो निश्चय से, शरीर श्रौर 
कर्म से उत्पन्न हुए रागादि विकारो से रहित शुद्ध चिद्रूप हू । 
देहोऋं कर्मरपोऋं मनुष्योछ्ं कृुशो5क्झ । 
गौरोऋहूं श्यामवर्णो ऋम द्विजो हूं द्विजोशप्रया ॥१०-२॥। 
झविद्वानप्यहूं बिद्वान्‌_ निर्धनो घनवानह । 
इत्यादि खितन पुसाभहंकारो निरख्यते ॥१०-३॥। युग्म॑ ॥। 
भावार्थ :- में शरीर हूं, मैं कर्मरूप हूं, मैं मानव हूँ, मैं दुबला हूं, 
मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र हूं, मैं ब्राह्मण हु, 
मैं मूर्ख हैं, मै विद्वान हूं, मैं निर्धन हूं, मै धनवान हूँ इत्यादि मन में विचार 
करना अ्रहकार है । मूढ मानव इसी अ्रहकार मे चूर रहते है। 


प बनारसीदास समयसार नाटक मे कहते है - 


[सर्वबया तेईसा ] 
देह भ्रचेतन प्रेत दरी रज, रेत भरी मल खेत की कक्‍्यारी । 
व्याधि की पोट अभ्रराधि की ञझ्योट उपाधि की जोड़ समाधि सो न्यारी |। 
रे जिय देह करे सुख हानि, इते पर तोहि तो लागत प्यारी । 
देह तो तोहि तजेगी निदान पै, तू ही तजे क्यो न देह की यारी ।७६।। 


[ सहजयुख-साधन 


[सर्बया इकतीसा ] 


रेत की सी गढी किधो, मढी है मसान की सी, 
झदर भ्रन्धरी जंसी कदरा है सेल की। 
ऊपर की चमक दमक पटभूषन की, 
धोखे लागे भली जैसी कली है कनेल की ।। 
झौगुन की ओडी, महा मोडी मोह की कनोडी, 
माया की मसूरति है मूरति है मैल की। 
ऐसी देह याही के स्नेह याकी सगति सो, 
हो रही हमारी मतति कोलू कंसे बेल की ॥७८।॥। 
ठौर-ठौर रक्त के कुण्ड कसनि के भुण्ड, 
हाडनि सो भरी जंसे थरी है चुडेल की । 
थोडे से धका के लगे ऐसे फट जाय मानो, 
कागद की पुरी कीधो चादर है चेल की ।। 
सूचे अ्रम वानिठानि मूढ़नि सो पहिचानि, 
करे सुख हानि अर खान बद फंल की | 
ऐसी देह याही के सनेह याकी सगति सो, 
हो रही हमारी मति कोलू केसे बेल की ।।७६॥। 
कोउ क्र कहे काया जीव दोउ एक पिड, 
जब देह नसेगी तब ही जीव भरेगो। 
छाया को सो छल किधो माया को सो परपच, 
काया में समाय फिर काया को न धरेगो ।। 
सुधी कहे देह सो अबव्यापक सदीव जीव, 
समय पाइ परको ममत्व परिहरेगो । 
अपने सुभाव गझ्राइ धारना धरा मे धाई, 
झाप में मगन होके, श्रापा शुद्ध करेगो ॥६६॥। 


[सर्वेया तेईसा ] 


पण्डित चझानतराय चघानतविलास मे कहते हैं - 


शरीर स्वरूप | [ ६७ 


बालकबाल खियालन खिद्राल जुबान सियान गुमान भुलाने । 
ये धरबार सर्ब॑ परिवार शरीर सिगार निहार फुलाने।। 
वृद्ध भये तन रिद्ध गई ख़िंदि' सिद्ध व कामन पाट तुलाने । 
द्यानत काय ग्रमोलक पाय न, मोक्ष द्वार किवाड खुलाने ॥३५॥ 


पण्डित भैया भगवतीदास ब्रह्मविलास मे कहते है - 
लाल बसत्र पहरे सो देह तो न लाल होय, 
लाल देह भये हस लाल तो न मानिये। 
वस्त्र के पुराना भये देह न पुरानी होय, 
देह के पुरानी जीव जीरन न जानिये॥। 


वस्त्र के नाश कछ देह को न नाश होय, 
देह के नाश हुए नाश न बखानिये। 
देह दर्व पुद्गल की चिदानद ज्ञानमई, 
दोउ भिप्न-भिन्न रूप भेया उर आनिये ॥|१०।॥। 


[सर्वया इकतोसा ] 
मास हाड लोह सानि पूतरी बनाई काहू, 
चाम सो लपेट तामे रोम केश लाए है। 
तामे मल मृत भरि क्रम कई कोटि धरे, 
रोग सच करि-करि लोक मे ले प्राए हैं।। 
बोले वह खाउ-खाउ बिन दिये गिरि जाउ, 
झागे को न धरु पाउ ताही वे लुभाए हैं। 
ऐसे मोह भ्रम में भ्नादि के भ्रमाए जीव, 
देखे परतक्ष तऊ चक्षु मानो छाए हैं ॥१४।॥ 
चाम के शरीर माहि बसत लज़ात नाहि, 
देखत भ्रशुचि तऊ लीन होय तन में। 
नारि बनी काहे की विचार कछू करे नाहि, 
रीभ-रीक मोह रहे चाम के बदन मे ॥। 


| सहजसुल-साधन 


लक्ष्मी के काज महाराज पद छाडि देत, 

डोलत है रक जैसे लोभ की लगन में । 

तनकसी झाउ मे उपाय कई कोउ करे, 

जगत के वासी देख हासी झावे मन में ॥७॥। 

अचेतन की देहरी न कीजे तासो नेहरी, 

सु श्रौगुन की गेहरी महान दुख भरी है। 

याही के सनेह री न श्रावे कर्म छेहरी, 

पावे दुख तेहरी जिन याकी प्रीति करी है ॥। 

पभ्रनादि लगी जेहरी जू देखत ही खेहरी, 

तू यामे कहा लेहरी रोगन की दरी है। 

काम गजकेहरी सु राग द्वेष केहरी त्‌ तामे, 

दृष्टि. देयरी जो मिथ्यात हरी है।॥ 

देख देह खेत क्यारी ताकी ऐसी रीति न्यारी, 

बोए कछू आझान उपजत कछ आन है। 

पच भ्रमृत रस सेती पोखिये शरीर नित, 

उपजे रुधिर मास हाडनि को ठान है।। 

एते पर रहे नाहि कीज्यि उपाय कोटि, 

छिनक मे विनशि जाय नाउ न निशान हूँ । 

एतो देख म्ूरख उछाइ मन माहि धरे, 

ऐसी मूठ बातनि को साच करि मान हूँ ॥१०१।॥ 

[ सबंया तेईसा ] 

बालपने तब बालनि के सग खेलो है ताकी प्ननेक कथा रे । 
जोबन शझ्राय रमो रमनी रस सोऊ तो बात विदित जथा रे ।। 
वृद्ध भवों तन कपत डोलत, लारे परे मुख होत विथारे । 
देख शरीर के लच्छन भइया तू, चेतत वयो नहि चेतन हारे ॥५२॥। 
तू ही जु भ्राय वसो जननी उर, तू ही रम्यो नित बालक तारे रे। 
जोबन ता जु भई फुनि तोही को, ताहि के जोर भनेक ते भारे । 


शरीर स्वरूप ] [ ६६ 


बुद्ध भयो तुही शब्रग रहे सब, बोलत वैन कहे तु तरारे। 
देखि शरीर के लच्छन भइया तू, चेतत क्यों नहिं चेतनहारे ।।५३॥। 
[सर्वधा इकतीसा ] 

सात धातु मलिन है महा दुर्गन्धभरी, 

तासो तुम प्रीति करी लहत झानद हो । 

नरक निगोद के सहाई जे करन पच, 

तिनही की सीख सचि चलत सुछद हो ॥। 

झाठो जाम गहे काम राग रस रग राचि, 

करत किलोल मानो माते जो गयद हो । 

कछ तो विचार करो कहा कहा भूलि फिरो, 

भले ज्‌ भले जु्‌ भेया भले चिदानद हो ॥॥४६॥ 

[सर्वया तेईसा ] 

रे मन मूढ कहा तुम भूले हो, हस विचार लगे पर छाया । 
या में सहूप नहीं कछ तेरो जु, व्याधि की खोट बनाई है काया ।। 
सम्यक रूप सदा गन तेरो है, और बनी संब ही भ्रम माया । 
देख तू रूप भ्रनूप विराजत, सिद्ध समान जिनेद बताया ॥॥४७।॥॥ 
चेतन जीव निहार हु अतर, ये सब है पर की जड़ काया । 
इन्द्र समान जो मेघ घटा महि, शोभित है प॑ रहे नहि छाया ॥। 
रन समे सुपनो जिम देखि तु, प्रात भये सब भूठ बनाया । 
त्यों नदि नाब सजोग मिलयो सब, चेतो चित्त जु चेतन राया ।॥४८॥। 
देह के नेह लग्यो कहा चेतन, न्‍्यारिय को अपनी करि मानी । 
याही सो रीभ अज्ञान मे मानिके, याही मे आपके तू हो रहो थानी ।। 
देखत है परतक्ष विनाशी, तऊ प्रननचेतन प्रन्ध ग्रज्ञानी । 
होहु सुखो भ्रपनो बल फोरि के, मानि कह्मों सर्वक्ष की बानी ॥॥४६।। 
वे दिन क्यो न विचारत चेतन, मात की कूंख मे श्राय बसे हैं । 
ऊरध पाउ लगे निशिवासर, रच उसासनु को तरसे हैं। 
झाउ सजोग बचे कहुं जीवित भझरु, लोगन की तब दिष्टि लसे हैं । 
झाज भये तुम जोबच के रस, भूलि गए कितते निकसे हैं ।।३२१॥ हक 


तीसरा श्रध्याय 


भोगों का स्वरूप 


जैसे ससार असार है, शरीर भ्रशुचि है, वेसे ही इन्द्रियों के भोग अतृ- 
प्तिकारी, अ्रथिर और तृष्णा के बढाने वाले हैं । इनके भोंगने से किसी को भी 
तृप्ति नही हो सकती है । जैसे जलरहित' वन में भूग प्यासा होता है, वहाँ जल 
तो है नही, परन्तु दूर से उसको चमकती घास में या बालू मे जल का भ्रम हो 
जाता है। वह जल समभकर जाता है, परन्तु वहाँ जल को न पाकर ग्रधिक 
प्यासा हो जाता है | फिर दूर से देखता है तो दूसरी तरफ जल के भ्रम से 
जाता है, वहाँ पर भी जल न पाकर और श्रधिक प्यासा हो जाता हैं । इस तरह 
बहुत बार भ्रम मे भटकते रहने पर भी उसको जल नही मिलता है । श्न्त मे 
बह प्यास की बाधा से तडफ-तडफ कर प्राण दे देता है । 


यही हाल हम ससारी प्राणियो का है, हम सब सुख चाहते है, 
निराकुलता चाहते हैं। भ्रम यह हो रहा है कि इन्द्रियो के भोग करने से सुख 
मिल जायगा, तृप्ति हो जायगी । इसलिये यह प्राणी कभी स्पर्शनेन्द्रिय के भोग 
के लिये स्त्री सम्बन्ध करता है, कोमल पदार्थों को स्पर्श करता है, कभी रसना 
इन्द्रिय के भोग के लिये इच्छित पदाथों को खाता है, कभी ध्ाण इन्द्रिय के 
भोग के लिये प्रतर, फुलेल, पुष्पादि सू घता है, कभी चक्षु इन्द्रिय के भोग के लिये 
रमणीक चेतन-प्रचेतन पदार्थों को देखता है, कभी कर्णोन्द्रिय के भोग के लिये 
मनोहर गानादि सुनता है। इस तरह पाचो इन्द्रियो का मोग बार-बार करता 
है, परन्तु तृप्ति नहीं पाता है । 

जैसे खांज को खुजाने से भौर खाज का कष्ट बढ़ जाता है, वैसे इन्द्रिय 
भोगों को जितना किया जाता है उतनी ही भ्रधिक तुष्णा बढ़ जाती है। 
तुष्णा ही क्लेश है, बाधा है, चिता का कारण है। यदि किसी को स्त्री का 
जीग एफेबार हुआ है तो बह बार-बार भोगना चाहता है । शक्ति न होने पर 


भोगों का स्वरूप ] [ ७१ 


कष्ट पाता है या स्त्री की इच्छा न होने पर दुःख भोगता है। यदि कोई 
मिठाई खाई है तो उससे बढ़िया मिठाई खाने की बार-बार इच्छा होती है, 
यदि नही मिलती है तो बडा दुख मानता है, यदि मिल जाती है तो झधिक 
इच्छा बढ जाती है | यदि किसी ने किसी सुगंध को सू था है तो उससे बढ़िया 
सुगध के सू घने की इच्छा हो जाती है, नही मिलती है तो बडा दुख पाता 
है, यदि मिल जाती है तो और ग्रधिक तृष्गा बढ जाती है । 


यदि किसी ने किसी तमाशे को देखा है तो इससे बढिया तमाशा देखने 
की इच्छा हो जाती है, यदि नही मिलता है तो कष्ट पाता है, यदि मिल जाता 
है तो अधिक तृष्गा बढा लेता है । यदि कोई मनोहर गाना सुना है तो उससे 
बढिया सुनना चाहता है । यदि नही मिलता है तो दु ख मानता है, यदि मिल 
जाता है तो इच्छा को अ्रधिक बढा लेता है । बहुत से प्राणियों को इच्छानुसार 
भोग नही मिलते है, चाहते वे कुछ है, मिलते कुछ है, तब वे बहुत दु खी होते 
है। किसी के यहा निमन्त्रगण था, जाने वाले ने यह इच्छा की, वहा बढिया 
मिठाइयाँ मिलेगी, परन्तु वहा ऐसा भोजन था, जो वह रोज खाता था उससे 
भी घटिया था । बस, इच्छानुसार न पाकर वह मनमे बहुत क्लेश मानता है । 
जिनको इच्छानुसार मिल जाता है उनकी तृप्णा बढ जाती है। मनुष्य का 
शरीर तो पुराना पड़ता जाता है, इन्द्रियों की शक्ति घटती जाती है, परन्तु 
भोगों की तृष्णा दिन-दूनी रात-चौगुनी बढती जातो है । 


जब यह प्राणी तृष्णा होते हुए भोगो को असमर्थता के कारण भोग ' 
नही सकता है तो इसे बडा दुख होता है। व॒द्धों से पूछा जावे कि जन्म भर 
तक आ्ापने इन्द्रियों के भोग भोगे, इनसे श्रव तो तृप्ति हो गई होगी ” तब वे 
वृद्ध यदि सम्यर्दृष्टि श्रात्मज्ञानी नहीं है, मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है तो यही 
जबाब देंगे कि यद्यपि विषयो के भोग की शक्ति नही है । 

शरीर निर्बंल है, दात गिर गए है, आखो से दिखता नहीं, कानों 
से सुनाई नही देता, हाथ-पगों मे बहुत देर खडे होने की व बहुत देर बेठने की 
शक्ति नही रही है, तथापि पाचो इन्द्रियों के भोग की तुष्णा तो पहले से 
बहुत बढ़ी हुई है। यह वस्तु का स्वभाव है कि इन्द्रियो के भोगों से तृष्णा 


७२] [ सहजसुख-साधन 


बढ़ती ही जाती है, कभी तृप्ति नही होती हैं । यह जीव प्रविनाशी है, भ्रनादि 
झनन्त है । चारों गतियो मे भ्रमण करते हुए इसने अनन्त जन्म कभी एकेन्द्रिय 
के, कभी द्वेन्द्रिय के, कभी तेद्विय के, कभी चौन्द्रिय के, कभी पचेन्द्रिय के, पशु 
के, मानव के, देव के, नारकी के धारण किये है। तथा नरक के सिवाय तीन 
गतियो मे यथासभव पाचो इन्द्रियो के भोग भी भोगे है, परन्तु आज तक इस 
मानव की एक भी इन्द्रिय की तृष्णा शात नही हुई । 


इन इन्द्रियों के भोगो मे दूसरे पदार्थों की आवश्यकता होती है । यदि 
वे भोग्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उनका विथोग हो जाता है तो इस प्राणी को 
बड़ा भारी कष्ट होता है । कभी प्रिय स्त्री का वियोग हो जाता है, तब यह 
गृहस्थी के सब आराम से छूट जाता है। कभी प्रिय पुत्र का, कभी प्रिय पुत्री 
का, कभी हितकारिणी माला का, कभी पिता का, कभी प्र मपात्र मित्र का, 
कभी भ्राज्ञाकारी सेवक का, कभी भ्राजीविका देने वाले स्वामी का वियोग हो 
जाता है, तब बड़ा भारी कष्ट हौता है। कभी घन की हानि हो जाती है, तब 
इन्द्रियों के भोग योग्य मनवाद्धित पदार्थ सग्रह नही कर सकता, इसलिए बडा 


ही दु'खी होता है । 


इन्द्रियो के भोगो को भोगते-भोगते तृष्णा को बढाते हुए कदाचित्‌ 
पझपना मरण झा जाता है, तब सर्व भोगो के चेतन अचेतन पदार्थों के छूट 
जाने का बडा भारी शोक करता है, रोता है, तडफता है । इन इन्द्रियो के 
ओगो में रात-दिन मगन रहते हुए, यह ऐसा भोग्य पदार्थों मे मोही हो जाता 
है कि इसे धर्म की चर्चा बिलकुल नही सुहाती है। सबेरे से ही शरीर की सेवा 
में लग जाता हैं। दिनभर धन कमाता है, रात को थककर सो जाता है । 
तृष्णा की भ्रधिकता से बहुत मनोहर पदार्थों को भोगना चाहता है। जब 
न्‍्याव से धन नहीं भाता है, तब प्रन्याय पर कमर कस लेता है। प्रसत्य 
बोलकर, विश्वासधातकर, चोरी कर, किसी के प्राण तक लेकर धन का 
सचय करता है । उसके भीतर से दया 4 प्रेम चले जाते हैं, परम प्रेमी मित्र 
को भी झगश्तर पाकर ठग लेता है। भ्रधिक धन पाने की लालसा से जुभा 
केश लग जाता है । जुए में घन हारता है, तब चोरी करने लगता है। 


भोगों का स्वरूप [७३ 


कुसंगति में पड़कर मदिरापान, मासाहार की झादत डाल लेता है। स्व-स्त्री 
में सतोष न पाकर वेश्याओ में या पर-स्त्रियो मे आसक्त हो जाता है। भोगों 
की तृष्णावश घोर से घोर पाप कर्म करने लगता है, अभ्रनाथ विधवाशञ्रो का धन 
छीन लेता है, झूठा मुकदमा बनाकर धन लेने का उपाय करता है । यदि राज्य 
विरुद्ध काम करने पर कभी दण्ड पाता है तो कारावास मे जाकर झ्रपनी सब 
प्रतिष्ठा गवा देता है। सर्व ससार के दु.खो का मूल भोगो की तृष्णा है- 
घोर पापो से मरकर कुगति मे जन्म पाता है, मनुष्य से एकेन्द्रिय तक हो 
जाता है । 


यदि विचार कर देखा जावे तो ससार के स्व ही मिथ्यादृष्टि प्राणी 
इन्द्रियो के भोगो की लोलुपता से रात-दिन श्राकुल-व्याकुल व प्रयत्नशील बने 
रहते है । पिपीलिकाएँ इसी तृष्णावश बहुत-सा दाना एकत्र करती हैं, मकिखिया 
मधु को एकत्र करती है, पतगे चक्षु इन्द्रिय के रागवश दीपक की लौ मे जलकर 
प्राण गवांते है, श्रमर नासिका इन्द्रिय के वश हो कमल के भीतर दबकर मर 
जाते है, मछलियाँ रसना इन्द्रिय के वश हो जाल मे फसकर तडफ-तडफ कर 
प्राण गवाती है, हस्ती स्पशंन इन्द्रिय के वश हो पकड लिये जाते है । मृग कर्ण 
इन्द्रिय के वश हो जाल मे घिरकर पराधीन हो जाते है। इन इन्द्रियो की 
तृष्णा के वशीभूत होकर यह प्राणी बिलकुल भ्रन्धा हो जाता है । भ्रनन्त जन्म 
बीत गए हैं, इसने इसी अ्न्ध भाव मे जन्म गवाया और अब गवां रहा है । 


इन्द्रिय सुख सच्चा सुख नही है, माना हुआ है । जो जिसमे सुख मान 
लेता है, उसको उसी मे सुख भासता हैँ । यह पराधीनता है, दूमरे पदार्थों के 
सयोग के बिना इन्द्रिय सुख नहीं होता ।, उनका समागम होने के लिये बहुत 
सा उद्यम करके कष्ट सहना पडता है तो भी यदि पुण्यकर्म की भ्रतरड्भ मदद न 
हो तो उद्यम करते हुए भी इच्छित पदार्थ का लाभ नही होता है जगत मे बहुत 
कम ऐसे पुष्यात्मा हैं जिनको चाहे हुए पदार्थ मिले, बहुधा इसी दु ख से पीडित 
रहते हैं कि चाहते तो थे. कि स्त्री भाश्ाकारिणी होगी, परन्तु वह ऐसी नहीं 
निकली, चाहते तो थे कि पुत्र सुपुत्र, भाज्ञाकारी होगे, परन्तु ये तो कुपुत्र 
निकल गये, चाहते तो थे कि यहाँ झ्ाने से दुख घटेगा, उल्टा दु ख बढ़ गया 


७४ ] [ सहजसुख-साधन 


है। चाहते तो थे कि मुनीम सच्चा मिलेगा, परन्तु यह तो स्वार्थी व हानिकारक 
निकल गया । 


यदि इच्छानुसार पदार्थ मिल भी जाते है तो सदा बने नही रहते, 
उनका वियोग हो जाता है, तब फिर बडा कष्ट होता है। पाचो इन्द्रियों के 
भोगो की तृष्णा इतनी सताती है कि इच्छा होती है कि इन सबका सुख एक 
साथ भोग लू", परन्तु ऐसा कर नही सकता । एक इन्द्रिय से ही एक काल मे 
एक॑ ही विषयभोग हो सकता हैं । तब यह एक को छोड दूसरे मे, दूसरे को 
छोड तीसरे मे इस तरह आकुलता से भोगता फिरता हैं, परन्तु तृप्ति किसी भी 
तरह मिलती नही है । इन्द्रिय सुख की मग्नता से बहुधा प्राणी शक्ति से या मर्यादा 
से अधिक भोग कर लेते है, तब शरीर बिगड़ जाता है, रोग पंदा हो जाता हैँ । 
रोगी होने पर सब विषयभोग छूट जाते है । इन भागो से वे चक्रवर्ती सम्राट 
भी तृप्ति नही पाते, जिनको अ्रधिक पुण्यात्मा होने के कारण पाचो इन्द्रियो के 
भाग की सामग्री मनवाछित प्राप्त हो जाती हैँ । बड़े-बड़े देव बड़े पुण्यात्मा 
होते है, इच्छित भोग प्राप्त करते है व दीघंकाल तक भोग करते है तो भी 
तृप्ति नही पाते है, मरण समय उनके छूटने का घोर क्लेश भोगते है । 


इन्द्रियों के भोग जब अतृप्तिकारी है, तृथ्णावर्धक है, व भ्रथिर नाशवन्त 
है, तब यह प्राणी क्‍यों उनको इच्छा नही छोडता हैं ? इसका कारण यही हैं 
कि इसके पास दूसरा उपाय नही हे, जिससे यह इच्छा को तृप्त कर सके । यदि 
इसको सच्चा सुख मालूम होता व सच्चे युख का पता मालूम होता तो यह 
अ्रवश्य भूठे इन्द्रिय सुख की तृप्णा छोड देता । मिथ्यादर्शन के कारण इसकी 
ग्रह बुद्धि अपने इस नाशवत शरोर मे ही हो रही हैँ । इसको अपने आत्मा का 
पता नही हे, न इसको श्रपने आत्मा के स्वरूप का विश्वास हैँ । सच्चा सुख 
आत्मा मे है, जिसकी अपने श्रात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वह सच्चे सुख 
को पहचान लेता हें । सच्चा सुख क्‍या हैँ ” यह आगे बताया जायगा । 


यहा प्रश्न हो सकता है कि जब इन्द्रियो के भोग करने से भूठा सुख 
होता है, जो भ्रधिक तृष्णारूपी रोग को बढाता हे तो फिर इन इन्द्रियो से 
क्या काम लेना चाहिये ? ज्ञानी को यह विश्वास पक्का कर लेना चाहिये कि 


भोगों का स्वरूप ] [ ७४ 


इन्द्रिय सुख सच्चा सुख नही है, यह सुखाभास है, सुखसा भलकता है, प्रतणव 
सुख की प्राप्ति के लिये इन इन्द्रियो का भोग करना भ्रजान हैं, तब फिर इन्द्रियो 
से क्या काम लेना चाहिये ? शरीर धर्म का साधन है, शरीर की रक्षा के लिये 
व शरीर की रक्षार्थ न्‍्यायपूर्वक धन कमाने के लिये तथा धर्म के साधनों को 
प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों से काम लेना चाहिये । 


स्पर्शनेद्रिय से पदार्थों को स्पर्श कर उनके गुण-दोष मालूम करने चाहिये 
कि यह पदार्थ ठडा है या गर्म हे, चिकना है या रूखा है, कोमल है या कठोर 
है, हलका है या भारी हूँ | गृहस्थी को सतान की आवश्यकता होती हैं। इस- 
लिये स्वस्त्री मे इसका उपयोग सतान के लाभ के लिये लेना योग्य है, कभी 
शरीर मे उष्णता बढ जाती हैँ तब उसकी शाति के लिये भी स्वस्त्री मे उसका 
उपयोग किया जा सकता हे । विषयभोग के हेतू से यदि स्पर्शनेद्रिय का भोग 
होगा तो तृष्णा बढ़ जायगी स्वस्त्री मे भी मर्यादा से अ्रधिक प्रवर्तेगा तो भ्राप 
भी रोगी 4 तिर्बल होगा व स्त्री भी रोगी व निर्बल होगी तथा तृष्णा की 
अधिकता से स्वस्त्रो को रमने योग्य न पाकर परस्त्री व वेश्या में रमन करने 
लग जायगा । 


रसभा इन्द्रिय से उन ही पदार्थों को खाना-पीना योग्य है, जिनसे शरीर 
का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, शरीर सबल रहकर कतंव्य कर्म को पालन कर सके । 
इन्द्रियो का उपयोग यदि शरीर रक्षार्थ होगा तब तो इस इन्द्रिय का सदुपयोग 
हें । यदि भोगार्थ उपयोग होगा तो यह प्राणी लोलुप हो जायगा । शरीर के 
लिये हानिकारक पदार्थ भी खाने पीने लग जायगा, भक्ष्य भ्रभक्ष्य का विवेक 
छोड बेठेगा । जिसका कुफल यह होगा कि रस के स्वाद की गृद्धता बढ़ जायगीं 
तथा रोगो में भ्रसित हो जाथगा । रसना इन्द्रियवाले के ही वचन बोलने की 
शक्ति होती हैं । उन वचनो का स्वृपयोग प्रात्मकल्याणा व परोपकार मे व 
भ्रावश्यक शरीर रक्षा व उसके साधनों के लिये करना योग्य है वचनों का 
दुरुपयोग असत्य, गाली, पभ्रसभ्य विकथाशो के कहने से होता है । यदि इनको 
झ्रादत हो जाती है तो इन कुत्सित बातो के कहने की तृष्णा बढ़ जाती है । 


प्राण इन्द्रिय का उपयोग शरीर रक्षार्थ सुगन्ध व दुगन्ध को पहचानना 


७६ ] [ सहजसुख-साधन 


हैं । हवा, पानी, भोजन स्थान स्वास्थ्य को लाभकारी है या प्रलाभकारी है ऐसा 
जानना है। 


चक्षु इन्द्रिय का उपयोग शरीर व उसके साधनों के लिये पदार्थों को 
देखना है । धामिक व लौकिक उन्नति के लिये शास्त्रों को व उत्तमोत्तम पुस्तकों 
को पढना हूँ अथवा ज्ञान की वृद्धि हेतु उपयोगी स्थानों व पदार्थों को 
देखना हैं । 


कर्णा इन्द्रिय का उपयोग शरीर व उसके रक्षार्थ साधनों के मिलाने के 
लिये वार्तालाप सुनना हैं तथा धार्मिक व लौकिक उन्नति के लिये उत्तम उपदेशो 
को सनना हूं । 

इस तरह ये पाचों इन्द्रियाँ उपयोगी है, बशर्ते इनसे योग्य काम लिया 
जावे । विषय भोग की तृष्णावश इनका उपयोग न करके आवश्यक कार्यों के 
लिये इनका उपयोग करना योग्य हें, तब ये मानव की उन्नति में सहायक हो 
जाती है | यदि भोगो की तृष्गाबश इनका उपयोग होता है तो तृष्णा को बढा- 
कर, क्लेश को बढाकर रोग को पैदाकर प्राणी को इस लोक मे भी आराकुलित कर 
देती है ब परलोक मे भी इसकी तृष्णा से बहुत कटुक फल भोगना पडता है । 
ज्ञानी बुठिमान वही है, जो इन इन्द्रियो का सच्चा उपयोग करके इस जीवन 
मे भी लौकिक व पारलौकिक उन्नति करता है व भविष्य में भी मिष्ट फल 
भोगता हू । 


इन्द्रियो के भोग रोग के समान है, अ्रसार है । जसे केले के खम्भे को 
छीला जावे तो कही भी गृदा या सार नही मिलेगा, वेसे इन्द्रियो के भोगों से 
कभी भी कोई स्लार फल नहीं निकलता हैँ । इन्द्रियों के भोगो की तृप्णा से 
कथाय की अधिकता होती हे, लोलुपता बढती हे, हिसात्मक भाव हो जाते है, 
धर्मभाव से च्युति हो जाती है, अतएव पापकर्म का भी बध होता हूँ । 


पाप के उदय का यह फल होता है कि चक्रवर्ती सातवे नरक मे चला जाता 
हें । एक धनिक मरकर सर्प हो जाता है, श्वान हो जाता है, एकेन्द्रिय वक्ष हो जाता 
है. ऐसी तीच गति मे पहुंच जाता है कि फिर उन्‍नति करके मानव होता बहुत 


ओगों का स्वरूप ) [७७ 


ही कठिन ही जाता है । इसलिग्रे इन्द्रियो के सुख को सुख मानना अ्रम है, 
भिथ्यात्व है, भूल है, भ्रज्ञान है, धोखा है । बुद्धिमान को उचित है कि इन्द्रिय- 
सुखो की श्रद्धा को छोड़े, इनकी लोलुपता छोडे, इनमे श्रन्धापन छोडे, जो इन 
ही के दास हो जाते हैं, वे अ्रपती सच्ची उन्नति नही कर सकते है । वे इन्द्रियो 
की इच्छानुसार बतंते हुए कुमार्गगामी हो जाते है । हितकारी व उचित विषय- 
भोग करना, अहितका री व अनुचित विषयभोग न करना इसका विवेक अपने 
भावों से निकल जाता है । 

इन्द्रियो के दासत्व मे ऐसे श्रन्धे हो जाते है कि वे धर्म, भ्रथं, काम तीनो 
गृहस्थ के पुरुषार्थों के साधन में कायर, असमर्थ व दीन हो जाते हैं । चाह की 
दाह मे जलते रहकर शरीर को रोगाक्रात, रुधिरक्षय, दुर्बल बनाकर शीघ्र हो 
इसको त्यागकर चले जाते है। जिस मानव जन्म से झात्मकल्याण करना या 
परोपकार करना था, उसको उसी तरह वृथा गवां देते है, जेसे कोई अ्रमृत के 
घडे को पीने के काम मे न लेकर पग धोने मे बहा दे, अगर चदन के वन को 
ई धन समभकर जला डाले, भ्राम के वृक्षों को उसाडकर बबूल बो देवे, हाथ का 
रत्न काक के उडाने के लिये फंक देवे, हाथी पाकर भी उस पर लकडी ढोवे, 
राजपुत्र होकर के भी एक मदिरावाले की दुकान मे नौकरी करे । 

हर एक मानव को उचित है कि वह अपनी पाचो इन्द्रियो को और मन 
को अपने श्राधीन उसी तरह रखे, जेसे मालिक घोडो को अपने आधीन रखता 
हैं । वह जहा चाहे बंहा उनको ले जाता हूँ। उनकी लगाम उसके हाथ मे 
रहती है । यदि वह घोडो के आधीन हो जाता हैं तो वह घोडों से अपना काम 
नही ले सकता हैं । जो इन्द्रियो को और मन को अपने झाधीन रख सकते है, 
बे इनकी सहायता से चमत्कार युक्त उन्‍नति कर सकते है । जो इनके दास हो 
जाते हैं, वे भव-भव मे दुखो को पाते हैं । प्रतएव इन्द्रिय भोगो को भ्रसार 
जानकर सच्चे सुख का प्रेमी होना योग्य है । 

इन भोगो के सम्बन्ध में जैनाचायं क्‍या कहते हैं सो नीचे लिखे वाक्यो 
से जानना योग्य है। 

(१) श्री कुन्दकुन्दाचाय द्वादशानुप्रेक्षा मे कहते है - 


जर भवजजाजवाहणसयणासण देषवसणुवरायाण्ं । 
भादुपियुसजजमिस्यसंबं जिणे य पिदिवियाणिक््या ॥३।॥। 


। | सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- बडे २ महल, सवारी, पालकी, शय्या, आ्रासन जो इन्द्र व 
चक्रवतियों के होते है तथा माता, पिता, चाचा, सज्जन सेवक आअ्रादि के सब 
सम्बन्ध भ्रथिर है । 

सामग्गिदियरुूव ग्रारोरगं जोव्णं बल तेज । 
सोहग्ग लायण्ण॑ सुरधणुसमिव सससय ण हुवे ॥॥४॥। 

भावा्थ :- सर्व इन्द्रियो का रूप, ग्रारोग्य, जवानी, बल, तेज, सौभाग्य 
सुन्दरता ये सब इन्द्रधनूप के समान चचल है । 

जीवणिबद्ध देह लीरोदयमिय विणस्सदे सिग्ध । 
भोगोपभोगका रणदव्ब॒ णिक्च कह होदि ॥६॥ 

भावार्थ :- जिस शरीर के साथ जीव का सम्बन्ध दूध जल के समान है 
वही जब शीघ्र नाश हो जाता है, तब भोग व उपभोग क॑ साधन जो चेतन व 
ग्रचेतन द्रव्य है वे थिर कंसे हो सकते है ? 


(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते है - 
मणुप्राउसुरामरिदा, अहिंदझा इ वि्शह सहर्जोह । 
झसहता त दुकखं, रमंति विसएसु रस्मेसु ॥॥६३॥। 
भावार्थ :- चक्रवर्ती राजा धरणेन्द्र व स्वर्ग के इन्द्र आदि अपने शरीर 
के साथ उत्पन्न हुई इन्द्रियो की पीडा से घबडाये हुए - उस इन्द्रिय भोग की 
चाह रूपी दु ख को सहन करने को असमर्थ होकर भ्रम से रमणीक इन्द्रियो के 
पदार्थों को भोगते हैं परन्तु तृप्ति नही पाते है । 
जेसि विसयेसु रदी, सेसि दुख वियाण सब्भाव। 
जदितंण हि सब्भाव, बावरो णत्यि विसयत्य ॥६४॥ 
भाजा्ं :- जिन प्राणियो की इन्द्रियो के भोगो मे रति है उनको स्व- 
भाव से ही दुःख जानो क्योकि यदि स्वभाव से पीडा या झाकुलता या चाह 
की दाह न हो तो कोई इन्द्रियो के भोगो मे नही प्रवर्ते । तृष्णा की बाधा से भ्रम 
में भूलकर मेरी तृष्णा मिट जायेगी, ऐसा समभकर विषयो मे प्रवर्तता है परन्तु 
तृष्णा तो मिटती नही । 
सोक्क सहावसिद्ध, जत्वि सुराजंपि सिद्धमुबदेसे । 
हे देहबेदअटहा रमंति विसयेसु स्मेशु ॥॥७४॥ 


भोगो का स्वरूप ] [ ७६ 


माबार्थ :- देवो को भी आत्मा के स्वभाव से उत्पन्न सहज आत्मिक 
सुख का लाभ नहीं होता इसीलिये सच्चे सुख को न पाकर शरीर की पीडा से 
घबड़ाये हुए कि हमारी बाधा मिट जायेगी, रमणीक विषयो मे रमते है परन्तु 
लृष्णा को शमन नही कर सकते । 
ते पुण उविष्णतण्हा, बुहिदा तण्हाहि विसयसोक्खाणि। 
इच्छति झणुहबंति या आमरण  दृक्खसंतसा ॥७६॥ 
भावार्थ :- ससारी प्राणी तृष्णा के वशीभूत होकर तृष्णा की दाह से 
दु खी होते हुए इन्द्रियो के भोगो के सुख को बारबार चाहते है शौर भोगते हैं । 
मरणा पयेन्त ऐसा करते हैं, तथापि दू ख से सतापित ही रहते हैं । इन्द्रियो के 
भोग से चाह की दाह मिटती नही, यहाँ तक कि मरणा हो जाता है | जंसे - 
जोक विकारी खून को तृष्णावश पीती ही रहती है, सत्तोष नही पाती है, यहाँ 
तक कि उसका मरणा हो जाता है । 
सपर ब घासहिद विस्छिण्ण बंध कारण विसमं । 
जं इदिएह लड़ त सोक्ख वु क्खमेव तथा ॥॥८०।॥ 
भावार्थ :- जो पाँचो इन्द्रियो के भोगो से सुख होता है वह सुख नही 
है किन्तु दु ख ही है क्योकि एक तो वह पराधीन है, श्रपनी इन्द्रियो मे भोगने 
योग्य शक्ति हो व पुण्य के उदय से इच्छित पदार्थ मिले तब कही होता है, स्वा- 
धीन नही है । दूसरे क्षधा, तृषा आदि रोगादि की बाधा सहित है, बीच मे विध्न 
आरा जाता है । तीसरे विनाशीक है, भोग्य पदार्थ बिजली के चमत्कारवत्‌ नष्ट हो 
जाते है या श्राप जल बुदबुद के समान शरीर छोड देता है | चौथे कर्म बध के 
कारण है क्योकि राग भाव बिना इन्द्रियों के भोग होते है । जहाँ राग है वहा 
बन्ध है, पाचवें विषम है - चचल है, एक सा सुख नही होता है तथा समता- 
भाव को बिगाडने वाले हैं ! 
(३) भरी कुन्दकुन्दाचार्य मोक्षपाहुड मे कहते है - 
ताव ण जज्जद ह्रप्पा विसएसु णरो पयट्रए जाम । 
विसए विरसचिलो जोई जाणेइ प्रप्पाण ॥१६६॥ 
भावा्ं :- जब तक यह झात्मा इन्द्रियों के विषयभोगो में आसक्त 
होकर प्रवृत्ति करता है तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता । जो योगी 
इन विषयभोगों से विरक्त है वही प्रात्मा को यथार्थ पहचान सकता है । 


5० ] | सहजसुश-साधन 


भप्पा ज्राऊम जरा केई सब्भावभावपव्भट्टा । 
हिंडंति चाउरंग॑ विसयेस. विमोहिया मूढा ॥६७॥ 
भावार्थ :- कोई मानव शास्त्र द्वारा अ्रनुभवपूर्वक आत्मा को नही 
जानकर भी अपने स्वभाव की भावना से अश्रष्ट होते हुए, मूढबुद्धि रखते हुए 
इन्द्रियो के विषय-भोगो मे मोहित होकर चारो गतियों में भ्रमण किया 
करते हैं । 
जे पुण विसयविरत्ता श्रप्पा णजाऊण भावणास हिया । 
छडति चाउरगं तवगुणजुत्ता ण सदेहों ॥६५॥। 
भावाय :-- परन्तु जो कोई इन्द्रियो के श्रसार भोगों से विरक्त होकर 
झात्मा को जानकर उसकी भावना तप व मुनियों के मूलगुणादि के साथ करते 
है वे अवश्य चार गतिरूपी ससार को छेद डालते है इसमे सदेह नहीं । 
(४) श्री कुन्दकुन्दाचा्य शीलपाहुड मे कहते है - 
आरि एक्कम्सि यजम्मे मरिज्ज विसवेयणाहदों जोबो । 
विसयविसपरिहया ज भमति ससारकांतारे ॥२२॥। 
भावार्थ :- यदि कोई प्राणी विष खा ले तो उसकी वेदना से वह एक 
ही जन्म मे कष्ट से मरेगा । परन्तु जिन प्राणियों ने इन्द्रियो के भोग रूपी विष 
को खाया है वे इस ससार वन मे बार-बार भ्रमते फिरते है, बार-बार मरते है । 
जरएसु वेयणाश्रों तिरिक्शलए माणुएसु ढुक्खाइ। 
देदेसु वि दोहप्गं लहंति विसयासता जीवा ॥॥२३॥ 
भावार्थ :- जो जीव विषय भोगो मे झासक्त हैं वे नरक मे घोर वेद- 
नाझ्ो को, पशु व मानव गति मे दुखो को व देवगति मे दुर्भाग्य को प्राप्त 
खत प्रादेहि कम्मगंठी जा बड़ा विसयरागरागेहि । 
ते छिदति कपत्या तबसंजमसीलयगुणेण ॥२७॥ 
भाषाय :- इस प्रात्मा ने जो केमों की गांठ इन्द्रिय भोगो में राग 
करने से बावी है, उसको इतार्थ पुरुष तप, सयम, शीलादि गुणों से स्वय छेद 
डालते हैं । 
(५) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षा मे कहते हैं .- 
बुष्गमदुल्‍्लहलाभा भयंपठरा ध्प्पकालिया लहुवा। 
काला दुषझविवागा झसुहा सेविम्ममाणा थि।॥॥३२॥ 





भोगों का स्वरूप ] [ ८१ 


भावार्थ :- इन्द्रिय सम्बन्धी काम भोग बडी कठिनता से व परिश्रम 
से मिलते है । उनके छूटने का भय भरा रहता है, बहुत थोडे काल टिकने वाले 
है, असार है तथा कर्मबथ कारक दु खरूपी फल को देने वाले हैं । श्रतएव सेवन 
किये जाने पर भी प्रशुभ है, हानिकारक है | 
भ्रणिहृदमणसा एदे इ वियविसया णिगेण्हिदु दुक्खं । 
मंतोसहिहीणिण व दुटठा झासीविसा सप्पा ॥४२॥। 
भावार्थ :- जब तक मन को रोका न जावे, तब तक इन्द्रियो को 
रोकना श्रति कठिन है । ज॑से मन्त्र ब औषधि के बिना दुष्ट आशीविष जाति 
के सर्प वश नही किये जा सकते । 
घिसेसिभिदियाण जेसि बसदो दु पावमम्भणिय । 
पावदि पावविवाग दुक्‍्खमरणणंणं भवगदिसु ॥४३।॥ 
भावार्थ :- इन इन्द्रियो को धिक्‍कार हो जिनके वश मे पड के प्राणी 
पापों को बाधकर उनके फल से चारो गतियो मे अ्रनन्त दु ख को पाते है । 


(६) श्री बट्ठकेरस्वामी मूलाचार के समयसार अधिकार मे कहते है - 
अत्थस्स जी वियस्स य जिब्भोवत्याण कारण जीवो । 
मरदि य माराबेदि य प्रणतसो सब्बकाल तु॥६६॥ 
भावार्थ :- यह प्राणी सदा काल अनन्त बार गृह, पशु, वस्त्रादि के 
निमित्त व जीने के निमित्त व जिद्दधाइन्द्रिय और काम भोग के निमित्त आप 
मरता है व दूसरो को मारता है । 
जिब्मोवत्यथणिमित्त जोबवो दुक्‍्ख झणा विसंसारे | 
पत्तों प्रणतसों तो जिव्भोवत्थे जयहू दाणि ॥६७॥ 
मावार्थ :-- इस रसना और स्पर्शनेन्द्रिय के निमित्त इस जीव ने अनादि 
काल से इस ससार में अनतबार दु ख पाया है इसलिये इस जीभ को और 
उपस्थ इन्द्रिय को भ्रब तो वश रखना योग्य है । 
बोहेदव्य॑ णिज्ज॑ कट्ठत्थस्स वि तहित्यिरुवत्स । 
हवदि ये चित्तकलोभो पच्चयभावेण जीवस्स ॥६€॥ 
मावाथ :- काठ के बने हुए स्त्री के रूप को देखने से भी सदा भय 
रखना चाहिये । क्योंकि निमित्त कारण से इस जीव का मन विकारी हो 
जाता है। 


5२३ ] [ सहजसुख-साधन ह 


घिदम रिद्घडस रित्यों पुरिसो इत्यी बलंतपक्‍्रप्गिसभा । 
तो महिलेयं दुक्का णट्ठा पुरिसा सिव॑ सया इयरे ॥१००॥। 
भाजार्थ - पुरुष घी से भरे हुए घट के समान है, स्त्री जलती हुई आग 
के समान है । इस कारण बहुत से पुरुष स्त्री के सयोग से नष्ट हो चुके । जो 
बचे रहे वे ही मोक्ष पहु चे हैं । 
मायाए बहिणोए धूभ्नाए म्‌इ बुड्ढ इत्यीए । 
बीहेदव्यं णिस्थं इत्यीरूवं णिरावेक्स १० १॥ 
भावार्थ - स्त्री के रूप को देखने से बिना किसी श्रपेक्षा के सदा ही 
भयभीत रहना चाहिये | चाहे वह माता का रूप हो, चाहे बहन का हो, चाहे 


बह कन्या का हो, चाहे गूगी का हो व चाहे वृद्ध स्त्री का हो । 


(७) श्री समतभद्वाचार्य स्वयभूस्तोत्र मे कहते है - 
शतह्ुदोन्मेषजलं हि सोख्य तृष्णाभयाप्यायनमात्रहेतु । 
तृष्णामिवृद्धिएव तपस्यजल्र तापस्तदायासयतोत्यवादी ॥१३॥ 
भावार्थ :- यह इन्द्रिय भोग का सुख बिजली के चमत्कार के समान 
चचल है । यह मात्र तृष्णारूपो रोग के बढाने का ही कारण है। तृप्णा वृद्धि 
निरन्तर ताप पेदा करती है, वह ताप सदा प्राणी को दुखी रखता है । 
है सम्भवनाथ स्वामी !' आपने ऐसा उपदेश दिया है । 
स्वास्थ्य यदात्यन्तिक॒मेष पुर्सां स्वार्थों न भोग- परिभड़ गुरात्मा । 
तृषोष्नुषड्धात्न च॒ तापशान्तिरितोदमाल्यदूभगवान्‌ सुपादर्व. ॥३१॥ 
भावाय :- जीवो का सच्चा स्वार्थ अपने स्वरूप में ठहरना है, क्षरा- 
भगुर भोगो को भोगना नही है । इन भोगो के भोगने से तृष्णा बढ जादी है, 
दुःख की ज्वाला शात नही होती । हे सुपाश्व॑ंनाथ ! आपने ऐसा उपदेश दिया है । 
तृष्णाचिष: परिवहन्ति न शास्तिरासा- 
मि्टेन्द्रियर्थबिभबे:... परिवद्धिरेव । 
स्थित्येथभ. कायपरिलतापहर निमित्त- 
नित्यात्मया गिवषयसौस्यप राजूमुलो5भूत ॥॥८२॥ 
आवा् :- तृष्णा की ज्वालाएँ जलती रहती है । इन्द्रियो की इच्छा- 
नुसार इष्ट पदार्थों के भोगने पर भी इनकी शाति नही होती है । उल्टी तृप्णा 


भोगों का स्वरूप ) [ छरददे 


की ज्वालाएँ बढ़ जाती है। उस समय यह इन्द्रिय भोग स्वभाव से शरीर के 
ताप को हरता है परन्तु फिर अधिक बढा देता है, ऐसा जानकर हे आत्मज्ञानी 
कु थुनाथ | आप विषयों के सुख से वेराग्यवान हो गए । 


(८) स्वामी समतभद्र रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कहते हैं - 
कर्मपरवशे. साम्ते दुःखेरस्तरितोदये । 
पापबीजे सुख5नास्था अ्रद्धानाकांक्षणा स्वृता ॥१२॥ 
भावार्थ :- यह इन्द्रिय सुख पुण्यकर्म के भ्राधीन है, अन्त होने वाला 
है | दु खो के साथ इसका लाभ होता है व पाप बाधने का कारण है, ऐसे सुख 
में आस्थारहित श्रद्धान भाव नि काक्षित अ्ग कहा गया है । 


(६) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना मे कहते है - 
भोगोपभोगसुक्व, ज ज॑ वुकक्‍्ख च भोगणासम्मि । 
एदेसु भोगणासे, जाबद दुख पड़िविसिट्ठम्‌ ॥१२४६॥ 
भावार्थ :- भोग उपभोग करने से जो-जो सुख होता है, जब उन भोग 
उपभोग का नाश होता है तब जो-जो दु ख होता है, वह सुख की अपेक्षा बहुत 
भ्रधिक होता है - भोग के सयोग होने पर जो सुख मालूम हुआ था, 'भोग के 
वियोग होने पर बहुत अधिक दु ख होता है । 
देहे छघाविम हिदे, चले य सत्तस्स होज्ज किह सुक्ख । 
दुकखस्य ये पड़ियारो, रहस्सण चेव सुक्खं खु॥१२५०॥॥ 
भावार्थ *- यह देह क्षुपधा भ्रादि से पीडित रहती है व विनाशीक है, 
इसमे रहते हुए जीवों को सुख कंसे हो सकता है ” जो इन्द्रियो का सुख है बह 
दु ख का क्षरिक उपाय है पीछे मभ्ृधिक तृष्णा की बाधा बढ़ जाती है । ये सुख 
सुखाभास है, मोही जीवों को सुख से दीखते हैं, पीडा मालूम हुए बिना कोई 
इन्द्रिय सुख मे नही पडता है । 
जह को दिल्‍लो भ्ररिग, तप्पन्तो णेव उवसमं लभदि । ह 
तह भोगे भुन्जन्तोी, सं पि णो उवसमं लभदि ॥१२५१॥ 
भावार्थ :- जैसे कोढी पुरुष पश्राग से तापता हुआ भी शांति को नहीं 
पाता है वेसे ससारी जीव भोगो को भोगते हुए भी क्षणभर भी शाति को नहीं 
पाता है । जितना २ वह तापता है उतनी-उतनी तापने की इच्छा बढ़ती जाती 


द्ड ] [ सहजसुख-साधन 


है; वेसे ही जितना - जितना इन्द्रिय भोग किया जाता है वेसे - वैसे भोग की 
बाधा बढती जाती है । 
सुट्ठ बि मग्गिज्जन्तो, कत्य वि कयलीए णत्थि जह सारो । 
तह णत्यि सुहू मम्गिज्ज्त भोगेस्‌ प्रप्प पि॥१२५५।॥। 
भावार्थ :- जैसे बहुत अ्रच्छी तरह ढूढने पर भी केले के खम्भे मे कही 
भी सार या गूदा नहीं निकलेगा वेसे भोगो को भोगते हुए भी श्रल्प भी सुख 
नही है ! 
ज लहदि जहू लेहंतो सुखल्लयमट्ठियं रस सुणहो | 
सो सगतालुगरहिरं, हछेहंतोी मण्णए सुक्ख ॥१२५६॥ 
महिलादिभोगसेवी, ण लह॒इ किलि थि सह तहा पुरिसो । 
सो मण्णये बराधशों, सगकायप रिस्सम॑ सुक्श ॥१२५७॥ 
भावार्थ :- जैसे कुत्ता सूखे हाडो को चाबता हुआ रस को नही पाता 
है, हाडो की नोक से उसका तालवा कट जाता है जिससे रुधिर निकलता है, 
उस खून को पीता उसे हाड से निकला मान सुख मान लेता है, वंसे स्त्री झ्रादि 
के भोगो को करता हुआ कामी पुरुष कुछ भी सुख को नही पाता है । काम की 
पीडा से दीन हुआ श्रपनी काय के परिश्रम को ही सुख मान लेता है । 
तह भक्र॒प्प॑ भोगसुहं जहू धवतस्स भ्रहिदवेगस्स । 
गिस्‍्हे उच्हे तत्तस्त, होज्ज छाया सुह श्रप्पं ॥१२५८५॥। 
भावार्थ - जैसे भ्रति गर्मी के समय में बहुत वेग से दौडते हुए पुरुष 
को किसी वृक्ष की छाया मे ठहरने से श्रल्पकाल सुख होता है, बसे ही तृष्णा से 
भ्रति दु खी प्राणी को भोगो का श्रति भ्रल्प क्षरिगक सुख होता है । 
दीसइ जल व सयतण्हिया दु जह बणमयरस तिसिदस्स । 
भोगा सुह व दीसंति, तह थे रागेण तिसियसस ॥॥१२६०॥। 
भावार्थ :- जैसे बन मे तृषा से पीडित वन के मृग को वनतृष्णा नाम 
की प्यास जल-सी दीखती है, वह जल जानकर दौडता है, वहाँ जल नही, इस 
तरह कई तरफ भागते हुए भी जल नही प्राता, वैसे तीव्र राग की तृष्णा से 
पीडित पुरुष को भोगो मे सुख दीखता है परन्तु सुख नही है । 
अहजह मुजइ भोरे, तहतह भोगेसु बश्ढदे तष्हा । 
झर्गी व इधणाइ, तब्हं दोवंति से भोगा॥।१२६३॥ 


भोगो का स्वरूप ] [ ८५ 


भावार्थ :- ससारी जीव जैसे ज॑से भोगो को भोगता है वेसे वैसे भोगो 
में तृष्णा बढती जाती है । जैसे श्राग मे लकडी डालने से आग बढती है वंसे 
भोग तृष्णा को बढाते है । 
जीवस्य गत्यथि तिशी, थिरें पि भोग भ जमाणेहि । 
तित्तीत बिणा चिस';, उम्म्र उच्चद होई॥१२६४॥ 
भावार्थ -- चिरकाल तक भोगो को भोगते हुए भी इस जीव को तृप्ति 
नही होती है । तृप्ति बिना चित्त घबडाया हुआ उडा फिरता है । 
जइ इ धणेहि झ्रग्गी, अह व समुद्दो णदीसहस्सेहि । 
तह जीवा ण हु सबका, तिप्पेदु कासभोगेहि ॥१२६४॥ - 
भावार्थ :- जंसे इंधन से आग तृप्त नही होती है व जंसे समुद्र हजारो 
नदियो से तृप्त नही होता है वेसे जीव काम भोगो से कभी तृप्त नही हो सकते । 
देधिदयक्कथट्री, ये वासुदेवा थे भोगभूमीया | 
भोग्ेहिण तिप्पति हु, तिप्पदि भोगेस किह भण्णो ॥॥१२६६॥ 
भावार्थ :- इन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, भोगभूमिया ही 
जब भोगो से तृष्त नही हो सकते है तो और कौन भोगो को भोगकर तृप्ति पा 


सकेगा ? 
अ्रप्पायता ध्रज्क-, प्परदो भोगरमण परायकश्त । 


भोगरदीए चइदो, होदि ण अज्भृप्परमणेण ॥१२७०॥ 
भावार्थ :- अध्यात्म मे रति स्वाधीन है, भोगो मे रति पराधोीन है, 
भोगो से तो छूटना ही पड़ता है, भ्रध्यात्म रति मे स्थिर रह सकता है । भोगो 
के भोग में भ्रनेक विष्न श्राते है, आत्मरति विध्न रहित है । 
भोगरदीए णासो णियदो विग्धा यहोति प्रदियहुगा । 
ध्रज्फप्परदीए समाविदाए ण णासो ण दिग्धों वा।॥१२७१॥ 
भावाथ .- भोगो का सुख नाश सहित है व अझमेक विध्नो से भरा हुआ 
है, परन्तु भले प्रकार पाया हुआ भात्मसमुख नाश और विष्न से रहित है । 
एगस्मि सेव देहे, करिज्ज दृष्ल ण था करिज्ञ श्ररी । 
भोगा से पुण दुषख करति भवकोंडिकोडोसु ॥१२७४॥ 
भावार्थ :- वेरी है सो एक हो देह मे दु ख करता है परन्तु ये भोग इस 
जीव को करोड़ो जन्मों मे दु खी करते है । 


ष्९ ] [ सहजसुख-साधन 


गर्या धुरन्तमर्ध॒ुव-- मत्ताणमतप्पय॑ धविस्सास । 
भोगसुह तो तहा, विरदों भोकले मदि कुज्जा॥।१२८३।। 
भावार्थ :- इन इन्द्रियों के भोगो को दु खरूपी फल देने वाले, श्रथिर, 
अशररा तथा भ्रतृष्ति के कर्त्ता व विश्वाम रहित जानकर ज्ञानियों को इनसे 
विरक्त होकर मोक्ष के लिये बुद्धि करनी चाहिये । 


(१०) श्री प्रज्यपादस्वामी इंष्टोपदेश मे कहते हैं - 
बासनामात्रमेवतत्सुस्॑ दुक्‍्स' थघ देहिनां। 
तथा हा है जय॑ंत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥६॥। 
भावार्थ :- ससारी प्राणियो 'को इन्द्रियो के द्वारा होने वाला सुख-दु ख 
झ्रादि काल की वासना से भासता है | भ्रम से इन्द्रिय सुख, सुख दीखता है । 
ये ही इन्द्रियो के भोग व भोग्य पदार्थ आपत्ति के समय ऐसे भासते है, जेसे 
रोग सकट मे पुत्रादि का संग भी बुरा मालूम पडता है। शोक के समय इष्ट 
भोग भी नही सुहाते है । 
झारभे तापकान्प्राप्तावतृप्तिप्र तिपादकान्‌ । 
झते सुदुस्त्यजान कामान्‌ काम क सेवले सुधी. ।॥१७॥। 
आवार्थ - ये इन्द्रियो के भोग प्रारम्भ मे बहुत सताप देने वाले हैं । 
उनकी प्राप्ति के लिये बहुत कष्ट उठाना पडता है । जब ये भोग मिल जाते है 
तब भोगते हुए तृप्ति नही होती है, तृष्णा बढ जाती है, उनसे वियोग होते हुए 
बडा भारी दु ख होता है । ऐसे भोगो को कौन बुद्धिमान आसक्त होकर सेवन 
करेगा ? कोई नही | सम्यग्दृष्टि गृहस्थ इन भोगो को त्यागने योग्य समझ 
कर सतोषसे न्यायपूर्वक भोगते हुए भी उदास रहते है । 


भुक्तो ज्िता मुहर्भोहान्मया सर्वेष्षि पुदगला । 
उच्छिष्टे व्विव तेध्कश सम विज्स्य का स्पूह्ा ॥३०॥॥ 


आबार्थ :- शानी विचारता हें कि मेने जगत के सब ही पुद्गलों को 
बार-बार मोह के वशीभूत हो भोगा हे झौर त्यागा है । भ्रब में समझ गया हूँ । 
में ग्रब कूठन के समान भोगों में क्यो इच्छा करू ? 
(११) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशतक मे कहते हैं - 
मत्तवच्युस्वेन्द्रियद्वारं: पतितों विषयेष्वहूं । 
ताम्प्रषग्माहनिति भां पुरा बेद न तत्वत ॥१६॥ 


भोगो का स्वरूप | द्भछ 


आवधार्थ :- ज्ञानी विचारता हैं कि में अपने आत्मा से छूटकर पाचो 
इन्द्रियो के द्वारा विषयो मे बारबार गिरा हूँ । उनमे लिप्त होने से मेने निश्चय 
से अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना, अब इनका मोह छोडना ही 
उचित है । 
न तदस्तोन्द्रिया्थवु यत्‌ क्षेमद्भूरमात्मन: । 
तथापि रमते बारूस्तत्रेवाशानभावनात्‌ ॥५५॥ 
भावार्थ :-- इन इन्द्रियो के भोगो में लिप्त हो जाने से कोई भी ऐसी 
बात नही हो सकती जिससे आत्मा का कल्याण हो । तो भी श्रज्ञानी श्रज्ञान के 
भाव से उन्ही में रम जाया करता है । 


(१२) श्री गुणभद्राचार्य श्रात्मानुशासन मे कहते हैं - 
प्रास्वाद्याद्य यवुज्कितं विषयिभिर्यावित्तकोतूहले- 
स्तद्भूयोप्पविकुत्सयन्न भिलघस्य॒प्रातपूर्व यथा । 
जन्तो कि तव शान्तिरस्ति न भवान्याववृदुराशामिसा- 
मह सहतिवीरवे रिपृतताभीवेजयन्तीं. हरेतू ॥५०॥। 
भावार्थ :- हे मूड | इस ससार में विषयी जीवो ने कौतूहल करके 
भोगकर जिन पदार्थों को छोडा है, उनकी तू फिर भ्रभिलाषा करता है। ऐसा 
रागी भया है मानो ये भोग पहिले कभी पाए ही न थे । इनको तो तूने भ्रनत- 
बार भोगा है और भ्नत जीवो ने भी भ्रनतबार भोगा है । इनकी तुभे ग्लानि 
नही श्राती है ? ये तो भूठछन के समान है, इनसे तुझे कभी शाति नहीं मिल 
सकती है । तुझे तब ही शाति मिलेगी जब तू इस प्रबल बेरी की ध्वजा के 
समान आशा को छोडेगा । विषयो की आशा कभी मिटती नहीं, यही बडी 
दु खदायिनी है । 
भस्वाभाविभवांइच भोगिविषमान भोयान्‌ अभुझुभ वां 
मृत्वापि स्ववमस्तभी तिकदण: सर्वाज्जिधांसुमु धा । 
यहशत्साघुबिगहित॑ हतमिति तस्पेथ धिक्कासुकः 
कामकोधमहाप्रहा तितमना: कि कि न कुयण्जिन: ॥५ १॥॥ 
भावार्थ :- काले नाग के समान प्राणों के हर्ता ये भोग हैं। इनके 
भोगने की प्रति झभिलाषा करके तूने कुगति का बध किया । परलोक का भय 


ब्द ] [ सहजसूख-साधन 


न किया, जीवों पर दया न करी, वथा अपने सब सुख धाते । धिक्‍्कार हो तेरी 
इस बुद्धि को । जिन पदार्थों की साधुश्नो ने निन्‍्दा की है, उन ही का तू प्रेमी 
अंया है, इन ही के कारण तू काम, क्रोध महा भयकर पिशाचो के वश मे होकर 
क्या-क्या हिसादि पापरूपी भ्रनर्थ न करेगा ? 
उद्रप्रीष्मकटो रण किरणस्फ्ज्ज द्‌गभ स्तिप्रभ्नः 
संतप्ल: सकलेन्द्रगिश्यमहों संबृद्धतृष्णो जनः । 
झप्राप्याभिसत विवेक विमुख पापप्रयासाकुल- 
स्तोयोपांनवुरन्सकद्द मगतक्षीणोक्षवत्‌ बिलइ्यते ॥५५।॥ 
भावार्थ :- गर्मी की ऋतु मे तीत्र सूयं की किरणो के समान आताप 
देने वाले इन पाचो इन्द्रियो से सतापित होकर इस मनुष्य ने अपनी तृष्णा 
बढाली है । जब इस विवेकहीन को मनवाछित विषयभोग न मिले, तब यह 
ग्रनेक पापरूप उपायो को करता हुझ्ला उसी तरह घबडाता है, जैसे नदी के तट 
कीचड मे फंसा दुर्बल बूढ़ा बेल महा कष्ट भोगता है । 
लूडवेन्थनोज्वलत्यस्नि: प्रशाम्यति निरन्धन: । 
_ ज्वलत्युभयधाप्युच्चेरही मोहाग्मिस्त्कट: ॥॥५६॥ 
भावार्थ :- प्रग्नि तो इ धन के पाने पर जलती है परन्तु ई धन के न 
पाने पर बुभ जाती है । परन्तु इन्द्रियों के भोगो की मोह रूपी भ्रग्नि बडी भया- 
नक है जो दोनो तरह जलती रहती है । यदि भोग्य पदार्थ मिलते है तो भी 
जलती रहती है, यदि नही मिलते हैं तो भी जलती रहती है | इसकी शाति 
होना बडा दुलंभ है । 
दृष्ट्वा जन प्रजसि कि दिया भिलाधं 
स्वल्पोप्पपो तव महज्जनयपत्यनधंम्‌ । 
स्नेहाद्यपक्रमजुषो. हि. यथातुरस्य 
दोधो भनिषिदड्चजरण ते रायेतरस्थ ॥१6६१॥ 
भावार्थ :-- हे मूढ़ञ ' तू लोगो को देखकर उनकी देखादेखी क्यो विषय 
भोगो की इच्छा करता है । यह बिषय भोग थोडे से भी सेवन किये जावे तो 
भी महान झअनर्थ को पैदा करते हैं। जैसे रोगी मनुष्य थोडा भी घी दूध झादि 
का सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते हैं, वेसा दोप दूसरे को नही उत्पन्न 
करते हैं। इसलिये विवेकी पुरुषो को विषयाभिलाषा करना उचित नही है । 


भोगों का स्वरूप ] [ ८६ 


(१३) श्री प्रमितैगति भाचाय तत्वभावषना में कहते है .- 
बाह्य सौदय॑ विषयजनित मुथते यो दुरम्त। 
स्थेयं स्वस्थ सिदपमससी सोस्यमाप्सों ति पूलम्‌ ॥। 
पघोषस्येजन्य॑ भू तिविरतये क्णयुप्प॑ विधतत । 
तस्यच्छन्नों भवत्रि नियतः कर्णमष्येषपि घोष' ॥३९॥ 
भावार्थ :- जो कोई दृःख रूपी फल को देने वाले इस बाहरी इन्द्रिय 
विषयों के सुंख को छोड देता है वही स्थिर, पवित्र, भ्रनुपम आत्मीय सुख को 
पाता है। जो कोई दूसरो के शब्द कानो में न पड़े इसलिये अपने दोनो कानो 
की ढकंता है, उसी के कान में एक गुप्त शब्द निरन्तर होता रहता है । 
व्यावृत्येशदियोचरोरंगहने लोल चरिष्णु' चिरं। 
दुर्वारं हृदयोदरे स्थिरतरं कृत्वा मनोभर्कूटम्‌॥ 
ध्यान ध्यायति भुक्तये भवसतेनिमु क्तभोगस्पहों । 
नोपायेन बिना कृता हि विधयः सिद्धि लूभ॑ते भ्रूबम्‌ ॥५४॥ 


आशवार्थ :- जो कोई कठिनता से बश करने योग्य इस मन रूपी बन्दर 
की जो इन्द्रियो के भयानक वन मे लोभी होकर चिरकाल से चर रहा था, 
हेदय में स्थिर करके बाध देते हैं और भोगो की वाछा छोडकर परिश्रम के 
साथ ध्यान करते है वे ही मुक्ति को पा सकते है। बिना उपाय के निश्चय से 
सिंद्धि नही होती है । 
पापानोकहसकुले.. भववने. दुःक्षादिभिवु गंसे । 
येरशानवक्ष: कथाय विषपेस्त्थ पिडितोध्नेकथा ॥। 
रे तानू शानमुरेत्थ पूतमघुना विध्यंसयावोष्तों 
बिह्वांसो न परित्यअन्तिसममे झत्रूगृहत्या स्फूर्ट ॥६४॥ 
भावार्थ :- इस संसार बन मे, जो पाप रूपी वक्षो से पूर्ण है व दुःखो 
से गति भयानक हे, जिन कषायो से और इन्द्रियो के भोगो से तू अपने भ्ज्ञान 
से बार बार दु खित किया गया है, उनको अब तू पवित्र ज्ञान को प्राप्त करके 
जडमूल से बिलकुल नाश कर डाल, विद्वाव लोग समय पाकर शत्रुओं को दिना 
मारे नही छोड़ते है । 


[ सहजयुख-साधन 


भौसं मुचति मनांतकों गतधुणों भेषीव्‌ था मा ततः। 
सौर्ष जातु न लम्यतेडभिरूषितं त्व माभिलछाषी रिदं ॥। 
प्रत्यागस्छति शोचितं न॒ विगत शोक वया मा कुथा :। 
प्रेक्षापू्व विधायिनों विदधते इर्त्य निरथ कथम्‌ ॥।७३॥ 
भावार्थ :- मरण जब प्राता है तब उससे भय करने पर भी वह 
छोडता नही । इसलिये तू उससे घृणा छोड दे ग्रौर भय मत कर । जब तू 
इच्छित विषय भोगो को कदापि पा नहीं सकता तो उनकी वाछा मत कर । 
जिसका मरण हो गया वह शोक करने पर जब लौटके आता नही तब तू वथा 
शोक मत कर, विचार पूर्वक काम करने वाले किसी भी काम को वृथा नही 


करते है । 


यो नि.श्रे पसशमसंदानकुदल सत्यज्य रत्मजयमस्‌ । 
भोम॑ दुर्मभवेदनोदयकर भोग मिथः सेवते॥ 
सनन्‍्ये प्राणविपयंयादिजनक हालाहरू बह्भते। 
सद्यो जन्मजरांतकक्षयकरं पीयूषमत्यस्थ स ॥१०१॥ 
भावार्थ :- जो कोई मूढ मोक्ष के सुख को देने वाले रत्नत्रय धर्म को 
छोडकर भयानक व तीव्र दुख के फल को पैदा करने वाले भोगो को बार बार 
सेवन करता है, में ऐसा मानता हूँ कि वह जन्म जरा मरण के नाशक श्रमृत 
को शीघ्र फेककर प्राणों को हरने वाले हलाहल विष को पीता है । 
लखक्की चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्र सताम्‌। 
सूरीणां यदनहवरोमनुपमा दत्त तप. सपदम्‌ ॥ 


तस्खित्र परम बदत्र विधय गह्लाति हित्वा तपो । 
दत्त इसो यदनेकदु खमवरे भीसे भवाम्भोनिधों ॥६७॥। 


भावार्थ :-- यदि चक्रवर्ती तप के लिये चक्र को त्याग देता है तो इससे 
सज्जनों को कोई आश्चर्य नही भासता है । यदि तपस्वियों को यह तप अनुपम 
अविनाशी सपदा को देता हे इसमे भी कोई आश्चर्य नही । वडा भारी आश्चर्य 
तो यह हैं कि जो तप को छोडकर विषय भोगो को ग्रहण करता है वह इस 
महान भयानक ससार-समुद्र मे अपने को अनेक दु खो के मध्य में पटक देता है । 
(१४) श्री शुभचन्द्र आचाय॑ ज्ञानाणंव मे कहते है - 
यदक्षविषयोदृभूत॑ बुखमेव न तत्सुखम्‌। 
झननन्‍्तजस्मसन्तानक्लेशसंपादक॑ यतः  ॥॥५-२०॥ 


भीगों का स्वरूप ] ६ 


भावार्थ :-- इन्द्रियों के विषय सेवन से जो सुख होता है वह दुख ही 
है, क्योकि यह विषय सुख भ्रनन्‍्त ससार की परिपाटी मे दु खो को ही पैदा 


करने वाला है | 
दुःलमेवाक्षण॑ सोल्यम विज्ञाष्यालला लितम्‌ । 
भूर्चास्तत्रेव रज्यम्ते भ विद्यः केन हेलुना ॥१०॥॥ 
भावार्थ :- इस जगत मे इन्द्रियो का सुख दुख ही है। यह ग्रविद्या 
रूपी सर्प से पोषित है । मूल न जाने किस हेतु से इस सुख मे रजायमान 
होते है। 
अ्रतृप्तिजनक॑ भोहदाववहा मंहेन्धनम्‌ । 
झसातसन्ततेबोजरक्षसोल्यं णेगुजिना: ॥१३॥ 
भावार्थ :- श्री जिनेन्द्रो ने कहा है कि यह इन्द्रियजन्य सुख तृप्ति देने 
वाला नही है | मोहरूपी दावानल को बढाने को ईन्धन के समान है । ग्रागामी 
काल मे दु खो की परिपाटी का बीज है । 
भरकस्येव सोपान पायेय वा. तदध्वनि। 
झपवर्गपुरद्वारकपाटयूगल हृंढम्‌ ॥१४॥ 
विध्नबोीज॑ विपन्मुलमन्पापेक्ष भयास्पदम्‌ । 
करणग्राह्ममेतद्धि यदक्षार्थोत्यित सुखम्‌ ॥१४५॥। 
भावार्थ :- यह इन्द्रियो से उत्पन्न हुआ सुख नरक के जाने के लिये 
सीढी है, या नरक के मार्ग मे जाते हुए मार्ग का खच् है। मोक्ष नगर का द्वार 
बन्द करने को मजबूत किवाडो की जोडी है, विघ्नो का बीज है, विपत्तियो का 
मूल है, पराधीन है, भय का स्थान है तथा इन्द्रियो से ही ग्रहण करने योग्य है । 
व ते गृदिरभान्त सन्तोषश्यापसपंति । 
विवेको बिलय॑ याति विषयेवडिचतात्मनाम्‌ ॥१८॥ 
भावार्थ :- जिनका आ्रात्मा इन्द्रियों के बिषयो से ठगाया गया है, उनकी 
विषय-लोलुपता निरन्तर बढ़ती जाती हूँ, सन्‍्तोष चला जाता है तथा विवेक भी 
भाग जाता है । 
विषस्य कालक्टस्य विषयाल्यस्य जान्तरम्‌ । 
बदन्ति ज्ञाततत्वार्था मेरसरघपयों रिव ॥१६॥। 


६२ ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ - तत्वज्ञानियों ने कहा हैं कि कालक्टविष भ्रौर विषयसुख 
में मेर पंत और सरसो के समान प्नन्तर हैं । कालकूट विष जब सरसो के 
समान तुच्छ हैँ तब विषय सुख मेरु पंत के समान महान दु खाई है । 
धापातमधातर्म्याणि विषयोत्यानि बेहिनास । 
विषयाकानि पयंन्ते विद्धि सौख्यानि सर्वधा।॥॥२५॥। 
भाजार्थ :- हे प्रात्मन्‌ ! ऐसा जान कि विषयो के सुख प्राणियों को 
सेवते समय सुन्दर भासते हैं परन्तु उनका जब फल होता है तब विष के समान 
कटुक हे । 
उदधिरुदकपूरे रिन्थन श्चित्रभानु- 
यदि कथसपि देवात्तुप्तिसासादयेतास्‌ । 
न पुनरिह शरीरी कामभोगेविसंल्ये- 
दश्चिरतरमपि भुक्तेस्तृप्तिमायाति कंश्चित्‌ ॥२८॥। 
भावाथ :- इस जगत मे समुद्र तो नदियों से कभी तृप्त नही होता, 
झऔर अग्नि ई धन से कभी तृप्त नही होती सो कदाचित्‌ देवयोग से तृप्ति प्राप्त 
करले, परन्तु यह जीव चिरकाल पयेन्‍्त नाना प्रकार के काम भोगादिक भोगने 
पर भी कभी तृप्त नही होता । 
झपि संकल्पिता' कासा. संभवन्ति यथा यथा। 
तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्व विसप्पंति ॥३०॥ 
भावार्थ :- मानवो को जैसे जैसे इच्छानुसार भोगों की प्राप्ति होती 
जाती है बैसे बसे ही उनकी तृष्णा बढती हुई सर्व॑ लोक पर्यन्त फल जाती है । 
मीना मृत्यु प्रयाता रसनबशमिता दन्तिन स्पर्शरूद्धा: । 
बद़ास्ते वा रिव्े ज्वलनमुपगता पत्रिणश्चाक्षिदोषात्‌ ॥। 
भूड़ा गधोद्घताजञा. प्रलयभुषणता गीतरलोला कुरद्धा । 
कालव्यालेन दष्टास्तदरपि तमुभुतामिस्तरियार्थ राग ॥३४५॥ 
भावार्थ :- रसना इन्द्रिय के वश होकर मछलिया मरण को प्राप्त होती 
है हाथी स्पर्श इन्द्रिय के वश होकर गड्ढे मे गिराए जाते है, बाघे जाते है, पतगे नेत्र 
इन्द्रिय के वश होकर झ्ाग की ज्वाला मे जल कर मरते है, भ्रमर गध के लोलुपी 
होकर कमल के भीतर मर जाते हैं, मृग गीत के लोभी होकर प्राण गमाते है। ऐसे 


भमोंगों का स्वरूप [8३ 


एक एक इन्द्रिय के वश प्राणी मरते है तो भी देहधारियो का राग इन्द्रियो के 
विषयो से बना ही रहता हैं । 
यथा यथा हृषीकाणि स्ववशं यांति देहिनाम। 
तथा तथा स्फुरत्य्यहुंदि. विशानभास्कर: ॥११॥ 
भावार्थ :- जैसे जैसे प्रारियो के वश मे इन्द्रिया भ्राती जाती है बस २ 
झात्मज्ञान रूपी सू्ये हृदय मे ऊंचा २ प्रकाश करता जाता हैं । 


श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्वशानतरजड्िणी मे कहते है - 
कल्पेशनागेशनरेशसंभव॑ बित्ते सुख मे सतत तृणायते । 
कुस्त्री रमास्थानकदेहदेहजात्‌ सदेति चित्र मनुतेबल्पधीः सुर्ख ॥१०-६॥ 
भावार्थ :- मैंने शुद्ध चिद्रप के सुख को जान लिया है इसलिये मेरे 
चित्त मे देवेन्द्र, नागेन्द्र और इन्द्रो के सुख जीर्ण तृण के समान दीखते है, परन्तु 
जो भ्रज्ञानी हैं वह स्त्री, लक्ष्मी, घर, शरीर झौर पुत्रादि के द्वारा होने वाले 
क्षरि.क सुख को, जो वास्तव में दु ख रूप है, सुख मान लेता है । 
खसुखं न सुख नृणां कित्वलिलाबाग्निवेदनाप्रतोकारः। 
सुखमेब स्थितिरात्मसनि निराकुरूत्वादिशुद्धपरिणामात्‌ ॥४-१७॥ 
भावार्थ :- इन्द्रिय जन्य सुख सुख नही है, किन्तु जो तृष्णणारूपी आग 
पेदा होती है उसकी बेदना का क्षणिक उपाय हैँ। सुख तो झआझरात्मा मे स्थित 
होने से होता हैं, जब परिणाम विशुद्ध हो व निराकुलता हो । 
पुरे ग्रामेड्टव्यां नगहिरसि नदीज्ञादिसुतटे 
मे वर्यां चेत्योकसि सद्ति रथादों च भवने । 
महादयें स्वर्ग पथनभसि रूतावस्त्रभवने 
स्थितो सोही न स्थात्‌ परसमयरत सोख्यछबभाक ॥॥६-१७॥। 
भावार्थ - जो मनुष्य मूढ शौर पर पदार्थों मे रत हैं वे चाहे नगर में 
हो, ग्राम मे हो, वन में हो, पर्वत के शिखर पर हों, समुद्र के तट पर हो, मठ, 
गुहा, चेत्यालय, सभा, रथ, महल, किले मे हो, स्वर्ग मे हो, भूमि, मार्ग, ग्राकाश 
में हो, लतामण्डप व तबु आदि किसी भी स्थान पर हो उन्हे निराकुल सुख 
रचमात्र भी प्राप्त नही हो सकता । 


| [ सहजसुख-साधन 


बहुनू बारानू मया भक्तः स्विकल्पं सुख तत'। 
तन्नापूर्थ सिविकलपे. सुखेश्स्तीहा ततो मम ॥१०-१७॥। 
भावार्थ :- मैंने इन्द्रिय जन्य सुख को बार बार भोगा है, वह कोई 
अपूर्व नही है, वह तो आकुलता का कारण हैं। मैने निविकल्प आत्मीक सुख 
कभी नही पाया उसी के लिये मेरी इच्छा हे । 
विषयानुभवे दु'ढां व्याकुलत्वात्‌ सता भवेत्‌ । 
निराकुलत्वतः शुद्धचिद्रूपानुभवे. सुदां ॥१६-४॥१ 
भावार्थ - इन्द्रियों के विषयों के भोगने मे प्राग्यियों को वास्तव में 
झाकुलता होने के कारण से दु ख् ही होता हूँ परन्तु शुद्ध आत्मा के अनुभव 
करने से निरावु लता होती हे तब ही सच्चा सुख होता हे । 
(१६) प बनारसीदास जी बनारसीविलास में कहते है '- 
[सर्वेया इकतीसा ] ह 
ये ही हैं कुगति की निदानी दुख दोष दानी, 
इन ही की सगति सो सगभार वहिये । 
इनकी मगनता सो विभो को विनाश होय, 
इन ही की प्रीति सो झनीति पथ गहिये ।। 
ये ही तपभाव को विडार दुराचार धार, 
इनही की तपत विवेक भूमि दइहिये। 
ये ही इद्री सुभभ इनहि जीते सोई साधु, 
इनको मिलापी सो तो महापापी कहिये ॥७०।। 
मौन के धरेंया गृह त्याग के करंया विधि, 
रीति के सधेया पर निदा सो अ्पूठे है। 
विद्या के श्रभ्यासी गिरिकदरा के वासी शुचि, 
प्रग के अ्रचारी हितकारी वन छूटे है॥ 
भागम के पाठी मन लाए महाकाठी भारी, 
कृष्ट के सहनहार रामा हू सो रुूठे है। 
इत्यादिक जीव सब कारज करत रीते, 
इन्द्रियय के जीते बिना सब अंग भूठे है ॥॥७१।॥ 


भोगो का स्वरूप ] [ €५ 


घर्म तरू भजन को महामत्त कुन्जर से, 
आपदा भण्डार के भरन को करोरी है। 
सत्यशील रोकवे को पोढ परदार जेसे, 
दुगंति का मारग चलायवे को धोरी है।॥॥। 
कुमति के अधिकारी कुनय पन्‍्थ के विहारी, 
भद्र भाव इधन जरायवे को होरी है। 
मृषा के सहाई दुरभावना के भाई ऐसे, 
विषयाभिलाषी जीव अ्रघ के अ्रघोरी है ॥७२॥ 


(१७) प० द्यानतरायजी द्यानतविलास मे कहते है - 
[कथित ] 
चेतनजी तुम जोडत हो धन, सो धन चले नही तुम लार । 
जाको आप जानि पोषत हो, सो तन जरिके हूं है छार ।। 
विषयभोग को सुख मानत हो, ताको फल है दु ख अपार । 
यह ससार वृक्ष सेमर को, मानि कह्यो मै कहूँ पुकार ॥|३२॥। 


[सर्वया इकतीसा] ४ 
सफरस फास चाहे रसना हू रस चाहे, 
नासिका सुवास चाहे नैन चाहे रूप को। 
श्रवगग शबद चाहे काया तो प्रमाद चाहें, 
वचन कथन चाहे मन दौर धूप को।॥ 
क्रोध क्रोध कर्यों चाहे मान मान गद्यो चाहे, 
माया तो कपट चाहें लोभ लोभ कूप को । 
परिवार धन चाहे ग्राशा विषय सुख चाहे, 
एते वरी चाहे नाही सुख जीव भूप को )॥।४६।॥। 
जीव जोप_ स्याना होय पाचो इन्द्रि वसि करे, 
फास रस गन्ध रूप सुर राग हरिके। 
झासन बतावे काय वच को सिखावे मौन, 
ध्यानमांहि मन लावे चचलता गरिके |। 


६६ ] 


[ सहजसुश्-सांधम 


क्षमा करे क्रोध मारे विनय धरि मान गारे, 
सरल सो छल जारे लोभ दशा टरिके। 
परिवार नेह त्यागे विषय सेन छांडि जागे, 
तब जीव सुखी होय वेरि बस करिके ॥४७॥। 


बसत भ्रनन्त काल बीतत निगोद महि, 
भस्‍क्षर प्रननन्‍्त भाग ज्ञान भ्रनूसरे है। 
छासठि सहस तीन से छतीस वार जीव, 
प्रत्तर मुहरत मे जन्मे भ्रर मरे है।। 
प्रगूल असख भाग तहाँ तन धारत है, 
तहा सेती क्‍यों ही क्यो ही क॑ निसरे है। 
यहाँ प्राय भूल गयो लागि विषय भोग विषे, 
ऐसी गति पाय कहा ऐसे काम करे है ।॥॥४८॥। 


बार बार कहे पुनरक्ती दोष लागत है, 
जागतन जीव तू तो सोयो मोह भंग में। 
झातमसेती विमुष गहें राग दोष रूप्य पच, 
इन्द्री विषय सुख लीन पग पग में ॥ 
पावत अनेक कष्ट होत नहि अश्रष्ट नष्ट, 
महापद भ्रष्ट भयों भमे सिष्ट जग में। 
जाग जगवासी उदासी द्व॑ं के विषय सो, 
लाग शुद्ध अनुभव जो आवे नाहि जग में ॥१5॥॥ 


(१८) मैया भगवतीदास ब्रह्मविलास में कहते है -- 
[सब्बेया तेईसा ] 
काहे को कूर तू भूरि सहे दुख पचन के परपच भषाएं । 
मे अपने रस को निते पोषत है तो ही तुम लोभ लगाए ।। 
तू कछु भेद न बूकत रचक तोहि दगा करि देत बधाए। 
है प्रव के यह दाव भलो तोहि जीति ले पच जिनन्द बताए ।१४॥ 


् 


भौगों का स्वहूप ] 


[छप्पण ] 
रसनां के रस मीन प्रान पल माहि गँवांबै । 
झलि नाशा परसग रैनि बहु सकट पा ॥ 
मृग करि श्रवन सनेह वेह दुर्जत को दीनी । 
दीपग देखि पत्तग दृष्टि हित कंसी कीनी ।। 
फरश इन्द्रिवश गज पड़ी सु कौन-कौन सकट सहै । 
एक-एक विषवेल सम सू पचनि सेवत सुख चहै ।।४।। 


[सर्वया इकतींसा ] 
सुनों राय चिदानन्द कहे जो सुबुद्धि रानी, 
कहैं कहा वेर वेर नेक तोहिं लाज है। 
कंसी लाज कहो कहा हम कछु जानत न, 
हमे यहा इन्द्रिन को विषय सुख राज है ।। 
अरे मूढ विषय सुख सेयेते भश्रनन्तबार, 
ग्रजह' भ्रघधायो नाहि कामी सिरताज है। 
मानंस जनम पाय भारज सु खेत आ्राय, 
जो न चेते हसराय तेरो ही प्रकाज है ॥।१४।॥। 
देखत हो कहा कहा केलि करे चिदानद, 
आतम सुभाव भूलि और रस राच्यो है। 
इन्द्रिन के सूख में खरगन रहे आ्राठो जाम, 
इन्द्रिन के दु.ख देखि जाने दुख साचो है ।। 
कह क्राध कहूँ मान कहूँ माया कहूँ लोभ, 
अहभाव मानि भानि ठौर ठौर भाघच्यो है। 
देव तिरेवव सर नारकी गतीन फिरे, 
कौन कौन स्वाग धरे यह ब्रह्म नाच्यो है ॥॥३६॥। 


[ ६७ 


हद ] 


[ सहजसुख-साधन 


जाँ लौ तुम और रुप ह्व रहे हें चिदानन्द, 
तौंलो कहूँ सूख नाहि रावरे विचारिये। 
इन्द्रिम के सुख को जो मान रहे साचो सुख, 
सो तो सब दुख ज्ञान दृष्टि सो निहारिये |॥। 
ए तो विनाशीक रूप छिन में औरे सरूप, 
तुम अविनाशी भूप कैसे एक धारिये। 
ऐसो नर जन्म पाय नेक तो विवेक कीजे, 
आप रूप गहि लीजे कर्म रोग टारिये ॥४२॥। 


जीवे जग जीते जन तिन्हे सदा रैन दिन, 
सोचत ही छिन छिन काल छीजियतु है। 
घनी होय घन होय पुत्र परिवार होय, 
बडो विस्तार होय जस लीजियनु है।॥ 
देह तो निरोग होय सुख को सजोग होय, 
मन वछ भोग होय जौ लो जीजियतु है ।। 
चहे वछ पूरी होय पै न वछ पूरी होय, 
शभ्राउ थिति पूरी होइ तौलो कीजियतु है ॥।४४।॥॥ 
नागरिन सग कई सागरनि केलि कीये, 
रागरग नाटक सो तड न अघाए हो। 
नर देह पाय तुम्हे आयु पल्‍ल तीन भई, 
तहाँ तो विषय कलोल नाना भाति गाए हो । 
जहां गए तहाँ तुम विषय सो विनोद कीनो, 
ताही ते नरक में अनेक दुख पाए हो। 
अज हूँ सभार विषय डारि क्यो न चिदानन्द, 


जाके सग दुःख होय ताही से लुभाए हो ॥५॥॥ 


अमपकूदल +यककाा-2ादुक 


अर, 
घर 


जे. कृविओ अर, 


भोगों का स्वरूप ] [€६ 


नर देह पाए कहो कहा सिद्धि भई तोहि, 
विषय सुख सेये सब सुकृत गवायों है। 
पचइन्द्री दुष्ट तिन्‍्हे पुष्ट करि पोष राखे, 
झाई गई जरा तब जोर विललायों है। 
क्रोध मान माया लोभ चारो चित रोक बेठे, 
नरक निगोद को सदेसो वेग आ॥आायो है। 
खाय चल्यो गाठ की कमाई कौडी एक नाहि, 
तोसो मूढ दूसरो न ढूंढथो कोऊ पायो है ॥११॥ 
देखहु रे दक्ष एक बात परतक्ष नई, 
अच्छुन की सगति विचच्छन भुलानो है। 
वस्तु जो अभक्ष्य ताहि भच्छत हैँ रन दिन, 
पोषिवेको पक्ष करे मच्छ ज्यो लुभानो हैं ।। 
विनाशीक लक्ष ताहि चक्षु सो विलोके थिर, 
वह जाय गच्छ तब फिरे जो दीवानो है । 
स्वच्छ निज पअ्रक्ष को विजक्ष के न देखे पास, 
मोह जक्ष लागे वच्छ ऐसे भरमानों हैँ ७॥। 
भ्ररे मन बौरे तोहि बारबार समभाऊ, 
तजि विषयभोग मन सो अपनि तू। 
ये तो विष बेलि फल दीसत है परतच्छ, 
कंसे तोहि नीके लागे भयो है मगन तू ॥। 
ऐसे भ्रम जाल माहि सोयो है अ्रनादि काल, 
निज सुधि भूलि ठग्यो करम ठगनि तू । 
तोरि महा मोह डोरि झातम सो लब जोरि, 
जाग जाग जाग्र अब ज्ञान की जगन तू ॥११।॥ 





चोथा ग्रध्याय 
सहज सुख था थअतीन्द्रिय सुख 


गत अध्याय में यह भले प्रकार दिखा दिया है कि जिस सुख के पीछे 
संसारी भज्ञानी जीव बावले हो रहे हैं वह सुख सुखसा भासता है परन्तु वह 
सच्चा सुख नही है । इन्द्रियो के भोग द्वारा प्राप्त सुख तृष्णा के रोग का क्षरिगक 
उपाय इतना श्रसार है कि उस सुख के भोगते भोगते तृष्णा का रोग अधिक 
ग्रधिक बढ़ता जाता है । भ्रम से-भूल से-अ्रज्ञान से जैसे रस्सी में सर्प की बुद्धि 
हो, पानी मे चन्द्र की परछांई को देखकर कोई बालक चन्द्रमा मान ले, सिह 
कुए में अपने प्रतिबिम्ब को देख सच्चा सिंह जानले, पक्षी दर्पएा मे अपने को ही 
देख दूसरा पक्षी मानले, पित्त ज्वरवाला मीठे को कटुक जानले, मदिरा से 
उन्मत्त परकी स्त्री को स्वस्त्री मामले, इसी तरह मोहाध प्राणी ने विषय सुख 
को सच्चा सूख मान लिया है। 


सच्चा सुख स्वाधीन है, सहज है, निराकुल है, समभाव मय है, 
ग्रपना ही स्वभाव है । जैसे इक्षु का स्वभाव मीठा है, नीम का स्वभाव कडवा 
है, इमली का स्वभाव खट्टा है, जल का स्वभाव ठन्डा है, झ्रग्नि का स्वभाव 
गर्म है, चादी का स्वभाव श्वेत है, सुवर्णा का स्वभाव पीला है, स्फटिक मणशिका 
स्वभाव निर्मल है, कोयले का स्वभाव काला है, खडी का स्वभाव श्वेत है, सूर्य 
का स्वभाव तेजस्वी है, चद्र का स्क्‍भाव शीत उद्योत है, दर्पण का स्वभाव 
स्वच्छ है, झमृत का स्वभाव मिष्ठ हैं वेसे अपने आत्मा का स्वभाव सख हे । 
जेसे लवण मे सर्वांग खारपना, मिश्री मे सर्वाग मिष्ठपना है, जल मे सर्वाग 
द्रवपना है, भ्रग्नि में सर्वांग उष्णपना है, चन्द्रमा में सर्वांग शीतलता है, सूर्य मे 
ताप है, स्फटिक में सर्वांग निमंत्रता है, गोरस में सर्वांग चिक्कनता हैं, बालू मे 
सर्वांग कठोरता है, लोहे मे सर्वांग भारीपन है, रुई भे सर्वाग हलकापन है, इत्र 
में सर्वांग सुगन्ध है, गुलाब के फूल मे सर्वांग सुवास है, श्राकाश मे सर्वांग 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ] । १०१ 


निर्मलता है वैसे ग्रात्मा मे सर्वांग सुख हे । सुख आत्मा का अविनाशी गण 
है । भात्मा गुणों मे सर्वांग तादात्म्य रूप है । 


जेसे लवण की करिका जिह्दा द्वारा उपयोग मे लवरापने का स्वाद- 
बोध कराती है । मिश्री की करियका उपयोग मे मिष्टपने का स्वाद जनाती हैं, 
बसे ही झ्रात्मा के स्वभाव का एक समय मात्र भी अ्रनुभव सहज सुख का ज्ञान 
कराता हैँ । परमात्मा सहजसूख की पूर्ण प्रगटता से ही परमानन्दमय भ्रनत 
सुखी है, शभ्रनते सिद्ध इसी सहज सुख के स्वाद मे ऐसे मगन है जेसे भ्रमर कमल 
पुष्प की गध में आसक्त हो जाता हैँ | स्व ही भरहत केवली इसी सहजसुख 
का स्वाद लेते हुए पाच इन्द्रिय और मन के रहते हुए भो उनकी झोर नहीं 
भुकते है । इस आनन्दमयी अमृत के रसपान को एक क्षण को नही त्यागते हैं । 
सर्व ही साधु इस ही रस के रसिक हो सहज सुख के स्वाद के लिये मम को 
स्थिर करने के हेतु परिग्रह का त्यागकर प्राकृतिक एकात बन, उपवन, पर्वत, 
कदरा, नदी तट का सेवन करते है । जगत के प्रपच से प्रारम्भ परियग्रह से मु 
मोड पाच इन्द्रियो की चाह की दाह को शमन कर परम रुचि से भ्रात्मीक स्व- 
भाव मे प्रवेश करके सहज सुख का पान करते हैं, तथा इसी सुख मे मगन होकर 
बीतरागता की तीज ज्वाला से कं ईंधन को भस्म करते हैं अपने प्रात्मा को 
स्वच्छ करने का सदा साधन करते है । 


सर्व ही देशब्रती श्रावक पाच श्रणृत्रतों की सहायता से सतोषी रहते 
हुए इसी सहज सुखामृत के पान के लिये प्रात मध्यान्ह तथा सायकाल यथा 
सभव सर्वे से नाता तोड जगत प्रपत्र से मुह मोड, एकात में बेठ मोह की डोर 
को तोड, बडे भाव से आत्मा के उपवन मे प्रवेश करते हुए सहज सुख का भोग 
करते हुए भ्रपने जन्म को कृतार्थ मानते है। सर्व ही सम्यर्दृष्टि अविरति भाव 
के धारी होते हुए भी सर्व जगप्रपच से उदासीन रहते है । गृहस्थ मे रहते हुए 
भी इन्द्रिय सुख को नोरस, भसुख व रागवर्द्धक जानते हुए भे३विज्ञान से अपने 
श्रात्मा के स्वभाव को आत्मामय यथार्थ पहचानते हुए, श्रात्मा में परके स्वभाव 
को लेशमात्र भी सयोग न करते हुए, भ्रपने को शुद्ध सिद्धसम अनुभव करते 
हुए इसी सहज सुख का स्वाद लेते हुए भ्पने को इृतार्थ मानते हैं । 


१०२ ] [ सहजसुख-साधत 


सहज सुख अभ्रपने आत्मा का अ्रमिट ग्रटूट अक्षय भ्रतन्‍्त भडार है । 
भ्रनन्‍त काल तक भी इसका भोग किया जावे तो भी यह परमाणु मात्र भी कम 
नही होता । जैसे का तेसा ही बना रहता है । कोई भी बलवती शक्ति ऐसी 
नही है जो इस सुख को हरण कर सके, आत्मा गूणी से इस गुणा को पृथक्‌ कर 
सके, आत्मा को सहज सुख से रहित कर सके । हर एक आत्मा सहज सुख 
समृद्र है। ससारी मोहो जीव की दृष्टि कभी अपने आत्मा पर नही रुकती है । 
वह आत्मा को नहीं पहचानता है । श्राप आत्मा होते हुए भी आत्मा के प्रकाश 
में अपना जीवन रखते हुए भी आत्मा की महिमा से ही इन्द्रिय व मन से ज्ञान 
क्रिया करते हुए भी वह आत्मा को भूले हुए है । आत्मा के प्रकाश से जो शरीर 
दिखता है उसी रूप अपने को मान लेता है । 


प्रात्मा के प्रकाश से जो चेतन व अचेतन पदार्थ शरीर को उपकारी 
दिखते है उनको भ्रपना सखा मान लेता है व जो शरीर को अहितकारी दिखते 
हैं उनको अपना शत्रु जान लेता है। मैं स्वरूपवान, मै बलवान, मैं धनी, मै 
स्वामी, मैं सेवक, मैं कृषक, मैं रजक, मै सुनार, मैं लुहार, मै थवई, मैं जमी- 
दार, ऐसा मानता हुआ शरीर के व इसके क्षणिक इन्द्रिय सुख के मोह मे ऐसा 
पागल हो जाता है कि यह कभी भी “आत्मा मै हूं” - ऐसा विश्वास नहीं 
लाता । मै शुद्ध वीतराग परमानन्द मय हू ऐसा ज्ञान नहीं पाता । मै रागी 
देंषी नही, मै बालक वृद्ध युवा नही, मै शरीर मे रहते हुए शरीर से उसी तरह 
पृथक्‌ हू जेसे धान्य मे रहते हुए भी तुष से चावल पृथक्‌ है, तिल मे रहते हुए 
भी भूसी से तेल पृथक्‌ है, जल में रहते हुए भी जल से कमल पृथक है। अपने 
मूल स्वभाव को न जानता हुश्ना, सहज सुख का सागर होते हुए भी उस सहज 
सुख का किचित्‌ भी स्वाद न पाता हुआ विषय सुख से तृष्णा की झआत।प को 


बढ़ाता हुआ रात दिन सतापित रहता है । सहज सुख को न पाकर तृषा को 
शमन नही कर पाता है । 


जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है वह उसकी सुगध का श्रनुभव 
करता है परन्तु उस कस्तूरी को ग्रपनी नाभि मे न देखकर बाहर-बाहर ढ़ ढता 
है--जैसे हाथ मे मुद्रिका होते हुए भी कोई भूल जावे कि मुद्रिका मेरे पास 
नही है श्ौर उस मुद्रिका को बाहर-बाहर ढू ढने लगे । जैसे मदिरा से उन्मत्त 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ] [ १०३ 


अपने घर मे बठे हुए भी अपने घर को भूल जावे और बाहर दू ढता फिरे व 
पूछता फिरे कि मेरा घर कहा है, उसी तरह यह प्रश्ञानी प्राणी सहज सुख को 
भ्रपने पास रखते हुए भी व कभी उसका बिलकुल मलीन अनुभव, कभी कम 
मलीन ग्रनुभव, कभी कुछ स्वच्छ स्वाद पाते हुए भी उस सहज सुख को भूले 
हुए है, भर भ्रम से इन्द्रियो के विषयो मे ढ्‌ ढता फिरता है कि यहा सुख होगा । 


सुख आत्मा का गुण है । इसका परिणमन भी स्वभाव व विभावरूप 
दो प्रकार का हे जैसे-चारित्र आत्मा का गुण हे उसका परिरामन स्वभाव 
तथा विभाव रूप दो प्रकार का हैँ । वीतराग रूप होना स्वभाव परिणमन हे, 
कषाय रूप होना विभाव परिणमन हैँ । इस विभाव परिणमन के भी दो भेद 
हैं-एक शुभ भाव परिणमन, एक अशुभ भाव परिर्ामन । जब मद कषाय का 
रग होता हूँ तब शुभ भाव कहलाता हूँ, जब तीब़ कषाय का रग होता हैँ तब 
अशुभ भाव कहलाता है । यदि चारित्र-गुणा आत्मा मे नही होता तो शुभ भाव 
व अशुभ भाव भी नहीं हो सकते थे । 


इसी तरह सहज सुख का स्वभाव परिणमन तब हे जब आ्रात्मा की 
ओर उपयोगवान होता हैं । आत्मा मे तलल्‍लीन होता हूँ, इसका विभाव परिण- 
मन सासारिक सुख या सासारिक दु ख का अनुभव है । जब साता वेदनीय का 
उदय, रति कषाय का उदय होता हैँ तब सासारिक सुख रूप परिणमन होता 
हैँ । जब ग्रसाता वेदनीय का उदय तथा अरति कषाय का उदय होता हैँ तब 
सासारिक दु खरूप परिणमन होता हे । यदि आत्मा मे सुख गुर नहीं होता 
तो इन्द्रिय सुख व दु ख का भान भी नही होता क्योकि इसमे कपाय के उदय 
का मैल मिश्रित हें । इसलिए सच्चे सुख का स्वाद न झाकर कपाय का ही 
स्वाद आ्राता हैं, कभी प्रीतिरूप, कभी भश्रप्रीतिरूप या ढेंष रूप स्वाद ग्राता है । 


जैसे लवण से मिले हुए जल को पीने से जल का स्वाद न आकर 
लवण का स्वाद झ्रायेगा, खटाई से मिले जल को पीने से जल का स्वाद न 
झाकर खटाई का स्वाद झायेगा, नीम की पत्ती से मिला जल पीने से नीम का 
कटुक स्वाद आयेगा, जल का स्वाद न आयेगा । शक्कर से मिला जल पीने से 
से शक्कर का मीठा स्वाद आयेगा, जल का शुद्ध स्वाद लत्म्रायेगा । इलायचो, 


श०्ड ] [ सहमसुख-साधन 
बादाम, पिस्‍्ता, किसमिस, शवकर से मिला जल पीने से इन ही का मिश्रित 
स्वाद झायेगा, जल का पभ्केला निर्मल स्वाद न भ्रायेगा । इसी तरह राग द्वारा 
इन्द्रिय सुख व द्वेध द्वारा इन्द्रिय दुःख भोगते हुए राग-द्रेष का स्वाद भाता है, 
शुद्ध सूख का स्वाद नहीं भ्राता है, इसीसे तृप्ति नही होती है । 
जैसे वीतराग भाव या शांत भाव झात्मा के लिये हितकारी है वैसे शुद्ध 

सुख का झनुभव झात्मा के लिये हितकारी हैं। विभाव सूख की परिणति में 
राग द्वेष का मिश्रण होने से कर्म का बध होता है । यहां यह कहने का प्रयो- 
जन है कि यदि चारित्र गुण न होता तो राग द्वेष था कषाय भाव क्रीधादि 
भाव न होता बसे यदि सुख गुण न होता तो सासारिक सुख या दू ख का झनु“ 
भव किसी को न होता । यह भप्ज्ञानी जीव जैसे भ्रपने चारित्रगुणा को भूले हुए 
है वैसे यह भ्रपने सुख गुण को भी भूले हुए है । इसे कषाय के उदय से जेसे 

क्रोध, मान, माया, लोभ झादि विभाव की कलुषता का स्वाद आाता है बसे ही 
कथाय के उदय से इसे सासारिक सूख या दु ख का मलीन भतृप्तिकारी स्वाद 

झाता है । 

जेसे किसी गवार अ्ज्ञानी पुरुष को मिट्टी से मिला हुआ पानी पीने को 

दिया जावे तो वह उस मटीले पानी को ही पी लेगा । खेद है कि उसे पानी 

का स्वाद नहीं भाएगा कितु जैसी मिट्टी होगी बसी मिट्टी का ही स्वाद झ्रायेगा । 

यदि बही पानी किसी बुद्धिमान को पीने दिया जाय तो वह बिवेकी जल के ही 

स्वाद लेने का इच्छुक उस मटीले पानी को नही पीवेगा किन्तु उस पानी में 

कृतकफल डालकर मिट्टी को नीचे बिठा देगा भ्ौर वह पानी को साफ करके ही 

पीएगा और उस जल का प्रसली स्वाद पाकर प्रसन्न होगा, उसी तरह जो 

प्रशानी बिषयो के भूंठे सुख मे लुब्ध हैं, सच्चे सुख का स्वाद न पाते हुए कषाय 

का ही स्वाद पाकर मगन हैं वे इन्द्रिय सुख को ही सुख मानकर इसी की चाह 

की दाह मे जमते हैं व इसी को बार बार भोगते है । सहज सुख के स्वाद को 

न पाकर कषाय के या राग भाव के स्वाद को पाते है, परन्तु भ्रम से मानते हैं 

कि हमने सुस्त मोगा, यही भ्नादि काल का बड़ा अज्ञान है । 


विवेकी सज्जन सत पुरुष सच्चे सुख के भर्थी होकर जैसे कतकफल को 
डालकर स्वच्छ जल पीने दाले ने मिट्टी को भलग कर स्वच्छु जल पिया बैठे 


तहज सुख या अठीन्द्रिय सुख ] [ १०५ 


भेद विज्ञान से शुद्ध निश्चय नेय को डालकर राग के स्वाद को अलंग करके 
निर्मल भ्रात्मा का स्वाद लेते हुए सहज सुख का स्वाद पाकर परम तृप्त होते 
हैं । इन्द्रिय सुख का भोग मलीन कषाय की कलुपता का भोग है । सहज ग्रति- 
न्द्रिय सुख का भोग स्वच्छ निर्मल आत्मा के सुख गुणा का भोग है। इस सुख 
के भोग मे वीतरागता है, इससे कर्म का बन्ध नहीं है किन्तु कर्म की 
निजंरा है । 

इन्द्रिय सुख पराधीन है, सहज सुख स्वाधीन है । इसके लिये न इन्द्रियो 
की जरूरत है न बाहरी पदार्थों की जरूरत है । इन्द्रिय सुख जब अपने आश्रयी 
भूत पदार्थों के बिगडने से बाधित हो जाता है तब सहज सुख स्वाधीन व स्वा- 
वलम्बन पर निर्भर रहने से बाधा रहित है । इन्द्रिय सुख जब बिल्कुल नाश हो 
जाता है, भ्रपने शरीर छुटने पर या आश्चयीभूत विषय पदार्थ के वियोग होने 
पर नही रहता है तब यह सहज सुख अ्विनाशी श्रात्मा का स्वभाव होने से 
सदा ही बना रहता है । इन्द्रिय सुख राग भाव बिना भोगा नही जाता, इस- 
लिये कम बन्ध का कारण है, सहज सुख वीतरागता से प्राप्त होता है, इससे 
वहा बन्ध नही किन्तु पूर्व बन्ध का नाश होता है । इन्द्रिय सुख श्राकुलतामय 
है, विषम है, समतारूप नही है। जबकि अतीन्‍न्द्रिय सुख निराकुल है तथा समता- 
रूप है । इन्द्रिय सुख जब विष है जबकि सहजसुख अ्रमृत है। इन्द्रिय सुख 
प्रन्धकार है जबकि सहज सुख प्रकाश है । 


इन्द्रिय सुख रोग है, तब सहज सुख निरोग है । इन्द्रिय सुख कृष्ण है, 

सहज सुख श्वेत है । इन्द्रिय सुख कटुक है, सहज सुख मिष्ट है | इन्द्रिय सुख 
तापमय है, सहज सुख शीतल है । इन्द्रिय सुख बेडी है, सहज सुख आभूषण 
है । इन्द्रिय सुख मृत्यु है, सहज सुख जीवन है । इन्द्रिय सुख इन्द्रायशा फल है, 
सहज सुख मिष्ट झ्राम्न फल है । इन्द्रिय सुर वासरहित पुष्प है, सहज सुख 
परम सुगन्धित पुष्प है । इन्द्रिय सुख भयानक जगल है, सहज सुख मनोहर 
उपवन है । इन्द्रिय सुख खारा पानी है, सहज सुख मिष्ट जल है । इन्द्रिय सुख 
गर्दभ स्वर है, सहज सुख कोयल स्वर है । इन्द्रिय सुख काक है, सहज सुख हस 
है । इन्द्रिय सुख काच खण्ड है, सहज सुख भ्रमूल्य रत्न है। इन्द्रिय सुख श्रांधी 
« है, सहज सुख मन्द सुगन्ध पवन है । इन्द्रिय सुख रात्रि है, सहज सुख प्रभात 


१०६ ) | सहजसुख-साधन 


है । इन्द्रिय सुख हर तरह से त्यागने योग्य है, सहज सूख हर तरह से ग्रहण 
करने योग्य है । एक ससार का विकट मार्ग है तब दूसरा सहज सुख मोक्ष का 
सुहावना सरल राजमार्ग है। सहज सुख को हर एक भ्रात्मज्ञानी, चाहे वह 
तारको हो, पशु हो या देव हो या दरिद्री मानव हो या धनिक मानव हो, 
कुरूप हो या सुरूप हो, बलिप्ठ हो या निबंल हो, बहुत शास्त्रज्ञाता हो या 
प्रपषड हो, वन मे हो या महल में हो, दिन मे हो या रात में हो, सवेरे हो या 
साभ हो, हर स्थान, हर समय, हरणक ग्रवस्था मे प्राप्त कर सकता है। जब 
कि इन्द्रिय सुख को वही पा सकता है जिसको इच्छित विषयभोग मिले जिनका 
मिलना हरएक मानव को महादुलंभ है । 


सहज सुख है इसका विश्वास साधारण मानवों को कराने के लिये 
विशेष समभाकर कहा जाता है कि इस जगत मे इन्द्रिय सुख के सिवाय एक 
ऐसा सुख है जो मदकपाय होने पर शुभ कार्य करते हुए हराएक विचारशील 
मानव के भोगने में आता है । परमात्मा के शुद्ध गुणों की भक्ति करते हुए 
धर्मशास्त्र को एकचित्त हो पढते हुए, रोगी की टहल सेवा करते हुए, बुभलक्षित 
को दयाद्रं होकर भोजन देते हुए, दुखियों का दु ख निवारग्गार्थ उद्यम करते हुए, 
समाज के उपकारार्थ उद्यम करते हुए, देश के गरीबों की सेवा करते हए, परो- 
पकारार्थ द्रव्य का दान करते हुए, नदी मे डूबते को बचाते हुए, स्वय सेवक बन 
कर एक मजदूर की तरह बोभा ढोते हुए, पुलिस की तरह पहरा देते हुए 
इत्यादि कोमल व दया भाव से भर्थात्‌ मदकपाय से बिना किसी स्वार्थ की 
पुष्टि के बिना किसी लोभ या मान प्रतिप्ठा के हतु. जितना भी मन, वचन, 
काय का वतन व अपनी शक्तियों की बलि परोपकारार्थ की जाती है उस समय 
जो सुख का स्वाद झाता है वह सुख इन्द्रिय सुख नही है । 


यह तो स्वय सिद्ध है कि दानी, परोपकारी, स्वार्थत्यागी जब निष्काम 
कर्म करते है, बिना बदले की इच्छा के पर की सेवा करते है तव सख अवश्य 
होता है । परोपकार करते हुए या भक्ति करते हुए व धर्मशाम्त्र एक भाव से 
पढते हुए पाचों इन्द्रियों के विषय का भोग नही किया जाता है । न किसी स्त्री 
का भोग है, न मिप्टान्न का सेवन है, न पुष्पों का सू घना 
देखना है, न कोई ताल सुर सहित गान का सुनना है । 


न सुन्दर रूप को 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुंख ] [ १०७ 


जब यह इन्द्रिय सुख मही है परन्तु सुख तो ग्रवश्य है तब यह क्‍या 
है ? इसका समाधान यह है कि जैसे इन्द्रिय सुख का विभाव परिणमन है 
वेसे परोपकारादि शुभ कार्यों को मद कपाय से करते हुए जो सुख होता है बह 
एक देश मदकषाथ मिश्चित स्वाभाविक सुख गुणा का परिणमन है । इस सुख 
भे तीत्र राग भाव नहीं है इसलिए जो मलीनता इन्द्रिय सुब भोग में होती है 
घह मलीनता इसमे नही है किन्तु भावों में त्याग भाव है, विरागभाव है, पर- 
हितार्थ स्वंधन का स्वशक्ति का ब्यय है, लोभ का कितने अभ्रश त्याग है, इसीलिए 
ऐसी दशा में कुछ निर्मल सुख का भोग है। यहा विकारपना नही है । यह बात 
एक विवेकी को समझ में आ सकती है कि जितना अधिक स्वाथे त्याग किया 
जाता है, जितना प्रधिक मोह हटाया जाता है, जितना भ्रधिक लोभ छोडा 
जाता है उतना ही अधिक सुख का भनुभव होता है, चाहे वह अनुभव करने 
वाला आत्मा को जानता हो या न जानता हो, चाहे वह नास्तिक हो या 
प्रास्तिक हो, चाहें वह नागरिक हो या ग्रामीरण हो, चाहे वह भारतीय हो या 
विदेशी ही, चाहे जह गरीब हो या झमीर हो । 

यह वस्तु का स्वभाव है कि जो कोइ भी मिश्री खायेगा उसे 
मिश्री का स्वाद आयेगा । जो कोई भी लवश खायेगा उसे लवण का 
स्वाद अ्रायेगा, चाहे वह व्यक्ति मिश्री को या लवण को नही भी पहचानता हो, 
उसी तरह चाहे कोई आत्मा को समझो या न समझो, जो कोई स्वार्थत्यागी 
निर्लॉभी, परोपकारा्थ अ्रपनी बलि करेगा या मद कषाय से झन्य शुभ कार्य 
करेगा उसको उस सुख का स्वाद आवेगा ही जो आत्मा का स्वभाव है । यह 
सुख इन्द्रियमुख की अपेक्षा विशेष स्वच्छ है इसमे कपाय की कालिमा का अ्रश 
बहुत ही मद है । भ्रात्मा का झनुभव करने से व आत्मा का ध्यान करने से जो 
वीतरागता के कारण सुख का स्वाद झात्ता है उससे यह कुछ ही दर्जे कम है । 

यहा पाठकों को यह बताना है कि यह सुख कुछ मोह या लोभ के 
त्याग से हुआ है । यदि कोई अपने आत्मा के सिवाय सर्व पदार्थों से बिल्कुल 
मोह छोड दे तो बहुत निर्मेलत्ता के साथ सहज सुख का अनुभव होगा । जिनको 
इन्द्रिय सुख का ही विश्वास है, और किसी तरह फे सुख पर जिनकी श्रद्धा 
नही है उनके लिये यहां पर परोपकार से अनुभव मे आने वाले सुख को बताया 


श्ण्ष ] [ सहजसुल-साधन 


गया है कि यह इन्द्रियसुख से भ्रन्य तरह का है व जो बिना इन्द्रियों के भोग 
के भोगने मे झाता है। यही सहजसुख का निश्चय कराता है। यदि 
झ्रात्मा मे सहज स्वाभाविक श्रतीन्द्रिय व सच्चा सुख नही होता तो स्वार्थत्यागी 
परोपकारियो को कभी भी भोगने मे नही झ्ाता । 


श्री गुरु परोपकारी जगत के प्राशियों को सहज सूख का पता बताते 
है कि यह सुख किसी जड पदार्थ मे नही है न यह दूसरे से किसी को मिल 
सकता है । यह सुख प्रत्येक की झ्ात्मा मे है और श्रात्मा से ही प्रत्येक को बिना 
किसी वस्तु की सहायता से मिल सकता है | यह स्वाघीन है, हर एक की 
अ्रपनी सपत्ति है। हर एक जीव इस सुख भण्डार को भूले हुए है, इसी से मृग- 
तृष्णा की तरह दु खित है, सतापित है, सुख के लिए इन्द्रियों के विषयों मे 
भटकता है, परन्तु सुख का पता नहीं पाकर सुखी नहीं हो सकता, सताप नहीं 
मिटा सकता, ससार के दु खो का अन्त नही कर सकता जो इन्द्रिय सुख की 
तृष्णावश प्राणियों को सहना पडता है | मोहवश, भ्रमवश, अज्ञानवश प्राणी 
अपने पास अमृत होते हुए भी उसका पता न पाकर दु खी हो रहे है । 


सहज सुख के भोग मे शरीर को भी हानि नहीं होती है-मुख प्रसन्न 
रहता है, शरीर हल्का रहता है, कितने ही रोग मिट जाते है, किन्तु इन्द्रिय 
सुख भोग में बहुधा मात्रा का उल्लघन लोभवश कर दिया जाता है इससे अनेक 
रोग पैदा हो जाते है । 


ससार, शरीर, भोग तोनो की क्‍या दशा है इस बात को भले प्रकार 
समझ कर जो कोई इस दु खमय ससार से पार होना चाहे, इस ग्रपवित्र शरीर 
के कारावास से सदा के लिये छुटना चाहे, इन नीरस विषय भोगो के धोखे से 
बचना चाहे, और सदा सुखमय जीवन बिताना चाहे उसको उचित है कि वह 
इस सहज सुख पर अपना विश्वास लावे । रत्न को पहचान कर जौहरी बने । 
इन्द्रिय सुख रूपी काच रूण्ड को रत्न समभकर अपने को न ठगावे । सहज- 
सुख अपने ही पास है, अ्रपना ही स्वभाव है, अपना ही गए है, ऐसा जानकर 
हर एक विचारशील को बडा ही प्रानन्दित होना चाहिये और भली प्रकार 
झ्पने झात्मा को समभना चाहिये तथा उस साधन को समभ लेना चाहिये 


सहज सुल या अतीन्द्रिय सुख ] [१०६ 


जिससे सहज सुख अपने को मिल सके । इस पुस्तक मे झागे साधना का ही 
लक्ष्य रखके कथन किया जायेगा । जैनाचार्यों ने इस सहज सुख के सम्बन्ध में 


निम्न प्रकार वर्रान किया है - 


(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य श्री प्रवचनसार मे कहते है - 
सोक्ख या पुण दुक्खं, केवलणाणिस्स णत्यि देहगद। 
जम्हा. अदिदियस, जाद॑ तम्हा दु_त णेय ॥२०॥ 
भावार्थ :- केवली अ्ररहत के इन्द्रिय जनित ज्ञान तथा सुख नही है, 
किन्तु सहज अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान है व सहज अतीन्द्रिय सुख है । 
तिमिरहरा जइ विदूठी, जणस्स दीवेण णत्थि कादव्य । 
तथ सोकक्‍्ख सयमावा, विसया कि सत्य कुव्वति ॥६६॥ 
भावाथ :- जिसकी दृष्टि अन्धेरे मे देख सकती है उसको दीपक की 
कोई जरूरत नहीं है । यदि सहजसुख स्वय आत्मा रूप है तब फिर इन्द्रियों के 
विपयो की क्या आवश्यकता है ? 
सोक्ख  सहावसिद्ध/ णत्यथि सुराणपि सिद्धमुबदेसे । 
ते वेहवेदणदट्ठा रसमति विसयेसु रम्मेसु ॥७५॥ 
भावार्थ - सुख तो आत्मा का स्वभाव है, सो देवो को भी प्राप्त नही 
होता, तब वे देह की वेदना से पीडित होकर रमग्शीक विषयो मे रमते है । 
त॑ देवदेवदेव जदिवरवसहूं गुरु तिलोयरस। 
पणसलि जे भणरसा, ते सोकस श्रकक्‍्लय जति ॥८५॥ 
भावार्थ :- जो मनुष्य साघुओ मे श्रेष्ठ, तीन लोक के गुरु, देवों के 
देव, श्री अरहत भगवान को भाव सहित नमन करते है वे अविनाशी सहज सुख 
को पाते हैं । 


(२) श्री कुन्दकुन्दाचायं समयसार मे कहते है - 
एदह्य रदो णिरण संतुट्ठो होहि णिज्चमेद हि । 
एदेण होहि तिशो तो होहदि उत्तम सोषखं ॥॥२१८॥ 
भावार्थ :- इसी प्रात्म स्वरूप मे नित्य रत हो, इसी मे सन्‍्तोष रख व 
इसी मे तृप्त रह, तो तुझे उत्तम सहज सुख प्राप्त होगा । 


११७० ] [ सहजसुख-साधन 


जो तमयपाहुडमिणं पठिदृणय भ्रच्छतच्चदो णादु । 
भ्रच्छे ठाहिदि खेदा सो पावदि उत्तम सुक्ख ।४३७।॥। 
भावार्थ :- जो इस समयसार ग्रन्थ को पढ़ करके भौर ग्रन्थ के प्रर्थ 
और भावों को जानकर शुद्ध श्रात्मीक पदार्थ मे ठहरेगा वह उत्तम सुख को 
पावेगा । 


(३) श्री वृन्दकुन्दाचार्य दर्शन पाहुड में कहते है “ 
लद्धण य मणुयत्त' सहिय॑ तह उत्तमेण गुत्तेण । 
लद्धण य सम्मस ग्रक्वयसुबल्ध लह॒दि मोक्‍्खं च ॥३४॥ 
भावार्थ :- उत्तम गोत्र सहित मनुष्यपना पाकर के प्राणी सम्यर्दर्शन 
को पाकर अविनाशी सूख को तथा मोक्ष को पाते है । 


(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य चारित्र पाहुड मे कहते है - 
चारित्तसमारुढो भ्र॒प्पसु पर ण ईहए णांणो। 
पावइ झइरेण सुह श्रणोबम जाण णिच्छयदों ॥४३॥ 
भावार्थ - जो ज्ञानी आत्मा चारित्र को धारण कर अपने आत्मा में 
प्रभाव या पदार्थ को नही जोड़े, सब पर से राग, टेप छीड सो ज्ञानी शीघ्र 
ही अ्रनुपम सहज सुख पाता है ऐसा जानो । 


(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भाव पाहुड में कहते है « 
भावेह भावसुद्ध भ्रप्पा सुविसुद्धणिम्मल चेव । 
लहु चउगइ चइऊण जइ इच्छुसि सासय सुक्ल ॥॥६०॥॥ 
भावार्थ - जो चार गति रूप ससार से छूटकर शीघ्र ही अ्रविनाशी 
सहज सुख को चाहते हो तो भावों को शुद्ध करके शुद्ध आत्मा की भावना 
करो । 
सिवमजरामररलिगमणोवममुत्तम परमविमलमतुल । 
पत्ता बरसिद्धिसुहू जिणभावगभाविया जीवा ॥१६२॥। 
भावार्थ - जो जिन धर्म की भावना भाते है, वे जीव सहज मोक्ष के 
सुख्र को पाते है। जो सुख कत्यागा रूप है, ग्रजर है, अमर है, प्रनुपम है, उत्तम 


है. श्र प्ठ है, प्रभमनीय है, शुद्र है, महान्‌ है । 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ] [१११ 


(६) श्री.कुन्दकुन्दाचार्य मोक्षपाहुड मे कहते है - 
मयमायकोहर हिश्रो लोहेण विवज्जिशो य जो जोवो । 
णिम्मलसहाबजुस्तो सो पावहद उत्तम सोक्ख ॥४५॥। 
भावार्थ :- जो जीव मद, माया, क्रोध, लोभ से रहित होकर निर्मल 
स्वभाव से युक्त होता है, वही उत्तम सहज सुख को पाता है । 
बेरग्गपरों साहू परदव्वपरम्पुहो य जो हो दि । 
ससारस॒हविरतो सगसुद्धसरेसु श्रणरत्तो ॥१०१॥ 
भावार्थ :- जो साधु वेराग्यवान हो, परद्रव्य से पराइमुख हो व 
ससार के सुख से बिरकत हो वही अपने झात्मीक शुद्ध सहज सूख में लीन 
होता है । 
(७) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार द्वादशानुप्र क्षा मे कहते है :- 
उबसम दया य खतो वड॒ढइ बेरग्गदा य जह जह से । 
तह तह य मोक्ससोक्‍्ख अझवखीण भाविय होह ॥६३॥। 
भावार्थ '“- जैसे जेसे शातभाव, दया, क्षमा बराग्य बढते जाते है वस 
वैसे ग्रविनाणी सहज मोक्ष सुख की भावना बढती जाती है-अधिक अधिक 
सुख अनुभव में आाता है । 
उवसमसखय मिस्स वा बोधि लद्धण भवियपु डरिश्रो । 
तवसजमसजुत्तो अ्क्थयसोक्व तदा लह॒दि ॥७०॥। 
भावार्थ :- जो भव्य उपणम, क्षायिक या क्षयोपशम सम्यक्त को प्राप्त 
करके तप व सयम पालेगा वह तब अक्षय सहज सख को पावेगा । 
(८) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार अनगार भावना मे कहते है - 
एगत॑ मग्गता सुसमणा वरगधहृत्थिणों धोरा। 
सुक्कज्काणरदीया मुत्तिसुह उत्तम पत्ता ॥२०॥॥ 
भावार्थ :- जो साधु एकान्त को ढू ढने वाले है व गधहस्ती के समान 
धीर है व शुक्लध्यान मे लवलीन है वे मुक्ति के उत्तम सहज सुख को पाते है । 
(६) श्री समतभद्वाचार्य स्वयभूस्तोत्र मे कहते है - 


दुरितमलकलकमष्टक॑ मिरुपसयोगबलेन निर्वहन । 
झमवभवसोल्यवान्‌ भवान्‌ भवतु ममापि भवोपश्ञांतये ॥११५॥ 


११२] [ सहजयुख-साधने 


भावार्थ :- हे मुनिसुव्रतनाथ स्वामी प्रापने भ्रनुपम ध्यान के बल से 
झ्राठ कर्ममल कलक को भस्म कर डाला और प्राप मोक्ष के सहज सुख को 
प्राप्त कर सुखी हो गए । आपके प्रसाद से मेरा ससार भी श्रत होवे । 


(१०) स्वामी समतभद्र रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कहते है - 
जन्मजरामयमरण: शोकंदु :लोर्मयेशच परिमुक्तम्‌ । 
निर्वाण शुद्धसुख नि श्र यसमिष्यते नित्यम्‌ ॥१३१॥। 
भावार्थ :- निर्वाण जन्म, जरा, रोग मरण, शोक दु ख, भय से रहित 
है । शुद्ध सहज सुख से पूर्ण है, परम कल्याण रूप है तथा नित्य है । 


(११) श्री पृज्यपादस्वामी इष्टोपदेश मे कहते है - 
स्वसवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो.. निरत्यय* । 
भ्रत्यतसौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकन. ॥ २ ११। 

भावार्थ :- यह झात्मा आत्मानुभव से ही प्रकट होता है । शरीरमात्र 


ग्राकारवान है, अविनाशी है, सहज सुख का धनी भत्यन्त सुखी है व लोक 
ग्रलोक का देखने वाला है । 
ग्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहि स्थिते । 
जायते परमानद. कश्चियोगेन योगिन ॥॥४७॥ 
भावार्थ :- जो योगी व्यवहार के प्रपच से बाहर ठहरकर आत्मा की 
भावना मे लीन होते है उनको योगाभ्यास के द्वारा कोई अपूर्व परमानन्दमयी 
सहज सुख प्राप्त होता है । 


(१२) श्री पज्यपादस्वामी समाधिशतक में कहते है - 
प्रध्याव्य विधयेश्यों#ं मा मयेव सयि स्थितम्‌ । 
बोधात्मान प्रपलनोइस्सि परमानदनिय तिम्‌ ॥३२॥ 
भावार्थ :- जब में इन्द्रियों के विषयों से अ्रलग होकर अपने ही द्वारा 
अपने को अपने मे स्थापित करता हू तब परमानन्दमयी सद्वज सख से पर्ण ज्ञान- 
मयी भाव को प्राप्त करता हू । डे 
सुखमारव्धवोगस्य बहिईद खमथात्मनि । 
बहिरेवासुरंं सौख्यमध्यात्म भावितात्मन, ॥५२॥ 


सहज सुख या अती न्द्रिय सुख ] ह [११३ 


भाबाये :- जो ध्यान को प्रारम्भ करता है उसको प्रात्मा मे कष्ट व 
बाहर सुख मालूम पडता है परन्तु जिसकी भावना भात्मा मे दृढ़ हो गई है 
उसको बाहर दुःख व पश्रात्मा मे ही सहज सुख अनुभव मे भ्ाता है । 


(१३) श्री गुणभद्राचाय झ्ात्मानुशासन मे कहते हैं - 
स॒॒ धर्मा यत्र नापपसंस्तत्सुखं यत्र नासुखं । 
तत्‌ ज्ञान यत्र नाज्ञानं सा गतियंत्र नागतिः ॥४६॥ 
सावार्थ - धर्म वह है जहा भ्रध्म नही हो, सुख वही है जहा कोई 
दुख नही हो, ज्ञान वही हैँ जहा भ्रज्ञान नही हो, वही गति है जहा से लौटना 
नही हो । 
झाराध्यो भगवान जगन्रयगुरुवु सिः सतां सम्मता । 
बलेदस्तच्च रणस्मृतिः क्षतिरपि प्रप्रकषप: फर्मणाम्‌ ॥ 
साध्य सिद्धिसुरं कियान्‌ परिसितः कालो मगःसाधनम्‌ । 
सम्यक चेतसि चिम्तमग्सु विधुरं कि था समाधो बुधाः ॥११२॥ 
भावार्थ :- समाधि या ध्यान में तीन जगत के गुरु भगवान की तो 
अराधना होती है। सतो से सराहनीय प्रवृत्ति होती है। भगवान के चरणो 
का स्मरण यही कष्ट है, कर्मों की बहुत निर्जंरा यही खर्च है, थोडा सा काल 
लगता है, मन का साधन किया जाता है, तथा इससे सहज भप्रतीन्द्रिय सिद्धि 
सुख प्राप्त होता है। इसलिये भली प्रकार विचार करो, समाधि मे कोई कष्ट 
नही है, किन्तु सहज सुख का परम लाभ है । 
त्यजतु तपसे श्रक्त क्तों यतस्तपसः फलम्‌ । 
सुखसनुपम स्वोत्य नित्य ततो न तबदूभुतस्‌ ॥। 
इृदमिहू महश्खित्रं यदहियं विधयात्मकस्‌ । 
पुनरपि सुधीस्त्यक्तः भोक्तु जहाति महरप: ॥१६५॥ 
भावार्थ :- चक्रवर्ती तप के लिए चक्ररत्न का त्याग कर देते हैं क्योकि 
तप का फल अनुपम श्रात्मा से उत्पन्न, सहज सुख का लाभ है । इस काम मे 
तो कोई आश्चर्य नही है परन्तु यह बडे झाश्चयं की बात है कि जो कोई 
सुबुद्धि छोडे हुए विष के समान विषय - सुख को फिर भोगने के लिये बडे 
तप को छोड देता है । 


११४ ) [ सहजसुख-साधन 


सुक्षो सुखमिहात्यत्र दुःखो दल समहनुते। 
सु सकलसंन्यासो दुःख तस्य विपय्यंय' ॥१८७॥ 
भावार्थ - इस लोक मे जो सहज सुख को पाता हुआ सुखी है, वही 
पर लोक में भी सुखी रहता है। जो यहां तृष्णा से दुःखी है सो पर लोक मे 
भी दु.खी रहता है । वास्तव मे सर्व वस्तु से जहा मोह का त्याग है वही सुख 
है, जहाँ पर वस्तु का ग्रहण है, वही दु ख है । 
झात्मझात्म विलोपनात्मच रिते रासी हरात्मा चिर । 
स्वात्मा स्थाः सकलात्मनीमच रितिरात्मीकृतेरात्मनः ॥ 
झात्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतस्प्रत्यात्म विद्यात्मक । 
स्वाल्मोः्त्यास्मसुखसो निषीदर्सि लसन्नध्यात्ममध्यात्मना ॥॥१६र॥ 
हे झ्रात्मन्‌ | तू आ्रात्मज्ञान के लोपने वाले विषय कषायादि मे प्रवृत्त 
कर चिरकाल दुराचारी रहा | श्रब जो तू आ्रात्मा के सम्पूर्ण कल्याण करने 
वाले ज्ञान वैराग्यादिक अपने ही भावों को ग्रहण करे तो तू श्रष्ठ परमात्मा 
की दशा को प्राप्त होवे भौर तू केवल ज्ञानी हो जावे तथा अपने ही आत्मा से 
उत्पन्न जो श्रात्मीक सहज सुख है, उसमे शोभायमान होकर अपने शुद्धात्मीक 
भाव के साथ अपने भ्रध्यात्मस्वरूप मे ही स्थिर रहे । 
स्वाधीन्याददुःखमप्यासोत्सूख यदि तपस्चिनाम्‌ । 
स्वाधीनसुखसम्पप्ता न सिद्धा: सुखिन कथम्‌ ॥२६७॥ 
भावार्थ :- जो तपस्वी स्वाधीन रहते है वे यदि काय क्लेणश तप का 
दुख बाहर से भोगते दिखते हैं परन्तु श्रन्तरग मे सुखी है। तो फिर परम 
स्वाधीन सुख से पूर्ण सिद्ध भगवान सदा सुखी क्‍यों न होगे ? सिद्ध सहज सुख 
मे सदा मगन रहते हैं । 


(१४) श्री श्रमृतचन्द्राचाय पुरुषा्थंसिड्युपाय मे कहते है - 
कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकलविधयविधयात्मा । 
परमानस्थनिसस्तो क्ामनमयो संदति सेव ॥२२४॥। 
भावार्थ :- परमात्मा परम पद मे रहते हुए, सर्व पदार्थों को जानते 
हुए, झृतकृत्य, शानमई सदा ही अ्रपने परमानन्द मे मगन रहते है । 


सहज सुख यो अतीन्द्रिय सुंख ] [११४ 


(१५) श्री अ्रमृतचन्द्राचार्य तत्त्वाथैसार में कहते हैं :- 
संसार विदयातीत॑ सिद्धानामव्ययं_ सुखम्‌ । 
प्रव्यावाधमिति प्रोक्‍्त परस॑ परमवथिभिः ॥४४-८॥। 
भावार्थ :-- सिद्धों को संसार के विषयों से प्रतीत बाधारहित भ्विनाशी 
उत्कृष्ट सहज सुख होता है, ऐसा परम ऋषियों ने कहा है । 
पृष्येकम विपाकारणथ सुख सिष्टे लियाथेंजम्‌ । 
कर्मक्लेश विमोहाज्च मोक्ष सुलमनुसभम्‌ ।॥४६-५।॥ 
भावार्थ :- पुण्य कर्म के फल से इष्ट इन्द्रियो का सुख भासता है, 
परन्तु मोक्ष मे सर्व कर्म के क्लेश मिट जाने से स्वाभाविक अनुपम उत्तम सुख है । 
(१६) श्री अमृतचन्द्राचायं समयसारकलश मे कहते है - 
चैद्र प्प जड़रूपतां च दघतोः कृत्वा विभाग द्यो- 
रन्तर्दारणदा रणेन परितो ज्ञॉनस्प शागस्यथ अ। 
भेदज्ञानमुदेति निम्मंलमभिद मोदध्वमध्यासिताः । 
शुद्धशानधनौधमेकमघुना. सन्‍तो . दवितीयच्युताः ॥२-६॥ 
भावार्थ - रागपना तो जड का धरम है, आत्मा का धर्म चेतन्यपना है । 
इप तरह राग और ज्ञान गुग का भेद ज्ञान जब उदय होता है तब सत पुरुष 
राग से उदासीन होकर शुद्ध-जञानमई एक आत्मा ही ग्रनुभव करते हुए सहज 
सुख का स्वाद लेते है । 
एक्मेव हि तत्स्वाद विपदामपर्द पदम॑ । 
झपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्युर ॥७-७॥ 
भावथं - जिस पद मे आपत्तियाँ नहीं है उसी एक झ्ाट्मा के शुद्ध 
पद का स्वाद लेना चाहिये जिससे सहज सुख हो । इसके सामने झौर सब पद 
झयोग्य पद दिखते है । 
य एव मुक्त्वानयपक्षपात स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्य । 
विकल्पजालब्युतझान्तयित्तास्त एव साक्षादमृत पिबलि ।॥२४-३॥। 
भावार्थ :- जो कोई व्यवहारनय भौर निश्चयनय का पक्षपात छोडकर 
अपने ग्रात्मा के स्वरूप में नित्य मगन हो जाते है वे सर्व विकल्प जालो से छ्दे 
हुए व शांत चित्त होते हुए साक्षात्‌ सहज सूख रूपी ग्ममृत को पीते है । 


११६] [ सहजसुख-साधन 


वबः पूर्यभावकृतकरम्म विदा मा्णा 
मुद.क्त फलामि न ललु स्वत एव तृप्त: । 
झापातकालरमणीयमुदर्करम्यं 
निःकमंझसंमपमेति दह्यांतरं सः ॥३६-१०॥। 
भावार्थ :- जो कोई महात्मा पूर्व मे बाधे हुए कमंरूपी विषवृक्षो के 
फलो के भोगने मे रजायमान नही होता है, किन्तु आप मे ही तृप्त रहता है, 
वह कर्मरहित सहज सुख की ऐसी दशा को पहुँच जाता है, जिससे इस जन्म 
में भी सुखी रहता हे व आ्रगामी भी सुखी रहेगा । 
झत्यस्स भावयित्यथा जिरतमधिरत कमंणस्तत्फलाज्च । 
प्रस्पष्ट नाटयित्वा प्रलझयतम खिलाज्ञान संचेतमाया. ॥) 
पूर्ण कृत्या स्वभाव स्थरसपरिगत शानसंचेतरना स्‍्वां । 
सानस्द नाटयस्त: प्रशमरसमितः सर्वकाल पिबस्सु ॥४०-१०॥ 
भाजार्थ - जो कोई कर्म से व कर्म के फल से श्रत्यन्तपने निरन्तर 
विरक्तपने की भावना करके तथा भ्रज्ञान चेतना को पूर्णपने प्रलय करके तथा 
झ्रात्मीक रस से पूर्ण श्रपनी ज्ञान चेतना से भ्रपने स्वभाव को पूर्ण करक॑ उसे 
अपने भीतर नचाता है वह शात रस से पूर्ण सहज सुख अमृत को सदा काल 
पीता है । 
(१७) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन मे कहते है - 
तवेबानुभवंदयायमेकाप्र्य परमृच्छति । 
तथात्माघीनसासंदसेति वाचासगोचर ॥१७०॥ 
भाजार्ं :- जो कोई अपने प्रात्मा को अनुभव करता हुआ परम एकाग्र 
भाव को प्राप्त कर लेता है वह वचन ग्रगोचर स्वाधीन सहज आनन्द को 
पाता हैं ! - 
ने मुहाति न संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति । 
न रक्ष्वते न जढ्व षव्टि कितुस्वस्थ, प्रतिक्षण ॥२३७॥ 
जिकाल विधय शेयमात्मानं श्र ययास्थित । 
जानन्‌ पद्यंश्वथ निःशेषमुदास्ते स तदा प्रभु ॥२३८॥ 
व्योजबतंकर नयबमीय 
सुल॑ चानुभवस्पेष तत्रातीखियमस्युतः: ॥२३६॥ 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ] [ ११७ 


मनु चाक्षेस्तदर्धानासनुभोक्त सुख भवेत्‌ । 

इाती खियेषु सुक्तेषु लोक तत्कीहृ्शं सुख ॥२४०॥ 

इति चेन्मन्यसे मोहासचन्न श्रेयों मतं यत' । 

माहपि बत्स त्व वेत्सि स्वरूप सुलदुःक्षयो: ॥२४९१॥। 

झात्मायस निराबाधमतों द्रियमनहइवरं । 

घातिकमंक्षयोद्यूत यत्तस्मोक्षसुरं विवुः ॥२४२॥ 

यत्तु संसारिक सौख्यं रागात्मकमशास्वतं । 

स्वपरद्त्यसंभूत॑. वृष्णासंतापकारणभ्‌ ॥ ९४ रे।। 

समोहद्रोहमदक्रोधमायालोभ निर्बंधन । 

दुःखकारणबंधस्य हेतुत्वादवुः:मेब तत्‌ ॥२४४॥ 

तन्मोहस्थेव माहात्म्यं विधयेभ्यो5पि यत्‌ सुख । 

यत्पटोलमपि स्वादु. इलेष्मणस्तदिजु लि ॥२४५॥ 

यदत्र चक्रिणां सोख्य यक्छ स्वर्ग दियोकसां । 

कलयापि न तत्तु लय सुखस्य परमात्मनां ॥२४६॥ 

भावार्थ :- शुद्ध दशा मे यह आत्मा न मोह करता है, न सशय करता 

है, न भ्रपने जानने योग्य पदार्थ मे श्रम भाव रखता है, न राग करता है, न 
देष करता हे किन्तु प्रति समय अपने स्वरूप मे लीन हैँ। तीन काल सम्बन्धी 
सबब जानने योग्य पदार्थ जैसे हैं उनको वैसे ही तथा अपने को भी जानते देखते 
हुए वह प्रभु तब वीतरागी बने रहते हैं। ग्रनतज्ञान, भ्नरनतदर्शन, अनतवीर्य व 
तृष्णा का अभ्रभावमयी और अविनाशी, शअरतीन्द्रिय तथा भ्रव्यय सहज सुख को 
वे अनुभव करते रहते है | इन्द्रियो से पदार्थों को भोगने पर तो सुख हो सकता 
है परन्तु मोक्ष मे इन्द्रियो के श्रभाव मे किस तरह सुख होता होगा । यदि तू 
ऐसी शका करे तो ठोक नही है । 


हे वत्स ! तू श्रभी भी सुख तथा दुख का स्वरूप नही पहचानता है । 
मोक्ष का सहज सुख स्वाधीन है, बाधा रहित है, इन्द्रियो से भ्रतीत है, भविनाशी 
है, चार घाति कर्म के क्षय से उत्पन्न है। जो ससार का सुख है बह राग रूप 
है, क्षणिक है, अपने व पर पदार्थ के होने पर होता है तथा तृष्णा के ताप को 
बढाने वाला है । मोह, द्वेष, मद, क्रोध, माया, लोभ का कारण है अतएवं दुख 


११८ ! [ सहजदुस-साधन 


फलदायी कमंबन्ध का कारण है इसलिये वह दू ख रूप ही हैं। विषयो से सुख 
की कल्पना होने मे मोह की महिमा है । जैसे श्लेष्मा के रोगी को कडवे पटोल' 
भी स्वादिष्ट भासते है। जो सूख चक्रवर्ती राजांग्रों को है 4 जो सुख स्वर्ग 
में देवो को है वह परमात्मा के सहंज सुख की किचित्‌ भी तुलना नहीं कर 
सकता है । 
(१८) श्री पात्रकेशरी मुनि पात्रकेशरी स्तोत्र में कहते है .- 
परे: कृपणदेवके. स्थयमसत्सुल्षः प्राध्यंते । 
सुर युवतिसेवमाविपरसप्निधिप्रत्ययम्‌ ॥ 
त्ववा तु परमात्मना न परतो यतस्‍्तले सूख । 
ध्यपेतपरिणामक्क॑ निरुफमं ध्रुव स्वात्मजं ॥२८॥ 
भावार्थ :- दूसरे जो यथार्थ देव नहीं है, जिनको सच्चा सुख प्राप्त 
नही है वे पर पदार्थ से उत्पन्न स्त्री सेवनादि के सुख की कक्षा रखतै है किन्तु 
श्राप तो परमात्मा है, भ्रापको पर पदार्थ से सुख नही है, प्रापका सहज सुख 
न बदलने घाला स्वाधीन भ्रविनाशी न निरुपम हैं । 


(१६) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार मे कहते हैं -- 
जा किचिवयि धलई मणो भाणे ओइस्स गहिय जोयस्स । 
ताबव ण पश्माणंदों उप्पक्जद  परमसोक्खयरों ॥६०॥ 
भावार्थ :- ध्यानी योगी का मन ध्यान में जब तक चचल हैँ तब तक 
बह परम सहज सुखकारी परमानद का लाभ नही कर सकता है । 


(२०) श्री योगेन्द्राचाय योगसार मे कहते है -- 
जो णिम्भल श्रष्पा मुणई वयसंजमुसजत्त, । 
तउ लहु पावइ सिद्ध सुहु इड जिणणाहह वृत्त्‌ ॥३०॥॥ 
भावार्थ :- जो कोई श्रत व सयम सहित होकर निर्मल झात्मा को 
ध्याता है वह शीक्ष ही सहज सिद्ध सुख को पाता है ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा हैं| | 


प्रष्षय भ्रष्पु मुर्णतयहं किण्णेहा फलु होइ । 
केबलणाणु विपरिणवइ सासय सुक्ख, लहेइ ॥६१॥ 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ] [११६ 


भावार्थ :- आत्मा के द्वारा ग्रपने आत्मा का मनन करने से क्यों नहीं 
अपूर्व फल होता है - केवलज्ञान पैदा हो जाता है तथा भ्रविनाशी सहज सूख 
को प्राप्त कर लेता है । 
सागारू थि णागारुहु वि जो प्रप्पाणि बसेई। 
सो पावद लह सिद्धसुहु जिणवर एस भणेइ ॥६४॥ 
भावार्थ :- गृहस्थ हो या साधु हो, जो कोई भ्रात्मा मे रमण करेगा 
वह नुर्तं सहज सिद्ध सुख पावेगा ऐसा जिनेन्द ने कहा है - 
जो सम्मत्तपहाणु बृह सो तयलोय पहाणु । 
केवलणाण वि सह लह॒इ सासयसुक्ख णिहाणु ॥६०॥ 
भावार्थ - जो ज्ञानी सम्यग्दर्शन को प्रधानता से धरता है वह तीन 
लोक मे मुख्य है, वही श्रविनाशी सहज सुख के भण्डार केवलज्ञान को पा 


सकेगा । 
जो समसुक्खणिलीण बह पुण पुण प्रप्प मणेह । 


कम्मक्सउ करि सो वि फुड़ लहु गिव्याण लहेइ ॥॥६२॥ 
मावार्थ :- जो बुद्धिमान सहज सम सुख मे लीन होकर बार - बार 
आत्मा का ध्यान करता है वह शीघ्र निर्वाणा को पाता है । 
जो श्रप्पा सुद्ध वि मुणई असुइसरीरबिभिण्णु । 
सो जाणइ सरछुइ सयलु सासयसुक्खहलोणु ॥६४।॥ 
भावार्थ :- जो इस अशुचि शरीर से भिन्न शुद्ध श्रात्मा को अनुभव 
करता है वही सर्व शास्त्रों को जानता है तथा वही अविनाशी सहज सुख में 
लीन है । 
वज्जिय सयलवियप्पयहूं परमसमाहि लहुति। 
ज वेददि साणद फुडु सो सिवसुब्ख भर्णति ॥६६॥। 
भावार्थ :- जो सर्वे सकल्‍्प विकलपो से रहित होकर परमसमाधि को 
पाते है वे जिस सहज सुख को पाते है वही मोक्ष सुख कहा गया है । 
(२१) श्री भ्रमितिगति श्राचार्य तत्त्वभावना में कहते हे - 
सर्वकधः सर्वदर्शोी भवमरणजरातंकशोकथण्यतीतो । 
लब्धात्मीयस्वभाव- क्षतसकलमल: दाइवदात्मानपायः ॥। 


१२० ) [ सहजसुख-साधन 


दस: संको जिताक्षेमंबस तिच किलेलेकियात्रानपेके: । 
सध्टायाभात्मनोनस्थिर विदादसुसप्राप्तयग. चितनीव: ॥१२०॥। 
भावार्थ :- जो कोई बाधारहित, आ्रात्मीक, स्थिर, निर्मल सहज सुख 
को प्राप्त करना चाहते है, उन चतुर पुरुषो को उचित है कि जन्म मरण से 
भयभीत हो, ससार के भ्रमण से उदासीन हो, इन्द्रियों को सकोच कर उस 
परमात्मा का चिन्तवन करे जो सर्वज्ञ है, स्वदर्शी है, जन्म, मरण, जरा, रोग 
व शोक से रहित हैं, भझपने स्वभाव मे लीन है, सर्व मलरहित है व सदा 
भ्रविनाशी है। 
अ्रसिमसिकृधि विशज्ञा शिल्पया णिज्ययोरो. । 
तनुघनसुतहेतोी. कर्मेयपाह कक्‍्करोधि ॥ 
सकृवपि यदि ताहक सयमार्थ विधत्से । 
सुखमसलमनंत कि तदा नाइनुणेइलम्‌ ॥६६॥ 
भावार्थ - हे भव्य | जैसा तू परिश्रम शरीर रक्षा, घन प्राप्ति व पुत्र 
लाभ के लिए भ्रसि, मसि, क्रषि, विद्या, वारिज्य इन छ प्रकार की झाजी- 
विकाझों से करता है, यदि वसा परिश्रम एक दफफे भी सयम के लिए करे ता 
क्यो नही निर्मल, भ्रनत, सहज सुख को भोग सकेगा ? श्रर्थात्‌ श्रवश्य परमानद 
को पावेगा । 
(२२) श्री पद्मनदि मुनि धम्मरसायण में कहते है - 
झब्यादाहमणतं जहा सोबखं करेइ् जीवाणं । 
तहा सकरणामों होइ जिणो णत्यि सदेहों ॥१२५॥। 
भावार्थ :- जिस जिनेन्द्र के स्वरूप के ध्यान से जीवो को बाधा रहित 
व भ्रनत सहज सुख प्राप्त होता हैं उस जिनेन्द्र को इसलिये शकर के नाम से 
कहते हैं । 
जइ इच्छुय परमपयं भप्रव्वावाहूं भ्रणोवर्म सोबल्ल । 
सर्प जमह लिणंद पयतेण ॥१३१॥ 
भाषाथ :-- यदि तू बाधा रहित, अ्रनुपम, सहज:सख से पर्ण 
को चाहता है तो तीन लोक से बदनीक हैं चरण जिनके ऐसे 20 कल 
सहित नमस्कार कर । 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ] [ १२१ 


ण वि धत्यि साणसाणं भ्रावसमुत्यं बिय विषयातीदं । 
झव्युक्छिण्ण॑ से सुहू झणोवर्म जं॑ चर सिद्धाणं ॥१६०॥ 
भावार्थ :- सिद्धो को जंसा भात्मा से उत्पन्न, विषयो से झतीत, भ्रनुपम, 
अविनाशी सुख है वैसा सुख मनुष्यों को भी नही हैं । 
(२३) श्री कुलभद्वाचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं - 
कामक्रोधस्तथा मोहर्यो5प्येने सहाद्विषः । 
एतेन निजिता यावत्तावत्सोख्यं कुतो नुणामु ॥२६॥ 
भावार्थ :- जब तक मनुष्य काम, क्रोध, मोह इन तीन शत्रुओं को न 
जीते तब तक सहज सुख कंसे मिल सकता है ? 
धर्म एव सदा कार्यों मुक्त्या व्यापारसस्यतः । 
यः करोति पर सौह्य यावज्निवाणसंगमः ॥५८॥ 
भावार्थ :-- पर पदार्थ से राग हटाकर तुझे धर्म का पालन सदा करना 
चाहिये, जो सहज व उत्तम सुख देता ही रहता है व श्रन्त मे निर्वाण पहुचा 
देता है 4 
घर्मामुतं॑ सदा पेय॑ वुःखातडू विनाशनम्‌ । 
यस्सिन्‌ पीते परं सौख्ये जोबानां जायते सदा ।।६३॥ 
भावार्थ :-- दु खरूपी रोग को नाश करने वाले धर्म रूपी भ्रमृत का 
पान सदा ही करना चाहिये जिसके पीने से सदा ही जीवो को सहज व उत्तम 
सुख होता रहता है । 
धर्म एवं सदा त्राता जोबाना दुःखसंकटात्‌ । 
तस्मात्कुतत'। भो यत्न॑ यत्रानन्तसुश्षप्रदे ॥७२॥ 
यस्‍्यया न कतो धर्म: सब? मोक्षसुलआावहः । 
प्रसप्नननसा येतल तेन वुःली भवानिह ॥७३॥ 
भावा् :- जीवो को धर्म ही सदा दु'ख सकटो से रक्षा करने वाला 
है । इसलिये इस अनन्त सुख के दाता धर्म में प्रयत्व करना चाहिये । तूने प्रसन्न 
मन होकर भ्ब तक मोक्ष सुख को देने वाले धर्म का साधन नही किया, इसी 
से तू दुखी रहा है । 


१२२ ] [ सहजसुख-साधन 


इच्च्रियप्रसरं रुष्या स्वात्सानं बशमानयेत । 
पेस निर्वाणसोल्यस्थ भाजनं त्व प्रपत्स्यसे ॥॥१३४।॥ 
माजार्थ :- इन्द्रियो के फेलाव को रोककर अपने आप तू वश में कर, 
तब तू अवश्य निर्वार्ग के सहज सुख को पा सकेगा । 
रोधे रोघं परं क॒त्वा माने मान विधाय च । 
सड्॑ सद्भा परित्यज्य स्वात्माधीनसुख कुरु ॥१६१॥ 
भावार्थ :- क्रोध से भले प्रकार क्रोध करके, मान में मान को पटक 
कर, परिग्रह मे परिग्रह को छोडकर स्वाधीन सहज सुख का लाभ कर । 
झततेरोद्रपरित्यागादु_ धर्मशुकलसमाश्रयात्‌ । 
जोव आप्नोति निर्वाणमनन्तसुखमण्युत ॥२२६॥। 
भावाथे :- आात॑ं ध्यान व रौद्र ध्यान को त्यागने से व धर्म तथा शुक्ल 
ध्यान को करने से यह जीव निर्वाण का अनन्त व अविनाशी सहज सुख प्राप्त 
करता है । 
निमंमत्वे सदा सौल्य ससारस्थितिच्छेदनम्‌ । 
जायते परमोत्कृष्टमात्मन सस्थिते सति ॥२३५॥। 
भावार्थ :- सर्वे पर पदार्थों से ममता त्याग देने पर व ग्रात्मा में स्थिति 
प्राप्त करने पर सदा ही परम उत्कृष्ट सहज युख प्राप्त होता है जो ससार की 
स्थिति को छेद डालता है । 
प्रशा तथा च सेत्री च समता करुणा क्षमा । 
सम्यक्त्वसहिता सेव्या सिद्धिसौल्यसुखप्रदा ॥२६७॥ 
भावार्थ :- सम्यग्दर्शन पूर्वक भेट विज्ञान, स्व से मैत्री भाव, समता व 
दया इनकी सदा सेवा करनी चाहिये । इन्ही से निर्वाण का सहज सुख प्राप्त 
होगा । 
प्रात्माधीनं तु॒यत्सौख्यं तत्सौस्यं बवणित बुध । 
पराधीन॑ तु गत्सोल्य दु लभेब न तत्सुलम्‌ ॥३०१॥ 
भावार्थ :- जो पआत्मा से उत्पन्न स्वाधीन सुख है उसी को विद्वानों ने 
सुख कहा है। जो पराधीन इन्द्रिय सुख है वह सुख नहीं है, वह तो दुख 
ही है। 


सहज सुख या अती न्द्रिय सुख ] [ १२३ 


पराधीन सुख कष्ट राशामपि महौजसां । 
तस्मादेशत समालोच्य श्ात्मायरां सखं कुर ॥३०२॥ 
भाथाथं :-- बडे तेजस्वी राजाशभो को भी पराधीन सुख दु खदाई होता 
है, इसलिये ऐसा विचार कर आ्रात्माधीन सहज सुख का लाभ कर । 
नो सगाज्जायते सौरुष॑ मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ । 
संगाउ्ल जायते दु.ख॑ संसारस्य निबन्‍्धनम्‌ ।३०४।॥ 
भावार्थ :-- मोक्ष के कारण भूत उत्तम - सहज सुख परिग्रह की ममता 
से नही पैदा होता है | परिग्रह से तो ससार का कारण दुख ही होता है । 


(२४) श्री पद्मनन्दि मुनि सिद्धस्तुति मे कहते है -- 
या केनाप्यतिगाढ्गादमलितो दुखप्रदे प्रग्रहै । 
बद्धन्येदक्तष नरो रुषा धनतरेरापादसामस्तकं ॥। 
एक स्मिन्‌ शिथिलेषपि तत्न मनुते सौख्य स सिद्धा पुन । 
कि न स्यु सुलिन सदा विरहिता बाह्मान्तरेबेन्धने ॥६।॥। 
भावार्थ :-- यदि किसी पुरुष को किसी ने बहुत दु ख़दाई बन्धनों से 
क्रोध मे श्राकर सिर से पग तक बाधा हो उसका यदि एक भी बन्धन शिथिल 
हो जावे, तो वह सुख मान लेता है । 
सिद्ध भगवान जब सर्व बाहरी भीतरी बन्धनों से सदा ही रहित है 
तब वे सहज सुख के भोक्ता क्यो न रहेगे ” अ्रवश्य रहेगे । 
येषां कर्मतिदानजन्यविविधक्षुत॒श्मुखा ध्याधय- 
स्तेषामश्नजल। विकोष घिगणस्तच्छारतये. पुण्यते 
सिद्धनास्तु न कर्म तत्कूलरज़ों नातः किमझादिलि- 
नित्यात्मोत्यसुखामृताम्बुधिगतास्तुप्तास्त एवं ध्रूवम्‌ ॥११॥। 
भावार्थ :-- जिन ससारी जीवो के कर्मो के उदय से क्षुधा, तृषा श्रादि 
झ्रनेक रोग होते है, उन्ही की शाति के लिए वे श्रन्न, जल, ओऔषधि भ्रादि का 
सग्रह करते है। सिद्धों के न तो कर्म है न कमंकृत रोग है। इसलिये भ्रश्नादिको 
से कोई प्रयोजन नही । वे नित्य आऑत्माधीन सहज सुख रूपी समुद्र मे मगन 
रहते हुए सदा ही तृप्त रहते हैं । 


१्२४ ] [ सहजसुख-साधन 


(२५) श्री पद्मनन्दि मुनि धर्मोपदेशामृत मे कहते है :- 
शानज्यो तिरदेति भोहतमससो भेद: समुस्पयते । 
सामंदा कृतकृत्यता चसहस। स्वांते समुस्मीलति ॥। 


पस्येकस्मृतिसात्रतोषि_ भगवानत्रेव देहांतरे । 
देवः लिष्ठति मृभ्यतां स रमसादब्यत्र कि धावति ॥१४६॥ 


भावार्थ :-- जब मोह रूपी भ्न्धकार दूर हो जाता है, तब ज्ञान ज्योति 
का प्रकाश होता है, उसी समय अन्तरग मे सहज सुख का भ्रनुभव होता है, 
तथा कृतकृत्यपना भलकता है। जिसके स्मररा मात्र से ही ऐसी ज्ञान ज्योति 
प्रकट होती है। उस भगवान आत्मा देव को तू शीघ्र ही इस देह के भीतर 
खोज । बाहर झौर कहा दौडता है ”? 
भिन्नोहूं बपुषोी. बहिमेलकृताशझ्ानाविकल्पौधत । 
शब्दादेश्श चिदेकमुतिमरल. ध्वांत सदानंदभाक्‌ ॥। 
इत्यास्था स्थिरचेतसों हृढतरं साम्यादनारंसिण: । 
संसाराद्भयमस्ति कि यदि तदप्यमन्यत्र क प्रत्यय ॥१४८॥ 
भावार्थ :- मैं मल से रचे हुए इस बाहरी शरीर से भिन्न हूँ, तथा 
मन के विकल्पो से भी भिन्न है, शब्दादि से भी भिन्न हूं, मैं एक चेतना मर्ति 
हैं, निर्मल हूं, शात हू, सदा सहज सुख का धारी हू । जिसके चित्त मे ऐसी 
श्रद्धा हो व जो शात हो, आरम्भ रहित हो उसको ससार से क्या भय ? तब 
झ्औौर भय का कोई कारण नही । 
सलताम्यस्तभोगानामप्पसत्सूखसात्मजम्‌ । 
भ्रप्यपुर्द सदित्यास्था चिस्ते यस्‍्य स तत्ववित्‌ ॥११५०॥ 


भावाभ :- वही तत्व ज्ञानी है, जिसके चित्त मे यह श्रद्धा है कि निरन्तर 
प्रभ्यास मे झाये हुए इन्द्रिय भोगो का सूख असत्य है, किन्तु आ्रात्मा से उत्पन्न 
सहज सुख श्रपूर्व है । 
(२६) श्री पद्मनन्दि मुनि एकत्व सप्तति में कहते हैं :-- 
सम्पश्धग्बोषचा रित्र॑ ज़ितय॑ मुक्तिकारणम्‌ । 
पुक्तावेव सुख तेन तत्र यत्नो विधीयताम्‌ ॥१३॥। 


सहज सुक्ष या असीन्द्रिय सुख ] [१२४ 


भावार्थ :-- सम्यग्द्शन, सम्यरज्ञनन व सम्यक चारित्र इन तीनो की एकता 
ही मोक्ष का मार्ग है। मुक्ति में ही सहज सुख भश्रनन्त है इसलिये मुक्ति का 
यत्न करना चाहिये । 
झजमेक॑ पर ज्ास्त सर्वोपाधि विवजितस्‌ । 
झात्मानसात्मना शात्वा तिथ्ठेदात्मनि ये: स्थिर ॥१८॥ 
स॒ एवामृतमागंस्य स एवासृतमहनुते । 
स एवाहुन्‌ जगन्नाथ, स एवं प्रभुरीह्चरः ॥१६॥। 
भावार्थ :-- जो कोई जन्म रहित, एक स्वरूप, उत्कृष्ट, शात व सर्व 
रागादि की उपाधि रहित आात्मा को भ्रात्मा के द्वारा जानकर आत्मा मे थिर हो 
जाता है वही सहजानदमई मोक्ष मार्ग मे चलने वाला है, वह सहजानदमई 
प्रमृत को पीता है, वही अहंत है, वही जगश्नाथ है, वही प्रभू है, वही ईश्वर है । 
केवलशानहक्सीस्यस्वभाव तत्परं महू । 
तत्र ज्ञानेन कि ज्ञातं हष्टे हथ्टं भूले आतम्‌ ॥२०॥ 
भावायं :- यह उत्कृष्ट श्रात्मारूपी तेज है, वह केवलज्ञान, केवलदर्शन, 
सहजानद स्वभाव का धारी है । जिसने उसको जान लिया उसने क्‍या नही 
जाना, जिसने उसको देख लिया उसने क्‍या नही देखा, जिसने उसको आश्चय 
किया उसने क्‍या नही भ्राश्रय किया ? 
इक्षयस्‍्याभयानस्वस॒हाफलभर प्िय' । 
तदेवेक॑परं बीज नि भ्रंपसलससरो: ॥॥५०॥ 
भावार्थ :-- यह शानानदरूप आत्मा ही भ्रविनाशी और भनत सहज 
सुख रूपी फल को देने वाले मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज हू । 
शुद्ध यवेव चंतन्यं तदेवाहूं न संशय । 
कल्पनयानयाप्येतद्ीममानन्दम स्दिर्स्‌ !॥५२॥ 
भावाय :- यह शुद्ध चंतन्य हैँ सो ही मैं हे, कोई सशय की बात नहीं 
हैं। वह संब कल्पनामय नयों से रहित हैं व सहज प्रानन्द का मन्दिर हें । 


साम्य॑ सब्दोधनिर्माणं शहबदासन्दम स्विश्म्‌ । 
साम्यं शुद्धात्मनोरुपं हारं सोक्षकसझन ॥६७। 


१२६ ] [ सहजसुख-साधन 


आधार्थ :-- समताभाव ही सम्यग्जान को रचने वाला है। समताभाव 
ही सहजानद का भ्रविनाशी मन्दिर है। समताभाव शुद्धात्मा का स्वभाव है । 
यह मोक्ष महल का एक द्वार है । 


(२७) श्री शुभचन्द्र श्राचार्य ज्ञानाणंव मे कहते है - 


प्रत्यक्ष विधयातोत निरौपस्य स्थभावजम्‌ । 
झविश्छिन्न सुख यत्र स मोक्ष: परिपद्यते ॥।४-८।॥॥ 
भावार्थ : - जहा प्नतीन्द्रिय, इन्द्रियों के विषयों से रहित, श्रनुपम, 
स्वाभाविक, अधिनाशी, सहज सुख है वही मोक्ष कहा गया हूँ । 
नित्यानन्दमयं शुद्ध चित्स्वरूप॑ सनातनम्‌ । 
पश्यस्पात्मनि पर ज्योतिरद्वितीयमनब्ययम्‌ ॥३५-१८।॥ 
भावार्थ :- मैं नित्य सहजानन्दमय हूं, शुद्ध हूं, चेतन्य स्वरूप हू, 
सनातन हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूं, अनुपम हूँ, अविनाशी हूं, ऐसे ज्ञानी अपने 
भीतर अपने को देखता है । 
यत्सुख बोतरागस्य मुने .प्रशमपूर्वकम । 
ने तस्थानन्तभागो5पषि प्राप्यले जिदशेववरे ॥३-२१॥ 
भावार्थ - वीतरागी मुनि के शातभाव पूर्वक जो सहज सुख प्राप्त 
होता है उसका भ्रनतवाँ भाग भी सुख इन्द्रो को नही मिलता । 
स को5पि परमानन्दो बोतरागस्य जायते । 
गेम लोकत्रयेश्ययंमप्प लिन्त्य तृणायते ॥१८-१३॥ 
भावार्थ :- वीतरागी महात्मा को ऐसा कोई परमानन्द उत्पन्न होता है 
जिसके सामने तीन लोक का अचित्य ऐश्वर्य भी तृरा के समान भासता है । 
तस्थवाविचल सोच्य तस्येब पदमव्ययम्‌ । 
तस्येव बधविजलेधथ समत्व यस्‍य योगिन. ॥। १८-२४।॥। 
भावार्थ :- जिस योगी के समभाव हूँ उसी के ही निश्चवल सहज सुख 
है, उसी के ही बन्ध का नाश हैँ, उसी को ही अविनाशी पद प्राप्त होता है । 
प्रमन्तवीय विज्ञानह गानरदात्मको थप्यहम्‌ । 
किन प्रोस्पूलयास्यश् प्रतिपक्ष विषड्र मम ॥१३-३१॥ 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ] [ १२७ 


भावाये :- मैं प्रनन्तवीये, झग्नन्तज्ञान, अ्रनन्तदशन, अ्रनन्‍्त सुख रूप 
डी हूं, क्‍यों मैं झ्पने प्रतिपक्षी कमंरूपी विष के वृक्ष को श्राज उखाड़ न 
डालूंगा ? 
यदक्षबिजय॒ रूप भह्ठ,पासदिरक्षणम्‌ । 
झातत्वद निर्भरं रूपमन्तज्यों तिसेथ सम ॥।६४-३ २॥। 
भावार्थ - जो जो पदार्थ इन्द्रियो का विषय है वह मेरे श्रात्मा के 
स्वभाव से विलक्षण है । मेरा स्वभाव तो सहजानद से पूर्ण भ्रन्तरड्भ मे ज्ञान 
ज्योतिमंय है । 
झती न्द्रियम निर्देशयममूर्त.. कल्पनाध्युतम्‌ । 
चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिश्नात्मानमात्मना ॥६६-३२॥ 
भावार्थ - हे झ्रात्मन्‌ | तू आत्मा को झात्मा ही में श्राप ही से जान 
कि मै अतीन्द्रिय हैँ, वचनो से कहने योग्य नही हूँ, श्रमूतिक हूँ, कल्पना रहित 
हूं व चिदानदमयी हुँ । 
निष्कल करणातोतो निविकल्पो निरझजन' । 
अ्रनन्तवीर्यतापन्नो नित्यानन्दा भिन न्दित' ॥७३-४२॥। 
भावार्थ :- सिद्धात्मा शरीर रहित है, इन्द्रियों से रहित हे, विकल्प 
रहित है, कर्ममल रहित हैं, अनतवीयंधारी है, नित्य सहजानद में मग्न है । 
(२८) श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञान - तरगिणी मे कहते है :-- 
स॒ कोपि परमानन्ददिचिद्र,पध्यानतो भवेत्‌ । 
तदशोषि से जायेतस . त्रिजगत्स्वामिनामपि ॥४-२।। 
भावार्थ :- शुद्ध चेतन्य स्वरूप के ध्यान से कोई ऐसा ही सहज परमा- 
नन्‍्द होता है उसका अश भी इन्द्रादि को प्राप्त नही होता । 
ये याता यांति यारयति योगिनः शिवसंपदः । 
समासाध्येव.. चिद्र॒पं शुद्धमा नन्दमस्दिरं ॥१६-२॥ 
भावार्थ :- जो योगी मोक्ष सम्पदा को प्राप्त हो चुके होगे व हो रहे 
है उसमे शुद्ध चिद्र प का ध्यान ही प्रधान कारण है, वही सहजानद का घर है। 
खित्र ५. केबल: शुद्ध झानस्दास्मेत्यहूं स्मरे । 
मुक्त सर्वशोपदेश: इलोकार्डन सिरूपितः ॥२२-३॥ 


श्र्८ ] [ सहजसुख-साधन 


आाजार्थ :- मैं चेतन्यरूप हों, प्रसहाय हूँ, शुद्ध हें, सहजानंदमय हूं, 
ऐसा स्मरण कर मुक्ति के लिए सर्वज्ञ का क्या उपदेश है, उसे झ्रागे श्लोक मे 
कहा गया । 
सर्ववासपि कार्याणां. शुद्ध चित्र प्चितन । 
सुखसाध्य॑ निजाधीनत्वादीहामुत्र सोल्यकृत्‌ ॥१६-४॥॥ 
भावाय :- सर्व ही कार्यो मे शुद्ध चिद्रप का चिन्तवन सुख से साध्य 
है क्योकि यह भ्पने ही झआाधीन है तथा इस चिन्तवन से इस लोक में भी सहज 
सुख होता है भौर परलोक में भी होता है । 
विषयानुभवे ढु लू व्याकुलत्वात्‌ सतां भवेत्‌ । 
निराकुलत्वत,. शुद्धचित्र पानुभवे.. सुख ॥१६-४।॥। 
भावाये :- विषयो के भोगने मे प्रारियो को दु ख ही होता हैँ क्योकि 
बहा आकुलता है। किन्तु शुद्ध चिद्रप के अनुभव से सुख ही होता है क्योकि 
वहाँ निराकुलता है । 
चित्र पोहं स में तस्मात्तं पश्यामि सुखी ततः । 
भवक्षितिहित सुक्तिनिर्यासोष्य जिनागमे ॥११-६॥। 
भावार्थ :- मैं शुद्ध चेतन्‍्य रूप हू' इसलिए मैं उसी को देखता हूँ उसी 
से मुझे सहज सुख प्राप्त होता है। जिनागम का भी यही निचोड है कि शुद्ध 
चिद्रप के ध्यान से ससार का नाश व हितकारी मुक्ति प्राप्त होती है । 
चित्र पे केवले शुद्ध नित्यानन्दमग्र थवा। 
से तिप्ठति तदा स्वस्थ कथ्यते परसार्थतः ॥१२-६।॥। 
भावार्थ - केवल, शुद्ध, नित्य सहजानदमई शुद्ध चिद्र पस्वरूप जो 
झपना स्वभाव उसमे सदा ठहरता है वही निश्चय से स्वस्थ कहा जाता है । 
नात्मध्यानात्परं सौलख्य नात्मध्यानात्‌ पर तपः । 
मात्मष्यानात्परो सोक्षपणथ: क्यापि कदाचन ॥५-८।। 
भावार्थ :- ग्रात्म ध्यान के बिना और किसी उपाय से उत्तम सहज 


सुख नही हो सकता है । ग्रात्म ध्यान से बढ़करं भौर कोई तप नही है । आ्रात्म 
ध्यान से बढकर कही व किसी काल में कोई मोक्ष मार्ग नही है । 


विनयजन सलन्रणक>ल-र उममकण->मप न: 


पहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ] [ १२६ 


रंजने परिणामः श्याद्‌ विभावो हि चिदात्मनि। 
मिराकुले स्वभाव: स्थात्‌ सं बिता नास्ति सत्सु्ं ।।८-१५। 
भाधार्थ :-- बिदात्मा में रजायभान होने बाले परिणाम को विभाव 
कहते है। परन्तु जो क्‍्राकुलता रहित शुद्ध चिद्र प मे भाव हो तो वह स्वभाव 
है इसी स्वभाव में तन्‍्मय हुए बिना सच्चा सहज सुख प्राप्त नही हो सकता है। 
बाह्ासंगतिसंगत्य त्यागे सेम्से पर सुखम्‌ । 
प्रस्तः संगतिसंगल्य भबेत्‌ कि ने ततो5थिक ॥११-१६॥ 
भावार्थ :- बाहरी स्त्री पुत्रादि की सगति के स्थागने से ही जब सहज 
सुख होता है तो ग्रतरज् मे सब॑ रागादि व विकल्पो के त्याग से और भी 
प्रधिक सहज सुख क्यो नही होगा ? 
धहूनू बारानू सया भुक्त स्विकल्पं सुख ततः । 
लझ्षापू्थ' निविकल्पे सुखेष्स्सोहा हतो समर ॥१०-१७॥ 
भावार्थ :- मैंने बहुत बार बिकल्पमय सासारिक सुख को भोगा है, 
बह कोई भ्रयूव॑ नही है । इसलिये उस सुख की तृष्णा छोडकर भ्रब मेरी इच्छा 
निविकल्प सहज सुख पाने की है । 
शेयशान सरागेण चेतेसा इःखमंगिनः । 
निशचचयद्ण  विरागेण जेतसा सुममेब तत ॥११-१७॥ 
भावार्थ :- रागभावष पूर्वक चित्त से जो पदार्थों को जाना जाता है 
उससे प्राणियों को आ्राकुलता रूप दु ख होता है, परन्तु वीतराग भाव से जो 
पदार्थों को जाना जावे तो सहज सुख ही है यह निश्चय है । 
लिता दुःल॑ सुल शांतिस्तस्था एसल्मतीयते । 
तच्छांतिर्जायते.. शुद्धचित्रपे रूतसोध्यका ॥१३-१७।॥। 
जावाभ :- चिता दू खकारी है, शाति सुखकारी है, यह बात जिस 
शाति के प्रनुभव से मालूम होती है वह निश्चल शांति तब ही होगी जब शुद्ध 
चिद्र प मे लयता प्राप्त होगी । 
यो रागाविविनिसु कतः पढद़ार्थानलिकांगपि । 
जानप्ििराकुलत्व॑ पत्तात्विक तस्थतत्सुल ॥१७-१७॥ 


१३० ] [सहज सुख-साधन 


भावार्थ :- जो कोई रागढ्रेषादि छोडकर स्व पदार्थों को जानता है 
उसे निराकुलता रहती है, उसी के वह सच्चा तत्त्वरूप सहज सुख होता है । 
युगपज्जायते. कर्संसोचल तास्विक॑ सुख । 
लयाच्य शुद्धचित्र पे निविकल्पस्यथ योगिनः ॥५-१८॥ 
भावार्थ :- जो योगी सकलप विकल्‍प त्यागकर शुद्ध चिद्रूप में लय 
होता है उसी को एक ही साथ सच्चा सहज सुख भी मिलता है व कर्म की 
निर्जरा भी होती है । 


(२५) श्रीप बनारसीदासजी बनारसी विलास मे कहते है - 
[सर्वेया इकतीसा ] 
लवरूपातीत लागी पुण्यपाप भ्राति भागी, 
सहज स्वभाव मोहसेनाबल भेद की । 
ज्ञानी लबधि पाई झ्ातमलबधि झआ्राई, 
तेज पुज काति जागी उम्ग भानन्द की ।। 
राहु के विमान बढ कला प्रगटत पूर, 
होत जगाजोत जंसे पूनम के चन्द की । 
बनारसीदास॒ ऐसे झाठ कर्म अ्रमभेद, 
सकति सभाल देखी राजा चिदानन्द की ॥।१४।॥॥ 


(३०) प बनारसीदासजी नाटक समयसार में कहते हैँ - 
[कवित्त ] 
जब चेतन सभारि निज पौरुष, 
निरखे निज दृगसो निज मर्म । 
तब सुखरूप विमेंल  श्रविनाशिक, 
जाने जगत शिरोमणि धर्म ॥ 
झनुभव करे शुद्ध चेतन को, 
रमे स्वभाव वमे सब कर्म । 
इहि विधि सधे मुकति को मारग, 
झरु समीप झाव शिव शर्म ॥५॥ 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ] [ १३१ 
[सर्वबया तेईसा] 


| राग विरोध उदे जबलो तबलो, यह जीव मृषा मग धावे । 
ज्ञान जग्यो जब चेतन को तब, कम दशा पर रूप कहावे ।। 
' कर्म विलक्ष करे भ्रनुभौ तहां, मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे । 
ध मोह गये उपजे सुख केवल, सिद्ध भयो जगमांहिन प्ावे ॥५८॥ 





[छप्पय ] 
जीव कर्म सयोग, सहज मिथ्यात्वस्वरूप धर। 
राग द्वेष परणति प्रभाव, जाने न आप पर ॥। 
तम मिथ्यात्व मिटि गये, भये समकित उद्योत शशि । 
राग दढ्वेष कछु वस्तु नाहि,छिन मांहि गये नशि ।। 
प्रनुभव भ्रभ्यास सुख राशि रमि, भयो निपुण तारण तरण । 
प्रण प्रकाश निहचल निरखि, बनारसी वदत चरण ।।५६।॥। 


[छष्पय ] 
प्रगट भेद विज्ञान, झापगुण परगुण जाने। 
पर परणति परित्याग, शुद्ध प्रनुभौ थिति ठाने ।। 
करि अनुभी भभ्यास सहज सवर परकासे । 
भ्राश्नव द्वार निरोधि, क्मंघन तिमिर विनासे ।। 
क्षेय करि विभाव समभाव भजि, निरविकल्प निज पद गहे । 
निर्मेल विशुद्ध शाश्वत सुधिर, परम पभ्तीन्द्रिय सुख लहे ॥।११॥। 


[सर्बया तेईसा ] 
शुद्ध सुछन्द भ्रभेद भ्रवाधित, भेद विज्ञान सु तीछत भारा । 
झन्तर भेद स्वभाव विभाव, करे जड चेतन रूप दुफारा ।॥। 


सो जिन्हे के उर में उपज्यो, ना रुचे तिन्‍्हें को परसग सहारा। 
झ्ातम को प्नुभो करिते, हरखे परखे परमातम प्यारा ॥३॥। 


(३१) प द्यानतरायजी द्यानतविलास में कहते हैं :- 


१३२ ] 


| सहजसुख-साधन 


[छप्पय | 


जीव चेतना सहित, झापगुन परगुन जाने। 

पुग्गल द्रव्य भ्रचेत॑, ग्राप पर कछु न पिछाने ॥ 

जीव अमूरतिवत, मूरती पुग्गल कहिये। 

जीव ज्ञानमय भाव, भाव जड पुग्गल लहिये ॥ 

यह भेद ज्ञान परगट भयौ, को पर तजि भ्रनुभौ करे । 

सो परम ग्रतिद्री सुख सुधा, भु जत भौसागर तिरे ॥८३॥। 


यह पसुद्ध मैं सुद्ध, देह परमान अखण्डित । 
प्रसख्यात परदेश, नित्य निरभे मै पडित ॥। 

एक अमूरति निर उपाधि, मेरो छय नाही ॥। 

गुन झनन्त ज्ञानादि, सबव॑ ते है मुझ माही ।। 

मैं ग्रतुल भ्रचल चेतन विमल, सुख प्रनन्त मौमैं लसे । 

जब इस प्रकार भावत निपुन, सिद्ध खेत सहजे बसे ।॥८५४॥। 


सुनहु हस यह सीख, सीख मानौ सदगुरु की। 
गुरु की श्रान न लोपि, लोपि मिथ्यामति उर की ।। 


' उर की समता गहौ, गहौँ श्रातम अ्नुभौ सुख । 


सुख सरप थिर रहे, रहें जग मैं उदास रुख ॥। 
रुख करो नहीं तुम विषय पर, पर तजि परमातम मुनहु । 
मुनहु न भ्रजीव जड नाहि निज, निज श्रातम वनेन सुनहु ।।८८॥। 


भजत देव प्रहत, हुत मिथ्यात मोहकर । 

करत सुगुरु परनाम,,नाम जिन जपत सुमन धर ।। 

धरम दयाजुत लखत, लखन निज रूप अ्मलपद । 

परमभाव गहि रहत, रहत हुव दुष्ट भ्रष्ट मद ।। 

मदनबल घटत समता प्रगट, प्रगट भ्रभय ममता तजत । 

तजत न सुभाव निज अपर तज, तज सुदु'ख सिव सुख भजत ।॥८६।। 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख] [१३३ 





; लह॒त भेद विशान, ज्ञानमनय जीव सु जानत । 
जानत पुग्गल भन्‍्य, भ्न्‍त सौ नाता भानत ॥। 
| भानत मिथ्या-तिमिर, तिमिर जासम नहिं कोई । 
कोई विकलप नाहि, नाहि दुविधा जस होई ॥। 
होई भ्रनन्त सुख प्रकट जब, जब प्रानी निजपद गहत । 
गहत न ममत लखि गेय सब, सब जग तजि सिवपुर लहत ॥॥६०॥। 
[कण्डलिया | 


जो जाने सो जीव है, जो माने सो जीव । 
जो देखे सो जीव है, जीव जीव सदीबव ॥। 
जीघ॑ जीव सदीव, पीव अनुभौरस प्रानी । 
झानन्द कन्द सुछन्द, चन्द पूरन सुखदानी ॥। 
जो जो दीसे दर्व, स्व छिन भगुर सो सो। 
सुख कहि सक॑ न कोई, होइ जाकों जाने जो ॥६॥। 


द्यानत चक्री जुगलिये, भवनपती पाताल । 
सुग्गे इन्द्र अहमिद्र सब, अधिक श्रधिक सुख भाल ।। 
अधिक अधिक सुख भाल, काल तिहु नत गुनाकर । 
एकसमे सूख सिद्ध, रिद्ध परमातम पद धर ॥॥ 
सो निहचे तू शाप, पाप बिन क्यो न पिछानत । 
दरस ग्यान थिर थाप, आप मैं आप सु द्यानत ॥॥११।। 
६ 

[छप्पय] 
ग्यानकूप चिद्रय, भूप सिवरूप अनूपम। 
रिद्ध सिद्ध निज वृद्ध, सहज ससमृद्ध सिद्ध सम । 
झमल अचल श्रविकल्प, अझज ल्प, अनल्प सुखाकर ।। 
सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, सुगन-गन-मनि रतनाकर । 
उतपात-नास-धुव साध सत, सत्ता दरव सु एकही ॥। 
द्यानत भानन्द भश्रनुभी दसा, बात कहन की है नहीं ॥।३॥। 


११४ ] 


सिहंजसुख-साधन 


भोग रोग से देखि, जोग उपयोग बढायी । 

झान भाव दुःख दान, ग्यान कौ ध्यान लगायोौ ।। 

सकलप विकलप भ्रलप, बहुत सब ही तजि दीने । 

झान द कद सुभाव, परम समतारस भीनें।। 

द्यानत अनादि भ्रम वासना, नास क॒विद्या मिट गई। 
झतर बाहर निरमल फटक, भटक दसा ऐसी भई | १०॥। 


[सर्वया तेईसा ] 
लौगनिसों मिलनौं हमकों दुख, साहनिसौं मिलनौ दुख भारी । 
भूपतिसों मिलनों मरने सम, एक दसा मोहि लागत प्यारी ।॥ 
चाहकी दाह जलें जिय मूरख, बे-परवाह महा सुखकारी । 
द्यानत याहीते ग्यानी भ्रबछक, कर्म की चाल सबै जिन टारी ।॥२७।। 
(३२) भैया भगवतीदास ब्रह्मविलास मे कहते है --- 


[सर्वबधा इकतीसा ] 


भौथिति निकद होय कर्मबध मद होय, 
प्रगटे प्रकाश निज श्रानन्द के कद को । 
हित को दृढाव होय बिनेको बढ़ाव होय, 
उपज भ्रक्र शान द्वितीया के चद को।। 
सुगति निवास होय दुर्गंति को नाश होय, 
अपने उछाह दाह करे मोहफद को । 
सुख भरपूर होय दोष दु.ख दूर होय, 
यातें गुराव्‌ द कहै सम्यक्‌ सुछुन्द को ॥।|८।॥ 


[सर्वेया तेईसा ] 
चेतन ऐसे में चेतत क्यो नहिं, आय बनी सबही विधि मीकी । 
है नरदेह यो आरज खेत, जिनद की बानि सुबू द प्रमीकी ।॥। 
तामे जु भ्राप गहो थिरता तुम, तौ प्रगटे महिमा सब जीकी । 
जामें निवास महासुखवास सु, आय मिले पतियां शिव तीकी ॥॥२३।। 





| सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख | [११४ 
[पुमलता छंद ] 


इक बात कहू शिवनायकजी, तुम लायक ठौर, कहां प्रटके । 
यह कोन विचक्षन रीति गही, विनु देखहि झक्षन सो भटके ।। 
भ्रजह गुण मानों तो सीख कहू , नुम खोलत क्यो न पढे घटके । 
चिनमूरति आपु विराजत है, किन सूरत देखे सुधा गटके ।।१० 


[स्वेया इकतलोंसा ] 


जाही दिन जाही छिन गतर सुबुद्धि लसी, 
ताही पल ताही समैं जोतिसी जगति है । 
होत हैं उद्योत तहा तिमिर बिलाइ जातु, 
झापापर भेद लखि ऊरधव गति है ॥। 
निर्मल अतीन्द्री ज्ञान देखि राय चिदानद, 
सुखको निधान याक॑ माया न जगति है । 
जेसो शिवखेत तंसो देह मे बिराजमान, 
ऐसो लखि सुमति स्वभाव में पगति है ॥॥३४॥। 


[कथित्त] 


निशदिन ध्यान करो निहच सुज्ञान करो, 
कर्म को निदान करो भाव नाहि फेरिके । 
मिथ्यामति नाश करो सम्यक उजास करो, 
धर्म को प्रकाश करो शुद्ध दृष्टि हेरिक ।। 
ब्रह्द को विलास करो, आतमनिवास करो, 
देव सब दास करो महामोह जेरिक। 
अनुभौ ग्रभ्यास करो थिरता मे वास करो, 
मोक्षसुख रास करो कह तोहि टेरिके ॥६४॥। 


तेरो ही स्वभाव चिनमूरति बिराजितु है, 
तेरो ही स्वभाव सुखसागर मे लहिये । 


१३६) 


तेरो ही स्वभाव ज्ञान दरसनहू राजतु है, 
तेरो ही स्वभाव भ्रूव चारित मे कहिये ।। 
तेरो ही स्वभाव भ्रविनाशी सदा दीसतु है, 
तेरो ही स्वभाव परभाव में न गहिये । 
तेरो ही स्वभाव सब भ्रान लसे ब्रह्ममाहि, 


याते तोहि जगत को ईश सरदहिये ॥॥१॥ 


[सर्बया इकतोसा ] 


नेक राग दढेष जीत भये वीतराग तुम, 
तीन लोक पृज्यपद येहि त्याग पायो है । 
यह तो अनूठी बात तुम ही बताय देहु, 
जानी हम अबह्दी सुचित्त ललचायो है ।। 
तनिकहू कष्ट नाहि पाइये अनन्त सुख, 
प्रपने सहजमाहि श्राप ठहरायो है। 
यामे कहा लागत है, परसग त्यागही, 


जारि दीजे भ्रम शुद्ध श्रापही कहायो है ॥३।। 


मोहके निवारे राग द्वेंषहू निवार जाहि, 
राग द्वेष टारे मोह नेक ह न पाइये । 
कर्म की उपाधि के निवारवे को पेंच यहै, 
जडके उखारे वृक्ष कंसे ठहराइये ॥॥ 
डार पात फल फूल सबे कुम्हलाय जाय, 
कर्मन के वृक्षन को ऐसे के नसाइये । 
तबे होय चिदानन्द प्रगट प्रकाश रूप 


विलसे श्रनल्त सुख सिद्ध में कहाइये ।॥॥८॥। 


[कवित्त ] 
सिद्धकी समान है विराजमान चिदानद, 
ताही को निहार निजरूप मान लीजिये । 


[सहजसुख-साधन 


सहज युख या झह्मतीन्द्रिय सुख] [१३७ 


कर्मको कलक भअग पक ज्यो पखार हर्‌यो, 
धार निजरूप परभाव त्याग दीजिये ॥॥ 
थिरता के सुखको अभ्यास कीजे रेन दिना, 
ग्रनुभोके रसको सुधार भले पीजिये। 
ज्ञानको प्रकाश भास मित्रकी समान दीसे, 
चित्र ज्यो निहार चित ध्यान ऐसो कीजिए ।।३॥। 


[छप्पय | 
अप्टकर्मते रहित, सहित निज ज्ञान प्राण घर । 


चिदानन्द भगवान, बसत तिहू लोक शीसपर ।। 
बिलसत सुखज्‌ श्रनत, सत ताको नित ध्यावहि । 
वेदहि ताहि समान, श्रायु घट माहि-लखावहि ।!। 
हम ध्यान करहि निर्मेल निरखी, गुण शअ्रनत प्रगर्टाह सरब । 
तस पद त्रिकाल बदत भविक, शुद्ध सिद्ध आरतम दरब ।।७॥। 
राग दोष अभ्ररु मोठ, नाहि निजमाहि निरक्खत । 
दर्शन ज्ञान चरित्र, शुद्ध आतम रस चबकखत | 
परद्रव्ययससो भिन्न, चिह्य चेतनपद मडित । 
वेदत सिद्ध समान, शुद्ध निज रूप अखडित ॥॥ 
सुख झनत जिहि पद बसत, सो निह्च॑ सम्यक महत । 
भैया सुविचक्षन भविक जन, श्रीजिनद इहि विधि कहत ।॥१४॥। 
जैनधर्म परसाद, जीव मिथ्यामति खडे । 
जनधर्म परसाद, प्रकृति उर सात विहडे ।। 
जेनधर्म परसाद, द्रव्य षघटको पहिचाने । 
जैनधर्म परसाद, श्राप परको ध्र॒व ठाने ।! 
जनधम परसाद लहि, निजस्वरूप ग्रनुभव करे । 
भैया अ्रनत सुख भौगवे, जन धर्म जो मन धरे २ १॥॥ 


१३५८] 


[सहजसुख-साधन 


जैनधर्म प्रसाद, जीव सब कर्म खपावे । 

जैनधर्म परसाद, जीव पचमी गति पावे ।। 

जैनधर्म परसाद, बहुरि भव मे नहिं झावे । 

जैनधर्म परसाद, श्राप परब्रह्म कहावे ।। 

श्री जैनधर्मं परसादते, सुख श्रनत विलसत ध्रूव । 

सो जैनधर्म जयवत जग, भैया जिहेँ घट प्रगट हुव ॥२२॥। 


[सर्वया इकतोीसा ] 
सुबुद्धि प्रकाश मे सु श्रातम विलास मे सु, 
थिरता भ्रभ्यास मे सुज्ञानको निवास है । 
ऊरधकी रीति मे जिनेशकी प्रतीतिमे सु, 
कर्मनकी जीत मे श्रनेक सुख भास है ।। 
चिदानद ध्यावतही निजपद पावतही, 
द्रव्यके लखावतही, देख्यो सब पास है । 
वीतराग वानी कहै सदा ब्रह्म ऐसे भास, 
सुखमे सदा निवास पूरन प्रकाश है ॥२४।॥ 


अ्रध्याय पांचवां 
जीव का एकत्व 


इस ससार में जीव को अकेले ही भ्रमण करना पडता है । हर एक 
जीव प्रकेले ही जन्मता है, भ्रकेले ही मरता है, भ्रकेला ही जरा से पीडित 
होता है, भ्रकेला ही रोगी होता है, भ्रकेला ही शोकी होता है, अभ्रकेला ही दु खी 
होता है, भ्रकेला ही सुखी होता है, भ्रकेला ही पाप व पृण्य कर्म बाँधता है व 
भ्रकेला ही उसका दु ख व सुख भोगता है । हरएक जीव श्रपनी करनी का आप 
उत्तरदायी है। जो जीव जैसे भाव करता है वह जीव वंसे कर्म बाँधता है । 
दूसरा कोई किसी के पाप या पुण्य बध नही कर सकता है, न दूसरा कोई किसी 
के पाप या पुण्य के बध को हर सकता है, किसी के दु ख को कोई ले नहीं 
सकता है, किसी के सुख को कोई छीन नही सकता है । दुख - सुख भ्न्तरग 
भावों पर है, भावों का बदलना भ्पने ही श्राधीन है । 

जिस कुटुम्ब मे या जिस सयोग में कोई जन्मता है उसको यह भ्रपना 
साथी मान लेता है परन्तु वे इस जीव के सच्चे साथी नहीं हो सकते है । माता- 
पिता पास बंठे हैं यदि पुत्र रोगी है तो रोग का दुख उसी को ही भोगना 
पडता है, माता - पिता बंँटा नहीं सकते है । यदि कोई भूखा है तो उसी को 
भोजन करने से उसकी भूख मिटेगी । दूसरे के भोजन से किसी की भूख मिट 
नही सकती है । कुट्म्ब में प्रारियों का सम्बन्ध वक्ष के बसेरे के समान है । 
जैसे साझ के समय भिन्न - भिन्न दिशाश्रो से आकर पक्षी एक वक्ष पर विश्राम 
करते हैं, सबेरा होने तक ठहरते हैं, फिर हरएक पक्षी भपनी इच्छानुसार भ्रपनी 
भिन्न - भिन्न दिशा को चला जाता है । उसी तरह एक कुटुम्ब मे कोई जीच 
नक॑ से, कोई जीव स्व से, कोई जीव पशुगति से, कोई जीव मनुप्य गति से 
झ्राकर जन्मता है । वे सब अपनी - भ्रपनी श्रायु पर्यन्त रहते है, जिसकी श्ायु 
पूरी होती है बह सबको छोडकर चला जाता है, कोई किसी के लिए नहीं 
मरता । 


१४० ] [ सहजसुख-साधन 


जो पाप पुण्य व जैसा भ्रायु कर्म जो जीव बाधता है उसके भ्रनुसार वह 
जीव चारो गतियो मे से किसी गति मे चला जाता है। चार सगे भाई है - 
एक विशेष धर्मात्मा है वह मरकर देव हो जाता है । एक सामान्य धर्मात्मा है 
वह मरकर मनुष्य हो जाता है। एक कम पापी है वह मरकर पशु जन्म पाता 
है । एक ग्रधिक पापी है वह मरकर नारकी पेदा हो जाता है, फिर कोई किसी 
को याद भी नहीं करता है । साधारण नियम यही है कि हरएक अपने - अपने 
सुख व दु ख मे रम जाता है । 


यदि कोई गृहस्थी भ्रपने कुटुम्ब के मोहवश, स्त्री व पुत्रादि के मोहवश 
प्रन्याय व पाप करके धनादि सग्रह करता है और कुटुम्ब की उस पाप में 
झनुमोदना नही है तो उस पाप का बध अकेले गृहस्थी को ही होगा । दूसरे 
यद्यपि साथ है, उस धन को भोगते है परन्तु उनका भाव पापमय न होने से वे 
उस पाप के फल को न पावेंगे । एक कुटुम्ब मे दस जीव हैं । एक आदमी चोरी 
करके सौ रुपये लाता है। पाच तो उसे सराहते है, पाच उसकी निन्‍दा करते 
हैं तब पाच तो पाप कर्म बाघेगे और दूसरे पाच पुण्य कर्म बाघेगे । एक घर 
में दो भाई है -- दोनो भोग्य पदार्थों के स्वामी है, स्त्री पुत्रादि सहित है। एक 
सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है, वह उनके बीच मे रहता हुआ भी जल मे कमल के समान 
अलिप्त है, भोगो को रोग के समान जानकर वतंमान इच्छा को रोकने मे प्रसमर्थ 
होकर कडवी दवा लेने के समान भीग भोगता है। अझन्तरग में यह भावना है 
कि कब वह समय शभ्रावे जब यह विषयवासना मिटे और मै इन भोगो को न 
भोगकर केवल आत्मरस का ही पान करू । 


ऐसा ज्ञानी जीव भोगों को भोगते हुए झासक्त भाव के न होने से बहुत 
प्रल्प कर्म बन्ध करेगा । परन्तु दूसरा भाई जो मिथ्यादृष्टि श्रज्ञानी है जिसका 
उहं श्य ही ससार का विषय भोग है, जो सहज सुख को पहचानता ही नही, 
इन्द्रिय सुख के सिवाय किसी सुख को जानता ही नहीं, बह गृहस्थ के भोगों 
को बहुत बडी झ्रासक्ति से भोगेगा व यही चाहेगा कि ये भोग सदा बनते रहे 
व इससे बढकर भोग जीवन भर मिले व परलोक में भी मिले, वह श्रज्ञानी 
तीत्र कर्म बाधेगा । एक भाई दूसरे के पाप को बटा नहीं सकता है। मरने के 


जीव का एकत्व ] [ १४१ 


बाद सम्यग्दृष्टि स्वर्ग मे देव होगा, मिथ्यादृष्टि पशुगति में तियंच्र होगा या 
नरक में नारकी होगा । कुटुम्ब में सर्व ही प्राणी अपने स्वार्थ के साथी हैं । 
भ्रपना स्वार्थ जब तक सधता जानते है तब तक स्नेह करते है, जब स्वार्थ सघता 
नही जानते है तब स्नेह छोड बेठते है। यदि स्वार्थ मे बाधा होती है तो वे ही 
जो बन्धु थे, शत्रु हो जाते है। पुत्र पिदा की सेवा अ्रपने शारीरिक सुख के 
लिए करता है। पिता पुत्र की पालना इस आराशा से करता है कि मेरे वृद्ध 
होने पर यह मेरी रक्षा करेगा । 


स्त्री पति को स्नेह भ्रपने शरीर पालन व श्रपने कामतृप्ति का साधन 
जान के करती है। पति स्त्री के साथ स्नेह गृह कार्य, सन्तान प्राप्ति व काम- 
तृष्णा के शमन हेतु करता है। यदि स्त्री पति को रसोई न खिलावे, घर का 
काम न करे, कामतृप्ति मे सहाई न हो तो उसी क्षण पति का स्नेह मिट जाता 
है । पति यदि स्त्री को भोजन, वस्त्र, भ्राभूषण न दे उसकी रक्षा न करे, उसकी 
कामतृप्ति मे सहाई न हो तो स्त्री का स्नेह पति से हट जाता है। जो वृद्ध 
पिता घर का काम काज नहों कर सकता व धन भी पास में नहीं रखता उससे 
कुटुम्बियो का स्नेह छट जाता है । भीतर परिणाम यही रहते है कि यह बेकार 
है, इसका जीवन न रहे तब ही ठीक है । 


स्वामी सेवक से स्नेह प्रयोजनवश करता है, सेवक स्वामी से स्नेह, 
मतलब के हेतु से करता है। सारा जगत का व्यवहार स्वार्थ व परस्पर काम 
के ऊपर ही निर्भर है। किसान खेती करके राजा को कर देता है तब राजा 
किसानो की रक्षा करता है। मुनीम सेठ का काम करता है तब सेठ मुनीम को 
नौकरी देता है। यदि काम न निकले तो एक दिन भी सेठ मुनीम को रखना 
नही चाहता भ्रौर यदि सेठ नौकरी न दे तो मुनीम सेठ का काम छोड देता है। 
वही भाई जो एक ही माता के गर्भ से निकले है दूसरे भाई की सम्पत्ति हडप 
जाने के लिए शत्रु बन जाता है ! 


सारे जगत के प्राणी इन्द्रियो के सुखो के दास हो रहे है। जिनसे 


इन्द्रिय सुख की सहायक सामग्री प्राप्त करने मे काम निकलता है उनसे तो 
स्नेह हो जाता है और जिनसे विषयभोगो मे भ्रन्तराय पडता है उनसे द्वेष पेदा 


१४२ ] [ सहजसुख-साधन 


हो जाता है। इन्द्रिय विषय के मोहवश ही जगत में मित्र व शत्रु बनते हैं । 
राग ह्वेष का सारा प्रसार विषय चाह के झ्राधीन है। मेरा शरीर है यह मानना 
भी भ्रम है, मिथ्या है क्योंकि यह शरीर एक धर्मशाला है, कही से झ्राके जीव 
बसा है व श्रायुकमं समाप्त होते ही इसे छोडना पडेगा । शरीर परदूगलमय जड 
है, भ्राप चेतन हैं । शरीर भ्रपता कैसे हो रुकता है ? 


यह परिवार मेरा है, यह भी मिथ्या है। यह सब परिवार शरीर से 
सम्बन्ध रखता है। आत्मा का कोई परिवार नही। आत्मा का कोई माता - 
पिता नही, कोई भाई नही, कोई पति नही, कोई इसकी भार्या नही, पुत्री नही 
_ भगिनी नही, कोई इसका पुत्र नही, भाई नहीं, चाचा नही, भतीजा नहीं सब 
सम्बन्ध शरीर से है जब शरीर ही झ्पना नही तब यह परिवार अपना कंसे 
हो सकठा है ” यह धन मेरा है, यह ग्राम मेरा है, यह घर मेरा है, यह उपवन 
मेरा है, यह वस्त्र मेरा है, यह भ्राभूषण मेरा है, यह वाहन मेरा है, यह सब 
भी मानना मिथ्या है। इन सबका सम्बन्ध शरीर के साथ है | शरीर के छूटते 
ही उनका सम्बन्ध छट जाता है। एक धनी जीव मरकर एक चाडाल के यहा 
जन्म प्राप्त कर लेता है तथा एक चाडाल का जीव मरकर धनी के यहा पैदा 
हो जाता है । देव मरकर कुत्ता हो जाता है, कुत्ता मरकर देव हो जाता है । 
शरीर के सारे सम्बन्ध भोग विलास, कुटुम्ब परिवार, मकान, बाग, कूप तडाग 
सब शरीर के साथ ही रह जाता है। यह जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्म को 
लिए हुए अकेला ही जाता है श्रौर कही जन्म धार लेता है । 


शरीर को व शरीर के सम्बन्ध में झाये हुए सर्व चेतन व अ्रचेतन 
पदार्थों को श्रपना मानना मिथ्या है, भ्रम है, अ्ज्ञान है। इस जीव का सच 
पूछो तो ससार मे कोई साथी नही है । यदि कोई परम प्यारी स्त्री भी हो तो 
भी अपने पति के मरने पर ऐसा नही कर सकती कि उसी के साथ ही कही 
पर जन्म लेकर फिर स्त्री हो जावे । स्त्री मरकर 'पृत्री हो जाती है, भगिनी हो 
जाती है या स्त्री भ्रपने पापकर्म के अनुसार तिरयंचनी हो जाती है, और पति 
अपने पुण्य कर्म के भ्रनुसार राजपुत्र हो जाता है । 


जीव का एकत्न ] | १४३ 


कोई बडा भारी मित्र है तो भी मित्र के मरने पर उसके साथ न नो 
मर सकता है और यदि मरे भी तो एक साथ एक ही गति में जन्म पाने का 
कोई नियम नहीं है। एक मानव रोग से तडफड़ा रहा है। संकडो कुटम्बी 
पुत्र, मित्रादि बेठे देख रहे हैं, सहानुभूति बता रहे है परन्तु यह किसी मे शक्ति 
नही है कि उसके रोग को आप लेले व उसकी रोग पीडा को आप ओऔढ ले । 
उसी अकेले को रोग का कष्ट भोगना पडता है । जगत मे यह नियम है कि 
यह जीव अ्रकेला ही जन्मता है, श्रकेला ही मरता है, अ्रकेला ही दुख - सुस्त 
भोगता है । इसलिए इस जीव को उचित है कि स्वार्थी जगत के प्राणियों के 
मोह में पडकर अपना बुरा न करे | श्रपने आत्महित को कुटुम्बियो के पीछे न 
छोड बेठे । 


ससार असार है बता चुके, शरीर अपवित्र अ्धिर है समभा चुके, भोग 
चंचल श्रतृप्तिकारी व दु खदायी हैं यह कथन कर चुक्रे तथा सहज सुख ही 
सच्चा सुख है जा ग्रात्मा का स्वभाव है, आत्मा ही से मिल सकता है । इन्द्रिय 
सुख भूंठा है, कल्पित है, विनाशक है, श्रात्मिक सुख स्वाधीन है, श्रविनाशी है, 
ग्रपने ही पास है, यह सब दिखा चुके । अ्रब उचित है कि हरएक चेतन प्राणी 
इस मानव जन्म को सफल करे, सच्चे सुख पाने का यत्न करे, वह सच्चा सुख 
भी कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी से ले नहीं सकता, किसी से 
मागने से मिल नही सकता, खुशामद से प्राप्त नही हो सकता, धन खरचने से 
नही भा सकता है, कही रबखा नही हैं जो उठाया जा सके । वह सुख हर एक 
का हर एक के पास है। हर एक आप ही झपने से ही भ्रपने मे अपने ही 
पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो साधन करेगा वह पा सकेगा, जो 
झालसी रहेगा वह नही पा सकेगा । 


यह शरीर मेरा नही है यह प्रगट ही है, परन्तु श्रात्मा के एकत्व को 
या उसके एक स्वभाव को ध्यान में लेते हुए हमे यह भी देखना होगा कि 
ससारी प्रारियो में क्रोध कम या अभ्रधिक है, मात कम या झ्रधिक है, माया 
कम या अधिक है, लोभ कम या प्रधिक है, हास्यभाव कम या अधिक है, 
रतिभाव कम गा अधिक है, प्ररतिभाव कम या भ्रधिक है, शोकभाव कम या 





अफीफब्थन पका डूर- स्पा ++ 


१४४ ) [सहज सुख-साधन 


अधिक है, भय भाव कम या श्रधिक है, जुगृुप्सा या घृशाभाव कम या भ्रधिक 
है, काम भाव कम या भ्रधिक है, ये सब भाव क्‍या जीव के स्वभाव हैं या नही, 
इनका विचार भले प्रकार कर लेना उचित है | यदि पक्षपात छोडकर विचारा 
जायेगा तो इन क्रोध, मान, माया, लोभादि भावों को कोई भी पसन्द नहीं 
करता है। सब ही इनको भ्रौपाधिक भाव, अशुद्ध भाव या दोष मानते है । 


एक अनपढ़ ग्रामीण से भी पूछा जावे तो वह यही कहेगा कि क्रोधी 
आादमी भ्रच्छा नही, मानी झ्रादमी भ्रच्छा नही, मायाचारी भ्रच्छा नही, लोभी 
अच्छा नही, शोकी आदमी श्रच्छा नही, भयभीत मानव अ्रच्छा नही, कामी 
मानव अच्छा नही, इसके विरुद्ध जगत भर को क्षमावान, विनयवान, सरल 
व्यवहारी, सन्‍्तोषी, ब्रह्मचारी, शीलवान. निर्भय, शोक रहित, प्र मालु घृणा 
रहित मानव अच्छा लगता है । जैसे रुई के कपडे सफेद होते है । किसी स्थान 
पर पचास भ्रादमी एकत्र है, वे सब रुई के कपडे पहने हैं परन्तु गर्मी की ऋतु 
के कारण सबके कपडे मलीन है । तब दर्शकगण उनको देखकर यही समभते 
है कि इनके कपड़े स्वच्छ नही है, इनमे मेल चढ़ गया है श्रौर यदि कही किसी 
सभा में पचास आदमी जमा हो जो सब नये सफेद कपड पहनकर श्राये हो तो 
दर्शकों को वे सब बडे सुहावने लगते है क्योंकि उन कपडो पर मैल नहीं है । 


इसी तरह जब क्रोध, मान, माया, लोभादि से रगे हुए जीव होते है 
तब सबको बुरे लगते है भशौर जब उनके विरुद्ध क्षमा, विनय, ऋजुता, सन्‍्तोष 
ग्रादि से सम्पन्न जीव होते है तब सबको अच्छे लगते है। इसका कारण यही 
है कि क्षमा, विनय, ऋजुता, सन्‍्तोष ञ्रादि तो जीव के स्वभाव है जबकि क्रोध, 
मान, माया, लोभादि जीव के स्वभाव नही है - दोष हैं, मैल हैं । 


क्रोधी मानव स्वय भी यदि अपने को देखे तो क्रोध के समय वह प्रपने 
श्रापे से बाहर हो जाता है। उसको बडी भ्राकुलता पंदा हो जाती है। बडा 
दुःखित भाव हो जाता है, ज्ञान मैला हो जाता है, विवेक जाता रहता है, कुछ 
का कुछ सत्य असत्य विचारने लगता है, बकने लंगता है, चाहे किसी को मारने 
पीटने लगता है । उसका स्वभाव बिगड़ जाता हैं। यदि क्रोधी को कुछ नवीन 
शान की शिक्षा दी जावे तो वह उसे ग्रहण कर नही सकता । उसका परिणाम 


जीव का एकत्व ] [ १४५ 


बडा ही क्षोभित व मैला हो जाता है, भौर जब उसी का क्रोध चला जाता हें, 
शाति आ जाती है तब वही अपने को निराकुल महसूस करता है, सुखी अनुभव 
करता है । उस समय विवेकी भी रहता हे, मन में ठीक - ठीक विचारता है, 
वचन भी ठीक - ठोक बोलता है, काय से भी ठीक - ठीक क्रिया करता है, 
नवीन ज्ञान की शिक्षा को भी ग्रहण करता है, भली प्रकार समभता है क्योकि 
यह क्रोध रूपी पिशाच के वश नही है या क्रोध रूपी मदिरा के नशे मे नही है 
वह अपने आापे में है । 


इसी तरह यदि किसी को पश्रभिमान हो उच्च कुल का, उच्च ज़ाति 
का, धनवान होसे का, रूपवान होने का, बलवान होने का, अश्रधिकारी होने का, 
विद्वान होने का, तपस्वी होने का, तो उसका भाव मैला रहता है । वह दूसरों 
को घृणा की दृष्टि से देखता हैं। मान के वशीभूत हो मन से ठीक विचार 
नही करता है, वचन भी मानयुक्त बोलता है, शरीर से भी विनयशथुक्त क्रिया 
नहीं होती है, मान के शभ्रावेश मे उसका बर्ताव जगत को पसन्द नहीं भाता है, 
वह भो झाकुलित रहता है कि कही कोई भ्रपमान न कर दे झौर यदि कोई 
झपमान कर देता है तो वह शीघ्र ही क्रोधी होकर और भी दु खी हो जाता 
है। मानी को नवीन ज्ञान की शिक्षा दी जाबे तो उसको वह ग्रहण नहीं 
करता है । 

यदि कोई मान रहित है, मादंव धर्म का धारी है, कोमल चित्त है तो 
उसके भावो मे शाति है, वह विवेक से विचार करता है, उसका मन कारण 
कार्य का ठीक विचार कर सकता है, उसके वचन हितमितप्रिय निकलते हैं, 
उसकी क्रिया प्रेम, दया व विवेकपूर्णो होती है, उसे नवीन ज्ञान की शिक्षा दी 
जाबे तो वह उसे बड़े प्रादर से ग्रहण करता है, धारण करता है । उसका मन 
क्षोभित न होकर सुखी रहता है। इसफा कारण यही है कि मानरूपी मदिरा 
ने उसे बावला व शब्रथा नही किया है | 


मायाचार के झ्रावेश मे यह प्राणी बडा ही गनन्‍्दा हो जाता है, इसके 
भावों में कुटिलता बस जाती है, मन मे स्वार्थ साधन के हेलु पर को बच्चना 
करने वाले कुत्सित विचार होते है, वचन यद्यपि मीठे निकलतसे हैं परन्तु वह 


१४६ ] [सहज सुख-साधन 


विष से पूर्रो भोजन के समान ठगने वाले होते हैं, शरीर की चेष्टा सर्व हो 
धोखे मे डालने वाली कुटिल होती है । उसका भाव कुटिलता से व भय से 
आकुलित रहता है, शाति नही रहती है, नवीन ज्ञान की शिक्षा भी उसके 
मलीन भाव मे नहीं जमती है, परन्तु यदि सरलता हो, ऋजुता हो, श्राजव 
धर्म हो तो मन निर्मल रहता है, पर हितकारी बातो को ही विचारता है, 
बचनों से हितकारी बाते कहता है, काय से सरल व योग्य बचना रहित बर्ताव 
करता है, परिणामो मे शाति रहती है ! 


ऐसे को यदि नवीन ज्ञान की शिक्षा दी जावे तो बडी भक्ति से ग्रहण 
करता है, जैसे सफेद कपडे पर लाल रग खूब चढता है। वह अपने भीतर 
सुख शाति का अनुभव करता है, इसका कारण यही है कि उसके भीतर माया 
पिशाचिनी का आ्राक्रमण नही है, वह मलीन नही है, दोषी नही है । 


लोभ के वशीभूत होकर यह प्राणी बडा ही अ्रपवित्र हो जाता है । 
स्वार्थी होकर लोभ के साधने वाले विचारों को मन से करता है। मन मे 
तृष्णा के साधन के ही विचार करता हुआ दया व न्याय के विचारो को छिपा 
देता है । वचनो से लोभयुक्त, तृष्णायुक्त वाणी कहता है । काय से ऐसी क्रिया 
करता है जिससे तृष्णा का साधन हो । उसे न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, 
कर्तेव्य, अकतंव्य का ध्यान नही रहता है। लोभ मे अ्न्धा हो अबला विधवा 
का भी धन हर लेता है। गरीब श्रादमी को भी ठगते हुए उसे दया नहीं 
ग्राती है। अपने परम मित्र को भी ठग लेता है। लोभ से श्राकुलित के 
परिणामो मे शाति नही रहती है, वह सुखी नही होता है । ञ्रति धनिक होने 
पर भी दु खी रहता है। ऐसे लोभी को कोई नवीन ज्ञान की शिक्षा नहीं 
सुहाती है। जैसे जल मिट्टी से मैला हो जाता है वैसे जीव का परिणाम लोभ 
से मलीन हो जाता है । 


यदि किसी के भावों मे लोभ न हो सन्तोष हो तो उसका मन स्वच्छ 
रहता है, वह उचित न्याययुक्त व्यवहार का ही विचार करता है, सन्‍्तोष पूर्वक 
न्याययुक्त वचन बोलता है व न्याययुक्त ही वह काय मे क्रिया करता है । 
उसका परिणाम झाकुलित नही रहता है वह निलॉभता के कारण सुख शाति 


जीव का एकत्व ] [ १४७ 


का भ्रनुभव करता है, वह जगत को प्रिय होता है। कारण यही है कि लोभ 
रूपी भूत ने उसको वश नही किया है, वह भ्रपने भापे मे है, लोभ को मूर्छा 
से मूछित नही है । 


काम के वशीभूत होकर प्राणी ऐसा श्रन्धा हो जाता है कि उसका 
शील स्वभाव बिगड़ जाता है, मन मे बडा ही झ्राकुलित होता हुआ काम भाव 
सम्बन्धी ही विचार करता हैं । काम वर््धनकारक, हास्ययुक्त, भड बचन, प्रलाप 
व गानादि करता है। काय से न्याय अन्याय का विवेक छोडकर चाहे जिस 
तरह काम वचेष्टा करने लग जाता है । कामी को बडी श्रशांति रहती है, सुख 
शाति उससे कोसो दूर रहती हैं। उसे कोई ज्ञान की नवीन शिक्षा दी जावे 
तो वह ग्रहण नही कर सकता, इसके विरुद्ध जो काम के अ्रन्धकार से बाहर हैं 
शीलवान है, शुद्ध ब्रह्मचर्य के धारी हैं, उनका मन शुद्ध होता है, वे शुद्ध 
विचार करते है, वे शील पोषक ब्रह्मचयं प्रेरक बचन बोलते है व काय से 
ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए चेष्टा करते हैं। उनका परिणाम सुख शाति का 
व साम्यभाव का अनुभव करता है। इसका कारण यही हे कि काम भाव का 

ग्रन्धकार उनके ज्ञान के ऊपर नही श्राया है । 


इस तरह यह विदित होगा कि क्रोधादि सर्वे ही विभाव दोष हैं, 
उपाधि है, अपने को भी सक्‍्लेशकारी, हानिकारक, सुख शातिनाशक थ ज्ञान 
के विरोधक भासते है व दूसरो को भी सर्व जगत को भी ये क्रोधादि दोष व 
मल ही दिखते हैं। वास्तव मे यही यथार्थ बात है। जेस मलीनपना कपड़े का 
स्वभाव नहों है, वेसे ही क्रोधादि मन्द-हो या तीज हो, ये जीब के स्वभाव 
नही हैं। मोहनीय कर्म के सयोग से इसी तरह जीव में होते हैं जैसे रग के 
सयोग से पानी रगीन होता है, भ्रग्नि के सयोग से पानी गर्म होता है, मैल के 
सयोग से कपड़ा मैला होता है, धुएँ के सयोग से भोत कालो होती है, काले, 
पीले, हरे, लाल डाक के सयोग से स्फटिक मणि का पाषारा काला, पीला, 
हरा व लाल हो जाता हैं । यदि पर का संयोग न हो तो पानी निर्मल 
रहे, शीतल रहे, कपडा उजला रहे, भीत सफेद रहे, स्फटिक मणि स्वच्छ 
चमकदार रहे। 


१४८ ] [ सहजसुख-साधन 


इसी तरह मोहनीय कर्म के भ्ननेक भेद है - तीव्रतम, तीन्नतर, तीव्रमद 
मदतर, मदतम उनके विपाक या फल के सयोग से ज॑से नाना प्रकार के मोहनीय 
कर्म का फल होता है बसा ही कम व अधिक मैल व उपाधि या दोष जीव 
मे दिखता है। यदि मोहनीय कर्म का सयोग न हां तो जीव अ्रपने वीतराण 
निराकुल उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम भ्राजब, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, 
उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य व उत्तम ब्रह्मचर्य 
स्वभाव मे ही प्रकाशित रहे, भ्र्थात्‌ परम शात रहे । इस जीव का स्वभाव्र 
जैसा शात है वैसी शाति न चन्दन मे है, न मोती की माला मे है, न प्रगर 
कपूर मे है, न चन्द्रमा की चाँदनी मे है, न बफे मे है, न शीतल जल मे है, 
न गगा के पानी मे, न क्षीर समुद्र के जल में है, न केवडे के वन में है, न 
कमल के बगीचे में है, न नन्दनवन की वाटिका में है, न किसी सूर्य भ्राताप से 
प्रस्पशित पृथ्बीतल मे है । 


इस तरह हमे यह निश्चय करना चाहिये कि जितने ये भाव तीक्र 
क्रोधादि रूप व मन्द ब्रोधादि रूप है वे कोई भी इस जीव के स्वभाव नही है, 
वे सब मोहनीय कर्म के सयोग से दिखने वाले मैल है, आत्मा से बिलकुल 
विरुद्ध है। इस मोहनीय कम के विपाक से ससारी जीवो के दो प्रकार के 
भाव होते हैं - एक अशुभ भाव, दूसरे शुभ भाव, भअ्रशुभ भावों के दृष्टात 
है - (१) हिसा, (२) असत्य, (३) चोरी, (४) कुशील, (५) परिश्रह 
की मूर्छा, (६) जुश्रा खेलना, (७) मास खाना, (५) मदिरापान, (६) 
शिकार खेलना, (१०) वेश्या प्रसग, (११) परस्त्री प्रसग, (१२) तीव्र शोक, 
(१३) तीव्र दुख, (१४) पर का अ्पकार, (१५) तीक़ क्रोध, (१६) तीक्न 
मान, (१७) तीब़ माया, (१८) तीव्र लोभ । जिन - जिन कार्यों के करने 
के लिए मर्यादा, न्याय व धर्म का उललघन हो बर्ताव करना पड़े, वे सब काम 
झ्शुभ भावो के द्वारा होते है । 


जिन कामो में मन्द कषाय करनी पड़ती है - राग तो होता है परन्तु 
प्रपने स्वार्थ का त्याग होता है, इन्द्रियों के विषयो की लम्पटता नहीं होती है, 
वे सब कार्य शुभ भावो से किये जाते है, जैसे - (१) दया, (२) शआाहार, 


जीव की एकल्व ] [ १४६ 


प्रौपधि, अभय व ज्ञानदान, (३) सत्य भाषण, (४) न्याय से वर्तन, (५) 
ब्रह्मचर्य पालन, (६) सन्‍्तोष, (७) परोपकार, (८) सेवा टहल, (€) यथा 
योग्य विनय, (१०) हितकारी बर्तन, (११) परमात्मा की भक्ति, (१२) 
धर्म शास्त्र पठन, (१३) गुरु सेवा, (१४) सयम पालन इत्यादि कार्य शुभ 
भावों से होते है । 


यहा राग या लोभ मन्द होता है। दोनो ही शुभ भाव या अशुभ 
भाव इस जीव के स्वभाव से दूर है। इस जोव का स्वभाव तो वोतराग, 
बीतद्वंप, वीतमोह व परम शात उदासीन है, जहां न शुभ भाव से न अशुभ 
भाव से किसी व्यवहार करने का राग या द्वेष या मोह है। इसीलिए श्रात्मा 
का स्वाभाविक भाव, शुद्ध भाव या शुद्धोपयोग है । जैसे पानी के चौदह बतंन 
है, पहले मे लाल रग सबसे अधिक मिला हो, फिर कमती कमती दस बतंनो 
तक मिला हो, ११ वें से १३ वे तक में पवन के द्वारा चचलता हो । १४वें 
मे चचलता भी न हो परन्तु कुछ मिट्टी हलकी सी मिली हो । १५वें बतंन मे 
ऐसा शुद्ध पानी हो, न जिसमे कोई रग हों, न चचलता हो, न मिट्टी मिली 
हो तब विचारा जाय तो उन चौदह बंतंनों मे भी जो पानी है, वह पन्द्रहवे 
वतंन के पानी के बराबर ही है। अन्तर डालने का कारण परवस्तु का सयोग 
है। रग हवा व मिट्टी का सयोग है । 


उसी तरह सर्व ही जीव स्वभाव से शुद्ध वीतराग परमात्मा सिद्ध 
भगवान के समान है - सिद्ध पूर्ण शुद्ध ख्रत्मा है। शेष ससारी ग्रात्माये कम 
या भ्रधिक कमंरूपी रज से मिली है, ,इसीलिए नाना प्रकार रज मिश्रित जल 
के समान दिखती है, परन्तु स्वभाव सबका एक है | 


ग्रतएव यह सिद्ध हुआ कि यह जीव न क्रोधी है, न मानी है, न मायावी 
है, न लोभी है, न कामी है, न भयभीत है, न शोकी है, न रागी है, न द्वेषी है, 
ने मोही है, न दयादान का कर्त्ता है, न पूजापाठ का कर्ता है, न स्वाध्याय का 
कर्त्ता है, न गुरुसेवा का कर्त्ता है। जीव तो सर्व प्रपचजाल, सर्व प्रकार विकार 
व चिता व सकल्यविकल्प से रहित पूर्ण वीतराग सिद्ध के समान है । 


१५१० ] [ सहजसुख-साधन 


तथा यह जीव ज्ञानी है, ज्ञान इसका स्वभाव है, हरएक जीव मे ज्ञान 
की पूरा शक्ति विद्यमान है ) जैसे परमात्मा सिद्ध भगवान सर्वज्ञ है बंसा हरएक 
जीव स्वभाव से सर्वज्ञ स्वरूप है, परन्तु जो ज्ञान की कमी ससारी जीवो मे 
देखने मे ग्राती है वह ज्ञान को आवरणा करने वाले कर्म के सयोग से है। जैसे 
सूर्य का स्वभाव पूर्ण स्वपर प्रकाशक है, यदि मेघो का श्रधिक श्रावरण आता 
है तो कम प्रकाश भलकता है, कम श्रावरण होता है तो अ्रधिक प्रकाश प्रकट 
होता है, यदि और भी कम झावरण होता है तो शौर भी भ्रधिक प्रकाश 
अऋलकता है। मेघो के श्रधिक व कम आश्रावरण की श्रपेक्षा प्रकाश के श्रनेक 
भेद हो जाते हैं, यद्यपि सूये का प्रकाश एकरूप है । 


इसी तरह ज्ञान का प्रकाश एकरूप है। उसके ऊपर ज्ञानावरण कर्म 
के पटल अनेक प्रकार के होने से किसी जीव मे कम, किसी में अश्रधिक ज्ञान 
का प्रकाश है। अथवा जेसे शुद्ध जल में ऐसी निर्मलता होती है कि अपना 
मुख दिख जावे परन्तु जल मे मिट्टी अ्रधिक मिली होने से कम निर्मेलता होगी, 
कम मिट्टी मिली होने से श्रधिक निर्मेलता भलकेगी, इसी तरह निर्मल झात्मा 
मे सर्वे जानने योग्य विश्व के पदार्थ प्रकट होते है परन्तु जिसमे जितना कम 
या अश्रधिक ज्ञान है उसमे उतना ही अधिक या कम कर्म का आवरण है । 


स्वभाव हरएक जीव का ज्ञानमयी है । ज्ञान जितना भी कही बढ़ता 
है विद्या पढने से या पर के उपदेश से वह भीतर से ही अज्ञान मिटकर बढता 
है । कही बाहर से ज्ञान दिया जाता नहीं, बाहर से जाता नही । यदि ज्ञान 
मे लेन - देन हो तो ज्ञान दातारो का ज्ञान घटे तब ज्ञान लेने वालो का ज्ञान 
बढ़े जेसे धन के लेनदेन मे होता है। यदि कोई किसी को अपनी एक हजार 
की थैली मे से सौ रुपये देता है तो उसकी थेली मे नौ सौ रह जायेगे तब 
दूसरे को सौ रुपये मिलेगे, ऐसा ज्ञान मे नही होता । एक विद्वान सौ छात्रों 
को पढाता है, सर्व छात्रों का ज्ञान उनके भ्रावरण हटने के भ्रनुसार कम या 
झधिक बढता है परन्तु उस विद्वान का ज्ञान कुछ भी कम नही होता । यदि 
विचारा जावे तो जितना भ्रधिक उसको पढ़ाने का श्रनुभव होगा उतना ही 
झधिक उस विद्वान का ज्ञान बढ जायेगा । 


जीव का एकन्व ] [१५१ 


इसलिये यही बात ठीक है कि हरएक जीव में उतना ही ज्ञान है जितना 
सिद्ध भगवान में है। जीव का स्वभाव निर्मेल जल के समान स्वच्छ है, सर्व 
ही जानने योग्य को भलकाना व प्रकाश करना है। यह जीव झानन्दमय है । 
सहज - सुख ग्रतीन्द्रिय सुख इसका स्वभाव है। यह पहले बताया जा चुका है । 
मोह के मैल से यह सुख ग्ननुभव मे नहीं आता है। जितना - जितना मोह 
हटता है यह सुख प्रगट होता है। परमात्मा जैसे आनन्दमय है वेसा हरएक 
जीव आनन्दमय है । परमात्मा श्रमूतिक है । परमात्मा मे कोई वर्णा नही है, 
गध नही है, रस नही है, स्पर्श नही है वैसे हरएक आ्रात्मा मे कोई वर, गछ, 
रस, स्पर्श नही है । 

हरएक आत्मा श्रपना कोई चेतन्यमयी झ्राकार रखता है, क्योकि जिसका 
कोई आकार नही होता है वह शून्य अभावमय पदार्थ होता है। जीव ऐसा 
नही है, वह तो अनेक गुरंगों का धारो द्रव्य है, इसलिए जीव का झाकार श्रवश्य 
है। जिस शरीर मे रहता है उस शरीर प्रमाण उसका आकार हो जाता है 
जैसे दीपक का प्रकाश कमरे मे कमरे भर फंलता है, छोटे कमरे मे छोटे कमरे 
भर, घडे मे घडे भर, एक लोटे के भीतर लोटे भर फंलता है वैसे इस जीव 
का आकार हाथी मे हाथी के बराबर, ऊट मे ऊट के बराबर, घोडे मे घोडे 
के बराबर, बंल मे बेल के बराबर, बकरे मे बकरे के बराबर, कुत्त मे कुत्त 
के बराबर, चूहे मे चूहे के बराबर, सर्प मे सर्प के बराबर, नकुल मे नकुल के 
बराबर, कठतर में कबूतर के बराबर, भ्रमर में भ्रमर के बराबर, चीटी में 
चीटी के बराबर, लट में लट के बराबर, वृक्ष मे वक्ष के बराबर, इत्यादि जैसा 
शरीर होता है वैसा यह॑ जीव सकोचकर या फंलाकर छोटे या बडे आकार 
का होता है तो भी इसमे शक्ति स्व विश्व में फंलने की है। स्वभाव की भ्रपेक्षा 
लोकव्यापी है, परन्तु शरीर के सम्बन्ध मे शरीर प्रमाण रहता है। नाम 
कर्म के कारण सकोच या विस्तार को प्राप्त होता है । 


ऐसा भ्रमूर्तिक, ज्ञानाकार, ज्ञान स्वरूप, वीतराग, प्रानन्दमय जीबघ द्रव्य 
अपनी - भ्रपनी एकता को, अपनी - भ्रपनी सत्ता को भिन्न - भिन्न ही रखता 
है । एक जीव का दूसरे जीव के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे गेहूँ के 
दस करोड दाने एक स्थल पर रखखे हैं, हरएक दाना गेहू का झलग - झलग 


१४५२ ] [ सहजसुख-साधन 


है। यद्यपि गेह के गुणों की श्रपेक्षा सब गेह के दाने समान है, परन्तु सत्ता 
सबकी भ्रंलग - प्रलग है । गेहूँ का व्यापारी दस करोड गेहू के दानों में से 
किपी को ४००, किसी को १०००, किसी को १००००, किसी को १००००० 
दाने बेच देता है । 


लेने वाले कोई थोडा आटा बनाते हैं, कोई ज्यादा बनाते है, भ्राटे 
की रोटी, पूरी बनाते है, खाते है, उन खाये हुए गेह का रस रुधिर, मल 
झादि बनता है। जबकि बहुत से गेहूँ भ्राटे के रूप में मटके में भरे रहते 
हैं, कितने ही गेह के रूप में हो रहते है। यदि दस करोड़ गेहू' की एक ही 
सत्ता हो तो जहा एक गेहूँ जाबे वहा दूसरा भी जावे, एक पीसा जावे तो 
बूसरा भी पीसा जावें। एक चंबाया जावे तो दूसरा भी चबाया जावे सो 
ऐसा नही है । 

गेहू' के स्वभाव की भ्रपेक्षा दस करोड गेहूँ समात है तो भी हर एक 
दाना गेहूं का अपनी - अपनी भिन्न - भिन्न सत्ता रखता है, इसी तरह सर्व जीव 
अ्रपनी - अपनी भिन्न - भिन्न सत्ता रखते है तब ही एक ही समय में कोई 
शरीर में आता है, कोई शरीर को छोडता है, कोई दु खी होता है, कोई सुखी 
होता है, कोई क्रोधी हैं तो कोई शात है, कोई विशेष ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी हैं 
कोई सोता है, कोई जागता है, कोई पढाता है, कोई पढ़ता है, कोई लडठता है 
कोई प्यार करता है, कोई खाता है, कोई मल - मूत्र करता है, कोई रोता है, 
कोई हँसता है, कोई न्याय करता है, कोई दण्ड पाता है, कोई लिखता हैं, 
कोई रगता है, कोई पीसता हैँ, कोई हल जोतता है, कोई धोता है, कोई नहाता 
है, कोई कपडे पहनता है, कोई कपडे उतारता हैं, कोई ध्यान करता हूँ, कोई 
गाता है, कोई बजाता है - सर्व जीव भिन्न - भिन्न हैं। तब ही सब की क्रियाएँ 
प्रग्ट हैं । 

एक ही जीव की सत्ता बन नहीं सकती । एक ही समय में एक चोरी 
करता है, एक रक्षा करता हे, एक हिसा करता है, एक बचाता हैं, एक शील 
खण्डन करता है, एक शील की रक्षा करता है, एक ठगा जाता हैं, एक दान 
करता है, एक दान पाता है । जितने प्रकार के शरीर विश्व में हो सकते हैं 


जीव का एकत्व ] [ १५३ 


उतने प्रकार के शरीर को एक जीव पुन पुनः जन्म लेकर व मरकर धारण 
कर लेबे परन्तु एक जीव दूसरे जीव के साथ कभी मिलकर एक नही हो सकता, 
न एक जीव के खण्ड होकर दो जीव या अनेक जीव बन सकते हैं। जीव 
प्रमूतिक पदार्थ है । जितने प्रमूरतिक पदार्थ होते हैं वे न कभी परस्पर बंधते है, 
ने कभी उनके खण्ड होते है। मिलना - बिछुडना परमाणुप्नो में होता है जो 
मूर्तिक हैं। परमाणु परस्पर मिलकर स्कन्ध बन जाते है, स्कन्ध के खण्ड होकर 
परमाणु हो जाते है । इस तरह जीवो के मिलकर स्कन्ध नही होते है, न उनके 
खण्ड होते है । 

हरएक जीव भ्रकेला है, निराला है, स्वतन्त्र है, स्वाधीन हे । जब जीव 
के परक सयोग रहित एकत्व को विचार करते है तब तो मही भलकता हैं कि 
हरएक जीव बिलकुल श्रकेला है, स्वभाव से एक जीव में न दूसरे जीव है, न 
कोई परमाणु या स्कन्‍्ध है, न कोई कर्म है, न कोई पुण्य है, न पाप हैँ, न राग 
है, न ठेष है, न मोह है, न सासारिक सुख है, न दुख है, न शुभ भाव हैं, 
न अशुभ भाव है, न वह एकेम्द्रिय है, न द्वेन्द्रिय हे, न त्रिइन्द्रिय है, न चौन्द्रिय 
है, न पचेम्द्रिय पशु है, न नारकी हैँ, न देव है, न मानव है, न स्त्री है, न पुरुष 
है, न गपुसक है, न बालक है, न युवा है, न वद्ध है, न ब्राह्मण है, न क्षश्री 
है, न वेश्य है, न शूद्र है, न म्लेच्छ है, न श्रार्य हे, न लघु है, न दीर्ष है, न 
साधु है, न गृहस्थ है, न बधा है, न खुला हे । हरएक जीव सबसे निराला शुद्ध 
ज्ञाता - दृष्टा वीतराग झआनन्दमयी सिद्ध परमात्मा के समान है । 

सिद्ध परमात्मा अनेक है वे सर्वे ही अपनी - अ्रपनी सत्ता भिन्न - भिन्न 
रखते हुए श्रपने - अपने ज्ञानानन्द का भिन्न - भिन्न प्रनुभव करते हैं। वे समान 
होने पर भी सत्ता से समान नही हैं । जीव का एकत्व उसका शुद्ध निज स्वभाव 
है, यह हमे निश्चय करना चाहिये । परमाणु मात्र भी कोई भ्रन्य द्रव्य या 
कोई अन्य जीव या कोई अन्य औपाधिक भाव इस जीव का नहीं है । यह 
जीव रागादि भावकमं, ज्ञानावरणादि द्रव्यक्म व शरीरादि नौकमं से भिन्न 
है । यह बिलकुल निराला स्वतन््र है । 

अ्शुद्ध भ्रवस्था मे भी हरएक को श्केले ही जगत में व्यवहार करना 
पड़ता है, हरएक झपनी हानि व लाभ में स्वय का उत्तरदायित्व रखता है, 


१्घ४ड ] [ सहजसुख-साधन 


हरएक अपने सुख को व दु ख को आप अकेले भोगता है, हरएक अ्रपनी उन्नति 
व अभ्रवनति स्वय करता है। हम न किसी के कोई न हमारा, भूंठा है जग 
का व्यवहार यह लोकोक्ति बिलकुल सत्य है। यह जीव व्यवहार मे भी 
ग्रकेला हैं, श्रशरण है, निश्चय से भी अ्रकेला व अशरण है । जैन शास्त्रो मे 
आचायों ने जो वाक्य जीव के एकत्व के सम्बन्ध मे कहे है उनका दिग्दर्शन 
नीचे प्रमाण हैं - 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुप्रेक्षा मे कहते है - 
एक्को करेदि कम्म एक्को हिंडदि य दीहससारे । 
एक्को जायदि मरदि य तस्स फल भु जदे एक्को (॥(४।॥ 
भावार्थ :- यह ससारी प्राणी भ्रकेला ही कर्मो को बाधता है, अकेला 
ही इस अपार ससार में भ्रमण करता है, अकेला ही जन्मता है, अश्रकेला ही 
मरता है, अपने कर्मो का फल भी अकेला ही भोगता है । 
एक्को करेदि पाव विसयणिमित्तेण तिव्बलोहेण । 
णिरफतिरियेसु जीबी तस्स फल भु जदे एकक्‍्को ॥१५॥ 
भावार्थ :- यह प्राणी विषयो के लिए तीज लोभी होकर अकेला ही 
पाप बाधता है, वह अकेला ही नारकी व तिर्यच होकर उस पापकर्म का फल 
भोगता है । 
एक्को करेदि पुण्णं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण । 
मणवदेवेस जोबो तस्स फल भुजदे एकक्‍्को ॥१६॥ 
भावार्थ *- यह भअ्रकेला ही धर्म के निमित्त पात्रो को दान देकर प्रण्य 
को बाधता है तथा उस पुण्य का फल अकंला ही देव तथा मनुष्य भव मे 
भोगता हैं । 
एक्कोहू णिम्मसो सुद्धों णाणद्सणलक्खणों । 
सुद्ध यत्तमुपादेयमेव. खिलेइ सब्यदा ॥२०॥। 
ु भावार्थ :- मै निश्चय से एक श्रकेला हूँ, मेरा कोई भी भ्रन्य नही है, 
में शुद्ध हू, ज्ञान - दर्शन लक्षण वाला हू' तथा शुद्ध भाव की एकता से ही 
श्रनुभव करने योग्य हूं, ऐसा ज्ञानी सदा चिन्तवन करता है । 


जीब का एकत्व ] [ १५५ 


मणिसंतोसहरक्सा हयगयरहपोो ये सयलवबिज्जाओो ! 
जीवाण ण हि. सरण तिसु लोए सरणसमयम्हि ॥5८॥ 
भावार्थ :- जब प्राणी के मरण का समय आता है, तब मगिण, मन्त्र, 
झौषधि, रक्षक, घोड़े, हाथी, रथ व सब विद्याये कोई भी प्राणी को मरण से 
बचा नहीं सकती है । 
जाइजरमरणरोगभयदो रकक्‍्खेदि प्रप्पणो पभ्रप्पा । 
तम्हा श्रादा सरण बधोदयसत्तकम्मबदिरित्तो ॥११॥ 
भावार्थ :- जन्म, जरा, मरण, रोग व भय से प्रात्मा ही अपनी रक्षा 
आप कर सकता है । इसलिए बन्ध, उदय, सत्बरूप कर्मो से मुक्त शुद्ध आत्मा 
ही भ्रपना रक्षक है । 
ध्ररुह् सिद्धा क्‍श्राइरिया उवराया साहू पंचपरमेष्ठी । 
तेवि हु चेट्ठदे जम्हा तम्हा ग्रादा हु मे सरणं ॥॥१२॥ 
भावार्थ :- अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु ये पाचो 
परमेष्ठी आत्मा का ही अनुभव करते है। इसलिए मेरे को भी एक अपना 
ग्रात्मा ही शरण है । 
सम्सतं॑ सण्णाण सच्चारित लू सत्तवों वेब । 
चडटरो चेठठदि झादे तम्हा प्रादा हु मे सरणम्‌ ॥१३॥। 
भावार्थ - सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र व सम्यक्‌ तप ये 
चारो ही आत्मा के ध्यान से सिद्ध होते है इसलिये मेरे को एक अपना भ्रात्मा 
ही शरण है । 
(२) श्री कुन्दकुन्दाचायं समयसार मे कहते है - 
अहमिक्को खलु सुद्धो, दसणणाणमइक्नो सयारूवी । 
णधि प्रत्य मज्क किलिव अण्णं परसाणुमित्त वि ॥४३॥ 
भावार्थ :- मैं एक पभ्रकेला हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ, 
सदा प्रूपी हूँ । अन्य एक परमाणु मात्र भी मेरा नही है । 


जीवरस णत्यि वण्णो णवि गधो णवि रसो णवि य फासो । 
जबथि रुख॑ं ण॑ सरोर णवि संठाणं ण सघदण ॥५५॥। 


१५६ ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- जीव के निश्चय से न कोई वर्ण है, न कोई गन्ध है, न 
कोई रस है, न कोई स्पर्श है, न कोई रूप है, न कोई सहनन (हड्डी का 
प्रकार) है । 

जोवस्स णत्यि रागो णदि दोसों णेव विज्जवे मोहो । 
णो परचया ण कम्म॑ णोकम्म यावि से णत्यि ॥५६।॥ 

भावार्थ :- जीव के न तो राग है, न कोई द्वेष है, न कोई मोह है, 
न कर्म आने का भाव श्रात्रव है, न कम है न शरीरादि नोकम है ! 

जीवस्स णत्यि बग्गो ण वर्गणा णेय फड़ठया केई । 
णो प्रज्भप्पट्रुणा णेव य प्रणुभायठाणा वा ॥श५७॥ 

भावार्थ :- जीव के न कोई वर्ग है (फलदान शक्ति का अश हैं), न 
कोई वर्गणा (कर्म स्कन्ध) है, न स्पद्धंक (वर्गणा समूह) है, न रागादि 
अ्ध्यवसाय स्थान है, न फलदान शक्तिरूप अनुभाग स्थान है । 

जीवस्स णत्थि केई जोगद्वाणा ण बधठाणा वा । 
णे बय उदयद्वाणा णो मग्गणट्टाणया केई ॥॥५५॥ 

भावार्थ :- जीव के न कोई योग स्थान (मन, वचन, काय के व्यापार ) 
है, न बन्ध स्थान है, न कर्म के उदय स्थान है, न गति इन्द्रिय आदि मार्गरणा के 
स्थान है । 

णो ठिदि बधट्टाणा जीवस्स ण सकिलेसठाणा वा । 
णेव विसो हिठठाणा णो सजमलद्धिठाणा वा ॥५६॥ 

भावार्थ - इस जीव के न कोई स्थितिबन्ध स्थान है, न कोई सक्‍्लेश 
भाव के स्थान है, न विशुद्धि के स्थान है, न सयम लब्धि के स्थान है । 

णेव य जीवद्ठाणा ण गुणद्वाणा य भ्रत्यि जीवस्स । 
जेण बू एव सब्बे पुग्गलदव्वस्स परिणामा ॥॥६०॥। 

भावार्थ :- जीव के न कोई जीव समास अर्थात्‌ जीवो के भेद है न 
गुगास्थान भर्थात्‌ उन्नति की श्रणिया है क्योंकि ऊपर लिखित ये सब पुदूगल - 
द्रव्य के सयोग से होने वाली अवस्थाए है । जीव का निज स्वभाव नहीं है । 


प्रहभिवकों खलु सुद़्ो थ णिम्ममो णाणदसणसमग्गो । 
तह ठिदो लब्चित्तो सब्वे एदे जयं णेमि ॥७८॥ 


जोय का एकत्व ) [ १५७ 


भावार्थ :- मै निश्चय से एक हूं, शुद्ध हैं, ममत्व रहित हूँ, ज्ञानदर्शन 
से पूर्ण हू, मैं प्रपने शुद्ध श्रात्मा के स्वरूप मे स्थित होता हुआ व उसी में तन्‍्मय 
होता हुआ इन सर्व ही क्रोधादि भावों का नाश करता हूं । 
परमट्टी शलु समभो सुद्धो जो केव्ली मुणी णाणी । 
तहिठिदा सब्भावे मुणिणों पायंती जिव्याणं ।।१५८॥ 
भावार्थ :- झ्रात्मा निश्चय से परम पदार्थ है, शुद्ध है, केवली है, मुनि 
है, ज्ञानी है । उसी के स्वभाव मे जो लय होते हैं वे मुनि निर्वाण पाते है । 
उबशोपे उदझ्ोगो कोहादिसु णत्यि कोवि उवयोगो । 
कोड़े कोहे चेव हिं उवश्रोगे णत्यि खलु कोहो ॥१७१॥ 
भावार्थ :- ज्ञानोपयोगी आत्मा मे ज्ञानोपयोग धारी प्ात्मा हैं, क्रोधादि 
मे कोई भी ज्ञानोपयोग नही हैँ । क्रोध में क्रोध हैं, उपयोग मे कोई क्रोध नहीं 
हैं। भावार्थ यह हैं कि क्रोध भिन्न हैं, आत्मा भिन्न है । 
अठ्ठ वियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णत्थि उदश्नोगो । 
उबश्रोगह्विय कस्से णोकस्मे जावि णो प्रत्यि ॥|१७२॥। 
भावार्थ :- श्राठ प्रकार कमे मे व शरीरादि नौ कर्म मे भी ज्ञानोपमोगी 
आत्मा नहीं हैं, न ज्ञानोपयोगी श्रात्मा मे कर्म व नौकमं है । 


(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार मे कहते है - 


णाह देहो ण मणो ण थेव वाणी ण कारण तेसि । 
कत्ता ण ण कारयिदा अणुमता णेव कलीण ॥७१॥ 


भावार्थ :-- निश्चय से मैं ग्रात्मा भ्रकेला हूं, न मैं देह हैं, न मै वचन 
हूं, न मैं मन हें, तन मैं मन, वचन, काय का कारण हूँ, न मै इनका कर्ता 
हूँ, न कराने वाला हूँ, न करने वालो की अनुमोदना करने वाला हू । 
णाह होमि परेसि ण में परे सस्ति णाणमहमेक्को । 
इबि जो भायदि भाणे सो प्रप्पाणं हुवदि कादा ।१०३।। 
भावार्थ :-- ज्ञानी जानता है कि निश्चय से न मै शरीरादि का हूँ 
मे शरीरादि मेरे है। मै तो एक ज्ञान स्वरूप शुद्ध हूँ, ऐसा जो ध्यान में ध्याता 
है बही भ्रात्मध्यानी होता है । 


१५८ ] [ सहजसूख-सा धन 
एवं णाणप्पाणं दंसणभूद प्रदिदियमहत्य॑ । 
घुबमचलसमणालब मण्णेहहूं श्रष्पं सुद्ध ॥१०४।॥ 
भावार्थ - मैं प्रपने भ्रात्मा को ऐसा मानता हूँ कि यह झात्मा पर- 
भावों से रहित निर्मल है, निश्वल एकरूप है, ज्ञानस्वरूप है, दर्शनमयी है, 
भ्रतीन्द्रिय है, महान पदार्थ है, निश्चल है तथा परद्रव्य के आलम्बन से रहित 
स्वाधीन है । 
देहा था दविणा वा सुहदुक्खा वाष्ध ससुमित्तजणा । 
जीवस्स ण सति धुवा धुवोवश्योगप्पगो अ्रप्पा ॥१०५॥ 
भावार्थ :- औदारिक आदि पाच शरीर शअ्रथवा धन धान्यादिक अथवा 
इप्ट अ्रनिष्ट पचेन्द्रयो के सुख तथा दु ख श्रथवा शत्रु मित्र श्रादि लोक कोई 


भी इस जीव के नहीं हैं, ये सब नाशवत हैं, जबकि जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप 
अविनाशी द्रव्य है । 


(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड मे कहते है - 
एगो में सास्सदो श्रप्पो णाणदसण लक्खणों । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे सनोगलक्खणा ॥५६।॥ 
भावार्थ :- मेरा आ्रात्मा एक अकेला है, अविनाशी है, ज्ञान व दर्शन 
लक्षगधारी है, रागादि सर्व भाव मेरे नही है वे सब कम के सयोग से उत्पन्न 


हुए है । 
हु कत्ता भोइ प्रमुत्तो सरोरसित्तो भ्रणाइनिहणो य । 


दसणणाणुयश्लोगोी णिहिद्वो.. जिणवररिदेहि ॥१४८॥। 
भावाय :-- यह जीव निश्चय से अपने ही शुद्ध भावों का कर्त्ता है व 
शुद्ध भावों का भोक्ता है, श्रमूतिक है, शरीर प्रमाण आकारधारी है, ऐसा 
जिनेन्द्रो ने कहा है । 
(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने मोक्षपाहुड मे कहा हैँ - 
दुदुट्ठकम्मर हि प्रणोषम णाणविग्गहूं णिच्च । 
सुद्ध जिर्णेह कहियं श्रप्पाणं हवइ सहृष्य॑ ॥१८॥ 
भावार्थ :-- यह आत्मा एक सत्‌ द्रव्य है, दुष्ट श्राठ कर्मों से रहित है, 
प्रनुपम है, ज्ञानाकार है, अविनाशी है, व शुद्ध है, ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है । 


जीव का एकत्व ] [ १५६ 


सिद्धों सुद्धों श्लवादा सब्वण्तु सप्यलोयदरसी ये । 
सो जिणवरेंहि भणियों जाण तुम केबल णाणं ॥३४॥ 
भावार्थ :-- ग्रात्मा ही सिद्ध है, शुद्ध है, सर्वज्ञ है, सर्वलोकदर्शी हैं, 
यही केवल ज्ञानमय हें ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा है । 


(६) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती प्राराधना मे कहते है - 


णिरुवक्कमस्स कुम्मस्स फले, समुबट्टिदर्सि दुक्खसि । 
जाविजरामरणरुजा-, चिताभयवेदणादीए ॥१७३४।॥। 


जीवाण णत्यि कोई, ताणं सरणं चर जो हविज्ज इदं । 
पायालमदिगदों विय, ण मुच्चद सकम्मउदयस्मि ॥१७३५॥ 
भावार्थ :- उदय श्राने पर ना इलाज ऐसा कम का फल जब होता है 
तब जन्म, जरा, मरण, रोग, चिन्ता, भय, बेदना आदि दुख जीवो के ऊपर 
यकायक था जाते है, उस समय कोई रक्षा करने वाला नही होता है । जिस 
जीव पर इनका आक्रमण होता है, उसे अकेले ही भोगना पडता है । यदि 
जीव पातान मे भी चला जावे तो भी उदय मे प्राप्त कर्म फल दिये बिना 
नहीं रहता है । 
दसणणाणचरित्त तवो यताण च होइ सरण थ॒ । 
जीवस्स कम्मणासण, हेदु फम्से उदिण्णस्सि ॥१७४६।॥ 
भावार्थ :-- जीव के कर्म की उदीरणा या तीत्र उदय होते हुए कर्म के 
नाश करने को सम्यरदर्शन ज्ञान चारित्र तप ही परम शरण है भौर कोई भनन्‍्य 
रक्षक नही है । 
पाय॑ करेदि जीवो, बंधवहेदु सरीरहेदु थ । 
णिरया दिसु तस्स फलं, एक्को सो लेब बेदेदि ॥१७४७॥। 
भावार्थ :-- यह जीव अपने बान्धवो के निमित्त व अपने शरीर के 
लिए पाप कर्म करता है बहुत आरम्भ व परिग्रह मे लीन होकर ऐसा पाप बध 
करता है जिसका फल नरकादि कुगति मे भ्रकेला ही इसको भोगना पडता है । 
रोगा विवेदणाझो, _ वेदयमाणस्स  णिययकम्मफल । 
पेस्छंता वि समकक्‍्ख, किचिविण करंति से णियया ॥१७४४८॥। 


१६० ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :-- झपने कर्म का फल रोगादि वेदना है उसको भोगते हुये 
जीव का कोई दुःख दूर नही कर सकता है, कुटुम्ब परिवार के लोग सामने 
बेठे देखते रहते हैं तो भी वे कुछ नही कर सकते हैं तब और कौन दु ख दूर 
कर सकेगा ? 
णीया प्रत्या देहा-, दिया य संगा ण कस्स इह होंति । 
परलोग मुण्णिता, जवि वि बइत्तति ते सुटृठु ॥१७५०॥ 
भावार्थ :-- परलोक को जाते हुये जीव के साथ स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, 
देहादि परिग्रह कोई नही जाते हैं, यद्यपि इसने उनके साथ बहुत प्रीति करी है 
तो भी वे निरथथंक हैं, साथ नहीं रहते । 
होऊण ध्ररी थि पुणो, मित्तं उवकारकारणा होइ । 
पुत्तो वि खणेण भरी, जायदि प्रवयारकरणेण ॥१७११॥ 
तम्हा ण कोइ कस्सइ, सयणों व जणो व प्रत्यि ससारे । 
कउ्ज॑ पद्चि हुन्ति जगे, णीया व श्ररी व जीवाण ॥१७६२॥। 
भावार्थ :-- बेरी भी हो परन्तु यदि उसका उपकार करो तो मित्र हो 
जाता है तथा भ्रपना पुत्र भी श्रपकार किये जाने पर क्षण मे श्रपना शत्रु हो 
जाता है, इसलिये इस जगत मे कोई किसी का मित्र व शत्रु नही है, स्वार्थ 
के वश ही जगत मे मित्र व शत्रु होते है । 
जो जस्स यट्टदि हिंदे, पुरिसों सो तस्स अबंधवो होदि । 
जो जस्स कुणदि भ्रहिदं, सो तस्स रिव॒ृत्ति णायव्यो ॥१७६३॥ 
भावार्थ :- जिसका जो हित करता है वह उसका बाधव हो जाता है 
व जो जिसका अहित करता है वह शत्रु हो जाता है । 
(७) श्री पूज्यपाद स्वामी दृष्टोयदेश में कहते है - 
बपुगृ॒हूं धन दारा' पुत्रा सिन्राणि शज्रव, । 
सर्वधान्यस्थभावानि मूह स्वानि प्रपणते ॥८।॥॥ 
भावार्थ - शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु श्रादि सर्व का 
स्वभाव अपने से जदा है तो भी मूढ पुरुष उनको अपना मान लेता है । 
दिगेशेस्प” लगा एत्प सबसन्ति नंगे क्गो। 
स्वस्वकार्यवशाद्यांति देशे विक्षु प्रगे प्रगे ॥६॥ 


जीव का एकत्व ] [ १६१ 


भावार्थ :- पक्षिगण भिन्न - भिन्न देशों से भ्राकर सध्या के समय वृक्ष 
पर बैठ जाते हैं, सबेरा होते - होते भ्रपने - भपने कार्यवश भिन्न - भिन्न 
दिशाओं मे उड़ जाते हैं इसी तरह कुटुम्ब के लोग हैं, किसी का किसी से 
सम्बन्ध नही है । 
एको5हूं निर्मेसः शुद्रों शानी योगीसाभोचर: । 
बाह्टा: संयोगजा भाथा मत्तः सर्वेपि सर्वधा ॥२७॥ 
भावार्थ :-- मैं एक भ्रकेला हू, कोई नहीं है, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, 
ज्ञानी ह', योगियों के ध्यानगम्य है, जितने कर्म के सयोग से होने वाले भाव 
है वे सब बिलकुल मेरे से भिन्न है। 
न से मुत्युः कुतो भीतिले में ध्याधिः कुतो ध्यथा । 
नाहूँ बालो न बृद्धोंहहं ने युवेतानि पुदूगले ॥२६॥ 
भावार्थ :-- मैं भ्रात्मा हू, मेरा मरण नही, मुझे मरने से क्‍या भय ? 
न मेरे मे रोग है, मुझे रोग का क्‍या कष्ट ? न मैं बालक हू, न मैं युवक हू, 
न मैं वृद्ध हु, ये सन शरीरमयी पुद्गल की भ्रवस्थाए है, मैं इनसे भिन्न हू । 
स्वस्मिन्सद भिला वित्थादभीष्ठज्ञापकत्थत: । 
स्वयं हितप्रयोक्‍त॒त्वादात्मवगुररात्मगः ॥३४॥ 
भावार्थ :-- आत्मा का सच्चा गुरु भ्रपना आत्मा ही है, अपने ही मे 
श्रपना भला करने की इच्छा होती है । भाष ही अपने हित को जानता है व 
भाप ही अ्रपने को हित साधन मे प्रेरणा करता है । 


(५) श्री पृज्यपादस्वामी समाधिशतक मे कहते हैं - 
देहेष्वास्सधिया जाता: पत्र भार्भादिकलपता: । 
सम्पत्तिसात्मनस्ताभिसम्पते हा। हत॑ जभत्‌ ॥१४।॥ 
जावा्थ .- शरोर को भपना मानने से ही पुत्र, स्त्री भ्ादि की 
मान्यताए हो जाती है इसलिये श्रश्ानी उन्ही स्त्री, पुत्रादि को झ्पना मानता 
हुआ नष्ट हो रहा है । 
यदव्राह्ा न गृह जाति गृहीत॑ नापि भुख्यति । 
जानाति सर्वया सब तत्स्थसंवेदमस्म्यहम्‌ ॥२०।) 


। 


१६२ |] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- जो प्रात्मा से भिन्न है, वह ग्रहरा करने योग्य नहीं है, 
उसे यह कभी ग्रहणा नही करता है। जो इसका स्वभाव है, जिसे यह ग्रहण 
किये हुये है उसे यह कभी छोडता नहीं है । जो सर्व को सर्वथा जानता है और 
स्वानुभवगम्य है वही मैं हू । 
नि । 
सोछहूं न तन्न सा तासी नेको सह्ों न या बहू: ॥२३॥। 
भावार्थ - जिस स्वरूप से मैं भ्रपने मे अपने द्वारा भ्पने को पअ्पने 
समान ही अनुभव करता हू वही मैं हू । न मैं पुरुष हु, न स्त्री हु, न नपु सक 
हैँ, न मैं एक हू, न दो हू, न मैं बहुवचन हु । 
यबभावे सुषुप्तोहहूं यदृभावे व्युत्यितः पुनः । 
झतीखियमनिर्देश्य॑ तत्स्वसंवेह्मस्म्यहम्‌ ॥॥२४॥ 
भावार्थ :- जिस स्वरूप के न जानने से मैं सोया हुआ था व जिस 
स्वरूप के जानने से मैं जाग उठा यह मेरा स्वरूप इन्द्रिय गोचर नहीं है, कथन 
योग्य नही है | मात्र मैं भ्रपने से ही अनुभवगोचर हू । 
क्षीयम्तेःजेब रागाश्यास्तत्वतो मां प्रपश्यत । 
बोधात्सामं ततः कश्चिन् से शत्रुन च प्रिय. ॥२४५॥। 
भावार्थ :- जब मैं निश्चय से अपने ज्ञान स्वरूप को भ्रनुभव करता 
हु तब मेरे रागादिभाव सब नाश हो जाते है इसलिये इस जगत मे न कोई 
मेरा शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है। 
सासपश्यक्षयं लोको न से धात्र्ने श्र प्रिय । 
भां प्रपश्यक्ष्य लोकों न में शत्रु च प्रिय ॥२६॥। 
भावार्थ :- यह जगत्‌ मेरे सच्चे शुद्ध स्वरूप को देखता ही नही है, 
इसलिये न मेरा शत्रु हो सकता है न-मित्र तथा जो ज्ञानी मेरे शुद्ध स्वरूप को 
देखता है वह भी मेरा शत्रु या मित्र नहीं हो सकता है । 
या परात्मा स एवाहं योह से परमस्तत. । 
अहसेव सयोपात्यो सान्‍्यः कश्चिदिति स्थिति' ॥।३१॥॥ 
भावार्थ - जो कोई परमात्मा है वह मैं ही ह, तथा जो मैं हू वही 
परमात्मा का स्वरूप है, इसलिये मैं ही भ्रपनी प्राराधना करता हु और किसकी 
सेवा करूं यही सत्य बात है । 


जीय का एकत्व ] [ १६३ 


यत्पश्यामीखियैल्तन्मे नास्ति यच्चियतेलिय' । 
हाम्त पहद्यामि सासंदं तदस्सु ज्योतिर्तमम्‌ ॥५१॥ 
भावार्थ :- जो कुछ मैं इन्द्रियो से देखता हू वह मेरा नही है। जब 
मैं इन्द्रियों को रोककर अपने भीतर देखता हूं तो वहा परमानन्दमयी उत्तम 
ज्ञानज्योति को पाता हू, वही मैं हु । 
नयत्यात्मानमात्मेव. जन्सनिर्वाणभमेथ थे । 
गुररात्मात्मनस्तस्मालास्पो5स्ति परसार्थतः ॥७५॥ 
भावाय :- यह भ्रात्मा श्राप ही अपने को ससार में भ्रमण कराता है 
व आप ही प्रपने को निर्वाराा मे ले जाता है। इसलिये परमार्थ से भात्मा का 
गुरु भात्मा ही है भौर कोई गुरु या रक्षक नही है । 


(६) श्री गुणाभद्वाचाय्य प्रात्मानुशासन मे कहते है - 


दाश्णसरश्रणं यो अन्धयो अम्यमूलम । 
विरपरिखितदारा द्वारमापद्गृहाणाम्‌ । 
विपरिमुद्दत पुत्रा: शात्रव सब्ंमेतत्‌ । 
त्यजत भजन धर्म्में निर्म्मल हर्म्मकामा: ॥॥६०॥। 
भावार्थ :- यह तेरा घर तुझे मरणादि आपत्तियो से बचा नहीं सकता, 
ये तेरे बान्धव तेरे को स्नेह पाश मे बाधने वाले है, दीर्घध काल की परिचित 
स्‍त्री आपदाओो के घर का द्वार है, ये तेरे पुत्र है, वे भी तेरी भ्रात्मा के शत्रु 
है। इन सर्व से मोह छोड । यदि तू सहज सुंख को चाहता है तो निर्मल धर्म 
का सेवन कर । 
तत्कृत्य॑ फिमिहेस्थते रिव. धनेराशा ग्सिसंघुअणे । 
सम्दन्येत किसफ॒दाइवदशुभेः समय स्थिलिवेत्थुलि: ॥| 
कि सोहाहिसहाबिलेन सहधा देहेश गेहेस था | 
देहिन्‌ याहि सुल्ञाय ते सरसमु सा गा: प्रमादं मुथा ।॥।६१॥। 
भावा्े :- हे प्राणी ! तेरे पास यह जो धन है सो आशारूपी प्ररिनत 
को बढाने के लिये इंघन के समान है, तथा हे भव्य ! हेरे सम्बन्धी बन्धुभो 
से तुझे क्या लाभ ? जिनके निमित्त से सदा तू अशुभ मे प्रवत्ति करता है, 


१६४ ] | सहजसुख-साथन 


तथा यह देह रूपी घर, मोहरूपी सर्प का बिल है, इससे भी क्‍या ? तू इन 
सबसे स्नेह छोड़ भौर एक समताभाव को भज उसी से तुभे सुख होगा, भ्रमाद 
मत कर । 
हफिअ्चनोप्हमित्यास्ल्थ त्रैलोक्या जिपतिमेये: । 
योभिगस्ध॑ तब प्रोक्‍्त रहस्य परसात्सनः ॥११०॥ 
भावार्थ :- मेरा कोई नहीं है, मैं प्रकेला हूं, ऐसी भावना कर, इसी 
से तू तीन लोक का स्वामी हो जायेगा । यह योगियों के जानने लायक भेद 
तुझे कहा गया है। इसी से परमात्मा का स्वरूप प्रगट होता है । 
ममेदमहमस्थेति. प्रीतिरीतिरियोत्यिता । 
क्षेत्र क्षेत्रीयते यावशावत्‌ का सा तप' फले ७२४२॥ 
भावार्थ :- यह शरीर मेरा है भौर मैं इसका, यह प्रीति ईति या 
भ्रकस्मात्‌ टिड्डीदल, मृषकदल भ्ादि के समान उपद्रव की करने वाली है । 
जब तक शरोर मे आ्रात्मा मोहित है तब तक तप के फल की ग्राशा क्‍या ? 
भर्थात्‌ तब तक तप से मोक्ष पाने की श्राशा करनी वृथा है । 
सासस्यसस्य सां सत्या ऋग्तो भ्ान्तो भवाणंबे । 
मास्योफुमहमेबाहअस्पो5स्पोपस्यो१हम रित ने ॥२४३॥ 
भावार्थ :-- भ्रम बुद्धि के होने पर तूने अपने को शरीर रूप जाना 
और कायादिक को पअ्रपना स्वभाव जाना । इस विपरीत ज्ञान से तू ससार 
रूपी समुद्र मे भ्रमणा करता रहा । भ्रब तू यह जान कि मैं पर पदार्थ नही हू, 
मैं मैं ही हू, पर पर ही हैं, उनमे मैं नही, मैं मैं नही हू, मैं आत्मा हु और सब 
मुभसे भिन्‍न हैं । 
क्षोरमीरबदभेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च॒ देहदेहिनो । 
भ्रेद एव प्रदि सेवदतस्वइल बाह्ाजस्तुतु बदाज का कथा ।।२५३॥। 


कश्यार्थ - जिस देह के साथ इस जीव का दूध पानी के समान सम्बन्ध 
बला भा रहा है वह देह ही जब जीव से भिन्न है तब श्ौर बाहरी चेतन व 
झ्रचेतन पदार्थों की क्या कथा ? वे तो प्पने से भिन्न ही है। तेजस व कार्मरा 
शदीर भी जीव का नहीं है । 


जीव का एकत्व ] [ १६४५ 


लप्तोहुं वेहसंघोगाज्जल॑ बाहनलसंगमात्‌ । 
हह देह परित्यम्य झीतीभूता: शिवैदिज: ॥२४५४॥ 
भायार्थ :- शानी विचारता है कि मैं इस देह के सयोग से उसी तरह 
दु खी रहा जैसे भ्रग्नि के सयोग से' पानी संतापित होता है। इसीलिये कल्याण 
के प्र्थी साधुप्रों ने देह का ममत्व छोडकर शातिलाभ की । 
.. झरजातोप्मइवरोपउसूर्स: कर्ता भोक्ता सुखी बृधः । 
देहमाजो मलंमु्‌ क्तो मत्योद्ध्यंमशनल' प्रभु. ॥२६६॥ 
भावार्थ :- यह भात्मा कभी पैदा हुआ नहीं इससे झजन्मा है, कभी 
नाश नहीं होगा इससे भ्रविनाशी है, भ्रमुतिक है, अपने स्वभावों का कर्ता व 
प्रपने सहज सुख का भोक्ता है, परम सुखी है, ज्ञाती है, शरीर मात्र भाकार- 
धारी है, कर्ममलों से रहित लोकाग्र जाकर ठहरता है, निश्चल है तथा यही 
प्रभु है, परमात्मा है । 


(१०) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासन में कहते हैं - 
तथा हि. चेतनोप्संख्यप्रदेशों मूतिबणजितः: । 
शुद्धात्मा सिद्धस्पोईस्मि झानदसलक्षण' ॥।१ै४७॥। 
भावार्थ :- मै चंतन्य हूं, लोकप्रमाण असख्यात प्रदेशी हूँ, भ्रमूतिक हूं, 
शुद्धात्मा हु, सिद्ध समान हू व ज्ञानदर्शन लक्षणधारी हूं । 
माम्योइस्सि माहमस्त्यन्यों नास्यस्वाहूं से मे परः । 
झ्म्यस्त्थन्पोहभेबाहमस्पोग्यस्पाहमेव में ॥१४८॥ 
भावार्थ :- भरन्‍्य मैं नहीं हू, मैं भन्‍य नही हूं, न मैं भनन्‍य का हूं, न 
प्रन्य मेरा है। भन्य है सो भन्य है, मैं मैं हू, भ्रन्य भ्रन्य का है, मैं ही मेरा हू । 
भावाथं - प्रात्मा सबसे भिन्न है । 
भ्रम्यच्छरी रमस्पोहहूं जिदहूं तदचेतन । 
झनेकमेतदेकी ४. क्षयीदमहमक्षय ॥१४९॥। 
भावार्थ :-- शरीर जुदा है, मैं जुदा हूं, मै चेतन है, शरीर भ्रच्रेतन 
जड़ है। शरीर ग्रनेक परमाणुश्नो से रचा गया है, मैं एक भअखण्ड हु । शरीर 
नाशवन्त है, मैं प्रविनाशी हूँ । 


१६६ | [ सहजसुख-साधन 
सदृप्रब्यमस्मि चिदहं शाता व्रष्टा सदाप्युदासीनः । 
स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः पुृथग्गगनबदभू्स: ॥१५३॥। 
भावार्थ :- मैं सत्‌ द्रव्य हें, चेतन स्वरूप हूं, ज्ञाता दृष्टा हूँ, सदा ही 
उदासीन हूँ । श्रपने प्रति देह के भ्राकार हूँ, तो भी झ्राकाश के समान देह से 
जुदा हू । 
(११) श्री प्रमृतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्ध भू पाय मे कहते है :-- 
झस्ति पुरुष श्चिदात्मा विवर्जितः स्पशंगंध रसवर्णे. । 
गुणपर्यक्समबेत: समाहितः समुदयव्ययप्रौब्ये ॥६॥। 
भाषार्थ :-- यह आत्मा चेतन्य स्वरूप है, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्गा से 
रहित ज्ञानादि गुणा व उनकी शुद्ध पर्यायों को रखने वाला है। स्वभाव से 
ध्र॒व है, परिणमन की श्रपेक्षा उत्पाद व्यय स्वरूप है । 


(१२) श्री श्रमृतचन्द्राचाय तत्वार्थंशार मे कहते है - 
कस्याउपत्यं पिता कत्य कस्यास्था कस्य गेहिनी । 
एक एव भवाम्भोधो जोबो भ्रमति बुस्तरे ॥३४-६॥। 
भावार्थ :-- किसका पुत्र, किसका पिता, किसकी मादा, किसकी स्त्री ? 
यह जीव इस दुस्तर ससार - समुद्र मे भ्रकेला ही भ्रमता रहता है । 
झनन्‍्यः सचेतनों जीवो वपुरन्यदचेतनम्‌ । 
हा तथापि न भन्यन्ते नानात्वमनयोजेना' ॥३५-६॥ 
भावार्थ :- यह जीव सचेतन है, शरीर से जुदा है, शरीर अचेतन है, 
जीव से जुदा है। खेद है कि तो भी मानव इन दोनो के भेद को नहीं समभते है । 


(१३) श्री अ्रमृतचन्द्राचायं समयसारकलश मे कहते है - 


प्रात्मस्वभाव॑ , परभावभिन्नमापूर्ण माद्यन्त विमुक्तमेक । 
विलीनसकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोःम्पुदेति ॥१०-१॥ 
भावार्थ - शुद्ध निश्चय से वास्तव मे इस आ्रात्मा का स्वभाव रागादि 
परभावो से भिन्न है - अपने ज्ञानादि गुणो से पूर्ण है, श्रनादि अनन्त है, इसमे 
सकल्पविकल्प के जाल नही है, यह सदा भ्रकाशमान है । 


जीव का एकसत्व ] [ १६७ 


खिच्छवितव्याप्ससबंस्वसारों जीव इयानयम्‌ । 
प्रतो5ति रिक्त: सर्वेडपि भावाः पौद्ग लिका झ्मी ॥।३-२॥॥ 
भावार्थ :- यह जीव चंतन्यशक्ति से सम्पूर्णा भरा हुआ है । इसके 
सिवाय जितने रागादि भाव हैं वे सब पुद्गल जड के रचे हुए है । 
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा: सर्व एवास्य पुस । 
तैनेवान्तस्तस्वतः पश्यतो5मी नो हृष्टा स्युहं ष्टमेक पर स्थात्‌ ॥५-२॥। 
भावार्थ :- वर्ण, गन्ध, रसादि व राग मोहादि भाव ये सब इस 
ग्रात्मा से भिन्न है। जब निश्चय से भीतर देखा जाता है तो ये सब नही दिखते 
है, एक उत्कृष्ट आत्मा ही दिखता है । 
प्रमाद्मन्तमचल॑ स्वसंवेधासबाधितम्‌ । 
जीव: स्वयं तु चेतन्यमुच्चेइचकचकायते ।॥।६-२।। 
भावार्थ :- यह जीव झनादि अनन्त है, स्वभाव से निश्चल है, स्वानुभव- 
गम्य है, प्रगट है, चेतन्यरूप है, अपने मे ही पूर्ण उद्योतरूप है । 
शुद्धद्रव्य निरूपणापितमते:. तसव समुल्पक्ष्यतो 
नेकद्रव्यगतं चकास्ति किसपि द्रव्यान्तरं जातुणित्‌ । 
ज्ञान केयमवति यत्तु तदय शुद्धस्वभावोदयाः 
कि व्रव्यान्तरच बनाकुल धियस्तस्वाच्च्यवन्ते जना: ॥२२-१०॥| 
भावार्थ :- णुद्ध द्रव्य की दृष्टि से देखा जावे तो तत्व का यह स्वरूप 
है कि एक द्रव्य के भीतर दूसरा द्रव्य कदापि भी नही भलकता है । ज्ञान जो 
पदार्थों को जानता है वह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का प्रकाश है, फिर क्यो मूढ 
जन परद्रव्य के साथ रगाभाव करते हुए आकुल व्याकुल होकर अपने स्वरूप 
से श्रप्ट होते है । 
ग्रन्येम्यो व्यतिरिक्तसात्म नियत बिश्रत्‌ पृथक बस्तुता-- 
मसादानोज्भनशुन्यमेतदमल_ शान तथावस्थितम्‌ । 
भध्याद्चन्त विभागमुक्तसहजस्फा रप्रभाभाषुरः 
शुद्धशानघनों ययास्य सहिमा नित्योंदितस्तिष्ठति ॥४२-१०॥। 
भावार्थ :- श्रात्मा का स्वभाव जो ज्ञान है वह भ्रन्य द्रब्यो मे नही है। 
प्रात्मारूपी द्रव्य मे निश्वल ठहरा है, सर्व अन्य पदार्थों से पृथक है। इसमे न 


१६८ ] [ सहजसुख-साधन 


किसी का ग्रहरणा है, न किसी का त्याग है । यह शुद्ध वीतराग है, जैसा है वेसा 
ही स्थित है, भ्रनादि व प्रनन्त है । प्रकाशमान शुद्ध ज्ञान का समूह यह प्रात्मा 
झपनी महिमा को लिये हुये नित्य उदय रहता हैं । 


(१४) श्री देवसेनाचार्य तत्वसार में कहते हैं - 
इंसमजाणपहाणों प्रसंखदेलों हु मत्तिपरिहीणों । 
सगहियदेहपाणो भायब्बों एरिसो प्रप्पा ॥१७॥ 
भावार्थ :- जो दर्शन व शानमयी है, भ्रसख्यातप्रदेशी है, श्रमूतिक है, 
भ्रपनी देह प्रमाण ग्राकारधारी है उसे ही भ्रात्मा जानो । 
जसस ण कोहो माणो माया लोहो य सलल लेसाझो । 
जाइअजरामरणं॑ विय जिरंजनो सो भ्रह मणिप्नो ॥१६।॥ 
भावार्थ :- जिसके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ हैं, 
न शल्य है, न लेश्याए हैं, न जन्म हूँ, न जरा है, न मरण हैँ वही जो निरजन 
है सो मैं हू ऐसा कहा गया हैं । 
फासरसख्यगंधा सटहादीया य जस्स जत्थि पुणो । 
सुड्धों केयलभावो जिरंजनों सो ग्रह भणिश्रों ॥२१॥ 
भावार्थ :- जिसके स्पर्श, रस, वर्णा, गध, शब्दादि नहीं है, जो शुद्ध 
चेतन्यमय पदार्थ है वहो निरजन है, ऐसा ही मैं है यह कहा गया है । 
मलर हिप्ो णाणमग्यो णिबसइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो । 
तारिशग्नो देहत्यो परमो बंभो मुजेयब्यों ॥२६॥ 
भावार्थ - जो मलरहित है, जञानमयी है, परम ब्रह्म स्वरूप है व 
सिद्ध गति मे विराजमान है, वैसा ही प्रात्मा इस देह मे है ऐसा जानना 
चाहिये । 
जोकस्मकस्मर हिप्चो केवलणाणाइगुणसमिद्धों जो । 
सोहं सिद्धों खुद्ों निध्यो एक्‍्को जिरालम्यो ॥२७॥॥ 
सिदोह॑ सुद्ोह प्रणंतभाणाइगुणसमिद्धोहू । 
जी रे बे जा प्रम्तो व॥२८।॥ 
४० ह झ्रात्मा निश्चय से नौकर्म तथा कर्म रहित है, केवल- 
शानादि गुरो से पूर्णा है, शुद्ध है, सिद्ध है, भ्रविनाशी है, एक भ्रकेला है, 


डीव का एकल्व ] [ १६६ 


परालम्ब रहित है वैसा ही मैं हूँ - मैं सिद्ध हैँ, शुद्ध हूँ, भ्रनन्‍्त ज्ञानादि गुणों 
से पूर्ण हु, शरीर प्रमाण झाकारधारी हूँ, भ्रविनाशी ड़', प्रसस्यातप्रदेशी हूँ 
तथा भ्रमूतिक हु । 
(१५) श्री भ्ाचाय योगीन्दुदेव योगसार मे कहते हैं .-- 
जो पश्मप्पा सो जि हुउ जो हुउ सो परमप्पु । 
इउ आजणेविणु जोइझा भ्रण्ण म करहु वियप्पु ॥२२॥। 
भावार्थ :- जो परमात्मा है वही मैं है, जो मैं हु' वही परमात्मा है. | 
प्र्थात्‌ मेरा स्वभाव परमात्मारूप है । हे योगी !' ऐसा जानकर झौर क्किल्प 
नकर । 
सुसपएसह प्रियठ छोयायासपमाणु । 
सो प्रष्पा भ्रणुदिण मुणहु पावहु लहू णिव्याणु ॥२३॥ 
भावार्थ :- यह प्रात्मा शुद्ध प्रदेशों से पूर्ण है, लोकाकाश प्रमाण है, 
इसी आत्मा का रात - दिन मनन करो, शीघ्र निर्वाणा का लाभ होगा । 
सुदधु स्ेयण बुद्ध जिणु केवछणाणसहाउ । 
सो ध्रप्पा प्रजुदिण मुणहु जह चाहउ सिब लाहु ॥२६॥। 
भावार्थ :- ग्रात्मा शुद्ध है, चेतन्यरूप हैँ, बुद्ध है, जिन है, केवलज्ञान 
स्वभाव है, उसी का रात - दिन मनन करो जो मोक्ष का लाभ लेना चाहते हो । 
भ्रष्या दंसनु णाण समुणी प्रप्पा खरणु वियाणि । 
हाप्या संजन सील तऊ हाथ्या प्यथकलाणि ॥६०॥। 
भाषार्थ :- ग्रात्मा ही सम्यग्दर्शन है, प्रात्मा ही ज्ञान है, भ्रात्मा को 
ही चरित्र जानो, भात्मा सयम है, शील है, प्रात्मा ही त्याग है । 
जो श्रप्पा सुद्ध थि मु ग्रसुइसरीरबजि9भिण्ण । 
से जाणइ सच्छद सपलु सासयसुक्खहुलीण ॥६४।॥ 
भावार्थ :-- जो अपने श्रात्मा को इस प्रशुचि शरीर से भिन्न शुद्ध व 
ग्रविनाशी सुख मे लीन प्रनुभव करता है व सर्व शास्त्रो को जानता है । 
(१६) श्री भ्रमितगति आचाये सामायिक पाठ मे कहते है - 
मे सम्ति बाह्य सम केचमार्था, भवामि तेथा मन कदाचनाहम्‌ । 
इत्यं विनिश्चित्य विमुष्य बाक्तु , स्वस्थ: सदा स्व भव भव्रम॒क्त्ये ॥॥२४॥ 


१७० ] [ सहजसुख-साधन 


भाबार्थ : - कोई भी मेरे पभ्रात्मा से बाहर के पदार्थ मेरे नही है, न मैं 
उनका कदावि होता हूँ, ऐसा निश्चय करके सर्व बाहरी पदार्थों से ममता 
त्याग कर हे भद्र ! सदा तू अपने स्वरूप मे स्थिर हो जिससे कि मुक्ति का 
लाभ हो । 
एक: सदा शाइव लिकों ससात्मा, विनिर्मेल' साधिगमस्वभाव' । 
बहिभंवा सनत्यपरे समरता, न शाइवता' कर्ममवा स्वकीया ॥२६॥। 
भावार्थ :- मेरा प्रात्मा सदा ही एक भअ्रविनाशी निर्मल ज्ञान स्वभावी 
है, भन्य रागादि भाव सब मेरे स्वभाव से बाहर है, क्षणिक है व अपने - अपने 
कर्मो के उदय से हुये है । 
यस्पास्ति नेक्य बपुष।पि साद्ध , तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रमित्रे । 
पृथककृते चर्मणि रोमकपा , कुतों हि तिष्ठति शरीरमध्ये ॥२७॥। 
भावार्थ - जिस ग्रात्मा की एकता इस शरीर के साथ ही नहीं है तो 
फिर पुत्र, स्त्री, मित्र आदि के साथ कंसे होगी, जिनका सम्बन्ध शरीर से है। 
ऊपर का चमडा अलग कर देने पर रोमो के छिद्र शरीर मे कंसे पाये जा सकते 
है ? रोमछिद्र चमडें के आश्रय है । 
सयोगतो दु खमनेकभेद, यतो5इनुते जन्मवने हशारीरी । 
ततस्त्रिधासों परिवर्जनीयो, यियासुना नि तिमात्मनीनाम्‌ ॥२८॥। 
भावार्थ :- इस शरीर के सयोग से ही शरीरधारी, ससाररूपी वन में 
प्रनेक दु खो को भोगता है इसलिये जो अपने ग्रात्मा की मुक्ति चाहता है 
उसको उचित है कि वह मन, वचन, काय से इस शरीर का ममत्व त्याग करे । 
सबब निराहृत्य विकल्पजाल ससारकांतारनिपातरेतुम्‌ । 
विविक्तमात्मानमवेध्यमाणों निलोयसे त्व परमात्मतत्वे ॥॥२६॥। 
भावार्थे :- स्व हो मन के विकल्पों को दूर करके जो ससाररूपी वन 
में भ्रमरा कराने के कारण है, सबसे भिन्न श्रपने आत्मा को निश्चय करके तू 
भ्रपने ही परमात्म स्वरूप मे लय हो । 
(१७) श्री भ्रमितगति आचार्य तत्वभावना मे कहते है - 
साह कस्यचिदस्मि कश्चन न में भाव' परो विशवले । 
मुक्त्वात्मानमपास्तकमंतमिति शानेक्षणालड.कृतिभ्‌ ॥ 


जीव का एकत्व ] [ १७१ 


पस्‍्यैवा सतिरष्ति खेतसि सदा शातात्मतत्व स्थितेः । 
बंधस्तस्थ मे यत्रित त्रिभुव्त सांसारिकंबन्धने: ॥११॥। 


भावार्थ :-- सर्व भावकर्स, द्रव्यकमं, नौकर रहित व ज्ञान दर्शन गुणों 
से विभूषित ग्रात्मा को छोडकर न मैं किसी का हूं, न कोई परभाव मेरा है । 
जिस तत्वज्ञानी के चित्त मे ऐसी बुद्धि है उसका बध सासारिक बधनो से तीन 
भुवन मे कही नहीं होता है । 
चित्रोपायविवधितोषि म निजो देहोपि यज्ञात्मनो । 
भावाः पुत्रकलूत्रमित्रतनयाजामातृतातादय: ॥ 
तत्र स्व निजकमंपूर्वबशगाः केवां भवन्ति स्फुट । 
विजशायेति सनी घिणा निजमति कार्या सदात्म स्थिता ॥१२॥ 
भावार्थ :- अनेक प्रकार के उपायो से बढाने पर भी यह देह भी जहा 
इस आत्मा की नहीं हो सकती तो पुत्र, स्त्री, मित्र, पुत्र, जमाई, बन्धु आदि 
जो अपने - अपने पूर्व कर्म के वश आ्राये है व जायेगे, भ्रपने कंसे हो सकते है ? 
ऐसा जानकर बुद्धिमान को श्रपनी बुद्धि सदा ही झात्मा के हित मे करनी 
योग्य है । 
माता मे मस गेहिनी मम गृह में आंधवा सेप्रजा । 
तातो से सम सपदो मस सुख से सज्जना मे जना' ।। 
इत्यं घोरममत्वतामसवशब्यस्तावधोधस्थिति' । 
हार्माधान विधानतः स्वहिततः प्राणी सनीस्त्रस्यते ।॥॥२५॥ 
भावार्थ :- मेरी माता है, मेरी स्त्री है, मेरा घर है, मेरे बन्धु है, मेरा 
भाई है, भेरा पिता है, मेरी सम्पदा है, मेरा सुख है, मेरे सज्जन है, मेरे नौकर 
है, इस तरह घोर ममता के वश से तत्वज्ञान में ठहरने को असमर्थ होकर परम 
सुख देने वाले श्रात्महित से यह प्राणी दूर होता चला जाता है । 
नवेधा न पुत्रा न विध्रा न शक्ता, न कांता न माता न भृत्या न भूषा । 
यमालिंगितु रक्षितु सति झक्ता, विधित्पेति कार्य निज कार्यमायें ॥३३॥ 
भावार्थ :- जिस शरीर को आत्मा से जुदा होते हुये न तो वंद्य बचा 
सकते हैं, न पुत्र, न ब्राह्मणा, न इन्द्र, न स्त्री, न माता, न नौकर, न राजागण। 


१७२ ] | सहजसुख-साधन 


ऐसा जानकर प्राय पुरुषों को श्रात्मा के हित को करना चाहिये, शरीर के मोह 
में श्रात्महित को न भूलना चाहिये । 
विखित्रेदपाय: सदा पाल्यमामः, स्वकीयो न देहः सम यत्र याति । 
कथ्य बाह्यमतानि वित्तानि तत्र, प्रबद्धथेति कत्यों न कुजआपि मोहः ॥ै४।॥। 
भावार्थ :- नाना उपायो से सदा पालते रहते भी जहा यह पअ्रपना देह 
साथ नही जा सकता तब बाहरी पदार्थ किस तरह हमारे हो सकते है ? ऐसा 
जानकर किसी भी पर पदार्थ मे मोह करना उचित नही है । 
श्रोहूं शुभधीरह॑ पटुरह सर्वाधिकओी रहूं । 
मान्योहूं गृुणवानह विभुरह पुसामह चाग्रणी ॥ 
हत्यास्मन्पहाय दुष्कृतकरीं स्व सर्वधा कल्पनाम्‌ । 
शाइवद्ध्याय तदात्मतत्वममलं नेश्रेयसी श्रीयंतः ॥॥६२॥ 
मावा्थ :- मैं श्र हूं, बुद्धिमान हैँ, चतुर हूं, सबसे प्रधिक धनवान 
हूं, मैं मान्य हूं, मैं गुणावान हूं, मैं समर्थ हूं, मै सबसे बडा मुखिया हूँ । है 
ग्रात्मन ! तू इस पापकारी कल्पना को छीडकर सदा ही अपने निमंल प्रात्म 
तत्व का ध्यान कर जिससे मोक्ष - लक्ष्मी का लाभ हो । 
गोरो रूपधरो हृढ़ परिवृढ. स्थूल कश ककंश । 
गीर्बाणोी सगुज पशुनेरकभ्‌ थढ पुमानगना ॥ 
मिध्यात्य विदधासिकल्पन भिदं मूढ़ो विवध्यात्मसों । 
नित्य झञानसयस्वभावमसमल सर्वब्यपायश्युतम्‌ ॥७०॥ 
भाजाय :- में गोरा हूं, मैं रूपवान हूं, दृढ़ हैं, बलवान हैं, मोटा हुं, 
दुबला हूं, कठोर हूं, देव हूं, मनुष्य हूँ, पशु हूं, नारकी हूँ, पुरुष हूं, स्त्री हूँ, 
नपु सक हू । हे मूढ | तू इस भूंठी कल्पनाओ्रों को करके अपने आत्मा को 
नही समभता हू. जो नित्य ज्ञान स्वभावधारी है, स्व मल रहित है व सर्व 
ग्रापत्तियो से बाहर है । 
सचिवमत्रिपदातिप्रो हितास्त्रिदशलेच रदेत्यपुरदरा । 
यमभटेन प्रस्कृतमातुर भवभूतं ध्रभवंति न रक्षितुम्‌ ॥११२॥। 
भावार्थ :- जब मरण किसी ससारी प्रातुर प्राणी पर श्राता है तब 
मन्त्री, पैदल सिपाही, पुरोहित, देव, विद्याधर, श्रसुर, इन्द्र श्रादि कोई भी रक्षा 
नही कर सकते हैं । 


जीव का एकत्व ) [ १७३ 
विविधसंप्रहकल्मबमंगिनो. विदरतेंगकुदुस्यकहेलवे । 
झनुभवंत्यसुख्ं पुनरेकका नरकबासमुपेत्य सुदुस्सहम्‌ ।।११४॥। 
भावार्थ - प्राणी शरीर व कुटुम्ब के लिए नाना प्रकार के पापों को 
बाधता है परन्तु उतका फल उस भकेले को ही नरक मे जाकर असहनीय दु ख 
भोगना पडता है । 
(१५८) श्रीचन्द्रजी वेराग्यमरिमाला में कहते हैं .-- 
एको नरके याति बराक: स्वगें गल्छति शुभस विवेक: । 
राजाप्येक: स्पाच्च धनेश: एकः स्थादविवेको दास' ॥६॥ 
एको रोगी शोकी एको दुःखविहोतों ुःखी एक: । 
व्यवहारी स दरिद्री एक एकाकी भ्रमतीह बराक. ॥॥१०॥। 
भावार्थ :-- यह जीव भ्रकेला ही बिचारा नक॑ मे जाता है, कभी पुण्य - 
बाध के श्रकेला ही स्व में जाता है, अभ्रकेला ही कभी राजा, कभी धनिक, 
कभी भ्रज्ञानी व दास हो जाता है, भ्रकेला ही रोगी, शोकी होता है । भ्रकेला 
ही सुखी व दु खी होता है । भ्रकेला ही व्यवहारी व दरिद्र होता हैं । इस तरह 
से बिचारा अकेला ही भ्रमण करता रहता हैं । 
(१६) श्री आचाये कुलभद्र सारसमुच्चय मे कहते है - 
ज्ञानवंनसम्पक्न झ्ात्मा चको ध्रूजो सम । 
शेषा भावाइलच मे बाह्या सर्वे सयोगलक्षणा: ॥॥२४६॥। 
सयोगेमूलजोबेन प्राप्ता दु.शपरम्परा । 
तस्मात्संयोगसम्धंध त्रिविधेन परित्यजेत ॥२५०॥। 
भावार्थ :- मेरी आत्मा ज्ञानदर्शन स्वभाव से पूर्ण है, एक है, श्रविनाशी 
हैं। भ्रौर सर्व रागादि भाव मेरे स्वभाव से बाहर कर्म के सयोग से हुए है । 
शरीर और कम के सयोग से जीव बराबर दु ख उठा रहे हैं, इसलिये इस सयोग 
सम्बन्ध को मन, वचन, काय से मैं त्यागता हूं । 
(२०) श्री पश्चनदि मुनि एक्त्वसप्तति मे कहते हैं - 
प्जसेक॑ परं ह्ाम्त सर्वोपाधिबिवर्जितम्‌ । 
झात्मानभात्मना ज्ञात्मा सिध्ठेदात्मनि यः स्थिरः ॥१८॥ 


१७४ ] [ सहजसुख-साधन 


स॒ एबामृतमार्गस्यः सः एबामृतमइमुते । 
स एवाहं म्‌ जगन्नाथ: स एवं प्रभुरीश्वर' ॥१६।॥। 
भावार्थ - जो कोई अपने आत्मा को अजन्मा, एक श्रकेला, परमपदार्थ, 
शांत स्वरूप, सर्वे रागादि उपाधि से रहित, भ्रात्मा ही के द्वारा जानकर 
झ्रात्मा मे स्थिर तिष्ठता है वही मोक्षमार्ग मे चलने वाला है, वही आनन्दरूपी 
भ्रमुत को भोगता है, वही पूजनीय, वही जगत का स्वामी, वही प्रभु, वही 
ईएवर है । 
विकल्पोमिभरत्यक्त: शान्‍्त: केवल्यमाशित. । 
कर्माभावे भवेदात्मा वाताभावे समुद्रवत्‌ ॥२६॥। 
भावार्थ :- यह झ्रात्मा कर्मों के छूट जाने पर सर्व विकल्परूपी तरगो 
से रहित, शात व अपने केवलज्ञानादि स्वभाव मे स्थिर ऐसा हो जाता है जेसा 
पवन के सचार बिना समुद्र स्थिर रहता है । 
संयोगेन यदा यातं॑ मत्तस्तत्सकल परम्‌ । 
तत्परित्यागयोगेन मुक्तोडहठमिति मे मति* ॥२७॥। 
भावार्थ - जो जो वस्तु या प्रवस्था परके सयोग से आई है वह सब 
मुभसे भिन्न है उस सबको त्याग देने से मैं मुक्त ही हू, ऐसी मेरी बुद्धि है, 
ऐसा ज्ञानी विचारता है । 
क्रोधा दिकमंयोगेडवि निविकारं परं॑ महू । 
विकारकारि भिभेंघेन विकारि नभोभवेत्‌ ॥३५॥ 
भावार्थ :-- क्रोधादि कर्मों के सयोग होने पर भी वह उत्कृष्ट आत्म - 
ज्योति विकारी नहीं होती है, जैसे विकार करने वाले मेघो से आकाश विकारी 
नही होता है, ऐसा निश्चय श्रात्मा का स्वरूप है । 
तदेक॑ परम शान तदेक शुचि बशेनम्‌ । 
चारित्र च तदेक॑ स्थात्‌ तदेक निमेल तप ॥॥३६॥ 
भावार्थ “ शुद्ध चेतन्य स्वरूप भ्रात्मा है, सो ही उत्कृष्ट ज्ञान है, सो 
ही पवित्र सम्यग्दर्शन है, सो ही एक निमंल चारित्र है, वही एक निर्मल तप है । 
मनमस्यञूय तदेवेक तदेवेकथ्च मंगलम्‌ । 
उत्तमञऊंच तदेवक तदेव शरण सताम्‌ ॥४०॥। 


जीव का एकत्व ] [ १७५ 


भावार्थ :-- वही चैतन्य स्वरूप ग्रात्मा नमस्कार करने योग्य है, वही 
एक मगल है, वही एक उत्तम पदार्थ है, सज्जनों के लिए वही एक शरण का 
स्थान है । 
तदेवेक॑ पर तत्वं तदेवेक॑ पर पदम्‌ । 
भव्याराध्यं तवेबेक॑ तदेवेक॑ पर महः ॥४४।॥। 
भावार्थ :- चिदानन्द स्वरूप प्रात्मा है, सो ही एक उत्कृष्ट तत्व है, 
सो ही एक परम पद हैं, सो ही भब्य जीवो के द्वारा भ्राराधने योग्य है, सो ही 
एक परम ज्योति है । 
संसारधो रघमेंंण सदा तप्तस्थ देहिन' । 
यन्त्रधारागृहू ज्ञान्त तदेव हिमशीतलूस्‌ ॥४७॥। 
भावार्थ :- ससाररूपी ग्राताप से सदा तप्तायमान प्राणी के लिये वह 
चिदानद स्वरूप आभ्रात्मा हैं, सो ही हिमालय के समान शीतल यत्रधारागृह है 
अर्थात्‌ फब्वारों का घर है । 
तदेव महती विद्या स्फुरन्मस्त्रस्तवेव हि । 
झ्रोषध तदपि श्रेष्ठ जन्मव्याधि विनाशनस्‌ ॥४६॥। 
भावार्थ - चिदानन्द स्वरूप आत्मा है, सो ही महान विद्या है, सो 
ही प्रकाशमान मन्त्र हें । तथा वही ससार रूपी रोग को नाश करने वाली 
झौषधि हैं । 
झह जेतस्यमेजेक नान्यत्किमपि ज।तुचित्‌ । 
संबन्धोषपि न केनापि हढ्पक्षों ममेहश्ञ- ॥॥५४॥ 
भाबार्थ :- ज्ञानी विचारता है कि मैं एक चेतन्य स्वरूप हूँ, और कोई 
कदापि नही हूं । मेरा किसी के" साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरा ऐसा दृढ़ 
निश्चय हे । 
हारीरादिव हिश्चिन्ताचक्रसस्परकंबशितम्‌ । 
विशुद्धात्म स्थितं लिसं कुव॑न्नास्ते निश्म्तरम्‌ ॥५४५।॥। 
भावार्थ :- ज्ञानी शरीरादि बाहरी पदार्थों की चिन्ता के सम्बन्ध से 
रहित होकर शुद्धात्मा मे चित्त को स्थिर करता हुआ निरतर विराजता है । 


१७६) [ सहजसुख-साधन 


(२१) श्री पद्मनदि मुनिश्री उपासक सस्कार मे कहते हैं :- 
इ्वजनों वा वरो बाषि सो कश्चित्परमार्थतः । 
केयर स्वाजित कर्म जीवेनेकेन भुम्यते ॥४८॥ 
भावार्थ :- इस जीव का साथी न तो कोई स्वजन है, न परजन है । 
भ्रपने बाधे हुए कर्म के फल को यह जीव अकेला ही भोगता है । 
क्षीरनीरवदेकत्र॒. स्थितयोदेहदे हिनो: । 
भेदो यदि ततोम्येधु कलत्रादितु का कथा ॥४६॥ 
भावार्थ :- दूध और पानी के समान एक साथ मिले हुए शरीर और 
ग्रात्मा मे ही जब भेद है तब भ्रन्य स्त्री श्रादि की तो बात ही क्या है, वे तो 
जुदे है ही । 
कर्भम्यः कर्मकार्येम्य' प्रथरभूत लिदात्मकम्‌ । 
झात्मान भावयेन्नित्य नित्यानस्वपदप्रदम्‌ ॥६ ११) 
भाबार्णश :- ज्ञानी को उचित है कि वह आत्मा के स्वरूप की ऐसी 
भावना करे कि वह भ्राठ कर्मों से व श्राठ कर्म के कार्यो से जुदा है, चेतन्‍्यमयी 
है । नित्य है व नित्य झआनन्दमयी पद को देने वाला है । 


(२२) मुनि श्री पद्मनदि सदबोधचन्द्रोदय मे कहते है -- 
फर्मबंधक लितोप्यबंधनो प्र परागसलिसोइपि निर्मेल' । 
देहवानपि थे देहबजित श्विश्रमेतर खिल खिदात्मन. ।॥॥१३।। 
भाजार्थण *-- यह आत्मा कर्मबन्ध सहित होने पर भी कर्म बन्ध से रहित 
है, रगढ्वेप से मलीन होने पर भी निर्मल है, देहवान होने पर भी देह रहित है 
आत्मा का सववे महात्म्य श्राश्चयंकारी है । 
व्याधिनाडुम भिभूयते पर तद्गतोइपि न पुनश्चिदात्मक: । 
उस्छितेन गृहमेव दहाले बहिना गगन तदाशितस ॥१२४।॥ 
भावार्श :-- रोगा से शरीर को पीडा होती है परन्तु उस शरीर में 
प्रविष्ट चेतन्य प्रभु को पीडा नहीं होती है। जैसे भ्रग्नि की ज्वाला से घर 


जलता है परन्तु घर के भीतर का भ्राकाश नही जलता है। शझ्ात्मा झ्राकाश के 
सपान निलेप तथा अमूर्तिक है, जल नही सकता है । 


जीव का एकत्व ] | १७७ 


बोधरूपमखिलरुपा धि सिवेजितं किसपि यत्तदेव नः। 
नान्यदल्पम्रपि तत्वमी६शं मोक्षहेतुरिति घोगनिशच्चय' ॥२५।॥। 
भावार्ध :-- सर्व रागादि उपाधियों से रहित जो कोई एक ज्ञान स्वरूप 
है सो ही हमारा है, और कुछ भी परमाणु मात्र भी हमारा नही है । मोक्ष का 
कारण यही एक तत्व है, यही योगियो का निश्चय मत है । 
प्रात्मबोधशु चितोथंमद्भुतं स्नानमत्रकुरुतोसमं बुधा: । 
यरत यात्यपरतीर्थमको टिसिः क्षालयत्यपि मल तदन्तरम्‌ ॥२८॥। 
भावार्थ :- आ्रात्मज्ञान ही एक पवित्र श्रदभुत तीर्थ है, इसी तीर्थ रूपी 
नदी मे पडितजन उत्तम स्नान करो । जो अतरग का कर्म मल करोडो नदियों 
के स्नान से नाश नही होता है, उसे यह तीथ धो देता है । 


(२३) मुनि श्री पद्मनदि निश्चयपचाशत्‌ में कहते हैं - 
व्याधिस्तुदति शरीर न सामसूर्त विशुद्धधोधसयम्‌ । 
झग्निदहति कुटी न कुटीर/सक्तमाकाशम्‌ ॥२३॥ 
भावार्थ :- रोग शरीर को पीडा करता है, उससे अ्रमूतिक व शुद्ध 
ज्ञानमयी ग्रात्मारूप जो मैं हु सो मुझे पीडा नहीं होती है । श्राग कुटी को 
जलाती है, परन्तु कुटी के भीतर के भझ्राकाश को नही जला सकती है । प्रात्मा 
प्राकाश के समान अ्मूरतिक व निमंल है । 
मवात्मनों विकार: क्रोधादि: किन्तु कर्मसंबस्थसात्‌ । 
स्फटिकमणेरिव रक्तत्वमा अितात॒पृष्पतो रक्तात्‌ ।२५॥ 
भवा4 .- निश्चय से क्रोध प्रादि प्रात्मा के स्वाभाविक विकार नहीं 
है, परन्तु कर्म के उदय से सम्बन्ध से विकार है जैसे स्फटिक मरिण के नीचे 
लाल पुष्प है इससे वह लाल दिखती है । प्रात्मा तो स्फटिक मणि के समान 
स्वच्छ ही है । 
कुर्यात्‌ कर्म विकल्प कि सम लेसातलिशुद्धरूपस्थ । 
मुखसजोगमविकृतेने विकारी दर्षणो भबति ॥२६॥ 
भावाथ :- कर्मो के उदय से प्ननेक रागादि विकल्प होते हैं, परन्तु 
निश्चय से मैं तो परम शुद्ध हें, मैं विकारी नहीं होता हूं, जैसे विकारों मुख 
का दृश्य दपंण में देखने पर भी दपंण स्वय विकारी नहीं होता है । 


श्ज्ष ] [ सहजयुख-साधन 


झ्रास्ता बहिरप धिचयस्तनुबअचत विकल्पजालमप्पपरम्‌ । 
कर्मक्तत्यात्मलः कुतो विशुद्धस्थ मर किड्चित्‌ ॥२७॥। 
भावार्थ :- कर्म के उदय से उत्पन्न बाहरी उपाधि की बात तो दूर 
ही रहे । शरीर, वचन भश्रौर मन के विकल्पों का समूह भी मुभसे भिन्न हे । 
क्योकि मैं तो शुद्ध हे, मेरा शरीरादि क॑से हो सकता हें । 
कर्म पर तत्कायं सुखमसुल या तदेव परमेव। 
तस्मिन्‌ हषेविधादों सोही विदधाति खलु नान्‍य ॥२८॥ 
मावार्थ - कर्म भिन्न हैं तथा कर्म के कायं सुख तथा दुख भी भिन्न 
है, इनक होने पर मोही हर्ष तथा विषाद करता हूं, श्रन्य कोई नही करता है । 
नयनिक्षेपश्रमितिप्रभतिविकल्पो ज्कमित पर श्ञान्तं। 
शुद्धानुमुतिगोचरमहमेक घास चिद्र पम्‌ ॥॥५४)। 
भावार्थ :- मैं नय, निक्षेप इत्यादि विकल्पों से रहित परम शात हूं, 
मैं चंतन्‍्य रूप एक तेज हू, सो शुद्ध अनुभूति से ही अनुभव करने योग्य हूँ । 


(२४) आचाये श्री शुभचन्द्र ज्ञाना्णव मे कहते है - 
महाव्यसनसंकीर्ण. बु खज्वलनदी पिले । 
एकाक्येव अ्रमत्यात्मा ढुर्गें भवमरस्थले ॥१--४॥ 
भावार्थ :- महा आपदाओ से भरे हुए, दुख रूपी भ्रग्नि से प्रज्वलित 
झ्रौर भयानक ऐसे ससार रूपी मरुस्थल (रेती के जगल) मे यह जीव श्रकंला 
ही भ्रमण करता रहता है । 
स्वयं स्वकर्म निवु सं फर्ल भोकतु शुभाशुभम्‌। 
शरीरान्तरसमादतते एकः सर्वत्र सर्वथा ॥२- ४॥ 
भावार्थ :- इस ससार मे यह पात्मा अकेला ही तो अपने कर्मों के 
झनुसार सुख दु ख रूप फल को भोगता हें श्रौर श्रकेला ही सर्व गतियों मे एक 
शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है। 
संधोगे विप्रयोगे चसंभवे भमरणेप्य बा। 
पुखबु खविधो वास्य न सलास्यो$स्ति देहिन ॥४--४॥ 


जीव का एकत्व ] [ १७६ 


भावार्थ - इस प्राणी के सयोग में, वियोग मे, जन्म मे व मरणा मे, 
सुख तथा दु ख भोगने मे कोई भी मित्र साथी नहीं है, भ्रकले ही को भोगना 


पडता हैं । 
अजातस्थस्व रूपोष्यं लुप्तवोधादिलोचन' । 


अमत्यविरत॑ जीव एकाकी विधिवडि्चितः ॥।८--४॥ 
भावार्थ :-- यह जीव अपने स्वरूप को न जानता हुआ व ज्ञानादि 
लोचन को बद किये हुए श्रपने भ्रज्ञान से कर्मों से ठगाया हुश्रा एकाकी दीघंकाल 
से भ्रमण कर रहा है । 
एक स्वर्गो भवति वियुध स्त्रीमुलास्भोजमुजू । 
एक: हवाक्ब पिबति कलिल छिदमानः कपाणे ।॥| 
एक फ्रोधादह्ययलक लितः कर्म बध्नाति बिद्वान्‌ । 
एक'. सर्वावश्णविगमे. ज्ञानराज्यं भुनक्ति ॥११--४।॥ 
भावार्थ :- यह जीव भअकेला ही स्वर्ग में जाकर देव होता है, और स्त्री 
के मुख-कमल मे भ्रमरवत्‌ भ्रासक्त हो जाता है, व शभ्रकेला ही नरक मे जाकर 
तलवारो से छिन्न - भिन्न किया हुआ नरक के खारे जल को पीता है, व भ्रकेला 
ही क्रोधादि की श्रग्नि से जलता हुआझ्ला कर्मों को बाधता है, तथा अकेला ही श्राप 
विवेकी होकर जब सर्व कर्मो के आवरण को दूर कर देता है, तब मुक्त होकर 
ज्ञान राज्य को भोगता है । 
झ्रचिच्चित् पयोरेक्‍्य बच प्रति न बस्तुतः। 
झ्रनादिष्यानयों लेख: श्थणेका लिकयों रिथ ॥॥२-- ५॥। 
भावाये :- चेतन्य स्वरूप भाप व शरीरादि जड़ की एकता बध की 
भ्रपेक्षा से है । निश्चय से देखा जावे तो चेतन अलग है, जड़ भ्रलग है। इन 
दोनो का अभ्नादिकाल से सम्बन्ध चला भरा रहा है, जेसे -- खान मे सुवर्णा भौर 
कालिमा का एकपना है, वस्तुत कालिमा भ्रलग है सुबरों भ्रलग है । 
ये ये सम्बनस्धमायाता पदायश्चेतनेतरा. | 
ते ते सर्वेषपि सर्वत्र स्वस्वकूपादिलक्षणा ॥०-४॥। 
भावषा्ं :-- इस जगत मे जिन चेतन व भ्रयेतन पदार्थों का सम्बन्ध 
जीव के साथ हुआ है, वे सब ही सर्वत्र अपने - भपने स्वरूप से भिन्न - भिन्न हैं, 
प्रात्मा उन सबसे जुदा है । 


१५८० ] 


| सहजसुख-साधन 


मिथ्यात्वप्रतिबडदुर्णयपथ भ्रान्तेन.. बाह्मानलं 
भावान्‌ स्वान्‌ प्रतिपद्य जन्मगहने खिनन्‍्न॑ त्वया प्राक्‌ चिर॑ं। 
संप्रत्पस्तसमस्तविभ्रमभव दिचद्र पमेक परम्‌ 


स्वस्थ स्वं प्रविगाह्म सिद्धिवनितावक्र समाकोकय १ २--५॥ 


भावार्थ :- हे भ्रात्मन्‌ '! तू इस ससार रूपी गहन वन मे मिथ्यादर्शन 
के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई सर्वथा एकान्तरूप खोटी दृष्टि के मार्ग मे भ्रमरूप 
होता हुआ बाहरी पदार्थों को अपने मान करके सदा दु खी हो रहा है, परन्तु 
भ्रब तू सर्व भ्रम को दूर कर दे और अपने ही मे ठहरकर उत्कृष्ट चेतन्यरूपी 


तेज मे प्रवेश कर और मुक्तिरूपी स्त्री के मुख को देख । 


झहू ननारकों नाम न तियंग्नापि सानुष' । 
न देव किन्तु सिद्धात्मा सर्वोष्य कमेंविक्रम ॥१२-३१॥ 


मादा्भ -- निश्चय नय से न मै नारकी हूँ, न तिर्यंच हूं, न मानव 
हूँ, व देव हूँ, किन्तु सिद्ध स्वरूप हूं । ये सब नारकी आदि गअवस्थाएँ कर्मो के 


उदय से होती है । 


साकारं निरंताकार निष्क्रिय परमाक्षरम्‌ । 

निविकल्पं शव निष्कम्प नित्यमानन्दमन्दिरम्‌ ॥२२-३१॥॥ 
विश्वरूपम विज्ञातस्वरूप सर्वदो वितम्‌ । 

कुतकुत्यं शिव शाम्त निष्कल करणच्युतम्‌ ॥२३-३ १॥। 
निःदोषभबसम्भूतक्लेशह महुताशनम्‌ । 

शुद्धमत्यम्तनिर्लंष.. ज्ञानराज्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥२४-३१॥ 
बिशुद्धा दइंसकराम्तप्र तिविम्बसमप्रभम्‌ । 

ज्योतिमंयं महाबोयं परिपूर्ण पुरातनम्‌ ॥२५-३१॥॥ 
विशुद्धाष्टगुणोपेत॑ निद्ठ सदा निर्गतामयम्‌ । 

प्प्रमेय परिच्छिन्त विश्वतस्वव्यवस्थितम्‌ ॥२६-३१॥ 
यवग्राह्म बहिभरवि््राह्म चान्तमु से क्षणात्‌ । 
तत्स्वभावात्मक साक्षात्स्वरूप परमात्मन ॥२७-३१॥ 


भावार्थ :- श्रात्मा का निश्चयनय से स्वरूप परमात्मा के समान है । यह 
ज्ञानाकार है तथा श्रमूतिक है, हलन-चलन क्रिया रहित है, परम अविनाश है, 
निर्विकल्प है, निष्कम्प है, नित्य है, आनन्द का मन्दिर है, ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापी है, 


जीव का एकत्व ] [ १८१ 


अज्ञानी जिसके स्वरूप को नहीं जान सकते है, सदा उदयरूप है, कृत-कृत्य है, 
कल्यागारूप है, शात है, शरीर रहित है, इन्द्रियो से श्रतीत है, समस्त ससार के 
क्लेशरूपी वृक्षों को जलाने के लिये भ्रग्नि के समान है, शुद्ध है, कमंलेप से रहित 
है, ज्ञानरूपी राज्य मे स्थित है, निर्मेल दरपंण मे प्राप्त प्रतिबिम्ब की तरह 
प्रभावान है, ज्ञानज्योतिमय है, महावीयंबान है, पूर्ण है, पुरातन है, सम्यक्तादि 
झ्राठ गुग (सम्यक्त, ज्ञान, दर्शन, वी, सूक्ष्मत्व, श्रगूरुलघुत्व, श्रव्याबाधत्व, 
ग्वगाहनत्व ) सहित है, उपाधि रहित है, रोगादि रहित है, प्रमाण अ्गोचर 
है, ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य है, स्व तत्वों का निश्चय करने वाला है, जो 
बाहरी इन्द्रियादि से ग्रहण करने योग्य नही है, अन्तरग भावो से क्षण मात्र में 
ग्रहण योग्य है, ऐसा स्वभाव इस परमात्मस्वरूप आ्रात्मा का है ! 
अयाग्गो चरमव्यक्तमनन्त दब्दवर्जितम्‌ । 
अ्रज जन्मञ्लमातीत निविकल्प विचिस्तयेत्‌ ॥३३-३१॥। 
भावार्थ :- ग्रात्मा का स्वरूप वचनगोचर नही है, इन्द्रियों से व मन से 
प्रगट नहीं है, अनत है, शब्द रहित है, जन्म रहित है, भव भ्रमण से रहित है, 
निविकल्प है ऐसा विचारे । 
य स्वयमेव समादततें नादत्त य स्वतोड5परम्‌ । 
निविकल्प स विज्ञानो स्वसवेद्यो5स्मि केवलम्‌ ॥२७-३२॥। 
भावार्थ - जानी ऐसा ध्याता है कि जो श्रपने को ही ग्रहण करता है 
तथा जो अपने से पर है उसको नहीं ग्रहण करता है ऐसा मैं श्रात्मा हु, उसमे 
कोई विकल्प नही है, ज्ञानमय है तथा केवल एक अकेला है, और वह अपने से 
ही अनुभवगम्य है । 
यो बिशुद्ध प्रसिद्धात्मा पर ज्योति' सनातन । 
सो5ह तस्मात्प्रपश्यामि स्वस्मिननात्मानमच्युतम्‌ ॥३५-३२॥। 
भावार्थ *- जो विशुद्ध है, प्रसिद्ध झ्ात्मा है, परम ज्ञानमय ज्योति 
स्वरूप है, सनातन है सो ही मैं हु, इसलिये इस भ्रविनाशी आत्मा को मै अपने 
में ही देखता हू । 
जी रक्‍ते घने ध्वस्ते नात्मा जीर्णादिक पटे । 
एवं वपुषि जीर्णादों नात्मा जीर्णादिकस्तथा।॥॥७२ ३२॥ 


१८२ ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- कपड़े को जी, लाल, मोटा व नष्ट होते हुए कोई श्रपने 
को जोरों, लाल, मोटा व नष्ट हुआ नही मानता है, वेसे ही शरीर को जीणों, 
लाल, मोटा व नष्ट होता हुआ जानकर प्रात्मा जीणों, लाल, मोटा तथा नष्ट 
नही होता है । 
झन्तहूं व्टथाउप्सनस्तस्‍्व बहिहं ष्टूबा ततस्तनुम्‌ । 
डभयोमेंदनिष्णातों मे स्खलत्या5पत्स निईचये ॥८३-३२॥ 
माजा्थ :- ज्ञानी आत्मा के तत्व को भीतर देखकर व शरीर को बाहर 
देखकर दोनो के भेद मे चतुर होकर शभ्रात्मा के स्वरूप के निश्चय मे कभी 
शिथिल नही होता है । 
प्ती ख्रियम निर्देशयममू कल्पनाच्युतम्‌ । 
चिदातन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥६६-३२॥। 
भावार्थ :- हे भ्रात्मन्‌ | तू भ्रात्मा को श्रात्मा ही मे श्रात्माही के द्वारा 
जान कि यह पश्रतीद्विय है, वचनो से कयन योग्य नही है, अमूरतिक है, कल्पना 
से रहित है, चिदानन्दमयी है । 
निखिलभुवमतस्वोद्भासनंक प्रदीपं 
निरुपधिम घिरूडू॑ निर्भे रानन्दकाष्ठाम्‌ । 
परमसुनिसनीषोद्भेदपर्यतभूत॑ 
परिकलय विशुद् स्वात्मनात्मानमेव ॥१०३-३२॥ 
भाजार्थ :- हे आत्मन्‌ ! तू अपने आत्मा को अपने आत्मा से ही इस 
प्रकार शुद्ध भ्रनुभव कर कि यह आत्मा सर्वे लोक के यथार्थ स्वरूप को प्रगट 
करने वाला श्रद्वितीय प्रदीप हैँ तथा अतिशय सहजानद की सीमा को उपाधि- 
रहित प्राप्त हुआ है तथा परम मुनि की बुद्धि से प्रगट उत्कृष्टता पर्यत जिसका 
स्वरूप है । 
सोहहू सकलवित्साबं॑ सिद्ध साध्यो भवच्युत' । 
परमात्मा परज्योतिविश्वदर्शी निरझु्जन ॥२८-४०॥ 
तदासौ निशचलोध्मूत्तो निष्कलक जगवगुर । 
चिन्मात्रो बिस्फूरत्युच्चेर्ध्यानध्यातु विवित. ॥२६-४०।॥॥ 


जीव का एकत्य ] [ १८रे 


भावार्थ :-- इस प्रकार अपने को ध्यावे कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही 
स्वज्ञ हूँ, मैं स्वव्यापक हूं, मैं सिद्ध हें, मैं ही साध्य हूं, ससार से रहित हूं, 
श्रेष्० श्रात्मा हें, परम ज्योति स्वरूप हूँ, विश्वदर्शी हें, निरजन हूं, तब श्रपना 
स्वरूप ऐसा भलकता है यह अ्रमूर्तिक है, निष्कलक हूँ, जगत मे श्रष्ठ है, चेतन्य 
मात्र है व अ्तिशय करके ध्यान ध्याता के विकल्‍प से रहित हे । 


(२५) भट्टारक श्री ज्ञानभूषण तत्वज्ञानतरगिणो में कहते हैं - 
नाहूं किचिस्न मे किथित्‌ शुद्धचितद्र पक बिना। 
तस्मावन्यत्र मे चिता व॒या तत्र लूयं भज्ज ॥१०-४॥ 
भावार्थ :- इस जगत मे शुद्ध चेतन्यरूप के सिवाय न तो मैं कुछ हूं, 
और न श्रन्थ ही कोई पदार्थ मेरा हे, इसलिये शुद्ध चेतन्‍्यरूप को छोड़कर झौर 
कुछ चिता करना वृथा हैं, इसलिये मैं उसी मे लय होता हूँ । 
न देहोहूं न कर्माणि न मनुष्यो ठिजो5द्विज: । 
नव स्थूछो कृशों नाहूं कितु चिद्न पलक्षण: ॥५-१०॥॥ 
भावार्थ -- न मैं देह है, न आ्राठकर्म हूं, न मनुष्य हूं, न ब्राह्मण हूं, 
न अब्राह्मण हूं, न मोटा हूं, नदुबला हू, किन्तु मैं तो एक चंतन्य स्वरूप 
लक्षणाधारी हू । 


(२६) प० बनारसीदासजी नाटक समयसार में कहते है - 


[सर्वेया इकतीसा ] 
जहा शुद्ध ज्ञान को कला उद्योग दीसे तहा, 
शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अभ्रश है। 
ता कांरण ज्ञानी सब जाने ज्ञेय वस्तु मर्म, 
वराग्य बिलास धर्म वाको सरवस है॥ 
राग द्वेघ मोह की दशासो भिन्न रहे याते, 
सर्वंथा त्रिकाल कर्म जालसो विध्वस है। 
निरुपाधि श्रातम समाधि में बिराजे ताते, 
कहिये प्रगट प्रण परम हस है ॥5१।॥ 


शं८ड ) 


[ सहजयुख-साधन 


ज्ञान भान भासत प्रमाण ज्ञानवत कहे, 
करुणा निधान अमलान मेरा रूप है। 
कालसो श्रतीत कर्म चालसो ग्रभीत जोग, 
जालसों अजीत जाकी महिमा प्ननूष है।। 
मोह को बिलास यह जगत को वास मैं तो, 
जगत सो शून्य पाप पृण्य अ्रन्ध कूप है। 
पाप किने किये कोन करे करि है सो कोन, 
क्रिया को विचार सुपने की दोर धृप है ॥॥६१।॥। 
निरभय निराकुल निगम वेद निरभेद, 
जाके परकाश मे जगत माइयतु है। 
रूप रस गध फास पुदगल को विलास, 
तासो उदवस जाको जस गाइयतु है।। 
विग्रहयों विरत परिग्रह सो नन्‍्यारो सदा, 
जामे जोग निग्रह को चिन्ह पाइयतु है। 
सो है ज्ञान परमाण चेतन निधान ताहि, 
ग्रविनाशी ईश मानी शीश नाइयतु है ।।१०६।। 
जसे निरभेदरूप निह्च॑ अतीत हुतो, 
तेसे निभेद अब भेद कोन कहेगो। 
दीसे कर्म रहित सहित सुख समाधान, 
पायो निज थान फिर बाहिर न वहेगो ॥। 
कबहू कदाचि अपनों स्वभाव त्थागि करि, 
राग रस राचिके न पर वस्तु गहेगो। 
प्रमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयो, 
याही भाति आगामी अनतकाल रहेगो ॥१०७॥। 
जबहीते चेतन विभावसों उलटि आप, 
समे पाय अपनों स्वभाव गहि लीनों है। 
तबहीते जो जो लेने योग्य सो सो सब लीनो, 
जो जो त्यागि योग्य सो सो सब छाडि दीनो है ।। 


जीव का एकत्व ] [| १८५ 


लेवे को न रही ठोर त्यागवे को नाहि और, 
बाकी कहा उबरभोजु कारज नवीनों है। 
सग त्यागि अब्रग त्यागि, बचन तरग त्यागि, 
मन त्यागि बुद्धि त्यागि श्रापा शुद्ध कीनो है ॥१०८॥। 


करम के चक्र मे फिरत जगवासी जीव, 
हूँ रह्मयो बहिर मुख व्यापत विपमता। 
प्रत्तर सुमती आई विमल बडाई पाई, 
पुदूगलसो प्रीति टूटी छूटी माया ममता ॥। 
शुद्ध ने निवास कीनो अनुभौ अभ्यास लीनो, 
भ्रमभाव छाडि दीनो भीनोचित्त समता । 
ग्रनादि अनत अभ्रविकलप अश्रचल ऐसो, 
पद अवलबि अवलोके राम रमता ॥।१४।। 
रूप रसबत मूरतीक एक पुदुगल, 
रूप बिन और यो अजीब द्रव्य द्विधा है । 
च्यार है शभ्रमूरतीक, जीव भी अमरतीक, 
याही ते अम्रतीक वस्तु ध्यान मुधा है ।। 
झौर सो न कबहू प्रगट आ्रापाआपही सो, 
ऐसो थिर चेतन स्वभाव शुद्ध सुधा है। 
चेतन को अनुभी आराध जग तेई जीव, 
जिन्ह के अखड रस चाखवे की क्षधा है ॥।११।॥। 
निहचे निहारत स्वभाव जाहि आातमा को, 
आतमीक धरम परम  परकासना। 
अतीत अनागत बरतमान काल जाको, 
केवल स्वरूप गुण लोकालोक भासना ॥। 
सोई जीव ससार अवस्था मॉहि करम को, 
करतासो दीसे लिये भरम उपासना | 
यहै महा मोह को पसार यहै मिथ्याचार, 
यहै भौ विकार यह व्यवहार बासना ।॥।४॥। 


१८६ ] 


[ सहजसुल-साधन 


एह छह ॒ द्रव्य इनहो को है जगतजाल, 

तामे पाच जड़ एक चेतन सुजान है। 

काहू की अनन्त सत्ता काहसो न मिले कोई, 

एक एक सत्ता में अश्रनन्‍्त गुणयान है।। 

एक एक सत्ता मे भ्ननन्त परजाय फिरे, 

एक में अनेक इहि भाति परमाण है। 

यहै स्थादवाद यह सतन की मरयाद, 

यहै सुख पोष यह मोक्ष को निदान है ॥२२॥ 

[सर्वया तेईसा ] 

चेतन मडित अशभ्रग अखडित, शुद्ध पवित्र पदारथ मेरो। 
राग विरोध विमोह दशा, समझे भ्रम नाटक पुद्गल केरो ।। 
भोग सयोग वियोग व्यथा, भ्रवलोकि कहे यह कमंजु घेरो । 
है जिन्हको अनुभौ इह भाति, सदा तिनको परमारथ नेरों ॥१७॥। 
ज्यो कलधौत सुनार की सगति, भूषण नाम कहे सब कोई । 
कचनता न मिटी तिहि हेतु, वहे फिरि औटिके कचन होई ।॥। 
त्यो यह जीव अ्जीव सयोग, भयो बहुरूप हुवो नहि दोई । 
चेतनता न गई कबहू तिहि, काररा ब्रह्म कहावत सोई ॥।१२॥। 
ज्यों नट एक धर बहु भेष, कला प्रगटे जग कौतुक देखे । 
आप लखे अपनी करतूति, वहै नट भिन्न विलोकत पेखे ।। 
त्यो घट में नट चेतन राव, विभाव दशा धरि रूप विसेखे । 
खोलि सुदृष्टि लखे अपनो पद, दुद विचार दशा नहि लेखे ।।१४।॥। 


[सर्वेया इकतीसा ] 


प्रथम सुदष्टिसो शरीर रूप कीजे भिन्न, 
तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिये। 
अष्ट कर्म भाव की उपाधि सोई कीजे भिन्न, 
ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिये ॥। 


जीव का एकत्व ] [ १०७ 


तामे प्रभु चेतन विराजत प्रखंड रूप, 
वहे श्रूत ज्ञान के प्रमाण ठीक झानिये । 
वाही को विचार करि वाही में मगन हुजे, 
वाको पद साधिवेको ऐसी विधि ठानिये ॥५५।। 


ग्रलख अमूरति अरूपी प्रविनाशी शप्रज, 
निराधार निगम निरजन निरध है। 
नानारूप भेष घरे भेष को न लेश धरे, 
चेतन प्रदेश धरे चेतन्य का खध है।। 
मोह धरे मोहीसो बिराजे तामे तोहीसो, 
न मोहीसो न तोहीसो न रागी निरबध है । 
ऐसी चिदानद याहि घट में निकट तेरे, 
ताहि तू विचार मन और सब धघ है ॥।५४।॥। 


शुद्ध नय निहचे अकेला श्राप चिदानन्द, 
अपने ही गुण परजाय को गहत है। 
पूरण विज्ञान घन सो है व्यवहार माहि, 
नव तत्वरूपी पच द्रव्य मे रहत है।। 
पच द्रव्य नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे, 
सम्यक दरश यह और न गहत है। 
सम्यक दरश जोई आतम सरूप सोई, 
मेरे घट प्रगटा बनारसी कहत है ॥७॥। 


(२७) प० द्यानतरायजी द्यानतविलास में कहते है -- 
[स्वबेधा इकतोंसा ] 


चेतना सरूप जीव ज्ञान दृष्टि मैं सदीव, 
कुम्भ आन भान धीव त्यौं सरीर स्लौ जुदा। 
तीनलोकमाहि सार सास्वतो अ्रखण्डधार, 
मूरतीककौ निहार नीरकौ बुदेबुदा ॥। 


श्८८ ] 


[ सहजसुख-साधन 


सुद्धरप. बुद्धरूप  एकरूप झापभूप, 
झातमा यही श्रनूप पर्मजोतिकौ उदा। 
स्वच्छ आपने प्रमानि राग दोष मोह भानि, 
भव्यजीब ताहि जानि छाडि शोक झौ मुदा |८१।। 


चेतना सहित जीव तिहुकाल राजत है, 
ज्ञान दरसन भाव सदा जास लहिए। 
रूप रस गध फास पुदुंगल को विलास, 
म्रतीक रूपा विनासीक जड कहिये। 
याही अनुसार परदव कौ ममत्त डारि, 
अपनौ सुभाव धारि आपमाहि रहिए । 
करिए यही इलाज जाते होत आपकाज, 
राग दोप मोह भावकौ समाज दहिए ॥॥६३॥। 


[सिहावलोकन |] 


ज्ञानी जानी ज्ञान मे, न मैं वचन मन काय । 
कायम परमारथविप, विपे-रीति बिसराय ।। 
बिपे रीति विसराय, राय चेतना विचारे। 
चारे क्रोध विसार, सार समता विसतारे ॥। 
तारे औरनि आप, झापकी कौन कहानी । 
हानी ममता बुद्धि, बुद्धिअ्ननुभौते ग्यानी ॥॥६॥। 
सोह सोह होत नित, सास उसासमभार । 
ताकौ अरथ विचारिये, तीन लोक में सार ।। 
तीन लोक में सार, धार सिब खेत निवासी । 
अ्प्ट कर्म सौ रहित, सहित गुणा अप्टविलासी ॥। 
जैसौ तैसौं आप, थाप निहचे तजि सोह । 
अ्जपा-जाप सभार, सार सुख सोह सोह ॥॥७॥। 
दरव करम नौकरमते, भाव करमते भिन्न । 
विकलप नहीं सुबुद्धके, सुद चेतना चिन्न ॥ 


जीव का एकत्व ] [ १८६ 


सुद्ध चेतना चिन्न, भिन्न नही उदे भोग मैं । 
सुखदुख देह मिलाप, आप सुद्धोपयोग मैं ।। 
हीरा पानी माहि, नाहि पानी गुण हू कब | 
झाग लगे घर जले, जले नही एक नभदरब ।।८॥।। 
जो जाने सो जीव है, सो माने सो जीव । 

जो देखें सो जीव है, जीव जीव सदीव ।। 
जीवे जीव सदीव, पीव अनुभौरस प्रानी । 
आनन्द कद सुबन्द, चन्द पूरन सुखदानी ।॥। 
जो जो दीसे दब, सर्वे छिनभगुर सोसो। 
सुख कहि सके न कोई, होई जाकौ जाने जो ॥६॥। 
सब घट मैं परमात्मा, सूनी ठोर न कोई । 
बलिहारी वा घट्ट की, जा घट परगट होई ॥। 
जा घट परगट होई, धोई मिथ्यात महामल । 

पच महाव्रत धार, सार तप तप ग्यानबल ॥। 
केवल जोत उदोत, होत सव्वज्ञ दसा तब । 
देही देवल देव, सेव ठाने सुर नर सब ॥।|१०।। 
द्यानत चक्री जुगलिये, भवनपती पाताल । 
सुगंइन्द्र श्रहामिद्र सब, श्रधिक भ्रधिक सुख भाल ।। 
अधिक प्रधिक सुखभाल, काल तिहु' नत गुनाकर | 
एकसमे सुख सिद्ध, रिद्ध परमातम पद धर ।। 
सो निहचे तू श्राप, पापविन क्यो न पिछानत । 
दरस ग्यान थिर थाप झापमे ग्रापसु द्यानत ।।११ 


(२८) भेया भगवतीदास ब्रह्मविलास मे कहते है - 
[कविस ] 

ज्ञान मे है ध्यान में है वचन प्रमाण मे है, 

अपने सुथान में है ताहि पहचानिरे। 

उपज न उपजत मृूए न मरत जोई, 

उपजन मरन ब्योहार  ताहि. मानिरे॥ 


१६० ] 


[ सहजसुख-साधन 


रावसतो न रकसो है पानीसो न पकसो है, 
झति ही अटकसो है ताहि नीके जानिरे। 
अ्पनो प्रकाश करे श्रष्टकर्म॑ नाश करे, 
ऐसी जाकी रीति “भैया ताहि उर आनिरे ॥।१३॥। 


[सर्वया इकलोसा ] 

जैसो वीतराग देव कह्मो है स्वरूपसिद्ध, 

तेसो ही स्वरूप मेरो यामे फेर नाही है। 

अष्ट कर्म भाव की उपाधि मोमे कहू नाहि, 

अष्ट गुण मेरे सो तो सदा मोहि पाहि है ।। 

ज्ञायक स्वभाव मेरो तिहू काल मेरे पास, 

गुण जे अनन्त तेऊ सदा मोहिमाही है। 

ऐसो है स्वरूप मेरो तिहु काल सुद्ध रूप, 

ज्ञान दृष्टि देखते न दूजी परछाही है।॥६।॥। 

[सर्वेया तेईसा ] 

केवल रूप महा भ्रति सुन्दर, आपु चिदानद शुद्ध विराजे। 
भ्रन्तरदृष्टि खुले जब ही तब, आापुही में श्रपनो पद छाजे ।। 
सेवक साहिब कोउ नही जग, कोहेको खेद कर किह काजे । 
श्रन्य सहाय न कोउ तिहारे जु, भ्रन्त चल्यो अ्पनो पद साजे ॥।३६।। 
ए मन मूढ कहा तुम भूले हो, हस विसार लगे परछाया । 
यामे स्वरूप नही कछ तेरो जु, व्याधिकी पोट बनाई है काया ।। 
सम्यक रूप सदा ग्रा तेरो सु, और बनी सब ही भ्रम माया । 
देखत रूप भ्रनूप विराजत, सिद्ध समान जिनन्द बताया ॥॥४७॥। 
चेतन जीव निहारहु भ्रम तर, ए सब है परकी जड़ काया । 
इन्द्रकमान ज्यो मेघघटामहि, शोभत है पे रहै नहि छाया ।। 
रैन समै सुपनो जिमि देखतु, प्रात बहे सब भूंठ बताया । 
त्यो नदि नाव सयोग मिलयों तुम, चेतहु चित्तमे चेतनराया ।॥४८॥। 


जीव का एकत्व ] [१6६१ 


सिद्ध समान चिदानन्द जानिके, थापत है घटके उरके बीच । 
वाके गुण सब बाहि लगावत, झौर गुरणाहि सब जानत कीच ॥॥ 
ज्ञान अनत विचारत श्र तर, राखत है जियके उर सीच । 
ऐसे समकित शुद्ध करतु है, तिनते होवत मोक्ष नगीच ॥।६३॥। 


[सर्वया इकतीता | 
जब चिदानद निज रूप को सभार देखे, 
कौन हम कौन कर्म कहा को मिलाप है । 
रागढ्वेष भ्रम ने श्रनादि के श्रमाये हमे, 
ताते हम भूल परे लाग्यो पुण्य पाप है ।। 
रागद्वेष भ्रम ये सुभाव तो हमारे नाहि, 
हम तो अ्नत ज्ञान, भानसों प्रताप है। 
ज॑सो शिव खेत बसे त॑ंसो ब्रह्म यहा लसे, 
तिह काल शुद्ध रूप 'भैया' निज आप है ॥६॥ 


जीव तो अ्रकेलो है त्रिकाल तीनोलोकमध्य, 
ज्ञान पुज प्राण जाके चेतना सुभाव है। 
ग्रसख्यात परदेश पूरित प्रमान बन्यो, 
अपने सहज माहि आझाप ठहराव है ॥। 
रागद्ेष मोह तो सुभाव मे न याके कह, 
यह तो विभाव पर सगति मिलाव है। 
आ्रातम सुभाव सौ विभाव सौ श्रतीत सदा, 
चिदानद चेतवेकी ऐसे में उपाव है ॥॥१०॥। 


[छप्पय ] 
ऊरध मध झअध लोक, तासु में एक तिह पन। 
किसिहि न कोउ सहाय, याहि पुनि नाहि दुतिय जन ॥। 
जो पूरब कृत कर्म भाव, निज झ्ाप बध किये। 
सो दुख सुख द्वयरूप, झ्राय इहि थान उदय दिय ॥। 


१६२ ] [ सहजसुख-साधन 


तिहि मध्य न कोऊ रख सकति, यथा कर्म विलसंत तिम । 
सब जगत जीव जग में फिरत, ज्ञानवत भाषत इम ॥॥१३॥। 


[सर्बया इकतीसा |] 
आतम भ्रनोपम है दीसे राग द्वेष बिना, 


देखो भव्य जीव ! तुम झ्राप में निहारक । 

कर्म को न अश कोऊ भर को न वश कोऊ, 

जाकी सुद्धताई मैन और आप टारक ॥। 

जैसो शिव खेत बसे तेसो ब्रह्म इहा लसे, 

इहा उहा फेर नाहि देखिये विचारक । 

जेई गुण सिद्धमाहि तेई गुण ब्रह्ममाहि, 

सिद्ध ब्रह्म फेर नाहि निश्चय निरधारक ॥२॥। 

[छप्पय ] 

त्रिविधि कर्मते भिन्न, भिन्न पररूप परसते। 
विविधि जगत के चिन्ह, लखे निज ज्ञान दरसते ।। 
वसे आपथल माहि, सिद्ध सम सिद्ध विराजडि। 
प्रगटहि परम स्वरूप, ताहि उपमा सब छाजहि ।। 
इह विधि अनेक गुणनब्रह्ममहि, चेतनता निर्मल लसे । 
तस पद त्रिकाल बदत भविक, शुद्ध स्वभावहि नित बसे ।।६।॥ 
ज्ञान उदित गुण उदित, मुदित भई कर्म कषाये । 
प्रगटत पर्म स्वरूप, ताहि निज लेत लखाये ॥ 
देत परिग्रह त्याग, हेत निहचे निज मानत। 
जानत सिद्ध समान, ताहि उर गप्नन्तर ठानत ॥। 
सो भ्रविनाशी भ्रविचल दरब, स्व ज्ञेय ज्ञायक परम । 
निरमल विशुद्ध शाश्वत सुथिर, चिदानद चेतन धरम ।॥।८।। 


[सर्वेजा इकतोीसा ] 
वर्ण मे नज्ञान नहिं ज्ञान रस पचन मे, 


फर्स मे न ज्ञान नही ज्ञान कहू गन्ध में । 
रूप मे न ज्ञान नहीं ज्ञान कह ग्रन्थन मे, 
शब्द मे न ज्ञान नही ज्ञान कर्म बन्ध में ।। 


जीव का एकत्थ ] [ १६३ 


इनते श्रतीत कोऊ ग्रातम स्वभाव लसै, 

तहां बसे ज्ञान शुद्ध चेतना के खनन्‍्ध में । 

ऐसो बीतराग देव कह्मो है प्रकाशमेव, 

ज्ञानवत पावे ताहि मूढ पा ध्वध में ॥१०।। 

जहा तोहि चलबो है साथ तू तहा को दूंढि, 

इहा कहा लोगन सो रह्यों तू लुभायरे । 

सग॒ तेरे कौन चले देख त्‌ बिचार हिये, 

पुत्र के कलत्र धन धान्य यह काबरे ।। 

जाके काज पाप कर भरत है पिड निज, 

ह्वं है को सहाय तेरे न जब जायरे । 

तहा तो भकेलो तू ही पाप पुण्य साथी दोय, 

तामे भलों होय सोई कीजे हसराय रे ॥६॥। 

आख देखे रूप जहा दोड तू ही लागे तहा, 

सुने जहा कान तहा तूही सुने बात है। 

जीभ रस स्वाद धरे ताको तू विचार करे, 

नाक सू घे बास तहा तूही बिरमात है ॥॥ 

फर्स की जु झाठ जाति तहा कहो कोन भाँति, 

जहाँ तहाँ तेरो नॉव प्रगट विख्यात्त है । 

याही देह देवल में केवलि स्वरूप देब, 

ताकी कर सेव मन कहाँ दौडे जात है ॥॥१७॥। 
[छप्पय ] 

जो जानहि सो जीव, जीव बिन और न जाने । 

जो मानहि सो जीव, जीच बिन भौर न माने ।। 

जो देखहि सो जीब, जीव बिन और न देखे । 

जो जीवहि सो जीव, जीवगुण यहै विसेखे ।। 

महिमा निधान प्नुभूत युत, गुण झनन्‍्त निर्मल लसै । 

सो जीब द्रव्य पेघत भवि, सिद्ध खेत सहजहि बसे ।॥।१४।॥ 





छुठा श्रध्याय 
सहज सुख साधन 


यह बताया जा चुका है कि ससार असार दुःखमय है, शरीर अ्रशुचि 
व भ्थिर है, इन्द्रियो के भोगो का सुख अतृप्तिकारी व तृष्णावर्दधक है तथा 
सहज सुख अपने ही प्रात्मा का स्वभाव है। श्रात्मा अपनी सत्ता को भिन्‍न 
रखता है । श्राप श्रकेला ही कर्म के सपोगवश दुःख सुख उठाता हुआ भव - 
भव मे जन्म - मरण करता हुआ भ्रमण करता है। यह अपनी करणी का 
झ्राप ही उत्तरदायित्व रखता है। कोई इसके दु ख को बटा नही सकता, हर 
नहीं सकता । आत्मा का स्वभाव बिलकुल शुद्ध ज्ञातादृष्टा आनन्दमयी तथा 
परम शात और निविकार है। सिद्ध भगवान के समान ही प्रत्येक आत्मा का 
स्वभाव है । श्रब यह बताना है कि सहज सुख जो अपने ही पास है, अपना 
गुण है वह अपने को कंसे मिले ? सहज सुख का स्वाद आना ही हमारी 
विषय सुख की तृष्णा के रोग को शमन करने का एकमात्र उपाय है । 


किसी वस्तु का स्वाद लेने के लिये यह आवश्यक है कि स्वाद को लेने 
वाला ज्ञानोपयोग उस वस्तु की ओर एकाग्र हो जावे और उस समय दूसरी 
चिन्ता्रो से रहित हो जावे । उस वस्तु की ओर ज्ञान की थिरता ही उस वस्तु 
का स्वाद अनुभव कराने मे कारण है। जेंसे मिष्ट जल सरोवर मे है ऐसा 
जानते हुये भी मिष्ट जल का स्वाद तब ही आवेगा जब जल को लेकर जिद्दा 
इन्द्रिय के द्वारा स्पशे कराया जायेगा और मति ज्ञानोपयोग थिर होकर उधर 
एकाग्र होगा । यदि किसी और काम को तरफ उपयोग प्राकुलित होगा तो 
जल को पीते हुये भी जल का स्वाद नही भासेगा । 


यदि हमारा ध्यान किसी और कार्य मे है श्लौर कोई खटमल काट रहा 
है तो हमको वेदना नहों होगी । जब उपयोग स्पर्श इन्द्रिय के द्वारा उस काटे 
हुये स्थल पर जाकर रकेगा तब ही उस वेदना का ज्ञान होगा । उदास चित्त 


सहज युख साधन ] [ १६५ 


होने पर बढ़िया वस्त्र व रत्नमय आभूषण पहनने पर भी सुख की बेदना नहीं 
होती, क्योकि उपयोग उनकी सुन्दरता की श्रोर उपयुक्त नहीं है। जब उपयोग 
उन बस्त्र ब श्राभूषणो की तरफ राग सहित लवलीन होगा तब उनके स्पर्श 
का स्वाद आयेगा । 

एक शोकाकुल मानव तीब् धन की हानि से पीडित है, उसकी प्रियतमा 
स्त्री उसको प्रेमपूवक आलिगन करतो है तो भी उस शोकातुर का उपयोग 
स्त्री के स्पर्श मे लवलीन न होने से उसको स्त्री के स्पर्श का स्वाद नही झ्रायेगा । 
कचहरी जाने की शीघ्रता में बहुत ही सुन्दर व रसीली रसोई भी खाई हुई 
अपने स्वाद के रस का भान नही कराती है क्योकि उपयोग रसोई के खाने में 
लवलीन नही है किन्तु व्यग्न है। एक बेरागी साधु के गले मे बहुत ही सुगधित 
पुष्पो की माला डाल दी जाती है, उस साधु का उपयोग रागसहित उस माला 
की सुगन्ध लेने मे उपयुक्त नही होता है इसलिये उस साधु को उस सुगन्धी का 
सुख विदित नहीं होता । 

एक बहुत सुन्दर स्त्री का चित्र किसी रोग की पीडा से पीडित मानव 
के आखो के सामने लाया जाता है, वह पीडा के अभ्रनुभव मे लीन है। उसके 
भीतर रागसहित उस चित्र के देखने का भाव नहीं होता है। अ्रतएब उस 
सुन्दर चित्र को देखने का स्वाद उस व्यग्रचित्त रोगी को नही भ्रायगा । एक पति- 
ब्रता स्त्री पति के वियोग से चिन्तातुर बंठी है, उसके सामने नाना प्रकार के 
सुरीले गान किये जाते है परन्तु उसका ज्ञानोपयोग रागसहित उसको नही 
सुनता है, उन पर उपयोग नही लगता है इसलिये गान सुनने का सुख उस 
दु खित अबला के अनुभव मे नही आता है । इससे सिद्ध है कि इन्द्रिय सुख व 
दुःख का भान तब ही होता है जब ज्ञानोपयोग की स्थिरता होती है । 


एक मजदूर नगे पर ज्येष्ठ की धूप मे भार लिये कोसो चला जाता है, 
उसको पग के जलने का दु ख नही होता क्योकि उसका उपयोग पैसा लाभ 
करने मे उलभा है, वह उस पग की पीडा सरागभाव से अ्रनुभव नही करता है । 
उसी जेठ मास की धूप मे यदि किसी धनिक को जो बिना जूता पहने व छतरी 


लगाए कभी नहीं चलता है, दस कदम भी नगे पैर चलने को बाधित किया 
जावे तो बह उपयोग उधर को ही लगाता हुआ नहुत दु ख प्रनुभव करेया । 


१६६ ] [ सहजसुख-साधन 


एक साधु आत्मध्यान में तल्‍लीन है, शरीर पर डॉस - मच्छर काटते है, साधु 
को किचित्‌ भी कष्ट नहीं होता है क्योंकि उपयोग उस तरफ नहीं झ्राया है । 
ध्यान हटते ही जैसे ही उपयोग उधर भ्राता है वह काटने की वेदना को अ्रनुभव 
करता है । 

इसी तरह जब सहजसुख आत्मा में है, झ्रात्मा का स्वभाव है तब उसके 
लाभ का यही साधन है कि हम अपना उपयोग सर्व शोर से खीचकर एक अपने 
झात्मा पर ही लगावे । आत्मा के स्वभाव के ज्ञान मे थिरता से जमे । जिस 
समय उपयोग सर्वे अपने आत्मा से भिन्न द्रव्य तथा भावों से हटकर अपने आत्मा 
के ही शुद्ध गुणों मे रमणा करेगा तब ही सहजसुख का स्वाद आएगा । 

इसलिये आवश्यक है कि सहजसुख जिसमे है उस आत्मा को भली 
प्रकार पहचाना जावे । यह विश्वास लाया जावे कि आत्मा है और उसका 
स्वभाव इस तरह का है और उसी विश्वासयुक्त आत्मा के ज्ञान मे उपयोग को 
स्थिर किया जावे । इसी को रत्नत्रय मार्ग कहते है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 
तथा सम्यकचारित्र की एकता को रत्नत्रय मार्ग कहते है । यही सहजसूख का 
साधन है । 

ग्रात्मा का स्वभाव शुद्ध, सिद्ध सभान, ज्ञानानद वीतरागमय है | यह 
दृढ शरद्धान सम्यग्दशेन है । इसी दृढ श्रद्धा सहित आत्मा के स्वभाव का ज्ञान 
सम्पग्ज्ञान है तथा इसी श्रद्धा सहित ज्ञान भे थिर होना सम्यकचारित्र है । ये 
तीनो भी ग्रात्मा से भिन्न नही है, भ्रात्मा ही है। जेसे श्री महावीर स्वामी का 
श्रद्धान व महावीर स्वामी का ज्ञान व महावीर स्वामी का ध्यान महा- 
वीर स्वामी से भिन्न नही है, तीनी का लक्ष्यबिदु एक महावीर स्वामी है ' 
सुवर्ण का श्रद्धान, सुवर्ण का ज्ञान व्‌ सुवर्णा का ध्यान सुवगों से भिन्न नहीं है 
सुवर्णा ही है । भ्तएव आत्मा ही स्वय श्रपने लिये आप ही सहजसुख का साधन 
है । भ्रर्थात्‌ आत्मा झा" दही अपने ध्यान से सहजसुख को पा लेता है । इसलिय 
आत्मा का ध्यान या आत्मा का अ्रनुभव ही सहज सख का साधन है। 

यह ज्ञानोपयोग पाच इन्द्रियो के विषयो मे या मन के विचारों में 
उलभा रहता है | इसी को इनसे हटाकर जब आत्मस्थ किया जाता है, तब € 
झात्मा का ध्यान हो जाता है | जेसे एक मानव किसी ऐसे घर मे बेठा है जिसके 


सहज सुख साधन ] [ १६७ 


छ दिशाओं मे छ खिडकियाँ है। वह इन खिडकियो के द्वारा सदा ही बाहर 
देखा करता है । एक खिडकी को छोडकर दूसरी मे, उसको छोडकर तीसरी मे, 
उसको छोडकर चौथी मे, फिर किसी मे, फिर किसौ मे, इस तरह इन खिड- 
कियो के द्वारा बाहर ही देखा करता है, कभी भी खिडकियो से देखना बन्द 
करके अपने घर को नही देखता है । यदि वह खिडकियों से देखना बन्द करदे, 
भीतर देखे तो उसे अपने घर का दर्शन हो जावे। पाँच इन्द्रिया और मन ये 
छह खिडकिया है, इनसे हम बाहर देखा करते है ) रात दिन इन ही के विषयों 
में उपयोग को रमाते है । इसीसे हमे अपने झ्रात्मा का दर्शन नही होता है 
यदि एक क्षराभर के लिये भी इनसे उपयोग हटाले और भीतर देखे तो हमे 
अपने श्रात्मा का दर्शन हो सकता है । 

जिसका हमको ध्यान करना है वह श्राप ही है, कोई दूसरी वस्तु नही 
है । उपयोग जब गआ्रात्मा के सिवाय जो जो अन्य पदार्थ हैं, भाव है या पर्याय 
है उनसे हटेगा तब ही आत्मा का अनुभव हो जायेगा । सच्चा ज्ञान व सच्चा 
वेराग्य ही आत्मध्यान का साधक है । 


सच्चा ज्ञान तो यह है कि यह आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, विभाव से 
ग्शुद्ध है । सच्चा वेराग्य यह है कि मेरे आत्मा का हितकारी आ्रात्मा के सिवाय 
कोई और पदार्थ नही है । आत्मा ही मे आत्मा की अ्रटूट अमिट ध्रव सम्पत्ति 
है । इसे किसी और वस्तु से राग करने की जरूरत नही है हमे अपने भ्रात्मा का 
जान दो श्रपेक्षाओं से करना चाहिये - एक निश्चयनय, दूसरा व्यवहारनय 
जिस दृष्टि से पदार्थ का मूल शुद्ध स्वभाव देखने में आता है। उस दृष्टि, 
अपेक्षा, नय को निश्चय नय कहते है । जिस द॒प्टि से पदार्थ का भेद रूप स्वरूप 
व अशुद्ध स्वभाव देखने मे श्राता है उस दृष्टि, अपेक्षा, नय को व्यवहारनय 
कहत है । वस्तु को शुद्ध अशुद्ध जानने का उपाय यही है, श्रत इसको निशचय- 
नय तथा व्यवहारनय दोनो से जाना जावे । 

हमारे सामने एक मेला कपडा है। जब तक इसको निश्चयनय तथा 
व्यवहारनय दोनो से न जाना जायेगा तब तक इसको साफ करने का उपाय नही 
बन सकेगा । निश्चय नय से कपड़ा स्वभाव से सफेद रुई का बना हुआ है इस- 
लिये सफंद स्वच्छ है । श्रर्थात्‌ निश्वयनय से देखते हुए वही मेला कपड़ा सफंद 


श्ष्ष ] [ सहजसुख-साधन 


स्वच्छ दिखता है क्योकि कपडा तो उतना ही है, मेल तो ऊपर से चढा हुआा 
घूृआ है, या चढी हुई रज है, या चढा हुआ पसीना है, कपडे का स्वभाव अलग 
है, मेल का स्वभाव अलग है, मेल है सो कपडा नही, कपडा है सो मल नही, 
इसलिये प्रसल मे मूल स्वभाव मे कपड़ा सफेद स्वच्छ है ऐसा ही कपडे को 
देखना निश्चयनय का काम है । व्यवह्ारनय से कपडा मेला है क्योकि म॑ल ने 
स्वच्छता को ढक दिया है । कपडा मेला दिखता है । मेल के सयोग से मली- 
नता कपडे मे हो रही है | कपडे की वतंमान अवस्था विभावरूप है, अशुद्ध है, 
दोनो ही दृष्टियो से दो भिन्न बातो को देखना ठीक है, निश्चयनय से कपड़ा 
स्वच्छ है, यह स्वभाव की दृष्टि भी ठीक है । व्यवहारनय से कपडा मलीन है, 
यह विभाव की दृष्टि भी ठीक है यदि कोई एक ही दृष्टि को माने दूररी दृष्टि 
को सर्वथा न माने तो ज्ञान उस मैले कपडे का ठीक न होगा । और कभी भी 
कंपडा साफ नहीं किया जा सकेगा । 

यदि कोई निश्चयनय का पक्ष पकडकर यह हो माने कि कपडा स्वच्छ 
ही है, उजला ही है, यह मैला है ही नही तो माननेवाला कभी कपड को साफ 
करने का उद्यम न करेगा । इसी तरह यदि कोई व्यवहारनय का पक्ष पकड़कर 
यह ही माने कि यह कपडा मेला ही है, मेला ही रहना इसका स्वभाव है, तो 
ऐसा मानने वाला भी कभी कपड को स्वच्छ न करेगा । दोनो मे से एक दृष्टि 
से देखने वाला कभी भी कपड को साफ नहीं कर सकता । जो कोई दोनो 
दृष्टियो से कपडे को देखेंगा कि यह कपडा स्वभाव से तो स्वच्छ है परन्तु वर्त- 
मान में इसकी स्वच्छता को मेल ने ढक दिया है, मेल कपडा नही, कपडा मेल 
नही, दोनो अलग २ स्वभाव वाले है तब अवश्य मल को किसी मसप्ले से धोया 
जा सकता है, ऐसा यथार्थ ज्ञान एक बुद्धिमान को होगा और वह कपडे को 
अवश्य स्वच्छ कर डालेगा । इसी तरह यह ग्रात्मा दोनो नयो से जानने योग्य 
है । निश्चयनय से यह बिल्कुल निराला, अकेला, सिद्ध समान शुद्ध है, ज्ञाता 
है, दृष्टा है, निविकार है, वीतराग है, भ्रमू तिक है, परमानन्दमय है, इसमे कोई 
मलीनता व श्रशुद्धता नही है । न इसके आठो कर्मो का बन्धन है न रागद्वेष 
क्रोधादि भावकर्म हैं, न शरीरादि नौकम है । इसके मन, वचन, कार्य नही है । 


यह एकाकी, स्वतत्र, परम शुद्ध स्फटिकमरि के समान है। यही इस आत्म 
द्रव्य का निज स्वभाव है, मूल स्वभाव है, निजतत्व है । 


अलटर> 9-8 नर ननननज+क-++ पोडलम-मलब्मानमम के नननिनाम 


सहज सुख साधन ] [१६६ 


व्यवहारनय से यह ग्रात्मा कर्म बध सहित है, पाप-पुण्य को रखता है, 
सुख दु ख को भोगता है । क्रोधादि भावों मे परिणमता है, इन्द्रियो व मन से 
बहुत थोडा जानता है । यह बहुत सी बातो का भ्ज्ञानी है। वर्तेमान में पुदूगल 
के सयोग से जो इसकी प्रशुद्ध सासारिक अवस्था हो रही है इस बात का ज्ञान 
व्यवहार नय या पर्याय दृष्टि द्वारा देखने से होता है। दोनो ही बाते भ्रपनी २ 
श्रपेक्षा से सत्या्थ है । 


स्वभाव आत्मा का शुद्ध है, विभाव झशुद्ध है। यदि निश्चयनय का 
पक्ष ही ग्रहण करके सर्वथा ही आ्रात्मा को शुद्ध मानले तो कभी कश्रात्मा को 
शुद्ध करने का यत्न नहीं हो सकेगा और जो व्यवहारनय का पक्ष ही अहरण 
करके सर्वथा ही आत्मा को अशुद्ध ही मानले तो भी शुद्ध करने का यत्न नही 
हो सकेगा । यत्न तब ही हो सकेगा जब निश्चयनय से स्वभाव में शुद्ध होने पर 
भी व्यवहारनय से विभाव मे हो रहा है इसलिये अशुद्ध है | यह भ्रशुद्धता 
पुदू्गल के सयोग से है । इसलिये इस सयोग को हटाया जा सकता है, ऐसा 
भाव जब होगा तब ही आत्मा के शुद्ध करने का प्रयत्न हो सकेगा । यही 
आत्मा का सच्चा ज्ञान है | सच्चा वेराग्य है, आत्मा का स्वभाव में रहना ही 
आत्मा की सुन्दरता है । यदि यह स्वभाव में हो, इसे किसी बात के जानने 
देखने की चिन्ता न हो, कोई क्रोध, मान, माया, लोभ का क्लेश न हो, 
कोई तृष्णा न हो, कोई दु ख न हो, कोई विकार न हो, कोई जन्म-मरणा न 
हो, सदा ही अपने स्वाभाविक सहज सुख का अनुभव हो । कर्म का सयोग 
तथा शरीर का सम्बन्ध इसके गुणों का घातक है, इसकी सुन्दरता को बिगाडने 
वाला है, इसे आकुलित, खेदित, शोकित रखने बाला है । 


अग्रतएव मुझे किसी भी परमाण मात्र पुदगल से प्रयोजन नही है, न 
पुण्य से, न पाप से, न सासारिक क्षणिक सुख से, न दु ख से, न इन्द्र अ्रहमिद्र पद 
से, न चक्रवर्ती विद्याधर, नरेन्द्र पद से । कोई भी ससार की अवस्था मेरे लिये 
हितकारी नही है । ऐसा सच्चा वेराग्य हो तो ससार मात्र विरस दीखे । सर्व ही 
कर्म का सयोग त्यागने योग्य दीखे, सिवाय निज स्वभाव के और सबको भ्रकाये- 
कारी स्वभ,व विकारक जानकर सबसे मोह राषप्ट्रप छोड देना यही सच्चा 


२०० ॥ [ सहजसुख-साधत 


वैराग्य है। सच्चे ज्ञान व सच्चे वराग्य के साथ श्रात्म ध्यान करना ही रत्न- 
त्रय धर्म है या सहज सुख का साधन है। 

जैसे मलीन कपड़े को स्वच्छ करने के लिये कपडा स्वच्छ है, मैल के 
सयोग से मैला है | इस सच्चे ज्ञान को तथा कपड़े के स्वभाव को ढकने वाले 
मैल की कोई जरूरत नहीं है, यह कपडे के लिए शअहितकारी है, ऐसे सच्चे 
वेराग्य की जरूरत है, श्रौर साथ साथ इस सच्चे ज्ञान व वेराग्य को लिये हुए 
कपडे पर ध्यान लगाने की जरूरत है, तब कपडा स्वच्छ होगा वंसे ही ज्ञान 
बराग्य के साथ आत्मा के ध्यान से श्रात्मा शुद्ध होगा । 

यदि कोई कपडे को स्वच्छ करने की इच्छा रखता हुआझा कपडे पर 
मसाला रखके इधर उधर ध्यान रकखें, कपडे पर ध्यान न रक्‍्खे व एक चित्त 
हो कपडे पर बलपूर्वक रगड न लगावे तो कभी भी कपडे का मैल न कठेगा 
झभ्ौर वह कपडा कभी भी स्वच्छ न होगा । इसी तरह कोई सच्चे ज्ञान वेराग्य 
सहित होकर व्यवहार चारित्र का मसाला लेकर यदि आत्मा को शुद्ध करना 
चाहे, जप तप करे, सयम पाले परन्तु उपयोग को एकग्र न करे, भ्रात्मा में ध्यान 
न लगावे, आत्मानुभव न करे तो कदापि आत्मा शुद्ध न होगा । 

श्रात्मा के शुद्ध करने का व सहज सुख के पाने का एक मात्र उपाय 
प्रात्मध्यान है । जो उपाय सहज सुख पाने का है वही उपाय आत्मा के मैल 
काटने का है । आत्मा के कर्म मैल का सयोग रागद्वेष मोह भावो से होता है । 
तब कम मैल का कटना - दूर होना वीतराग भावों से होता है । जब आत्म - 
ध्यान किया जाता है, सच्चे ज्ञान व सच्चे वेराग्य के साथ शुद्ध आ्रात्मा के 
स्वभाव में एक तान (लीन) हुआ जाता है तब वीतरागता का अ्रश बढता 
जाता है । यही ध्यान की श्रग्नि है जो कर्म -ई धन को जलाती है । 

जिस ग्रात्मध्यान से सहज सुख का स्वाद झाता है उसी आात्मध्यान से 
ग्रात्मा का कमंमैल कटता है। तथा इसी आात्मध्यान से आत्मा का बल अ्रधिक 
अधिक प्रगट होता है । अन्तरायकर्म का मैल जितना जितना कटता है उतना 
उतना आत्मबल बढ़ता जाता है। आत्मध्यान के भीतर एक गुग और प्रगट 
हो जाता है, वह है धेये, धेयं इतना अधिक बढ जाता हैं कि भ्रवानक सकटो 
के व आपत्तियों के आने पर वह श्राकुलित नहीं होता है, कर्मों का उदय मानकर 


सहज सूख साधन ] [ २०१ 


सतोषी रहता है, तथा प्रात्मा को अविनाशी व श्रजर भ्रमर मानता हुआ वह 
सांसारिक श्रापत्तियों से झात्मा का कुछ भी बिगाडइ नहीं समभता है। बडे-बडे 
उपसर्ग आने पर भी वह मेरु पर्बत के समान भ्रचल रहता है । 


जैसे मिश्री का करा एक क्षण मात्र जिद्दा पर रहे तो भी वह उतनी 
इर ही मिष्ट स्वाद देता है, बेसे आत्मा का ध्यान यदि बहुत ही भ्रल्प समय 
तक रहे तो भी वह सहज सुख का स्वाद देता है। एक मिनट के साठ सेकण्ड 
होते है, एक सेकन्ड के भी सौ भाग करो । इस सौवे भाग भी यदि उपयोग 
ग्रात्मस्थ हो जावे तो भी सहज सुख अनुभव में आयेगा । अतएव आ्रात्मध्यान 
के अभ्यासी को समता भाव के साथ जितनी देर तक लगातार ध्यान लग सके, 
श्राकुलता न हो, उतनी देर ही आत्मध्यान करके सन्‍्तोष मानना चाहिये । 
ग्रधिक समय तक आ्रात्म स्थिरता करने की चिन्ता व घबराहट नहीं लानी 
चाहिये। बड़े बड़े शक्तिशाली व बडे बडे वीर वराग्यवान पुरुष भी आत्मा का 
ध्यान लगातार दो घडी के भीतर ही भीतर कर सकते है । दो घडी प्रडतालीस 
(४८) मिनट की होती है । 


एक बात और याद रखनी चाहिये कि श्रात्मध्यान पैदा करने की क्षमता 
श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप की भावना है। भावना बहुत देर तक की जा सकती 
है। भावना करते करते यकायक ध्यान पंदा होता हे जो कम या श्रधिक देर 
तक बिलकुल एकाग्र रहता है । ध्यान के समय मन, वचन, काय, तीनो के 
व्यापार बन्द हो जाते है, चिन्तवन नही होता है । श्रात्मा के स्वरूप मे उसी 
तरह रमणाभाव हो जाता है जैसे किसो सुन्दर रूप के देखने मे उपयोग एकाग्र 
हो जाता है। उस समय ध्याता को यह विचार भी नही होता है कि मै ध्यान 
करता हू या आत्मा को ध्याता हु । वह दशा एक ऐसी है जिसका वर्शन नहीं 
हो सकता है । उस दशा को अद्वत भाव कहते है । वहा एक ग्रात्मा का ही 
स्वाद विकल्‍प व विचार रहित होता है । इस स्वानुभवरूप आत्मध्यान को 
पंदा करने वाली आत्मा की भावना है । जैसे दध को बिलोते बिलोते मक्खन 
निकलता है वेसे झ्रात्मा की भावना करते - करते झात्मध्यान या झात्मसुख हो 
जाला है । 


२०२ ] [ सहजसुख-साधन 


सच्चे ज्ञान के लिए कहा जा चुका है कि हमे आत्मा को निश्चय नय 
तथा व्यवहार नय दोनो से जानना चाहिये । इन दोनो दृष्टियो मे से श्रात्मा 
की भावना करने के लिए निश्चय दृष्टि को ग्रहण कर लेना चाहिये, व्यवहार 
दृष्टि के विषय को धारणा मे रखना चाहिये, भावना के सामने न लाना चाहिये । 
जिस स्थान पर पहुँचना है उस स्थान पर ले जाने वाले मार्ग पर चलने से ही 
हम उस स्थान पर पहुच सकते है । हमे शुद्धात्मा का अनुभव प्राप्त करना है 
ग्रतएव शुद्धात्मा के स्वरूप की ही भावना करनी चाहिये । 

निश्चय नय ही आत्मा को शुद्ध बनाती है, दिखाती है। इसलिए मै 
शुद्ध हु, निविकार हुँ, ज्ञायक हूँ, परमानन्दमय हूं, परमात्मा रूप हु, यही 
भावना बार बार करना ही आत्मानुभव को जागृत करने वाली है। जब 
आरत्मानुभव हो जाता है तब भावना बन्द हो जाती है। तब अद्वेतभाव, निवि- 
कल्पभाव, स्वात्मरमगाभाव, एकाग्रभाव हो रहता है । जब तक स्वात्मानुभव 
रहता है, तब तक न निश्चय नय का पक्ष या विचार है, न व्यवहार नय का 
पक्ष या विचार है । आत्मानुभव नयो से बाहर, विकल्पों से बाहर, अनिवंचनीय 
अचिन्तनीय एक परमानन्दमयी ग्रमृत का समुद्र है। इसी समुद्र मे स्नान करते 
हुए डुबकी लगाना ग्रात्मध्यान है । 

आत्मानुभव या ग्रात्मध्यान ही निश्चय रत्नत्रय है या निश्चय मोक्ष- 
मार्ग है । इसके बाहरी साधनों में व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार मोक्षमार्ग 
उपयोगी है जिसका वर्णन आगे किया जायेगा । यहा पर आत्मध्यान करने के 
कुछ जरूरी निमित्त कारणों को बता देना उचित होगा । ध्यान करने वाले मे 
दुढ व पक्का श्रद्धान आत्मा का निश्चय नय तथा व्यवहार नय से होना चाहिये 
तथा उसके मन में सच्चा ज्ञान व सच्चा वेराग्य होना चाहिये, ऐसा ध्याता 
आत्मरसिक होता है, आनन्दामृत पीने का प्रेमी होता है । जैसे कोई के घर मे 
बडा ही मिष्ठ रस हो वह पुन पुन उसे पीकर स्वाद को लेकर सुख भोगता है 
वेसे ही श्रात्मरसिक बार बार जितना ही अधिक हो सके आत्मध्यान करके 
आत्मा के आनन्दामृत का स्वाद लेता है । 

इस घोर आपत्तिमय ससार के भीतर रहता हुआ वह एक आत्मानद 
का टी प्रमी हो जाता है । अतएव जिन निमित्तों से ध्यान हो सकता है उन 


धहज सुख साधन ] | २०३ 


निमित्तों को अ्रवश्य मिलाता है। ध्यान करने वाले को समय, स्थान, मनशणुद्धि, 
बचनशुद्धि, कायशुद्धि, आसन बंठने का व आसन लगाने का योग्य उपाय करना 
धाहिये तथा उस विधि का सेवन करना चाहिये जिससे ध्यान हो सके । 


ध्यान 


काल :- ध्यान करने का समय प्रात काल सूर्यदिय के पहले से लकर 
सूर्योदय के पश्चात्‌ तक छ घडी, चार घडी या दो घडी है | यह उत्तम, मध्यम, 
जघधन्य है । अभ्यास करने वाला जितना भी समय दे सके उतना ही ठीक है । 
यदि दो घडी करना हो तो एक घडी सूर्योदय के पहले से लेकर एक घड़ी पीछे 
तक करे इसी तरह मध्यम ब उत्तम में करे । दोपहर को व साभ को भी, इसी 
तरह तीन काल है । मध्यम रात्रि को भी ध्यान इसी तरह किया जा सकता 
है । इसके सिवाय जिस समय मन लगे उसी समय ध्यान किया जा सकता है । 
सब से श्रंष्ठ समय प्रात काल का है। तब समय बिलकुल शात रहता है, 
वातावरण शीतल व सुहावना होता है। 

स्थान : - ध्यान के लिए स्थान पवित्र, शात व क्षोभ रहित होना 
चाहिये, जहाँ पर स्त्रियों का व बच्चो का शब्द न आवे, पुरुषो की बाते भी न 
सुनाई दे । हवा अनुकूल हो, न बहुत शीत हो न बहुत उप्ण हो । जितना 
एकात होगा उतना ध्यान अधिक अच्छा हो सकेगा। पर्बत का शिखर, पर्वत 
की गुफा, वन, उपवन, नदी व समुद्र तट, नगर बाहर उद्यान या नशियाँ, श्री 
जिन मन्दिर का एकात स्थान, धर्मशाला का या उष्पश्नय का एकात स्थान, व 
अपने घर का ही एकात स्थान जहाँ निराकुलता रहे ऐसा स्थान ध्यान के लिये 
खोज लेना चाडिये । 

मन को शुद्धि :- जितनी देर ध्यान करना हो उतनी देर और सर्व 
कामो से निश्चित हो जावे । यदि कोई काम दूसरो की देखभाल, रक्षा या 
प्रबन्ध का हो तो दूसरे के सुपुर्द करदे, अपने ऊपर कोई चिन्ता न रहे । निश्चित 
हुए बिना ध्यान मे मन न लगेगा । जहा भय का कारण हो वहा न बंठे अथवा 
भय का कारण सभावित हो तो किसी भी श्रन्य मानव को अपने साथ में रखे 
जिससे वह रक्षा रखे । ध्याता के मन मे आकुलता न होनी चाहिये । मन से 


२०४ | [ सहजसुख-साधन 


शोक, व्पाद आदि दूर कर उतनी देर के लिये मन का ममत्व सबसे छोडकर 
ध्यान करने बेठे । 

बचन शांद्धि .- ध्यान मे जितनी देर लगानी हो उतनी देर मौन रहे व 
ध्यान के सहकारी मत्रों को पढ़े या पाठ पढ़ परन्तु और किसी से बातचीत 
न करें । 

काय शद्धि :- शरीर मे बहुत भूख न हो, बहुत भरा न हो, दर्द न हो, 
मलमृत्र की बाधा न हो । शरीर भीतर से स्वस्थ हो, बाहर से भी पवित्र हो । 
शरीर पर जितना कम बस्त्र हो उतना ठीक है। वस्त्र रहित भी ध्यान किया 
जा सकता है । जिस तरह डॉस मच्छरादि की बाधा को होते हुए थिरता रहे 
वैसे उपाय करना चाहिये । सरदी को बाधा नहीं सह सके तो अधिक वस्त्र 
ग्रोढ ले । शरीर भीतर व बाहर से निराकुल हो । शरीर के कारण से कोई 
बाधा मन मे न आवे ऐसा शरीर को रवखे । 


श्रासन बेठने का - ध्यान के लिये कोई घास का आसन या चटाई 
या पाटा या शिला नियत करले । यदि कुछ न मिल सके तो पवित्र भूमि पर 
भी ध्यान किया जा सकता है । 


श्रासन लगाना -ध्यान करते हुए पद्मासन, श्रर्ध पद्मासन या कायोन्‍्सर्ग 
ये तीन आसन सुगम है तथा बडे उपयोगी है। आसन लगाने से शरीर थिर 
रहता है । शरीर की थिरता से श्वासोच्छवास सम तरह से चलता है व मन 
निश्चल रह सकता है | दोनो पर जाघों पर रक्‍खे, दोनो हथेली एक को दसरे 
पर रक्‍खे, सीधा मस्तक सीधी छाती करके इस तरह बैठ कि दष्टि नाक प्र 
मालूम होती हो । यह पद्मासन है । एक जाघ के नीचे एक पग ऊपर रख के 
पद्मासन की तरह बेठने को अर्थ पद्मासन कहते है। सीधे खडे हो दोनो पग 
झ्रागे की तरफ चार अगुल की दरी पर रखकर दोनों हाथ लटकाकर ध्यान मय 
रहना कायोत्स्ग है। जिस आसन से ध्यान जमे उसी आसन से बैठा जा 
सकता है । ध्यान के वीरासन, मयरासन आदि बहत से आसन है । 

ध्यान को विधि -बहुत सीधी विधि यह है कि अपने शरीर के भीतर 
व्याप्त आ मा को शुद्ध जल की तरह निर्मल भरा हआ विचार करे और मन 


सहज सुख साधन ] [ २०४ 


को उसी जल समान झात्मा मे डबाये रकखे, जब ह़ठे तब अ्र्ह, सोह, सिद्ध, 
ग्ररहत, सिद्ध , ३७ आदि मत्र पढने लगे फिर उसी मे डबोए । इस तरह बार २ 
करे । कभी कभी आआरात्मा का स्वभाव विचार ले कि यह आत्मा परम शुद्ध 
ज्ञानानन्दमयी है । 

(२) दूसरो विधि यह है कि अपने आत्मा को शरोर प्रमाण श्राकार- 
धारी स्फटिक मणि! की मूर्ति समान विचार करके उसी के दर्शन मे लय हो 
जावे । जब मन हटे तब मत्र पढ़ता रहे, कभी - कभी आत्मा का स्वभाव 
विचारता रहे । 


(३) तीसरी विधि यह है कि पिडस्थ ध्यान करे । इसकी पाच धार- 
रणाओं का क्रमश अभ्यास करके आत्मा के ध्यान पर पहुच जावे । पात्र 
धारणाओ का स्वरूप यह है - 


(क) पाथियो धारणा - इस मध्य लोक को सफेद निर्मल क्षीर समुद्र - 
मय चितवन करे । उसके मध्य मे ताए हुए सुवर्ग के रग का एक हजार पत्रों 
का कमल एक लाख योजन का नचौडा जम्बूद्वीप के समान विचारे, इस 
मध्य मे करणिका को सुमेरु पर्वत के समान पीत वर्ग का सोचे । इस पव॑त के 
ऊपर सफंद रग का ऊचा सिहासन विचारे । फिर ध्यान करे कि मैं इस सिहा- 
सन पर पद्मासन बेठा हु । प्रयोजन यह है कि मै सर्व कर्म मल को जलाकर 
आत्मा को शुद्ध करू । इतना चिन्तवन पार्थिवी धारणा है । 


(ख) आाग्नेदी घारणए - उसी सिहासन पर बंठा हुआा यह सोचे €.. 
मेरे नाभिमण्डल के भीतर एक सोलह पत्रो का निर्मल सफेद खिला हुआ कमल 
ऊपर की ओर मुख किये हुए है । उसके सोलह पत्रों पर सोलह अक्षर पीत रग 
के लिखे विचारे । 


प्रशाइईउऊकऋ ऋलू ४ एऐशगोऔगपञ अ । उस कमल के 
नीचे करिका मे चमकता हुआ हू अक्षर विचारे फिर इस नाभिकमल के ऊपर 
हृदय में एक अधोमुख औधा झ्ाठ पत्रों का कमल विचारे जिसके पत्रो पर 
ज्ञानावरण आदि श्राठ कर्मो को स्थापित करे । फिर यह सोचे कि नाभि कमल 
के मध्य में जो हैँ मनन्‍्ध है उसकी रेफ से धुआ निकला, फिर भ्रग्नि का फुलिगा 


२०६१॥ [ सहजसुख-साधन 


उठा, फिर लौ उठी और वह बढकर हृदय के कमल को जलाने लगी । वही 
अग्नि की शिखा मस्तक पर आ गई और चारो तरफ शरीर के उसकी रेखा 
फैलकर त्रिकोण मे बन गई । तीन रेखाझ्रो को र र अग्नि मय श्रक्षरों से व्याप्त 
देखे तथा तीनो कोनों के बाहर हर एक मे एक एक साथिया अग्निमय विचारे 
भीतर तीनो कोनो पर ३४ र अग्निमय विचारे तब यह ध्याता रहे कि बाहर 
का अग्नि मइल धूम रहित शरीर को जला रहा है व भीतर की अ्रग्ति शिखा 
श्राठ कर्मों को जला रही है। जलाते जलाते सर्व राख हो गई इतना ध्यान 
करना सी आग्नेयी धारणा है । 

(ग) मारुती धारणा :- वही ध्याता वही बेठा हुआ स्रोचे कि तीर 
पवन चल रही है, जो मेघो को उडा रही है, समुद्र को क्षोभित कर रही है, 
द्शो दिशाश्रों मे फैल रही है, यही पवन मेरे आत्मा के ऊपर पडी हुई शरीर 
व कर्म के रज को उडा रही है | ऐसा ध्यान करना पवन धारणा है। 


(घ) बारुणी धारणा - वहीं ध्याता सोचे कि बडी काली काली मेघो 
की घटाए आ गई । उनसे मोती के समान जल गिरने लगा तथा भ्र्धचद्राकार 
जल का मडल आझ्राकाश मे बन गया, उससे अपने आत्मा पर जल पडता हुश्रा 
विचारे कि यह जल बची हुई रज को धो रहा है । ऐसा सोचना जल 
धारणा है | 

(३) तत्वरूपबतोी घारणा - फिर वही ध्यानी सोचे कि मेरा आत्मा 
सर्वे कर्मों से रहित वे शरीर रहित पुरुणकार सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है । 
ऐसे शुद्ध आत्मा में तन्मय हो जावे । यह तत्वरूपवती धारणा है । 


(४) चौथी विधि यह है कि पदो के द्वारा पदस्थ ध्यान किया जावे । 
उसके अनेक उपाय है । कुछ यहाँ दियेजाते है कि हू मत्रराज को चमकता 
हुआ तासाग्र पर या भौहों के मध्य पर त़्थापित करके चित्त को रोके । कभी 
मन हटे तो मत्र कहे व अरहत सिद्ध का स्वरूप विचारा जावे । 


(ख) ३४ प्रणव मत्र को हृदयकमल के मैध्य मे चमकता हुआ विचारे। 
चारो तरफ १६ सोलह स्वर व कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्गं, वय रल व 
शगणगसद़ इन सब व्यजनों से वेप्ठित बिचारे । कशिका में १६ रवर विचार 


सहज सुख साधन ] [ २०७ 


ले व श्राठ पत्तो पर शेष अक्षरों को बाट ले और घ्यान करे । कभी कभी ३& 
का उच्चारण करे कभी पाँच परमेष्ठी के गुण विचारे । 

(ग) नाभि स्थान मे या हृदय स्थान में सफेद रग का चमकता हुआ 
ग्राठ पत्रों का कमल विचारे । मध्य करिका मे सात झअ्रक्षर का “णशमो झरह- 
ताग” लिखा विचारे - चार दिशाओ्रो के चार पत्रो पर क्रम से “रामोसिद्धाण, 
णमोआाइरियाण, णमोउवज्कायाण, णमोलोए सव्वसाहुण इन चार भत्र पदों 
को लिखे, चार विदिशाओ के चार पत्रो पर “सम्यग्दर्शनाय नम सम्यग्शानाय 
नम , सम्यकचारित्राय नमः, सम्यक्‌ तपसे नम ” इन चार मत्रो को स्थापित 
करे, फिर क्रम से एक एक पद पर मन को रोक कर कभी - कभी पद बोलकर 
कभी अरहत आदि का स्वरूप विचार कर ध्यान करे । 


(घ) मुख मे सफेद रग का एक कमल झ्राठ पत्रो का सोचे । उन आठो 
पत्रों पर क्रम से आठ शअ्रक्षरों को स्थापित करे, “३» गामो श्ररहतारण एक एक 
ग्रक्षर पर चित्त रोके । कभी मन्त्र पढे कभी स्वरूप विचारे । 

(ड ) इसी कमल के बीच में करश््िका से सोलह स्वरो को विचारे, 
उनके बीच मे ही मन्त्र को विराजित ध्याये । 

(५) रूपस्थ ध्यान की विधि यह है कि समवशरण मे विराजित 
तीर्थकर भगवान को ध्यानमय सिहासन पर शोभित बारह सभाओं से वेप्ठित 
इन्द्रादिको से पूजित ध्यावे । उनके ध्यानमय स्वरूए पर दृष्टि लगावे । 

(६) छठी विधि रूपातीत ध्यान की है- इसमे एकदम से सिद्ध 
भगवान को शरीर रहित पुरुषाकार शुद्ध स्वरूप विचार करके अपने आपको 
उनके स्वरूप मे लीन करे । 

ध्यान का स्वरूप श्री ज्ञानाखांव ग्रन्थ श्रध्याय ३७, ३८, ३६, ४० मे 
है वहा से विशेष जानना योग्य है । 

जब ध्यान करने मे मन न लगे व ध्यान के समय के सिवाय भी झात्म- 
मनन करना हो तो नीचे लिखे काम किये जा सकते है । इन कामो के करने 
में भी मध्य मध्य में कुछ कुछ देर वृत्ति मे आत्मा का विचार श्राता रहेगा, 
धर्मध्यान होता रहेगा । 


>०८ ] [ सहजसुल-साधन 


(१) आध्यात्मिक वेराग्यमय ग्रन्थो को ध्यान से पढे तथा सुने । 
(२) प्राध्यात्मिक भजनो को गावे, बाजे के साथ भी गा सकता है । 
(३) जिनेन्द्र की वराग्य स्तुति पढे, स्तोत्र पढे । 
(४) जिनेन्द्र की ध्यानमय प्रतिमा के सामने खडा हो ध्यान करे या 
उनके स्वरूप को देखता हुआ पूजा करे, भक्ति करे । जल, चदन, भक्षत, पुष्प, 
नेवेद्य, दीप, धूप, फल इन आठ प्रकार शुद्ध द्रव्यों को लेकर इनके द्वारा भक्ति 
करके आत्मा की भावना करे । इन आठ द्र॒व्यों की भावना क्रम से नीचे 
इस प्रकार है :- 
(१) शल - मैं जल चढाता हू, मेरा जन्म, जरा, मरणा, रोग नष्ट हो । 
(२) चदन - में चदन चढाता हूँ, मेरा भव आताप शात हो । 
(३) प्रक्षत - में अक्षत चढाता हूं, मुझ अ्रक्षय गुग्गो की प्राप्ति हो । 
(४) पुष्प :- में पुष्प चढाता हूँ, मेरा काम विकार शात हो । 
(५) नंबेद्य - में नेवेद्य (चरु) चढाता हु, मेरा क्ष॒धरा रोग शात हो । 
(६) दीपक - में दीपक चढाता हं, मेरा मोह अन्धकार नष्ट ढो । 
(७) धूप - में धूप चढाता हू, मेरे झ्राठ कर्म नष्ट हो । 
(5) फ्ल - में फल चढाता हूं, मुझे मोक्षफल प्राप्त हो । 
फिर श्री जिनेन्द्र की जयमाल स्तुति पढे । इस पूजा से भी आत्मध्यान 
जग जाता है । 


१ 
र्‌ 
रे 
४ 


जैसे मिठाई की चर्चा करने से, मिठाई को देखने से, मिठाई के स्मरण 
करने से सराग भाव के कारण भिठाई के स्वाद लेने के समान स्वाद सा भरा 
जाता है| वेसे आत्मा की चर्चा करने से, आत्म ध्यान को देखने से, आत्मा के 
स्मरगा करने से स्रहज सुख का स्वाद आ जाता है । सहज सुख के अभिलाषी 
को वे सब प्रयत्न कतंव्य है, बह सब सगति कतंव्य है जिससे आत्मा के मनन 
व ध्यान मे उपयोग रम सके व आत्मा के सिवाय सम्पूर्ण जगत के प्रपचजाल 
से उपयोग विरक्त हो सके । 

वास्तव मे अद्वेत श्रात्मानुभव ही मुख्यता से सहज सुख का साधन है । 
इस अनुभव की प्राप्ति के लिये जो जो यत्न किया जावे वह भी परम्परा से 
सहज सुख का साधन है । जीवन को सफल करने के लिये कटकमय ससार के 


सहज सुख साधन ] [ २०६ 


भीतर गुलाब के फूल के समान चमकता हुआ जीवन बिताने के लिये सहज सुख 
का साधन ग्रवश्य कर्तव्य है । रत्नत्रय मार्ग ही सहज सुख का साधन है । भ्रब 
देखिये, जैनाचार्य इस सम्बन्ध मे क्‍या क्‍या अ्रमृतवाणी की वर्षा करते है । 


(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते है :- 
जोवो चरित्ततरसणणाणट्ठिद त॑ हि ससमयं जाणे | 
पुग्गल कम्मुववेसद्ठिदय॑ं से त॑ जाण परसमयं ॥२॥ 
भावार्थ :- जब यह जीव अपने ही प्रात्मा के शुद्ध स्वभाव के श्रद्धान 
ज्ञान व चारित्र की एकता रूप होता है प्रर्थात्‌ स्वानुभवरूप होता है, तब इसको 
स्वसमय अर्थात्‌ आत्मस्थ जानो और जब यह पुदगल कर्म के उदय से होने 
वाली रागादि या नर नारकादि पर्यायो मे लीन होता है, तब इसको पर समय 
या आत्मा से बाहर पर मे रत जानो । 
एयत्तणिछप गदो समझो, सब्वत्यथ सुन्दरोलोए। 
बधकहा एयसे, तेण विसंवादिणी होदि॥३॥ 
भावार्थ :-- इस लोक मे यह ग्रात्मा अपने एक शुद्ध स्वभाव मे तिष्ठा 
हुआ सत्र सुन्दर भासता है क्योकि वह अपने स्वभाव में है ऐसा सिद्ध समान 
शुद्र स्वभाव होते हुए भी इसके साथ कम का बध है, यह बात भी कहना 
आत्मा के स्वरूप की निन्‍दा है । 
णाणहि भावणा खलु, कादव्या दंसणे चरित्त य। 
ते पुणु तिण्णिवि श्रादा, तम्हा कुण भावण भ्ादे ॥११॥ 
भावार्थ - सम्यग्दर्शन मे, सम्यग्जञान में व सम्यकचारित्र मे भावना 
करनी चाहिये परन्तु ये तीनो ही रत्नत्रय आत्मा का ही स्वभाव है इसलिये एक 
आत्मा की ही भावना करा । 
दसणणाणच रित्ताणि, सेविव्व्वाणि साहुणा णिच्च । 
ताणि पुण जाण तिण्णिवि प्रप्पाणं चेब णिर्छयदो ॥१६॥ 
भावार्थ :- साधन करने वाले को सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान तथा सम्यक्‌- 
चारित्र की सदा सेवा करनी चाहिये, परन्तु निश्चय से ये तीनो ही आत्मा ही 
है, भ्रात्मा से भिन्न नही है । इसलिये झ्रात्मा की ही भाराधघना करनी चाहिये। 


२१० ] [ सहजसुख-साधन 


रसो बंधदि कम्म॑ मुचदि जीबो बिरागसंपण्णो । 
एसो जिणोबदेसो तहा कस्मेसु_ मारज्ज ॥१५७॥ 
भाजार्थ :- ससार में जो जीव रागी है, आसक्त है वह कर्मो को 
बाँधता है, परन्तु जो ससार से वैरागी है वह कर्मों से मुक्त होता है, यह जिनेन्द्र 
का उपदेश हैं। इसलिये पुण्य या पापकर्मों मे रजायमान मत हो, श्रासक्त 
मत हो । 
बदणियमाणि घरंता सीलाणि तहा तव च॒ कुव्यंता । 
परमद्ठवाहिरा जेण तेण ते होंति प्रन्‍्णाणी ॥१६५०॥। 
भावार्थ -ब्रत व नियमों को पा।लते हुए तथा शील श्लौर तप को करते 
हुए भी यदि कोई परमार्थ जो झात्मानुभव है उससे रहित है, केवल व्यवहार 
चारित्र मे लीन है, निश्चय चारित्र से शून्य है वह भज्ञानी मिथ्यादृष्टि है । 
भ्रष्पाणमप्पणोर भिदूण दोसु_पुण्णपावजोगेसु । 
वंसगणाणम्हिठिदों इच्छाविरदों म भअ्रण्णहि ॥१७७॥। 
जो सम्बसंगमुक्‍्को फायदि प्रप्पाणमप्पणों भ्रप्पा। 
जबि कम्म॑ जोकम्स॑ वेदा खितेदि एयत्त ॥१७८।॥। 
भाजार्थ :-- जो कोई आत्मा अपने प्रात्मा को श्रपने आत्मा के द्वारा 
पुण्य तथा पाप-रूप मन वचन काय के योगो से रोककर सर्व आत्मा के सिवाय 
पर पदार्थों मे इच्छा को दूर करता हुआ श्रात्मा के दर्शन और ज्ञान स्वभाव मे 
स्थिर होता है तथा सर्वे परिग्रह से मुक्त होकर सर्व ममता को छोडकर श्रपने 
झ्रात्मा के द्वारा भ्रपने आत्मा को ध्याता है, द्रव्य कम व शरीर को नही ध्याता 
है वह ज्ञानी एक शुद्ध आत्म स्वभाव का अनुभव करके उसी का आनन्द 


लेता है । 

णाणगुणेहि बिहीणा एवं तु पं बहूबि ण लहति। 

त॑ गिण्हू सुपदमे्द जबि इच्छसि कम्मपरिभोक्‍ख ॥२२१॥ 

भावार्थ :- बहुत भी जीव श्रात्मज्ञान तथा आ्रात्मानुभव से रहित होते 

हुए जिस निज स्वाभाविक पद को नही पा सकते हैं, तू उसी एक भ्रपने निज 
स्वभाव को ग्रहएा कर, यदि तू कर्मों से छूटना चाहता है । 

कह सो घिप्पदि अप्पा पण्णाएं सो बु धिष्पदे भ्रप्पा । 

बह पण्णाएं बिभतो तह पण्णा एवं घित्त्वो ॥३१८॥ 


32200: [२११ 


पष्णाएं घिसव्यों भो थेदां सो प्रहं हु निल्छयदो । 
प्रबसेशा में भावा ते मज्थपरिश शगावध्या ॥।३११६।॥ 
भावार्थ :-- शिष्य प्रश्न करता है कि - प्रात्मा को कैसे ग्रहण करके 

प्रनुभव किया जावे । प्राचार्य कहते हैं - प्रश्ा या भेद विज्ञान या विवेक भाव 
से ही श्राट्मा को भ्रहशा करना चाहिये । जैसे प्रज्ञा के द्वारा इस प्रात्मा को सर्वे 
रागादि भावकमं, ज्ञानावरणादि द्रब्यकर्म, शरीरादि नौकर्म तथा सर्व श्रन्य जीव 
व पुदगलादि द्रब्यो से भिन्न जाना गया है उसी प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिये । 
जैसे जिस बुद्धि से चावल व तुष को भ्रलग अलग जाना जाता है उसी बुद्धि से 
चावल को प्रयोजनभूत जान के ग्रहएणा किया जाता है, उसी तरह जिस विवेक 
से ग्रात्मा को पर से भिन्न जाना गया उसी विवेक से उसे ग्रहएणा करना चाहिये 
तथा जिसको प्रज्ञा से ग्रहण करना है बह ज्ञाता भ्रात्मा मैं ही तो निश्चय से 
हूं इससे मैं आप में स्थिर होता हू, भ्रौर अपने से भिन्न जो सर्वभाव है उन सब 
को पर है ऐसा जानता हूं व ऐसा ही जानना उचित है । 

णवि एस मोश्खसभ्गो पाखंडी गिहुमपाणि लिगाणि। 

बंसगणाणलचरिसताणि मोक्‍्खमग्गे जिणा विति ॥४३२४७ 

जहा जहित्त, लिगे सागारणगारि एहि वा गहिदे । 

इसणणाणजरिते पश्रप्पाणं जु जमोक्खप है ।।४ ३२९ 

मुक्खपहे भ्रप्पाणं ठवेहि वेदयहि भायहि त॑ सेब । 

तत्येव थिहर णिरुल सा घिहरसु स्रण्णदण्देसु ।।४२४॥ 

भावार्थ :- निश्चय से साधु के व श्राबकों के बाहरी भेष मोक्षमार्ग 

नही है, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्‌ चारित्र को जिनेन्द्रों ने मोक्षमार्ग कहा 
है । इसलिये गृहस्थ व साधु के ग्रहण किये हुए भेषो मे ममता छोड करके 
अ्रपने प्रा्मा को सम्यग्दशेनशानचारिभ की एकतारूप मोक्षमार्ग में स्थापन कर, 
इसी स्थानुभव रूप मोक्षमागं में भ्रपने को रख, इसी का मनन कर ब इसी का 
ध्यान कर व इसी में रमण कर । भपने पश्ात्मा को छोडकर दूसरे द्रव्य के 
चितवन में मत जा । 


(२) श्री कुन्दकुन्दाचाये पंचास्तिकाय मे कहते हैं - 


११२ | [ सहजसुख-साघन 


सस्मसगाणजुसत जारित्त रागदोसपरिहीण । 
मोक्खसस्स हवदि सरगो भव्याणं लड़बुद्धीण १०६ 
भावार्थ :- प्रात्मज्ञानी भव्य जीवो के लिये रागद्वेष से रहित सम्यग्दशंन 
व ज्ञान से युक्त चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है । 


जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मों । 
तस्स  सुहासुहड्हणो भराणमशो जायए भ्रगणी ॥१४६॥। 
भावार्थ :- जिसके भावों मे राग, द्वेष, मोह नहीं है, न मन, वचन, 
कायो की क्रिया है, उसी के भाव में शुभ तथा अशुभ भावों को दग्ध करने 
वाली स्वात्मानुभव रूपी ध्यानमयी भ्ग्नि पैदा हो जाती है । 


दंसणणाणसभग्ग काण णो पउ्रष्णदव्वसंजुत्त । 
जायदि णिज्जरहेव्‌ सभावसहिदस्स साधुस्स ॥१५२।॥। 
भावार्थ :-- जो साधु अपने आत्मा के स्वभाव को जानता है। उसके 
लिये सम्यग्दर्शन व सम्यग्जान सहित आत्मरमणता रूप ध्यान जिसमे आत्मा 
के सिवाय॑ अन्य द्रव्य का सयोग नही है, उत्पन्न होता है । इसी ध्यान से कर्मों 
का क्षय होता है । 
जो सब्यसंगमुकको णण्णसणों भ्रप्पण सहावेण। 
जाणदि पस्सदि णियद सो सगवरिय चरदि जीवो ॥१५४८।॥। 
भवायथ :-- जो कोई सर्व परिग्रह त्यागकर एकाग्रमन होकर अपने 
आत्मा को स्वभाव के द्वारा निरतर जानता देखता रहता है वही जीव स्वचा- 
रित्र मे या आत्मानुभव मे या आत्मा के ध्यान मे वर्त रहा है । 
णिचज्चयणयेण भणिदों तिहि तेहि समाहिदो हु जो श्रप्पा। 
ण कुणवि किलियि अण्णण मुयदि सो मोक्‍्खमर्गोसि ॥१६१॥ 
भावार्थ - निश्चयनय से यह कहा गया है कि जो आत्मा रत्नत्रय 
सहित होकर किसी भी भ्रन्य द्रव्य पर लक्ष्य नही देता है श्रौर न अपने स्वभाव 
को त्यागता है। श्राप श्राप मे मगन होता है वही मोक्षमार्ग है । 


जस्स हिदयेणमत्त'ः वा परदव्वम्हि विज्जदे रागो। 
सो ण विज्ञाणदि समय सगस्स सव्वागमधरोवि ॥१६७॥ 


सहज सुख साधन |] [ २१३ 


भावार्थ :- जिसके मन में परमाणु मात्र भी जरा सा भी राग पर द्रव्य 
में है वह सर्व ग्रागम को जानता हुआ भी अपने श्रात्मा को नही जानता है । 
ग्रात्मा तो सबसे भिन्न एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है, उसमे राग द्वेष के मोह का 
रच मात्र भी लेश नही है । 
तह्या णिव्वु दिकामों णिस्संगो णिम्ममो य हृविय पुणों । 
सिद्ध सु कुणदि भरत्ति णिव्याणं तेण पप्पोदि ॥१६६॥ 
भावार्थ :-- इसलिये सर्व इच्छाओं को छोडकर किसी भी पदार्थ में 
कही भी राग मत कर, इस तरह जो भव्य जीव वीतराग होता है, वी भव - 
सागर से पार हो जाता है । स्वात्मरमणरूप वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । 


(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार मे कहते हैं - 
सपज्जदि णिव्वाण, वेवासुरमणुयराय विह॒वेहि । 
जीवस्स॒ चरित्तादोी,. दंसणणाणप्पहाणादों ॥६॥। 
चारित्तं खलु धस्मो, धम्मोजो सो समोत्ति णिहिदृठो । 
मोहक्खोहविहीणो, परिणामों भ्रप्पषणों 'हि. समों ॥७॥॥ 
भावार्थ :-- सम्यर्दर्शन श्रौर सम्यग्ज्ञान सहित चारित्र से ही जीव को 
निर्वाण प्राप्त होता है और जब तक निर्वाण न हो वह इन्द्र चक्रवर्ती प्रादि 
की विभूति प्राप्त करता है । यह चारित्र ही धर्म है। धर्म एक समभाव कहा 
गया है । रागद्वेप-मोह से रहित जो भ्पने श्रात्मा का स्वभाव है वह ही समभाव 
है । यही मोक्षमार्ग है, यही स्वात्मानुभव है । 
जीवो बबगवर्भोहों, उबसड्ों तच्चसप्पणों सम्मं। 
जहूदि जदि रागदोसे, सो पश्रप्पाणं लह॒बि सुद्ध ॥८७॥। 
भावार्थ - मोह रहित जीव अपने प्ात्मा के स्वभाव को भली प्रकार 
जानकर जब रागद्वेष त्यागता है तब वह शुद्ध भात्मा को पा लेता है भर्थात्‌ 
शुद्ध आत्मा मे ही रमण करता है । 
जो मोहरागदोसे निहृणदि उबलद्ध जोकुमुबदेसं। 
सो सब्वदुक्खमोक्ख पावदि भ्रचिरेण कालेज ॥॥१४५॥। 
भावार्थ :- श्री जिनेन्द्र के उपदेश को समभकर जो रागद्वेष मोह त्याग 
देता है वही अभ्तिशीघ्र स्व दु खों से मुक्त हो जाता है । 


२१४ ] [ सहजसुख-साधन 


णाहूं होमि परेसि ण मे परे सन्ति णाभमहमेक्को । 
इंदि शो रायदि काणे सो भ्रप्पाण हुबदि झादा ॥१०३-२।॥। 
भावार्थ :- न मैं किन्हीं पर पदार्थों का हूँ न पर पदार्थ मेरे हैं। मैं 
एक अकेला ज्ञानमय हें । इस तरह जो ध्याता ध्यान मे ध्याता है बह्दी भ्रात्मा 
का ध्यानी है । 
एवं जाणप्पाणं दंसणभूद॑ भ्रदिदियमहत्यं । 
धुवमचलसणालंब॑ मण्णेहहूं प्रप्पं सुद्ध ॥१०४-२॥ 
भावार्थ :-- ध्याता ऐसा जानता है कि मैं इस तरह श्रपने श्रात्मा को 
ध्याता हें कि यह परभावों से रहित शुद्ध है, निश्चल एकरूप है, शानस्वरूप 
है, दर्शनमयी है, भ्रपने भ्रतीन्द्रिय स्वभाव से एक महान पदार्थ है, भ्रपने स्वरूप 
में निश्वल है तथा पर के आलम्बन से रहित स्वाधीन है | यही भावना आझात्मा- 
नुभव को जागृत करती है । 
जो लबिदमोहकलुसो विसयविरशों मणो णिर भिता। 
समबदिठिदों सहावे सो भ्रप्पाणं. हबदि धभादा ॥१०८-२॥ 
भावार्थ :-- जो मोह के मैल को नाशकर इन्द्रियो क॑ विषयो से विरक्त 
होकर तथा मन को रोककर श्रपने स्वभाव मे भली प्रकार स्थित हो नाता है 
बही श्रात्मध्यानी है । 
परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादियेशु अस्स पुणों। 
विज्जदि जदि सो सिद्ध ण लहुदि सब्बागमधरोवि ॥४९-३।। 
भावार्थ :- जिसकी मूर्छा देह आदि पर पदार्थों मे परमाणु मात्र भी है 
बह सर्व शास्त्र को जानता हुआ भी सिद्धि को नही पा सकता है । 
सम्म॑विदिवपदत्या चला उर्वाह बहित्यमस्भत्यं। 


विसएसु णावसत्ता जे ते सुदधलि णिहिट्ठा ॥६५-३॥। 
घुढस्स ये साभण्णं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाण॑ । 


सुदस्स य जिव्याणं सो च्चिय सिद्धों णमो तसस ॥€६-३॥ 

भावार्थ :- जो जीव यथार्थ रूप से जीवादि पदार्थों को जानते है तथा 
बाहरी व भीतरी परिग्रह को छोडकर पांचों इन्द्रियो के विषयों मे भ्रासक्त 
नही होते हैं, उन्ही को शुद्ध मोक्षमार्गी कहा गया है। जो परम बीतराग भाव 


सहज सुख साधन ] [२१५ 


को प्राप्त हुआ मोक्ष का साधक परमयोगीश्वर है उसी के सम्यग्दशेन - ज्ञान - 
चारित्र की एकतारूप साक्षात्‌ मोक्षमार्गलूप श्रमणा पद कहा गया है। उसी 
शुद्धोपयोगी के भ्रनत दर्शन व अ्रनत ज्ञान प्रगट होता है, उसी को ही निर्वारा 
होता है, बही सिद्ध है, उनको बार बार नमस्कार हो । 


(४) श्री कुन्दकुल्दाचार्य चारित्रपाहुड में कहते हैं - 
एए तिष्जि वि भाषा हवंति जोबसस भोहरहियस्स । 
नियगुणमाराहुंतो ह्णिरेण वि कम्स परिहरहइ ॥१६॥ 
भावषार्थ - जो मोहरहित जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान, सम्यक्चारित्र- 
मयी गुणों को धारते हुए अपने झात्मिक शुद्ध गुणों की भराधना करता है 
चह शीघ्र ही कर्मों से छट जाता है । 
जारिससमारूढो प्रप्पासु परं ण ईहुए णाणो। 
पावइ प्रहरेण सुह क्रणोबर्म जाम णिल्छयदों (४३॥ 
भावार्थ :- जो प्रात्मज्ञानी स्वरूपाचरण चारित्र को धारता हुभ्ना भ्पने 
झात्मा मे परद्रब्य को नही चाहता है भर्थात्‌ केवल प्रात्मरमी हो जाता है, पर 
द्रव्य से रागद्वेष मोह नही करता है सो शीघ्र ही उपमा रहित सहज सुख को 
पाता है ऐसा निश्चय से जानो । 
(५) भी कुन्दकुन्दाचाय भाषपाहुड में कहते हैं - 
झप्पा प्रप्पस्मि रझो रायादिसु सपलदोसपरिचसो । 
संसारतरणहेवू. धम्मोत्ति जिणेहि णिहिह॒ठं ॥८५॥ 
भावार्थ :- जो प्रात्मा रागद्वेषादि सर्व दोषों को छोडकर भपने प्रात्मा 
के स्वभाव में लवलीन होता है वही ससार-सागर से तिरने का उपाय धर्म 
जिनेन्द्रों ने कहा है । 
(६) श्री कुन्दकुन्दाचाये मोक्षपाहुड मे कहते हैं :-- 
जो देहे णिरवेक्णो णिहृदों जिस्मसों जिरारंभो। 
झादसहावे सुरझो जोई सो लहुइ जिष्याजं ॥१२॥ 
भावार्थ :- जो योगी शरीर के सुख से उदासीन है, रागद्वेष के दन्द्र से 
रहित है, पर पदार्थ मे जिसने ममता छोड़ दी है, जो भारम्म रहित है भौर 
प्रात्मा के स्वभाव में लीन है, वही निर्वाण को पाता है । 


२१६ ) [ सहजसुख-साधन 


सब्बे कसाय मुस॑ गारवमयरायदोसवा मोहम्‌ । 
लोगबवहारबविरदो भ्रप्पा भाएइ भाणत्यों ॥२७॥ 
भावार्थ :-- ध्याता सर्व कषायो को छोडकर अहकार, मद, राग-द्वेण, 
मोह व लौकिक व्यवहार से विरक्त होकर ध्यान मे लीन होकर अपने ही आत्मा 
को ध्याता है । 
जो सुत्तो वबवहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि। 
जो जग्गदि बबहारे सो सुत्तों श्रष्पणो कज्जे ॥३१॥। 
भावार्थ :- जो योगी जगत के व्यवहार मे सोता है वही अपने आत्मा 
के कार्य मे जागता है तथा जो लोक व्यवहार मे जागता है वह अपने आत्मा के 
कार्य मे सोता है । * 
जो रयणत्तयजुत्तो कुणइ तबं सजदों ससत्तीए। 
सो पावइ परपपय भायन्तो श्रप्पय सुद्धम्‌ ।।४३॥। 
भावार्थ :- जो सयमी सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय को धारता 
हुआ श्रपनी शक्ति के भ्रनुसार तप करता हुआ अपने आत्मा को ध्याता है वही 
परमपद को पाता है । 
होऊण विद्अरिशों दिदसस्मस्तेण भावियमईप्ो। 
फायस्तों प्रप्पाणं. परसपयंपावषए जोई ॥४६९॥। 
भावार्थ :- जो योगी दृढ़ सम्यक्त्व की भावना करता हुआ दृढ चारित्र 
को पालता है श्र भ्रपने शुद्ध भ्रात्मा को ध्याता है वही परम पद को पाता है। 
खरण हवइ सथम्मो धम्मो सो हवह प्रप्पसमभावों । 
रो रागरोसर हिझे. जीवस्स  अभ्रणण्णपरिणामों ॥॥५०॥ 
भावार्श :-- चारित्र पभ्रात्मा का धर्म है | धर्म है वही झ्रात्मा का स्वभाव 
है, तथा वह स्वभाव रागद्वेष रहित आ्ात्मा का ही श्रपना भाव है । 
झ्रप्पा भायताण दसणसुद्धोण दिहचरित्ताण। 
होदि घुबद णिव्वाण विसएसु विरत्तचित्ताण॥॥७०॥ 
भावार्थ :- जो विषयो से विरक्त चित्त है, जिनका सम्यक्त शुद्ध है और 


चारित्र दृढ है जब वे भ्रात्मा को ध्याते है तो उनको निश्चय से निर्बाण का 
लाभ होता है । 


सहज सुल साधन ] [ २१७ 


णिल्छपयणयस्स एव प्रप्पा श्रप्पम्ति भ्रप्पणे सुरदो । 
सो होदि हु सुधरित्तो जोई सो लहुइ णिव्वाण ॥८३॥ 
भावार्श -- निश्चय नय का यह अभिप्राय है कि जो झात्मा, आ्रात्मा 
ही मे, आत्मा ही के लिये भली प्रकार लीन होता है वही स्वरूपाचरणरूपी 
चारित्र को पालता हुआ निर्वाण को पाता है । 


वेरग्गपरो साहू परदव्थपरम्मुहो यथ जो होदि। 

ससारसुहबिरत्तो. सशसुद्धसुहेसु. श्रणुरत्तो ॥१०१॥ 

गुणगण विहृसियंगो हेयोपादेयणिच्छिग्रो साहू । 

भाणज्कयणे सुरदो सो पावहइ उत्तम ठाणं ॥१०२॥। 

भावार्थ - जो साधु वेराग्यवान है, पर द्रव्यों से पराज्भमुख है, ससार 

के क्षरिक सुख से विरक्त है, आत्मा के सहज शुद्ध सुख में अनुरक्त है, गुग्गों के 
समह से विभूषित है, ग्रहणा करने योग्य व त्याग करने योग्य का निश्चयज्ञान 
रखने वाला है, ध्यान मे तथा श्रागम के अ्रध्यपन में लगा रहता है वही उत्तम 
स्थान मोक्ष को पाता है । 


(७) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार के द्वादशानुप्रक्षा अ्रधिकार में 
कहते है - 
जह धादू धम्मंती सुम्भदि सो भ्ररिगणा दु संतसो । 
तवसा तहाविसुज्कदि जोबो कस्मेंहि कणय व ॥५६॥ 
भावार्थ :- जेसे सुबर्ण धातु भ्रग्नि से धौके जाने पर मल रहित सुवर्गण 
में परिणत हो जाती है वेसे ही यह जीव झात्मा मे तप्त रूप तप के द्वारा कर्म 
मल से छूटकर शुद्ध हो जाता है । 
णणवरमारुदजुदी सीलव रसमाधिसंजमुज्ज लिदो । 
दहइई तबो भववीय तगकट्ठादी जहा प्रग्गी ॥५७॥ 
साथार्थ :-- जेसे झग्नि तृणा व काष्ठ को जला देती है ऐसे ही भात्म 
ध्याव रूपी तप की झ्म्नि उत्तम प्रात्मज्ञान रूपी पवन के द्वारा बढती हुई तथा 


शोल समाधि और सयम के द्वारा जबती हुई ससार के बीजभूत कर्मो को जला 
देती है । 


२१८ ] ५ | सहजसुख-साधन 


शा 


(८) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार के भ्रनगार भावना अधिकार मे 
कहते है -- 
दंतेंदिया महरिसी रागं दोस च॒ ते खबेदू्ण । 
भाणोबजोगजुसा खर्वेति कम्म॑ खबिदमोहा ॥११५॥ 
भावार्थ :-- जो महामुनि इन्द्रियो को दमन करने वाले है वे ध्यान में 
उपयोग लगाते हुए राग द्वेष को क्षय करके सर्व मोह को दूर करते हुए कर्मो 
का क्षय करते है। 
प्रट्ठविहकस्ममूल खब्रिद कसाया खमादि जुर्तेहि। 
उद्धरमुलो व बुमो ण जाइदव्व पुणों भ्रत्यि ॥११६॥ 
भावार्थ :- आठ प्रकार कर्मो के मूल कारण कषाय है उनको जब 
क्षमादि भात्रों से क्षय कर दिया जाता है फिर कर्म नही बधते जंसे जिस वृक्ष 
की जड काट दी जाय फिर वह नही उग सकता है । 
जहू ण चलइ गिरिराजों प्रवरत्तरपुब्वद क्खिणेवाए । 
एक्सचलिंदों जोगी झअभिक्‍खणं फायदे राण ॥११८॥ 
भावार्थ - जैसे सुमेरु पर्वत पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर की पवनों से 
चलायमान नही होता है वैसे योगी निश्चल होकर निरन्तर ध्यान करता है । 


(६) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार के समयसार अ्रधिकार मे कहते है - 
धोरो बदरग्गपरो थोव हि य सिक्खिदूण सिज्भदि हु। 
णय सिम्भवि वेरग्गविहोणों पढिवूण सव्यसत्याइ' ॥३।। 
भावार्थ :- जो साधु धीर है, वराग्यवान है वह थोडा भी शास्त्र जाने 
तो भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है परन्तु जो सर्व शास्त्रो को पढकर भी 
वराग्यरहित है वह कभी सिद्ध न होगा । 
भिक्‍ले चर वस रण्णे थोव जेमेहि मा बहू जप । 
बु.ख सह जिण णिह्ा मेसि भावेहि सृट्ठुबेरग्ग ॥४॥॥ 
मावार्थ :- ध्यानी साधु को उपदेश करते है कि भिक्षा से भोजन कर, 
एकात बन में रह, थोडा जीम, बहुत बात मत कर, दुःखो को सहन कर, निद्रा 
को जीत, मैत्री भावना व वेराग्य का भली प्रकार चितवन कर | 


सहज सुख साधन ] [२१६ 


झब्बवहारी एक्को ऋाणे एयरगमणजो भवे णिरारंभो। 
चतलकसायपरिग्गह परयशचेद्ठो असंगो य+।५॥ 
भावार्थ :- ध्यानी साधु को लोक व्यवहार से दूर रहना चाहिये, एकाकी 
रहकर ध्यान मे एकाग्र मन रखना चाहिये, आरम्भ नही करना चाहिये, कषाय 
व परस्यग्रिह का त्यागी होना चाहिये, ध्यान मे उद्योगी रहना चाहिये व असग 
भाव भ्रर्थात्‌ ममता रहित भाव रखना चाहिये । 
णोणविण्णाण संपण्णों..._ काणज्कण तवेजुदो । 
कसायगारवुस्पुकको संसार _ तरदे  लहूँ ॥७७॥। 
सावार्थ :-- जो ज्ञान और भेदविज्ञान से सयुक्त है, ध्यान, स्वाध्याय व 
तप में लीन है, कषाय व अ्रहकार से रहित है सो शीघ्र ससार को तरता है । 


(१०) श्रो वट्टकेरस्वामी मूलाचार वृहत्‌ प्रत्याख्यान अधिकार में 
कहते है - 
ध्यानी ध्यान के पहले ऐसी भावना भावे '-- 
सम्म॑ में सब्यभूदेसु बेर मज्म॑ंण केणवि। 
भ्रासा बोसरिसाणं सर्माह पड़िवम्जए ॥४२॥ 
भावार्थ :-- मैं सर्व प्रारियो पर समभाव रखता हूँ, मेरा किसी से 
वेर भाव नहीं है, मैं सब भराशाभ्रो को त्यागकर भ्रात्मा की समाधि को धारण 
करता है । 
खमासि सब्यजीवाणं सब्वे जीवा खमंतुसे। 
सिसी मे सब्बभूदेसु बेर॑ सण्ऊ ण केणवि ॥४३।॥ 
भावार्थ :- मैं से जीवो पर क्षमाभाव लाता हूँ । सर्व प्राणी भी 
मुझ पर क्षमा करो । मेरी मैन्नी सर्व जीव मात्र से हो, मेरा वैरभाव किसी 
से न रहो | 
रामबंध पदोसं॑ जे हरिस॑ दीणभावय । 
उस्सुय्सत भय॑ सोग॑ रविसरादे बजबोसरे ४४॥ 
भाथार्थ :- मैं रागभाव को, देपभाव को, ईष्यॉभाव को, दीनभाव को, 
उत्सुकभाव को (राग सहित भाव से करना कुछ विचारना कुछ), भय को, 
शोक को, रति को ब श्ररति को त्यागता हूँ । 


बे) [ सहजसुख-साधन 


मर्मत्त परिवज्जामि णिम्ममत्तिमुवट्ठिदों । 
झालबण च॑ में आदा प्रबसेसाइ बोसरे ॥४५॥ 
भावार्थ :-- मै ममता को त्यागता हूँ, निर्ममत्व भाव से तिष्ठता हू, 
मैं मात्र एक आत्मा का ही सहारा लेता हु और सब आलम्बनो को त्यागता हू। 
जिणवयणे श्रणुरत्ता गुरुवयण जे करति भावेण । 
झसबल असकिलिट्ठा ते होति परित्तससारा ॥७२॥ 
भावार्थ :- जो जिनवाणी मे लीन रहते है, गुरु की आज्ञा को भाव 
से पालते है, मिथ्यात्व रहित व सकक्‍्लेश भाव रहित होते है वे ससार से पार 
होते है । 

(११) श्री समतभद्र आचार्य स्वयभूस्तोत्र मे कहते है - 
सुखाभिलाषानलदाहमृच्छितं मनो निज ज्ञानमयामृतास्बुभि । 
विदिध्यपस्त्व विषदाहमो हित यथा भिषससन्त्रगुण स्व॒विग्रहू ७४७॥ 

भावार्थ :- हे शीतलनाथ भगवान |! सुख की इच्छा रूपी अ्रग्नि की 
दाह से मछित मन को आपने आत्मज्ञान रूपी भ्रमृत के जल से सिचित करके 
वका डाला, जिस तरह वंद्य विष की दाह से तप्त अपने शरीर को मन्त्र के 
प्रभाव से विष को उतार कर शात कर देता है। 
कषायनास्नां द्विषतां प्रमाथिनामहेषयज्ञाम भवानशेषवित । 
विद्योषण सन्‍्मथवुसंदामय समा धिभंषज्यगुणेब्यंलोनयन्‌ ॥६७॥ 
भावार्थ :- है अनन्तनाथ स्वामी ' आपने ग्रात्मा का मथन करने वाले, 
छात करने वाले, कषाय नाम के वेरी को मूल से ताश करके कंवलज्ञान प्राप्त 
किया तथा आत्मा को सुखाने वाले कामदेव के खोटे मद के रोग को आ्रात्मा की 


समाधि रूपी श्रौषधि के गुणों से दूर कर डाला। वास्तव में आत्म ध्यान ही 
शाति का उपाय है । 


हुत्वा स्वकृरमकटुकप्रकृतीकचतत्नो रत्नत्रयातिशयतेजसि जातवीर्य । 

विश्राजिये सकलवेद विधेविनेता व्यभ्रे यथा वियति दीप्तरुचविवस्वान ॥।८४।॥। 

भावाथ . - है कुन्थूनाथ भगवान आपने रत्नत्रय रूपी तेज से आत्म- 
बल का प्रगट करके आत्मध्यान के द्वारा चार घातिया कर्मों की कटक प्रकृत्तियो 


का जला झाब्रा । तब आप अरहत हो गए। आपने सम्यरज्ञान का प्रकाश 


सहज सुख साधन ] | २२१ 


किया । जसे श्राकाश मे से मेघो के चले जाने से सूर्य का प्रकाश हो जाता है 
ऐसे श्राप ज्ञानावरणादि कर्मो के दूर होने सूर्य सम सर्वज्ञ स्वरूप मे प्रकट 
हो गए । 

मोहरूपो रिपुः पाप” कषायभटसाधन. । 

दृष्टिसम्पदुपेक्षास्त्रेस्थ्या धीर पराजित ॥॥६०॥ 

भावार्थ :- हे श्ररहनाथ भगवान परमवीर !' आपने क्रोधादि कपाय 

रूपी योद्धाओं को रखने वाले और महा-पापी मोहरूपी शत्रु को सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चारित्र की एकता रूप आत्मानुभव रूपो शस्त्र से जीत लिया । तात्पये यह है 
कि शुद्धात्मानुभव ही मोह को जीतने का उपाय है । 


झायत्यां च तवात्वे व दु खयोनिनिरुत्तरा। 
तुष्णा नदी त्वयीत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥६२॥ 
भावार्थ *- हे अरहनाथ भगवान आपने इस लोक और परलोक दोनो 
लोक मे दु खो को देने वाली व जिसका पार होना बडा कठिन है ऐसी तृप्णा- 
रूपी नदी को वीतरागता सहित आत्मानुभव रूपी नौका में चढ़कर पार कर 
डाला । बत्र्थात्‌ रागढ्ेघष रहित झात्मानुभव ही मोक्षमागे है । 
दरितमलकलड्धू मष्टक. निरुप्मयोगबलेन . निर्दहन्‌ । 
ग्रभवदभवसोख्यवान्‌ भवान्‌ भवतु समापि भवोपश्ांतये ॥११५॥। 
भावार्थ -- हे मुनिसुत्रतनाथ | आपने झ्राठ कर्मरूपी मलीन कलक को 
अनुपम आत्मध्यान की अग्नि को जलाकर भस्म कर डाला और आप अतीन्‍न्द्रिय 
सिद्ध के सहज सुख के भोक्ता हो गए । आपके प्रताप से मै भी इसी तरह आत्म 
ध्यान करके अपने ससार को शान्‍्त कर डालू । सहज सुख का साधन एक 
आ्ात्मा का ध्यान ही है । 
भगवानृषि. परमयोगवरहनहुतकल्मषेन्धनम्‌ । 
ज्ञानविपुलकिरण सकल प्रतिदुध्य बुद्ध, कमलायतेक्षण: ॥१२१॥ 
हरिवशकेतु रनवद्य विनयदमतीर्थनायक । 
शीतलजलधिरभवो विभवस्त्वमरिष्टनेमिजिनकुझ्जरोइजर' ॥१२२॥ 
मावाथ :- हे भ्ररिष्ट नेमि जिन तीर्थंकर ! आपने उत्तम आत्मध्यान 
की अ्रग्नि से कर्रेपी ई धन को दग्ध कर डाला, आप ही परम ऐश्वर्यवान्‌ सच्चे 


२२२ ] [ सहजसुख-साधन 


ऋषि हो । आपने केवलज्ञान की विशाल किरणों से सर्व विश्व को जान लिया | 
आ्राप प्रफुल्लित कमल समान नेत्र के धारी है, हरिवश की ध्वजा है, निर्दोष 
चारित्र व सयममयी धर्म तीर्थ के उपदेष्टा है, शील के समुद्र है, भव रहित है 
ग्रजर व अविनाशी है । यहाँ भी आ्रात्मानुभव की ही महिमा है । 

स्थयोगनिस्त्रिशनिशातधारया निश्ञात्य यो वुर्जयमोहबिद्ृषम्‌ । 

अ्रवापदाहेन्त्यम खिन्त्यमद्भूत॑ त्रिलोकपूजा लिशयास्प्द पदस्‌ ॥१३३॥ 

भावार्थ :- हे पाश्वंनाथ स्वामी | आपने आत्मध्यान रूपी खड्ग की 

तेज धारा से कठिनता से जीते जाने योग्य मोहरूपी शत्रु को क्षय कर डाला भ्रौर 
अचित्य श्रदूभुत व तीन लोक के प्राणियों से पूजने योग्य ऐसे श्ररहन्त पद को 
प्राप्त कर लिया । यहा भी आत्मानुभव की ही महिमा है । 


(१२) श्री शिवकोटि श्राचार्य भगवती आराधना में कहते है - 
दससणणाणचरिसं, तब च विरिय समाधिजोग सं । 
तिविहेणुवसपण्जि य, सव्युवरिल्ल कम कुणइ ॥१७६७॥। 
भावार्थ :- जो साधु सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, सम्यक तप, 
सम्यक्‌ वीयें व आत्म ध्यान मयी समाधि योग, इनको मन, वचन, काय तीनो 
योगो को थिर करके ध्याता है वही सर्वोत्कृष्ट क्रिया करता है । 
जिदरागो जिददोसो, जिदिदिशो जिदभश्रो जिदकसाओं । 
रविश्ररदिमोहमहणो, भाणोवगश्मोी सदा होइ॥॥१७६८॥ 
भावार्थ -- जो साध राग द्ेष को जीतने वाला है, इन्द्रियों को वश 
करने वाला है, भय रहित है, कषायो को जीतने वाला है, रति भ्ररति व मोह 
का मथन करने वाला है वही सदा ध्यान मे उपयुक्त हो सकता है। 
जहू जह णिग्वेदुबसम-, वेरग्गदयादसा पवड़ढति। 
तह तह भ्रग्भासयर, णिव्वाणं॑ होइ पुरिसल्स ॥१८६२॥। 
भावार्थ - जैसे जैसे साधु मे धर्मानुराग, शाति वैराग्य, दया, इन्द्रिय 
सयम बढते जाते है वैसे २ निर्वाण भ्रति निकट श्राता जाता है । 
वयर रदणेसु जहा, गोसीसं चदर्ण व गंजेसु । 
वेरलिय व मणीण तह रार्ण होइ खबयस्स ॥१८६४।॥। 


सहज सुख साधन ] [२२३ 


भावार्थ :- जैसे रत्नो मे हीरा प्रधान है, सुगंध द्रव्यों मे गोसीर चन्दन 
प्रधान है, मणियो मे वैड्यंमरि प्रधान है तैसे साधु के सर्व ब्रत व तपो में 
आत्मध्यान प्रधान है । 
भाणं कसायवादे, गब्भधर मारूए य ग़बभहर । 
भाणं कसायउण्हे, छाही छाही व उण्हम्मि ॥१८६६॥। 
भावार्थ :-- जैसे प्रबल पवन की बाधा मेटने को प्रनेक घरो के मध्य में 
गर्भगृह समर्थ है वैसे कपाय रूपी प्रबल पवन की बाधा मेटने को ध्यान रूपी 
गर्भगृह समर्थ है । जैसे गर्मी की श्राताप मे छाया शातिकारी है वैसे ही कषाय 
की झाताप को मेटने के लिये आत्म ध्यान की छाया हितकारी है । 
भाणं कसायडाहे, होदि बरदहों व दाहम्सि। 
भराण कसायसीदे, प्रग्गी भ्रग्गी वसीदम्मि ॥१८६७॥ 
भावार्थ :-- कषाय रूपी दाह के हरने को आत्मा का ध्यान उत्तम 
सरोवर है तथा कषाय रूपी शीत के दूर करने को आत्मा का ध्यान अग्नि के 
समान उपकारी है । 
भकाण कसायपरच-क्कमए वलवाहणड्ढझो राया। 
परचक्कभए वलवा-, हृणडढठझो होह जहू राया ॥१५८६५॥। 
भावार्थ :-- जेसे पर चक्र के भय से बलवान वाहन पर चढा हुआ राजा 
प्रजा की रक्षा करता है वेसे कषाय रूपी पर चक्र के भय से समताभाव रूपी 
बाहन पर चढा आत्म ध्यान रूपी राजा रक्षा करता है । 
भझाण कसायरोगे, सु होइ विज्जों तिगिछदों कुसलो । 
रोगेसु जहा बविज्जो, पुरिसस्स तिगिछुप्नो कुसलो ॥१८६६॥ 
भावाथ :-- जेसे रोग होने पर प्रवीण वंचद्य रोगी पुरुष का इलाज कर 
के रोग को दूर करता है, वेसे कषाय रूपी रोग के दूर करने को आत्मध्यान 
प्रवीण वेद्य के समान है । 
भाण बिसयछहाएं, य होइ भ्रछहाइ भ्रण्ण था । 
भकाणं विसयतिसाए, उदय उदय व तण्जाएं।१६००॥। 
भावार्थ :- ज॑से क्षुधा की वेदना को अ्रन्न दूर करता है, तेसे विषयों 
की चाह रूपी क्षुधा को प्रात्म ध्यान मेटता है जैसे प्यास को शीतल मिष्ट जल 
दूर करता है, वेसे विषयो की तृष्णा को मेटने के लिये श्रात्मध्यान समर्थ है । 


२२४ ] [ सहजसुख-साघन 


(१३) श्री पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश मे कहते है *-- 
संयभ्य करणग्राममेका प्रत्येन चेतस. । 
आत्मानमात्मवान्ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थित ॥२२॥। 
भावार्थ :-आत्मज्ञानी ध्याता को उचित है कि इन्द्रियो के ग्राम को 
सयम में लाकर और मन को एकाग्र करके आ्रात्मा ही के द्वारा आत्मा म स्थित 
अपने आत्मा को घ्यावे । ; 
झ्रभिवच्चित्त विक्षेप एकाते तस्वसस्थिति । 
श्रम्यस्पेद भिरोगेन योगी तत्व निजात्मन ॥३६॥ 


भावार्थ - जहा मन में आकुलता न आवे ऐसे एकात में बेंठकर ग्रात्मा 
के तत्व को भली प्रकार निश्चय करने वाला योगी योगबल से अपने ही आरात्मा 
के स्वरूप के ध्यान का अभ्यास करे । 
यथा यथा समायाति सबवित्तों तत्वमुत्तमम्‌। 
तथा तथा न रोचते विषया' सुलभा श्रपि ॥३७।। 
भावार्थ :- जैसे जैसे स्वात्मानुभव मे उत्तम आत्मा का तत्व भली प्रकार 
आता जाता है बसे वेसे सुलभ भी इन्द्रियो के विषय नही रुचते है । 
निशामयति नि शेषमिद्रजालोपम जगत्‌ । 
स्पृहयत्यात्मलाभाय.गत्वान्यत्रानुतप्यते ॥३६॥ 
भावार्थ :- ध्यान करने वाला सर्व जगत को इन्द्रजाल के तमाशे के 
समान देखता है, आत्मा के अनुभव की ही कामना रखता है । यदि झात्मा- 
नुभव से उपयोग दूसरे विषय पर जाता है तो पश्चात्ताप करता है । 
श््यन्नापि हि न ब्रते गच्छुन्नपि न गच्छति। 
स्थिरोक्तात्मतत्त्वरतु पद्रयन्नपि न पद्यति ॥४१॥। 
भावार्थ :- जिसने आ्रात्मध्यान मे स्थिरता प्राप्त करली है व आत्मा के 
मनन का भली प्रकार अभ्यास कर लिया है वह इतना स्वभाव मे मगन रहता 
है कि कुछ कहते हुए भी मानो नहीं कहता है, चलते हुए भी नही चलता है, 
देखते हुए भी नही देखता है। श्रर्थात्‌ वह आत्मानद का ही प्र मी रहता है, 
और काय मे दिल नही लगाता है । 


सहज सुख माधन ] [ २२५ 


श्रानन्दो. निर्दहत्युद्ध।. कर्मन्यनसनारत । 
न चासो खिशलते योगोजहिदु :खेष्वलेतनमः ।॥४८।) 
भावार्थ - योगी आात्मध्यान करता हुआ ऐसा एकाग्र हो जाता है कि 
बाहर शरीर पर कुछ दुख पड़े तो उनको नही गिनता हुभ्रा कुछ भी खेदित 
नही होता है। तथा परमानन्द का अ्रनुभव करता है। यही आनन्द ही वह 
ध्यान की भ्रग्नि है जो निरन्तर जलती हुई बहुत कर्मो के ई धन को जला 
देती है । 


(१४) श्री पृज्यपाद स्वामी समाधिशतक में कहते है - 
त्यक्त्वव.. धहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थित । 
भाषयेत्परमात्मान सर्वसकल्पवर्जितम्‌ ॥३२७॥ 
भावाथ :- बहिरात्मा बुद्धि को छोडकर, प्रात्मा का निश्चय करने 
वाला अन्तरात्मा होकर, सर्च सकल्‍प से रहित परमात्मस्वरूप श्रपने भात्मा की 
भावना करनो चाहिये । 
सोष्हमित्त्यात्तसंस्का रस्त स्मिनभावनया पुन । 
तत्रंव दृढ्सस्का राल्‍लभते ह्यात्मनि स्थितिम्‌ ॥२८॥। 
भावाथ :- 'सोह इस पद के द्वारा मैं परमात्मारूप हूँ, ऐसा बार 
बार सस्कार होने से व उसी प्रात्मा मे बार बार भावना करने से तथा इस 
भावना का बहुत दृढ़ ग्रभ्यास होने से योगी श्रात्मा से तम्मयता को प्राप्त 


करता है । 
यो नवेत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 


रूभले स न निर्या्ण तप्त्थाईपि परम तपः॥३३॥ 
भावार्थ :- जो कोई शरीरादि पर पदार्थों से भिन्न इस अविनाशी 
आत्मा का अनुभव नही करता है वह उत्कृष्ट त्तप तपते हुए भी निर्वाण को 
नही पा सकता है । 
झ्रात्मदेहान्तश्ञानजनिताह्वाद निव तः । 
तपसा बुष्कृत घोर भुझ्जनोइषपि न खिशते ॥।३४।॥ 
भावार्थ :-- जब योगी को आत्मा और देहादि पर पदार्थों के भेदविज्ञान 
से व प्रात्मा के अनुभव से भ्रानन्द का स्वाद श्राता है तब कठिन घोर तप करते 
हुए भी कोई खेद विदित नहीं होता है । 


२२६ ) [ सहजयुख-साधन 


रागद बादिकल्लोलरलोल॑ यन्‍्मनोजलम्‌ । 
स्‌ पश्यसत्यात्मनस्तस्वं स तसव॑ नेतरों जन. ॥(२४५।। 
भावार्थ - जिस योगी का मनरूपी जल रागद्वेषादि की तरगो से 
चचल नही है वही आत्मा के शुद्ध स्वभाव का भ्रनुभव कर सकता है, और कोई 
आत्मा का अ्रनुभव नही कर सकता है । 
व्यवहारे सुषुप्तों यः स जागर््यात्मगोचरे। 
जागति व्यवहारे5स्मिन्‌ सुषुप्तइचात्मगोचरे ।७८॥। 
भावार्थ :- जो योगी लोक व्यवहार मे सोता है वही आत्मा के अनुभव 
मे जागता है परन्तु जो इस लोक व्यवहार मे जागता है वह ग्रात्मा के मनन में 
सोता रहता है । 
श्रात्मानमन्तरे हृष्ट्वा दृष्टवा देहादिक बहिः । 
तयोरन्तर विशानादम्यासादच्युतोी.. भदेत्‌ ॥७६॥ 
भावार्थ - शरीरादि को बाहरी पदार्थ देखकर जो भीतर में अपने 
आत्मा को देखता है और उसके स्वरूप को भली प्रकार समभकर आत्मा के 
अनुभव का श्रभ्यास करता है वही निर्वाण को पाता है । 
यत्रवाहितधी. पुस श्रद्धा तत्रेव जायते । 
यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त तत्रेव लोयते ॥६४५॥। 
भावार्थ .- जिस पदार्थ को बुद्धि से निश्चय कर लिया जाता है उसी 
पदार्थ मे प्राणी की श्रद्धा हो जाती है । तथा जिस किसी मे श्रद्धा हो जाती है 
उसी में ही यह चित्त लय हो जाता है । श्रद्धा ही ध्यान का बीज है । 
भिन्‍नात्सानसमुपास्यात्मा परो भवति ताहश । 
बतिदोय यथोपास्य भिन्‍ना भवति ताहशी ॥॥६७॥ 
भावार्थ :-- यदि आत्मा अपने से भिन्न सिद्ध परमात्मा को लक्ष्य मे 
लेकर ध्यान करे तो वह भी दृढ़ अभ्यास से ग्रात्मानुभव प्राप्त करके परमात्मा 
के समान परमात्मा हो जायेगा । ज॑ंसे बत्ती अपने से भिन्न दीपक की से दा 
करके स्वय दीपक हो जाती है । 
उपास्पात्मानमेवात्मा जायते परमोध्यवा । 
मथित्वा5घत्मानमात्मब जायते5ग्नियेधातरु ॥६८ | 


सहज सुख साधन ] [ २२७ 


भावार्थ - अथवा यह झत्मा अपने ही ग्रात्मा की भाराधना करके 
भी परमात्मा हो जाता है । ज॑से वृक्ष स्वय लडकर आप ही पअ्रग्निरूप हो जाते 
है । भ्रात्मा का भ्रनुभव सिद्ध भगवान के ध्यान द्वारा व भ्रपने प्रात्मा के ध्यान 
द्वारा दोनो से प्राप्त हो सकता है । 


(१५) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन मे कहते है - 
एका कित्वप्रतिशा सकलमपि समुस्सुम्य सर्व सहत्वात्‌ 
अन्त्याइईचिन्तया सहाय॑ तनुमिव सहसालोच्य किजित्सलज्जा: । 
सज्जीभूताः स्वकार्स्यं तदपगमविधि बद्धपल्यडू बन्धा 
ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहसगुष्ठा गुछागेहे नसिहा' ॥२५८।॥। 
भावार्थ :- मानवो मे सिह के समान साधु, जिनकी प्रतिज्ञा एकाकी 
रहने की है, जिन्‍्होने सर्वे परिग्रह त्याग दिया है ब जो परीषहो को सहने वाले हैं, 
जिनकी महिमा चिन्तवन मे नही आ सकती, जो शरीर की सहायता लेते हुए 
लज्जा को प्राप्त है, जिसको श्रब तक भ्राति से सहाई जाना था परन्तु जो 
ग्रात्मा के स्वभाव से विपरीत है, जो अ्रपने प्रात्मा के कार्य मे श्राप उद्यमबत है 
जो पर्यकासन से तिष्ठे है तथा जिनके यह भावना है कि पुनः शरीर प्राप्त न 
हो, जिन्होंने मोह को दूर कर दिया है तथा जो पंत की भयानक गुफा आ्रादि 
गुप्त स्थान में तिप्ठते है, ऐसे साधु ग्रात्मा के स्वभाव का ध्यान करते है । 
प्रशेषमह तमभोग्यभोग्य निवुत्तिवृत्यों परमार्थकोट्याम्‌ । 
श्रभोग्यभोग्यात्म थिकल्पबुद्ध्या निवृत्तिमम्यस्तु सोक्षकांक्षी ॥२३५॥ 
भावार्थ :-- यह सर्व जगत मोक्षमार्ग की श्रपेक्षा भोगने योग्य नहीं है, 
ससार की प्रवृत्ति की अपेक्षा भोग्य है। परमार्थ की अपेक्षा इस जगत को 
ग्रभोग्य और भोग्य जानकर भी ससार के त्याग का ग्रभ्यास करो, तब इस 
जगत को अ्रभोग्य ही जानो क्योकि इस ससार के भोगो में लिप्त होने से ससार 
होगा व वैराग्य भाव से मोक्ष होगा । 
तावद्बु खाग्नितप्तात्माउय पिण्ड इब सीदसि | 
निर्वासिनियु ताम्भोधो यावत््व न निमज्जप्ति ॥२३३॥। 
भावार्थ :- हे भव्य ! तू लोहे के गर्म पिण्ड की तरह ससार के दु खो 
की ग्रग्नि से सतापित होकर उसी समय तक कष्ट पा रहा है जब तक तू निर्वाण 


रेर८ ] [ सहजसुख-साधन 


के झ्रानन्दरूपी समुद्र मे अपने को नहीं डबाता है । तात्पये यह है कि श्रात्म 
ध्यान से स्व सताप मिट जाता है । 

यम नियमनितान्तः शान्तबाह्मान्तरात्मा 

परिणमितसमाधि: सर्वंसस्वानुकम्पी । 

बिहितहितमसिताशी क्लेशजारू समूल 

बदहूति निहतनिद्रो निश्चिताध्यास्मसारः ॥२२५॥ 

भावार्थ :- जो साधु यम नियम मे तत्पर है, जिनका अतरग व बहिरग 

शात है, परसे ममता रहित हैं, समाधिभाव को प्राप्त हुए है, सब जीवो मे जो 
दयालु हैं, शास्त्रोक्त श्रल्प मर्यादित श्राहदर के जो करने वाले है, निन्द्रा को 
जिन्‍होने जीता है, आत्म स्वभाव का सार जिन्होने निश्चय कर लिया है वे ही 
ध्यान के बल से सर्वे दु खो के जाल को जला देते है । 

समधिगतसमस्ता: सर्वसावशद्रा 

स्वहितनिहितचित्ता: शांतसबंप्रचारा । 


हा 


स्वपरसफलजल्पा' स्वंसकल्पमुक्ता 
कथमिह न विमुक्तेभाजन ते विमुक्ता: ॥२२६॥ 
भावार्थ :- जिन्‍्होने सर्व शास्त्रों का रहस्य जाना है, जो सव्व पापो से 
दूर है, जिन्होने आ्रात्मकल्याण मे अपना मन लगाया है व जिन्होंने सर्व इन्द्रियो 
के विषयो को शमन कर दिया है, जिनकी वाणी स्वपर कल्यारणकारिणी है, 
जो सर्व सकलप से रहित हैं, ऐसे विरक्त साधु सिद्ध सुख के पात्र क्यो न होगे ? 
ग्र्थात्‌ श्रवश्य होगे । 
हृदयसरसि यावन्निसंलेप्यत्यगाधे 
वसति खलु कवायप्राहयक्र समन्‍्तात्‌। 
शअ्रयति गुणगरुणोष्य तस्म तावद्विशडधूम 
समदमयमदेषेस्तानू_ विजेतु यतस्थ ।२१३॥। 
भावार्थ :- हे भव्य ! जब तक तेरे निर्मल व श्रगाध हृदयरूपी सरोवर 
मे कषारूपी जलचरो का समूह वसता है तब तक गुणों का समूह नि शक होकर 
तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिये तू समताभाव, इन्द्रिय सयम व 
अहिसादि महात्रतो के द्वारा उन कषायो के जीतने का यत्न कर । 


सहज सुख साधन ] [२२६ 
मुहुः प्रसाय्य सज्जञानं पहयत्‌ भावान्‌ ययास्थितान्‌ । 
प्रीत्यप्रीती , निराकृत्य ध्यायेदश्यात्मविन्मुलि: ॥१७७॥॥ 
भाधार्थ :- ग्रात्मज्ञानी मुनि बार बार झात्मज्ञान की भावना करता 
ह्आ तथा जगत के पदार्थों को जेसे हैं वेसे जानता हुआ उन सबसे रागद्वेष छोड 
के आत्मा का ध्यान करता है । 
झानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युति । 
तस्मादच्युतिसाकांक्षन्‌ू भावषेज्‌ शानभावनाम्‌ ॥१७४।॥ 
भावार्थ :- आत्मा ज्ञानस्वभावी है । उसी ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति 
ही अ्रविनाशी मुक्ति है, इसलिये जो निर्वाणा को चाहता है उसे भ्रात्मज्ञान की 
भावना करनी चाहिये । 
ज्ञानं यत्र पुर सरं सहचरी रूज्जा तप संबलम्‌ 
चारित्र शिविका निवेशनभुव. स्वर्गा गुणा रक्षा: । 
पथाइच प्रगुण शमास्थुबहुल: छाया दया भावना 
यान तन्मुनिमापयेदसिमल  स्थास थिना विप्लवे. ॥१२५॥ 
भावार्थ :- जिसके सम्यग्शान तो भागे आगे चलने वाला है, लज्जा 
साथ चलने वाली सखी है, सम्यक्‌ चारित्र पालकी है, बीच मे ठहरने के स्थान 
स्वर्ग हैं, आत्मीक गुण रक्षक है, शातिमयी जल से पूर्ण मार्ग है, दया की जहां 
छाया है, आत्मभावना यही गमन है, ऐसा समाज जहा प्राप्त हो वह समाज 
बिना किसी उपद्रव के मुनि को अपने अभीष्ट स्थान मोक्ष ले जाता है । 
दयादमत्यागसमा घिसन्तते: पथि प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्तवान्‌ । 
नयत्यवश्य बचसामगोलर बिकल्पदूरं परमं क्िमप्यसो १०७॥ 
भावार्थ :- हे साधु ! तू दया, सयम, त्याग व आत्मध्यान सहित मोक्ष 
मार्ग में सीधा कपट रहित प्रयत्नशील होकर गमन कर, यह मागे तुमे प्रवश्य 
वचन भ्रगोचर, विकल्पो से अ्रतीत उत्कृष्ट मोक्षपद मे ले जायेगा । 


(१६) श्री देवसेनाचार्य तत्वसार मे कहते है - 
जँ प्रवियप्पं तच्च॑तं सार॑ मोक्‍्लकारणं तं च । 
ते णाऊण. विशुद्ध' रायह होऊण णिगर्गबों ॥६॥ 


२३० ) [ सहजसुख-साध 


भावार्थ :- जो निविकल्प झात्म तत्व है वही सार है, वही मोक्ष 
कारण है उसी को जानकर श्रौर निग्न न्‍्थ होकर उसी निर्मल तत्व का ध्या 
कर । 
रायाविया विभावा बहिरंतरउह॒वियप्प मुत्त्ण । 
एयग्गमणो भायहि णिरंजणं णिययप्रप्पाणं १५॥ 
भावार्थ - रागादि विभावो को तथा बाहरी व भीतरी सर्व मन, वच' 
काय के विकल्पों को छोडकर श्रौर एकाग्र मन होकर तू अपने निरजन शु 
शगत्मा का ध्यान कर । 
जह कुणद कोवि भेयं पाणियदुद्ाण तक्कजोएण । 
णाणी व तहा भेयं करेइ बरभकाणजोएण ॥२४।॥ 
भाणेण कुणउ भेय पुर्गलजीबाण तह य कम्माण । 
घेक्तव्योीं णियश्रप्पा सिद्धसरूवों परो बभों ॥२५॥। 
मलरहिप्रो णाणमश्रो णिवसइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो । 
तारिसभो देहत्यो परमों बंभो भुणेयव्वो ॥२६॥। 


भावार्थ :- जैसे कोई भ्रपनी तक॑ बुद्धि से पानी और दूध के मिले हूं 
पर भी पानी शौर दूध को श्रलग भ्रलग जानता है वैसे ही ज्ञानी उत्तम व सूक्ष 
भेद विज्ञान के बल से आत्मा को शरीरादि से भिन्न जानता है। ध्यान के ब 
से जीव से पुदगल और कर्मो का भेद करके अ्रपने आत्मा को ग्रहण करः 
चाहिये जो निश्चय से सिद्ध स्वरूप परम ब्रह्म है। जैसे कर्म मल रहित, ज्ञाः 
मयी सिद्ध भगवान सिद्ध गति मे है वैसा ही परम ब्रह्म इस शरीर में विराछि 
है ऐसा अनुभव करना चाहिये । 
रायद्रोसादीहि य डहुलिउ्जइ णेव जलस मणसलिल। 
सो णियतच्च पिच्छुइ ण हु पिच्छुह तस्स विवरीध्ो ।॥।४०॥। 
सरसलिले थिरभूए दीसह णिरु णिव डियपि जहू रयण । 
मणसलिले थिरभूए दोसह पश्रप्पा तहा बिमले ।४१॥। 
भावार्थ :- जिसके मनरूपी जल को रागादि विभाव चचल नहीं क 
हैं वही भ्रपने प्रात्मा के तत्व का झ्नुभव कर सकता है उससे विपरीत हो 
कोई स्वात्मानुभव नहीं कर सकता है। जब सरोवर का पानी स्थिर होता 


सहज सुख साधन ] [ २३१ 


तब उसके भीतर पडा हुआ रतन जैसे साफ साफ दिख जाता है वैसे निर्मल 
मनरूपी जल के स्थिर होने पर आत्मा का दर्शन हो जाता है । 
वंसगणाणचरित्तं जोई तस्तेहु णिज्छय॑ भणियं । 
जो बेयइ प्रप्पाणं॑ सचेय्ण सुद्धभावद्र ॥४५।॥ 
भावार्थ :-- जो कोई शुद्ध भाव मे स्थिर, चेतन स्वरूप अपने आत्मा 
का अनुभव करता है उसी योगी के निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र कहे 
गये है। 
सयल वियप्पे थक्‍्के उप्पज्जहु कोवि सासझो भावों । 
जो भ्रप्पाणो सहावो मोक्‍्खस्स य कारण सो हु ॥६१॥ 
भावार्थ - सर्वे सकलय विकल्पों के रुक जाने पर योगी के भीतर एक 
ऐसा शाश्वत शुद्ध भाव प्रगट हो जाता है जो श्रात्मा का स्वभाव है तथा वही 
मोक्ष का मार्ग है । 


(१७) श्री आाचाये योगीन्दुदेव योगसार मे कहते है :- 
जिण सुमिरहु जिण चितवहु जिण झायहू समणेण । 
सो भाहतह परमपउ  लब्भद इक्कखणेण ॥१६॥। 
भावार्थ :- श्री जिन परमात्मा का स्मरण करो, उनका ही चिन्तवन 
करो, उन ही का शुद्ध मन होकर ध्यान करो, उसी के ध्यान करने से एक क्षण 
मे परम पद जो मोक्ष है उसका लाभ होगा । 
जो णिम्मल भ्रप्पा मुणर वबयसजमुसंजुत्त, । 
तउ लहु पावइ सिद्ध सुहु इउ जिणणाहह वृत्त, ॥३०॥ 
भावार्थ :- जो कोई व्रत व सयम के साथ निमंल श्रात्मा की भावना 
करता है वह शीघ्र ही सिद्ध सुख को पाता है ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है । 
जे परभाव चएवि मुणी भ्रप्पा भ्रप्पु मुणति । 
केवलणाणसरूव लियइ ते संसार मुचंतरि ॥६२॥ 
भावार्थ :-- जो मुनि रागादि पर भावो को छोडकर प्ात्मा के द्वारा 
आत्मा का अ्रनुभव करते है वे केवलज्ञान स्वरूप को पाकर ससार से मुक्त हो 
जाते है। « 


२३२१ [ सहजसुख-साधन 


जह सलिलेण ण लिप्पियइ कमलणिपस कया वि । 
तह कम्मेणण लिप्पियइ जद रद भ्रप्पसहाबि ॥६१॥ 


भावार्थ :-- जैसे कमलिनी का पत्ता कभी भी पानी में नही डूबता है 
बैसे जो कोई प्रात्मा के स्वभाव मे रमण करता है वह कर्मो से नही बँधता है । 


(१८) श्री नागसेनाचार्य तत्वानुशासन में कहते है -- 
निदइचयनयेन भणितस्त्रिभिरेभिर्य: समाहितो भिक्षु । 
नोपादतते किलिनत्न थ॒ मुड्यति मोक्षहेतुरसो ॥३१॥ 
यो मध्यस्थ: पहुयति जानात्यात्मानमात्मनात्मस्यात्मा । 
दृगवगमचरणरूपस्स निदचयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्ति" ॥३२।॥। 


भावार्थ - निश्चयनय से जो भिक्षु सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र इस रत्नत्रय 
सहित होकर न कुछ ग्रहरा करता है, न कुछ त्यागता है, श्राप आ्रापमे एकाग्र 
हो जाता है यही मोक्षमार्ग है। जो कोई वीतरागी आत्मा आत्मा को आ्रात्मा 
के द्वारा आत्मा में देखता है, जानता है वही सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र रूप होता 
हुआ निश्चय मोक्षमार्ग है ऐसा जिनेन्द्र का बचन है, क्योंकि व्यवहार श्रौर 
निश्चय दोनो ही प्रकार का मोक्षमाग्ग ध्यान मे प्राप्त होता है । इसलिये बुद्धि- 
मान लोग झ्रालस्य को त्यागकर सदा ही प्रात्मध्यान का अ्रभ्यास करो । 
स्वात्मान स्थात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्स स्वतो यतः । 
घट्का रकमयस्तस्माद्ध्यानसात्मेग निरचयात्‌ ॥७४।। 
भावार्थ :-- क्योकि ध्याता आत्मा, अपने आत्मा को श्रपने श्रात्मा में 
अ्रपने आत्मा के द्वारा अपने भात्मा के लिए अपने आत्मा मे से ध्याता है। 
प्रतएव निश्चय से छह कारकमयी यह आप्रात्मा ही ध्यान है । 
सगत्याग”ः कथषायाणां निग्रहों श्रतधारण । 
मनो5क्षार्णा जयहचेति सामग्रों ध्यानजन्मने ।।७५।। 
भावार्थ :-- अ्सगपना, कषायो का निरोध, ब्रत धारता तथा मन और 
इन्द्रियों की विजय, ये चार बातें ध्यान की उत्पत्ति मे सामग्री है । 
संचितयप्ननुप्रेक्ाः स्वाध्याये नित्यमुश्यतः । 
जयत्येव मनः साधुरिन्द्रियार्थपराड़मुखः ॥।७६।॥ 


सहज सुख साधन ] (४३ 


ल्‍१्>ी 


भावार्थ :- जो साधु इन्द्रियो के पदार्थों की ओर से ध्यान हटाकर 
भावनाझो का चितबन करता हुप्ना नित्य स्वाध्याय मे लगा रहता है वही मन 
को जीत लेता है। 
स्वाध्यायः: परमत्तावज्जयः पंचनमस्कते. । 
पठन जा जिनेग्द्रोक्तज्ञास्त्रस्येकाप्रवेतता ।|८०॥। 
भावाय् :-- उत्तम स्वाध्याय पाच परमेष्ठी के नमस्कार मत्र का जप है 
ग्रथवा एकाग्र मन से जिनेन्द्र कथित शास्त्रो का पढना है । 
स्थाध्यायात्‌ध्यानमध्यस्तां ध्यानात्स्थाध्यायमामनेत्‌ । 
ध्यानस्थाध्यायसंपसया. परमात्मा प्रकाशते ।|८१।। 
भावार्थ :- स्वाध्याय करते करते ध्यान मे श्राना चाहिये । ध्यान में 
मन न लगे तब स्वाध्याय करना चाहिये । ध्यान और स्वाध्याय की प्राप्ति से 
ही परमात्मा का स्वभाव प्रकाशमान होता है । 
विधासु: स्थ॑ परं ज्ञात्णा श्रद्धाव व ययास्थिति । 
विहायान्यदनथित्यात स्वमेगादोौतु पश्यतु ।!१४३।। 
भावार्थ :- ध्याता प्रात्मा और पर का यथार्थ स्वरूप जान करके 
श्रद्धान मे लावे फिर पर को भ्रकायंकारी समभकर छोड दे, भ्रपने को एक ही 
देखे व जाने । 
ए्या निर्वातदेशस्यः प्रदीपो ने प्रक॑पते । 
तथास्थरूप निष्ठो5परं योगीनेकाग्र यमुज्कति ।|१७१।॥ 
भावार्श :- जैसे पवनरहित स्थान में रक्खा हुआ दीपक निश्चल रहता 
है तैसे अ्रपने आत्मा के स्वरूप मे लीन योगी एकाग्रता को नही त्यागता है । 
पद्यन्मात्मानमेंकाग्र यात्कपयत्याजितान्मलान्‌ । 
निरस्ताहमभीभावः सबुणोत्यप्यनागतान्‌ ॥१७८॥ 
भावार्थ :-- जो अग्रहकार व ममकार भाव को त्यागकर एकाग्र मन से 
ग्रात्मा का अनुभव करता है, भ्रागामी कर्मों का सवर करता है और पूर्व सचित 
कम मल का क्षय करता है । 
येत भावेन यद्रप ध्यायत्यात्मानसात्मवित्‌। 
लेन तन्मयता याति सोपाधि- स्फटिको यथा ॥१६१॥ 


२३४ ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- आत्मज्ञानी जिस भाव से जिस स्वरूप का ध्यान करता है 
उसी भाव से उसी तरह तन्मय हो जाता है । जंसे स्फटिकमरिंग के साथ जिस 
प्रकार के रग की उपाधि होती है उसी से वह तन्मय हो जाती है । 


(१६) श्री अमृतचन्द्राचायं पुरुषार्थंसिद्धथ पाय मे कहते है - 
विपरीता भिनिवेशं निररय सम्यरव्यवस्थ निजतत्त्वम्‌ । 
यत्तस्मादविचलन स एवं पुरुषायं सिद्ध यु पायोप्यम्‌ ॥१५॥ 
भावार्थ :- राग देष मोहरूप विपरीत पभिप्राय को दूर कर तथा भली 
प्रकार अपने झ्रात्मिक तत्व का निश्चय करके जो अपने आत्मा मे स्थिर होकर 
उससे चलायमान न होना सो ही मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। 
दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपारशान सिष्यते बोध । 
स्थितिरात्मनि चारित्र कुत एतेम्यो भवति बन्ध ॥२१६॥। 
भावाथे :-- अपने आत्मा का दुढ निश्चय सम्यरदशेन है, श्रात्मा का 
ज्ञान सो सम्यग्ज्ञान है, अपने आत्मा मे स्थिति सो चारित्र है, इनसे बध कंसे हो 
सकता है । 


(२०) श्री प्रमृतचन्द्राचाययं तत्वाथंसार मे कहते है - 
पह्यति स्वस्वरूप यो जानाति श्र धरत्यपि। 
दर्दानशानचा रित्रश्रयमात्मेवय स॒ स्मृतः ॥८॥ 
भावार्थ :-- जो अपने पश्रात्मा के स्वभाव को श्रद्धान करता है, जानता 
है व अनुभव करता है वही दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा ही कहा गया है । 


(२१) श्री भ्रमृतचन्द्राचायं समयसार कलश मे कहते है :-- 
उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं। 
क्वजिदपि थ न विद्योयातिनिक्षेपतक्र । 
किसपरम भिदध्मो धाम्नि सर्वकथेष्मि- 
न्ननुभवसुपयाते भाति न हूं ससेब ॥६-१॥ 
भावार्थ :-- जब स्व तेजो को मन्द करने वाले आत्मा की ज्योति का 
अनुभव जागृत होता है तब नयो की या अपेक्षाबादों की लक्ष्मी उदय नही होती 
है । प्रमाएा के विकल्प भी अस्त हो जाते है, निक्षेपचक्र कहा गायब हो जाता 


सहज सुख साधन ] [ २३५ 


है, नही जाना जाता है, अधिक कया कहे सिवाय पभ्रात्मानन्द के कुछ और दूसरा 
भलकता ही नही । 

भूत भान्तममुतसेव रभसा निर्भिद्य बंध सुधी- 

पंद्चन्त: किल को5प्यहो कलयति व्याहत्य मोह हठात्‌ । 

झात्मात्मानुभवेकगम्यम हिसा व्यक्तो5यमास्ते प्र व॑ 

नित्य कर्मकलडू पदू विकलो देव' स्वय शाइवत ॥१२-१॥ 

भावार्थ :- जब कोई भेदज्ञानी महात्मा प्पने शप्रात्मा से भूत, भावी 

व वर्तमान कर्मंबन्ध व रागादि भावबन्ध को भिन्न करके व बलपूर्वक मोह को 
दूर करके भीतर देखता है तब उसको साक्षात्‌ अपना आात्म-देव अनुभव मे श्रा 
जाता है जो प्रगट है, निश्चित है, नित्य ही कर्मकलक से शून्य है, भ्रविनाशी है 
तथा जिसकी महिमा श्रात्मानुभव के द्वारा ही विदित होती है । 

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया 

भ्रपतितमिदमात्मज्यों तिरद्च्छदच्छम्‌ । 

सततमनुभवामो5नन्‍्तचेतन्य चिह्न म्‌ 

न खलु न खलु॒ यस्मादम्यया साध्यसिद्धि' २०-१७ 

भावार्थ - सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनो रत्नो की श्रपेक्षा तीन- 

पना होने पर भी जो भ्रात्मज्योति झपने एक स्वभाव से निश्चल है, शुद्ध रूप 
प्रकाशमान है, प्रनन्‍्त चेतन्‍्य के चिन्ह को रखती है उसे हम निरन्तर अनुभव 
करते है क्योकि शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति जो हमारा स्वभाव है वह इस स्वानुभव 
के बिना हो नही सकती है। 


त्यजलु जगविदानीं मोहमाजस्मलोढं 

रसयतु रसिकानां रोखन ज्ञानमुग्यत्‌ । 

हह कयसपि न,त्साइनास्सना साकसेकः 

किल कलयति काले क्यापि तादात्म्यव त्तिम ॥२२-१॥ 


भावार्थ :- है जगत के प्राणियों ! भ्रनादिकाल से साथ आझाये हुए इस 
मोह-शत्रु को भ्रब तो छोड और अ्रात्मा के रसिक महात्माओ्रो को जो रसीला 
है, ऐसे प्रकाशित आत्मा के शुद्ध ज्ञान का स्वाद लो क्योकि यह झ्ात्मा कभी 
भी कही भी श्रतात्मा के साथ एक भाव को नहीं प्राप्त हो सकता है । 


३६ | | सहजसुख साधन 


3 


झयि कथमपि मृत्या तत्त्वकोतृहली स- 
नननुभव भवमूत्तें: पाइबंयर्त्तों मुहत्तम्‌ । 
पृथगथ विलसत स्वं समालोक्य येन 
त्यजसि ऋूगिति पूर्त्या साकमेकत्वमोह ॥२३-१॥ 
भावाथं -- अरे भाई | किसी तरह हो, मर करके भी श्रात्मिक तत्व 
का प्रेमी हो और दो घडी के लिये शरोरादि स्व मूरतिक पदार्थों का तू निकट- 
वर्ती पडोसी बन जाय उनको अपने से भिन्न जान और आत्मा का अनुभव कर । 
तो तू अपने को प्रकाशमान देखता हुआ मूरततिक पदार्थ के साथ एकता के मोह 
को जीघ्र ही त्याग देगा । 
विरम किसपरेणाकार्यकोलाहलेन 
स्वयमपि निभूसत सन्‌ पह्य घण्मासमेक । 
हृदयसरसि पुस पुद्गलादूभिन्‍ननाम्नो 
ननु किमनुपलब्धिर्भाति कि चोपलब्धि ॥२-२॥ 
भावार्थ :- अरे भाई ! वृथा अ्रन्य कोलाहल से विरक्त हो श्रौर स्वय 
ही निश्चिन्त होकर छ मास तक तो एक आत्मतत्व को मनन कर तो तेरे 
हृदयरूपी सरोवर मे पुदूगल से भिन्न तेजधारी शआरात्माराम की क्या प्राप्ति न 
होगी ”? अवश्य होगी । 
निजमहिमरतानां. भेद विशञानशक्त्या 
भवति नियतमंषां शुद्धतत्वोपलम्भ-। 
अ्रचलितम खिलान्यव्रव्यवूरे स्थिताना 
भवति सति न तस्मिन्‍नक्षय कर्ममोक्ष ॥४-६।॥ 
भावाथं -- जो भेद विज्ञान की शक्ति से अपने आत्मा की महिमा में 
रत हो जाते है उनको शुद्ध आत्मतत्व का लाभ अवश्य होता है । सब अन्य 
पदार्थों से सदा दूरवर्ती रहने वाले महात्माग्रों को ही स्वानुभव होने पर सर्वे 
कर्मो से मुक्ति प्राप्त होती है जिसका कभी क्षय नही है । 
ग्राससारात्भ तिपदममी रागिणो नित्यमसा 
सुप्ता यस्मिन्नपदमपद तद्िवष्चध्वमन्धा । 
एतेतेत पदमिदर्सिद यत्र चेतन्यघातु" 
शुद शुद्ध स्वरसभरत स्थायिभावत्वमेति ॥६-७॥ 


सहज सुख साधन ] [ २३७ 


भावार्थ :- हे श्रन्ध पुुषो | ग्ननादि ससार से लेकर प्रत्येक शरीर मे 

ये रागी प्राणी उनन्‍्मत होते हुए जिस पद में सो रहे है वह तेरा पद नही है, नही 
है, ऐसा भली प्रकार समझ ले इधर भ्रा, इधर झ्रा, तेरा पद यह है जहा चैतन्य 
धातुमय आत्मा द्रव्यकर्म व भावकर्म दोनो से शुद्ध अपने श्रात्मिक रस से पूर्ण 
सदा ही विराजमान रहता है । 

सिद्धान्तोध्यमुदात्त चित्तच रितेमोक्षाथि भि* सेव्यताँ 

शुद्ध चिन्मयसेकमेव परम ज्योति. सर्देवास्म्यहम्‌ । 

एते ये ठु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथग्लक्षणा- 

स्तेपह नास्मि यतो5च्र ते मस परद्रव्यं समग्रा भ्रपि ॥६-६॥ 


भावार्थ .-- दृढ़ चित्त से चारित्र को पालने वाले मोक्षार्थी महात्माग्रो 
को इसी सिद्धान्त का सेवन करना चाहिये कि में सदा ही एक शुद्ध चेतन्य मात्र 
ज्योति हूँ और जितने नाना प्रकार के रागादि भाव भलकते है, उन जेसा मै 
नही हू क्योकि वे सर्व ही परद्रव्य है । 
समस्तमित्येबमपास्य कर्म त्रेका लिक शद्धनयावलम्बी । 
विलोनमोहो रहित विकारे दिचन्मात्रमात्मानमयाउवलस्बे ॥३६-१०॥ 
भावार्थ :- मैं शुद्ध निश्वय नय के द्वारा तीन काल सम्बन्धी सर्व ही 
कर्मो को दूर करके मोह रहित होता हुआ निविकार चैतन्य मात्र ग्रात्मा का 
ही आ्रालम्बन लेता हु । 
एको मोक्षपथों य एव नियतो हृश्ज्प्तिवस्पात्मक- 
स्‍्तत्रेव स्थितिमेति यस्तमनिश व्यायेच्च त चेतति । 
तस्मिन्तेव निरन्तर विहरति द्रव्यान्तराष्यस्पूशन्‌ 
सोष्वद््य समयस्य सारमचिरान्तित्योदय विदति ॥४७-१०॥ 


भावार्थ :- सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप एक यही मोक्ष का मार्ग है । 
जो कोई रात दिन उसी मे ठहरता है, उसी का मनन करता है, उसी का अनु- 
भव करता है, उसी मे ही निरन्तर विहार करता है, श्रन्य द्रव्यों को स्पर्श भी 
नही करता है, वही नित्य उदय रूप शुद्ध ग्रात्मा को शीघ्र ही ग्रवश्य ग्रवश्य 
प्राप्त कर लेता है । 


२३८ ] | सहजसुख-साधन 


ये ज्ञानसात्रनिजभावमयोसकम्पां मूसि अ्यन्ति कथ्रमप्यपनीतसोहा' । 
ते साधकत्वम धिगम्य भवस्ति सिद्धा. मृढ़ास्त्वमुमनुपलम्य परिक्रमन्ति ॥२०-११॥ 
सावार्थ :- जो महात्मा किसी भी तरह मोह को दूर करके इस निए- 
चल ज्ञान मात्र श्रात्मिक भाव की भूमि का प्राश्नय लेते है वे मोक्ष के साधन को 
पाकर सिद्ध हो जाते है। भझज्ञानी इस आत्म भूमि को न पाकर ससार मे भ्रमण 
करते रहते है । 


(२२) अ्मितिगति आचाये सामायिकपाठ मे कहते है :- 
न सन्ति बाह्या मम केचनार्था, भवामि तेषां न कदाचनाहम्‌ । 
इत्य विनिश्चित्य विम॒च्य बाह्य, स्वस्थ सदा त्व भव भद्र मुक्त्ये ॥२४॥ 
भावार्थ .-- मेरे आत्मा से बाहर जितने पदार्थ है वे मेरे कोई नहीं है 
और न मै कभी उनका हूँ । ऐसा निश्चय करके स्व बाहरी पदार्थों से मोह 
छोड़कर हे भव्य ! तू सदा अपने ही आत्मा में लोन हो, इसी से मुक्ति का 
लाभ होगा । 
प्रात्मानमात्मन्यवलोक्यमानस्त्व दर्शानज्ञानमयों विशुद्ध । 
एकाग्रचित्त: खलु यत्र तत्र, स्थितोषि साधुरुंभते समाधिम्‌ ॥२५॥ 
भावार्थ :- हे भद्र | तू अपने श्ात्मा में ही झात्मा को देखता हुभ्रा 
दर्शन ज्ञानमयी विशुद्ध एकाग्र चित्त हो जा, क्योकि जो साधु निज आत्मा के 
शुद्ध स्वभाव में स्थित होता है वही आत्म समाधि को पाता है । 
सर्व निराकृत्य विकल्पजालं ससारकान्तारनिपातहेतुम्‌ । 
विविक्तसात्मानमवेक्ष्यणाणो निलोयसे त्व परमात्मतत्त्वे ॥२६॥ 
माधार्ण .-- ससार वन में भटकाने वाले सर्व ही रागादि विकल्प जालो 
को दूर करके यदि तू स्व से भिन्न ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करे तो तू अव- 
श्य परमात्म तत्व में लीनता को प्राप्त कर लेगा । 


(२३) श्री श्रमितिगति आचार्य तत्वभावना में कहते है -- 


येषा काननसालय दाशधरो दीपस्तमइछेदक । 
भव्य भोजनमुत्तम वसुमती शय्या दिश्वस्त्वम्बरम्‌ ।। 


सहज सूख साधन [ २३६ 


पर 


संतोषामुतपानपुष्टवपुषोी. निधूय कर्माणि ते। 
धन्या यांति निवासमस्तबिपदं दीनेदू रापं परे: ॥२४॥ 
भावार्थ :- जिन महात्माओ का घर वन है, अन्धकार नाशक दीपक 
चन्द्रमा है, उत्तम भोजन भिक्षा है, शय्या पृथ्वी है, दश दिशाए बस्त्र है, 
सतोषरूपी अमृत के पान से जिनका शरीर पुष्ट है वे ही धन्य पुरुष कर्मो का 
क्षय करके दु ख रहित मोक्ष के स्थान को पाते है, जो दीनो से प्राप्त नही किया 
जा सकता । 
प्रम्यस्ताक्षकषषाय वे रिविजया विध्वस्तलोक क्रिया' । 
बाह्याम्यतरसगर्मांश विमुखा' कृत्वास्मवज्य मन ॥। 
ये श्रेष्ठ भवभोगवेहविषय वेराग्यमध्यासते । 
ते गच्छन्ति शिवालय विकलिला बुद्ध्वा समाधि बुधा" ॥३६।॥। 
भावार्थ :- जिन महात्माओ ने इन्द्रिय विषय और कपाय रूपी वेरियों 
क॑ विजय का अभ्यास किया है, जो लौकिक व्यवहार से अलग है, जिन्होने 
बाहरी भीतरी परिग्रह को त्याग दिया है वे ही ज्ञानी अपने मन को वश करके 
ससार शरीर भोगो से उत्तम वैराग्य को रखते हुए आत्म समाधि को प्राप्त 
करके शरीर रहित हो मोक्ष को प्राप्त करते है । 
शूरो5हहू शुभधीरह॒ पटुरह सर्वाधिकश्री रह । 
सान्योह गृुणवानह विभुरह पु सामह चाग्रणी ॥ 
इत्यात्मन्नपहाय वुष्कृतकरीं त्व सर्वंथा कल्पनाम्‌ । 
शब्वद्ध्याय_तदात्मतत्वममल नेश् यसी श्री्यंत ॥॥६२॥ 
भावार्थ :-- हे आत्मन्‌ ! मैं श्र है, मै बुद्धिमान हू, मैं चतुर हूँ, मै 
सबसे अधिक धनवान हूँ, मैं प्रतिप्ठित हैँ, मै गुणवान हूँ, मै समर्थ हूँ, मै 
सब मानवो में मुख्य हु । इस तरह की पाप बधकारी कल्पना को सवंथा दूर 
करके तू निर्मल आत्मिक स्वभाव का ध्यान कर जिससे निर्वाणा की लक्ष्मी 


प्राप्त हो । 
लड्ब्वा वु्लंभभेदयो. सपदि ये देहात्मनोरतरम्‌। 


दरध्या ध्यानहुताशनेन मुनयः शुद्ध न कर्मेंघनम्‌ ॥। 
लोकालोक विलो किलो कनयना भुत्वा द्विलोकाचिता' । 
पथान कथयंति सिद्धिवसतेस्ते संतुन सिद्धये ॥६४॥ 


२४० ] [ सहजसुख-साधन 


माथार्थ :-- जो मुनि शरीर और आत्मा के भेद को जिसका पाना 
दुर्लभ है, पाकर के और शुद्ध ध्यानरूपी अग्नि से कमेरूपी ई धन को जला देते 
है वे लोकालोक को देखने वाले केवलज्ञान नेत्रधारी इस लोक परलोक से पृज्य 
होकर हमारी शुद्धि के लिए मोक्षनगर जाने का मार्ग बताते है । 


(२४) श्री पद्मननदि मुनि धर्मोपदेशामृत मे कहते है - 


वबचनविर चितंवोत्पद्यते भेदब॒ुद्धिहं गबगमच रित्राण्यात्मन: स्व स्वरूपम्‌ । 
ग्रनुपच रितमेतच्चेतनेकस्व॒भाव ब्रजति विषयभाव योगिनां योगहृष्टे' ॥७६॥। 
भावार्थ .- सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र भेदरूप मोक्षमार्ग की बुद्धि वचनों 
से रची हुई है। वास्तव में यह रत्नत्रय आत्मा का अपना स्वभाव है । योगी 
ध्यान दृष्टि के द्वारा इसी चेतनामय स्वभाव का ही अनुभव करते है । 


(२५) श्री पद्मनदि मुनि एकत्वसप्तति मे कहते है -- 
दशन गिश्चय. पु सि बोधस्तद्बोध इष्यते । 
स्थितिरत्रेव चारित्रमितियोग शिवाश्रय ॥१४॥ 
भावार्थ - णुद्धात्मा का निश्चय सम्यग्दर्शन है, शुद्धात्मा का ज्ञान 
सम्यग्ज्ञान है, शुद्धात्मा मे स्थिति सम्यकचारित्र है, तीनों की एकता ही मोक्ष 
का मार्ग है । 
उफमेव हि. चेतन्य. शुद्धनिश्वयतो5यबा । 
को5बकाशो विकल्पाना तत्राखण्डकवस्तुनि ॥१५७ 
भावार्थ - अथवा शुद्ध निश्चयनय से एक चेतन्य ही मोक्षमार्ग है। 
अखड वस्तु आत्मा मे भेदों के उठाने की जरूरत नही है । 
साम्यमेक पर कार्य साम्य तत्व पर स्मृतस्‌ । 
साम्य सद्वॉपदेशानामुपदेशोी विमुक्तये ॥६६।॥। 
भावार्थ *- उत्तम समताभाव एक करना चाहिए, समता का तत्व 
उत्कृष्ट है। समताभाव ही सर्व उपदेशों मे सार उपदेश मुक्ति के लिए कहा 
गया है । 
साम्प सदृबोधनिर्माण शाइवदानदमदिरम्‌ । 
साम्य शुद्धात्मनोरूप हार मौक्षेकसझन ।॥६७॥। 


सहज सुख साधन ] [ २४१ 


भावार्थ - समताभाव हो सम्यन्ज्ञान को रचने वाला है, यह अ्रविनाशी 
भ्रानन्द का मन्दिर है। समताभाव णुद्धात्मा का स्वभाव है। यही मोक्षमहल 
की सीढी है । 


साम्य निःरेषशास्त्राणां सारमाहुविपश्चित । 
साम्य फर्ममहादावदाहे.. दाबानलायते ।।६८॥। 
भावार्थ -- समताभाव सर्व शास्त्रों कासार है ऐसा विद्वानो ने कहा 
है । समताभाव ही कर्मरूपी महावृक्ष के जलाने को दावानल के समान है । यह 
समताभाव आत्मध्यान से ही जागृत होता है । 
हेयडच कर्मरागादि तत्कायंझज विवेकिन' । 
उपादेय॑ परंज्यो तिरुपयोगेकलक्षणम्‌ ॥७५॥। 
भावार्थ :- रागादि उपजाने वाले कर्म तथा रागादिभाव उनके कार्य 
ये सब ही ज्ञानी द्वारा त्यागने योग्य है। मात्र एक उपयोग लक्षणरूप आ्रात्मा 
की परमज्योति ही ग्रहगा करने योग्य है । 


(२६) श्री पद्मनदि मान सदुबोधचद्रोदय मे कहते है :-- 
तत्त्यमात्मगतमेव निश्चित योष्न्य रेश निहित समीक्षते । 
वस्तु मुष्टि विधृत प्रयत्तत कानने मृगयते स भृूढधी, ॥६॥ 
भावार्थ :- आत्मतत्व निश्चय से आ्रात्मा मे ही है। जो कोई उस तत्व 
को अन्य स्थान में खोजता है वह ऐसा मूढ है जो अपनी मुट्ठी मे धरी वस्तु को 
बन में दृ ढता है । 
स्विशुद्धपरमात्ममावना स्विशुद्धधदकारण भवेत्‌। 
सेतरेतरकृते सुवर्णतोी लोहतइच बिकृतो तदाश्िते ॥२०॥॥ 
भावार्थ :- शुद्ध परमात्मा की भावना शुद्ध पद का कारण है| शभ्रशुद्ध 
आत्मा की भावना अ्रशुद्ध पद का कारण है | जैसे सुवर्ण से सुबर्णा के पात्र बनते 
है और लोहे से लोहे के पात्र बनते है । 
बोधरूप मखिलंरपाधिभिवेजितं किमपि यतदेव नः। 
तान्यदल्पमपि तत्वमीहश मोक्षहेतुरिति योगनिशचचय. ॥॥२५॥ 
भावाये : - सर्व रागादि की उपाधि से रहित जो एक ज्ञानरूप तत्व 
है सो ही हमारा है और जरासा भी कोई हमारा तत्व नही है ऐसा योगी का 
निश्चय मोक्ष का कारणा है। 


२४२ ] [ सहजसुख-साधन 


निशचयावगसन स्थितित्रयं रत्नस चितिरिय परात्मनि। 
योगहष्टिविषयी भवननसो निशच्चयेन पुनरेक एव हिं।।३०॥॥ 
भावार्थ :- परमात्मा के स्वरूप में सम्यग्दशन, सम्यग्जान व सम्यक्‌ - 
चारित्र इन तीनो रत्नो का संचय है । इसलिए योगियो की दृष्टि का विषय 
एक निज श्रात्मा ही है । 
सत्समा धिशशरूड्छनो वयावुल्‍लसत्यमलबोधवारिधि । 
यो गिनो5णुसहश विभाव्यते यत्र सग्नमखिल चराचरम्‌ ॥।३३२॥। 
भावाथ - योगी के आत्मध्यान रूपी चन्द्रमा के उदय से निर्मल ज्ञान- 
रूपी समुद्र बढ जाता है । उस समुद्र मे यह चर अचररूप सर्व जगत्‌ डूब करके 
एक अणुमात्र दिखलाई पडता है। शुद्ध ज्ञान मे ऐसी शक्ति है जो ऐसे भ्रनन्त 
लोक हो तो भो दिख जावे । 
जल्पितेन बहुना किमाअयेद्‌ बुद्धिमानमलूयोगसिडद्धये । 
साम्यमेव सकलेरुपाधिभि. कर्मजालज निर्तेविवजितम्‌ ॥४१॥ 
भावार्थ -- बहुत अधिक कहने से क्‍या ? ध्यान की सिद्धि के लिए 
बुद्धिमान को उचित है कि सर्व कमगत रागादि की उपाधि से रहित एक समता- 
भाव को अगीकार करे । 


(२७) श्री पद्मनदि मुनि निश्चयपचाशत्‌ मे कहते है - 
सम्यक्सुखबोधहशां. त्रितयमखण्ड परात्मनोरूपम्‌ । 
तसत्र तत्रो य"स एवं तल्‍लब्धिकृतकृत्य” ॥१३॥ 
भावार्ण -- सम्यक्‌ सुख ज्ञान दर्शन ये तीनो ही अखण्ड परमात्मा का 
स्वभाव है । इसलिए जो कोई परमात्मा मे लीन है वह सच्चे सुख व ज्ञान व 
दर्शन को पाकर इृतकृत्य हो जाता है । 
हिसो ज्कसित एकाकी सर्वोपद्रवसहों वनस्थो5पि । 
तररिव नरो न सिध्यति सम्यग्बोधाहते जातु ॥१६॥ 
भावार्थ - यदि सम्यक्‌ आ्रात्मज्ञान न हो तो यह मानव कदापि मोक्ष 
को नहीं प्राप्त कर सकता है । चाहे वह हिसा से रह्रित एकाकी सर्व उपद्रव को 
सहता हुआ वन मे वृक्ष के समान खडा रहे । 


सहज सुख साधन ] [ २४३ 


(२८) श्री कुलभद्र श्राचार्य सारसमुच्चय में कहते है - 
संगादिरहिता धीरां रागादिमलवर्जिता: । 
शास्ता दास्तास्तपो भूषा मुक्तिकाक्षणतत्पराः ॥१६६॥ 
सनोवाक्काययोगेधु प्रणिधानपरायणा. । 
वत्ताद॑या ध्यानसम्पस्नास्ले पात्र करणापरा' ॥१६७॥ 
भावार्थ *- जो परिग्रह श्रादि से रहित है, धीर है, रागादिमल से रहित 
है, शांत है, इन्द्रिय विजयी है, तपस्वी है, मुक्ति प्राप्ति की भावना रखते है, 
सन, वचन, काय तीनो योगो को वश में रखने वाले है, चारित्रवान है, दयावान 
है, वे ही ध्यानी उत्तम पात्र मुनि है। 
प्रासेरोद्रप रिव्यागाद धर्मशक्‍्लसमाश्रयात्‌ । 
जोव. प्राप्नोति निर्बाणमनम्तसुखमच्युत ।।२२६॥ 
भावार्थ -आतं व रोद्रष्यान को त्यागकर जो धम्ंध्यान भौर शुक्ल- 
ध्यान का ग्राश्रय लेता है वही जीव अनतयुखमयी अविनाशी निर्वाण को प्राप्त 
करता है । 
प्रात्मा वे सुमहत्तोर्थ यदास्रो प्रशमे स्थित । 
यदासो प्रशमो नास्ति ततस्सीर्थ॑मिरथेंकम्‌ ॥३११॥। 
शीलब्रतजले स्‍्तातु श॒द्धिरस्थ शरीरिण'। 
न तु स्नातस्य तीर्थेषु सर्वेष्यपि महीतले॥३१२॥ 
रागाटिवर्जितं स्नान ये कुर्बेति दयापरा'। 
तेषां निर्मेलता योगर्न च स्नॉतसथ घारिणा ॥३१३॥ 
आ्रात्मान स्नापये न्वित्य॑ ज्ञाननीरिेण चांरुणा। 
येन निर्मलतां याति जीवो जन्सान्सरेष्वपि ॥३१४।॥ 
भावार्थ - जब यह गआ्रात्मा शातभाव मे तिष्ठता है तब यही महान 
तीर्थ है । यदि आत्मा मे शाति नही है तो तीर्थ॑यात्रा निरर्थक है। शील व 
व्रतरूपी जल में स्नान करने से श्रात्मा की शुद्धि डोती है किन्तु पृथ्वीभर की 
नदियों में स्नान करने से नहीं हो संकती है । जो कोई दयावान रागद्वेषादि 
भावों को छोडकर ग्रात्मा के वीतरागभाव में स्‍्तान करते है उन्हीं को ध्यान से 
निर्मलता प्राप्त होती है मात्र जल के स्नान से पवित्रता नहीं आती है। आत्म- 


रडड ) | सहजसुख साधन 


ज्ञानर्पी जल से आ्रात्मा को नित्य स्नान कराना चाहिये, जिससे जन्म जन्म के 
पाप धुल जाते हैं । 


(२६) श्री शुभचन्द्र आचार्य ज्ञानार्णाव मे कहते है - 
मोहबछ्लिमपाकत्‌ स्वोकत्त' सयमश्ियम्‌ । 
छेस' रागद् मोद्यानं समत्वमवलम्ब्यताम्‌ ॥१-२४।॥ 
भावार्थ - हे आत्मन्‌ ! मोहरूपी अग्नि को बुझाने के लिये समयरूपी 
लक्ष्मी को स्वीकार करने के लिये तथा रागरूपी वृक्षों के समूह को काटने के 
लिये समताभाव को धारणा करो । 
विरज्य कामभोगेषु॒ विमुच्य वपुषि स्पृहाम्‌ । 
समत्य॑ सज॒ स्वशज्ञानलक्ष्मीकुलास्पदम्‌ ॥३-२४।॥ 
भावार्थ - हे श्रात्मन ! तू कामभोगो से विरक्त हो, शरीर मे राग का 
छोड और समभाव को भज क्योकि केवल ज्ञानरूपी लक्ष्मी का कुल ग्रह समभाव 
है । समभाव से ही अरहत पद होता है । 
साम्यसूर्याशुभिभिन्‍्ने रागादितिमिरोत्करे । 
प्रपश्यति यमी स्वस्मिन्स्वरूप परमात्मन ॥५-२४॥ 
भावार्थ - सयमी समताभावरूपी सूर्य की किरणों से रागादि अन्ध- 
कार के समूह को जब नष्ट कर देता है तब वह अपने आ्रात्मा मे ही परमात्मा 
के स्वरूप को देख लेता है। 
सास्यसीमानलस्ध्य कृत्वात्मन्यात्मनिश्च यम्‌ । 
पुृथक्‌ करोति विज्ञानी सश्लिष्टे जीवकर्ंंणी ॥६-२४॥ 
भावार्थ - भेद विज्ञानी महात्मा समताभाव की सीमा को प्राप्त करके 
भ्रौर अपने आत्मा मे आ्रात्मा का निश्चय करके जीव और कर्मो को जो श्रनादि 
से मिले है । पृथक्‌ कर देता है । 
भावयस्थव तथात्मान समत्वेनातिनिर्भरम । 
न यथा हं षरागाम्यां गुल्ठात्ययंकदस्यकम्‌ ।८-२४॥ 
भावार्थ - हे भात्मन्‌ | तू अपने आ्रात्मा की समताभाव के साथ गअ्रति 
गाढ इस तरह भावना कर कि जिससे पदार्थ के समूह को रागद्वेष से देखना 
बन्द हो जावे। 


सहज सुख साधन ) | २४५ 


ग्राशा सथो विपचन्ते यान्त्य विद्या क्षय क्षणात्‌ । 
जख्ियते विसभोगीन्दो एस्थ सा साम्यभावना ॥|११-२४।॥ 
भावार्थ - जो महात्मा समभाव की भावना करता है उसकी झ्राशाए 
शीघ्र नाश हो जाती है, अ्ज्ञान क्षण भर मे क्षय हो जाता है, चित्त रूपी सर्प 
भी मर जाता है । 
साम्यमेव पर ध्यान प्रणीतं विश्वदशिभि'। 
तस्पेब व्यक्तये नून मन्येष्य शास्त्रविस्तरः ॥१३-२४॥। 


भावार्थ - स्वज्ञों नेसमता भाव को ही उत्तम ध्यान कहा है, उसी 
को प्रगटता के लिये सर्व शास्त्रों का विस्तार है, ऐसा मैं मानता हूँ । 
तनुत्रयविनिमु क्त दोषत्रयविवर्जितम्‌ । 
यदा वेस्यात्मनात्सानं तदा साम्ये स्थितिर्भवेत्‌ ॥१६-२४।। 
भावारे :- जब योगी श्पने आझ्ात्मा को श्रौदारिक, तैजस, कार्मारा इन 
तीन शरीरो से रहित व राग द्वेप, मोह इन तीन दोषो से रहित झत्मा ही के 
द्वारा जानता है. तब ही समभाव में स्थिति होती है । 
प्रगोषपरपर्याय रन्यव्रव्येविलक्षणम्‌ । 
निश्चिनोति यदात्मान तदा साम्य प्रसूयते ॥१७-२४॥ 
भावार्थ - जिस समय यह आ्ात्मा अपने को सर्व परद्वव्यो की पर्यायो 
से व परद्रव्यों से विलक्षण निश्चय करता है उसी समय समता भाव पेदा 
होता है । 
सोधोत्सड्ध ब्मशाने स्तुतिशपनविधो कर्दमे कु कुमे वा 
पल्यके कण्ठकाग्र हथदि शहिमणों अर्मचीनांशुकेयु । 
शीर्णादु दविव्यनायामसमशमवशज्ञाश्वस्थ चित्त विकल्पे- 
नॉलीढ़ सोध्यमेक' कलयति कुशल साम्यलीलाविलासं ॥२६-२४॥ 


भावार्थ - जिस महात्मा का चित्त महलो को या श्मशान को देखकर, 
स्तुति व निन्‍दा किये जाने पर, कीचड व केशर से छिडके जाने पर, पल्यक 
शय्या व काटो पर लिटाए जाने पर, पाषाण और चन्द्रकातमणि के निकट आ्राने 
पर, चर्म व चीन के रेशमी बस्त्रों के दिये जाने पर, क्षीणा शरीर व सुन्दर स्त्री 


२७६ |] [ सहजसुख-साधन 


के देखने पर अपूर्व शान्तभाव के प्रताप से रागद्वेष विकलपो को स्पर्श नहीं करता 
है बही चतुर मुनि समता भाव के प्रानन्द को भ्रनुभव करता है । 
यस्य ध्यान' सुनिष्कम्पं समत्यं तस्थ निक्चलम्‌ । 
नानयोविद्धयधिष्ठानसस्पोन्यप स्थादिसिदल ॥२-२५॥ 
भावार्थ :- जिसके ध्यान निश्चल है उसी के समभाव निश्चल है | ये 
दोनो परस्पर आधार है । ध्यान का झ्राधार समभाव है, समभाव का आधार 
ध्यान है । 
साम्यमेव न सदृध्यानात्‌ स्थिरी भवति केवलम्‌ । 
शुद्ध्यत्यपि थ्कर्माधकलड़ी यम्त्रवाहक: ।२-२५।॥ 
भावार्थ :- प्रशसनीय आत्म ध्यान से केवल समता भाव ही नहीं स्थिर 
होता है किन्तु यह शरीर रूपी यन्त्र का स्वामी जीव जो कर्मों के समूह से 
मलीन है सो शुद्ध हो जाता है । 
भवज्वलनसम्भूतमहादाह॒प्रशान्तये । 
शदयत्ध्यानाम्बुये धो रे रवगाहू. प्रदास्थ ते ॥६-२५॥। 
भावार्थ - ससार रूपी भ्रग्नि से उत्पन्न हुए बड़े ग्राताप की शाति के 
लिये धीर वीर पुरुषो को ध्यान रूपी समुद्र का स्नान ही श्रेष्ठ है । 
शानवेराग्यसपनन' सवृतात्मा स्थिराशय.। 
मुमुक्षुरुगभी शान्तो ध्याता धीर प्रशसस्‍्यते ३-२७॥। 
भावार्थ '- धर्म ध्यान का ध्याता वही होता है जो सम्यकज्ञान और 
वराग्य से पूर्ण हो, इन्द्रिय व मन को वश में रखने वाला हो, जिसका श्रभिप्राय 
स्थिर हो, मोक्ष का इच्छुक हो, उद्यमी हो तथा शात भाव धारी हो तथा 
धीर हो । 
ध्यानध्वंसनिमितानि तथान्यास्यपि भूतले । 
मे हि स्वप्मेषपि सेव्यानि स्थानानि सुनिसत्तमे: ॥३४-२७॥॥ 
भावार्थ :- जो जो स्थान ध्यान में विध्न कारक हो उन सबको स्वप्न 


में भी सेवत न करे। मुनियों को एकात ध्यान योग्य स्थान में ही करना 
चाहिये। 


सहज सुख साधन ] [ २४७ 


यत्र रागादयों दोषा श्रज यान्ति 'लाघवम। 
तत्रेव बसतिः साध्यी ध्यान काले बिशेषतः ॥॥८-२८।। 
भावार्थ -- जहा बेठने से रागादि दोष शीघ्र घटते चले जावे वहाँ ही 
साधु को बैठना ठीक है । ध्यान के समय मे इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये। 


वारुपटटे शिलापट्टे भूमो वा सिकतास्थले। 
समाधिसिद्धये धीरो विवध्यात्सुस्थिरासनम्‌ ॥६-२४॥ 


भावार्थ - धीर पुरुष ध्यान की सिद्धि के लिये काठ के तखते पर, 
शिला पर, भूमि पर, व बालू रेत मे भली प्रकार आसन लगावे । 
पयंदुमर् पयंजू:: बच्चा बीरासन तथा । 
सुखारविन्दपूर्व व कायोत्सगंइ्च सम्भतः ॥॥१०-२८॥। 
भावाथं -- ध्यान के योग्य ये आसन है (१) पर्यकासन (पद्मासन), 
अर्पर्यकासन (भ्रद्धं पद्मासन), वज्मासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन और 
कायोत्सर्ग । 
स्थानासनविधानानि ध्यानसिर्ध निबन्धनस्‌ । 
न॑ क मुक्स्वा मुनेः साक्षाहिक्षेपर हित सन ॥॥२०-२८॥ 
भावार्थ - ध्यान की सिद्धि के लिये स्थान और आसन का विधान है। 
इनमें से एक भी न हो तो मुत्रि का चित्त क्षोभ रहित न हो । 


पूर्वाशा भिमुखः साक्षादुत्तराभिमुखो5पि वा। 
प्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ॥२२-२८॥ 
भावार्थ - ध्यानी मुनि जो ध्यान के समय प्रसन्न मन होकर साक्षात्‌ 
पूर्व दिशा में मुख करके ञ्थवा उत्तर दिशा में भी मुख करके ध्यान करे तो 
प्रशसनीय है । 
झ्रथासनजयं योगी करोतु विजितेन्द्रिय. । 
सनागपि न लिद्चन्ते समाधों सुस्थिरासना ॥३०-२८॥। 
भावार्थ - इन्द्रियो को जीतने वाला महात्मा योगी आसन को भी 
वश मे करे । जिसका झासन ध्यान में स्थिर होता है वह कुछ भी खेद नहीं 
पाता है । 


२४६८ ] [ सहजसुख-साधनत 


नेश्रदन्द श्रवणयुगले. नासिकाप्र ललादे 
वक्त नाभों शिरसि हृदये तालुनि अ॑ युगान्ते । 
ध्यानस्थानानपमलमतिभि कीतितान्यः देहे 
लेष्देक स्मिन्विगतविषय चित्तमालम्बनीयम्‌ ॥१३-३०।॥ 
भावार्थ -- शुद्ध मतिधारी आचार्यों ने दश स्थान ध्यान के समय चित्त 
को रोकने के लिये कहे है - (१) नेत्रयुगल, (२) कर्शायुगल, (३) नाक का 
अग्र भाग, (४) ललाट, (५) मुख, (६) नाभि, (७) मस्तक, (८) हृदय, 
(६) तालु, (१०) दोनो भौहो का मध्य भाग । इनमें से किसी एक स्थान में 
मन को विषयो से रहित करके ठहराना उचित है । उन्ही मे कही पर $» या 
हूँ मन्त्र को स्थापित कर ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है । 
सोष्य॑ समरसीभावस्तदेकीकरण स्मृतम्‌ । 
हाप थक्‍त्देन यत्रात्मा छीयते परमात्मनि ॥३८ ३१॥ 
भावार्थ -- जहाँ ग्रात्मा परमात्मा में एकतानता से लीन हो जावे वही 
समरसीभाव है, वही एकीकरण है, वही ग्रात्मध्यान है । 
ज्यो तिमंय मसात्मानं पश्यतो5श्रेव यान्त्यसी । 
क्षय रागादयस्तेन नाइरिः कोइपि प्रियो न मे ॥३२ ३२।॥ 
भावा्ं - ध्याता विचारे कि मैं अपने को ज्ञान ज्योतिमय देखता हू । 
इसी से मेरे रागादिक क्षय हो गए है । इस कारण न कोई मेरा शत्रु है न कोई 
मेरा मित्र है । 


श्रात्मन्येवात्मनात्माय स्वयमेवानुभूयते । 
झातोउन्यत्रेव मा ज्ञात्‌ प्रयास' कार्य निष्फल ॥॥४१ ३२॥। 
भावाय - यह आ्रात्मा श्रात्मा में ही आत्मा के द्वारा स्वयमेव अनुभव 
किया जाता है इससे छोडकर भ्रन्य स्थान मे श्रात्मा के जानने का जो खेद है 
सो निष्फल हूँ । 
स॒ एवाहं स॒ एवहमित्यम्यस्यश्ननारतम्‌ । 
वासना हृढयन्नेव आप्नोत्यात्मन्यवस्थितिम्‌ ॥४२-३२॥। 
भावार्थ - वही मैं परमात्मा हु, वही में परमात्मा हू, इस प्रकार 
निरन्तर ग्रभ्यास करता हुआ पुरुष इस वासना को दृढ़ करता हुआ आत्मा में 
स्थिरता को पाता हैँ, आत्मध्यान जग उठता है । 


सहुज यू साधन [ २४६ 


शरौरादूभिश्नमात्मानं शृण्बन्नपि बदररपिं । 
ताबन्न मुज्यते यावन्न भेदाम्धासनिष्ठित. ॥८६५-३२॥। 
भसावा्थ :- शरीर से श्ात्मा भिन्न है ऐसा सुनता हुआ भी तथा कहता 
हुआ भी जब तक दोनो भेद का भ्रभ्यास पक्‍का नही होता है तब तक देह से 
ममत्व नही छटता है । 
पाती दियनिर्देश्यममृर्त कल्पनाच््युतम । 
चिदानदरय विद्धि स्वस्मिल्नात्मानसात्मना ॥६&-३२॥। 
भावार्थ :- हे झ्ात्मन्‌ ! तू आत्मा को आत्मा ही में श्राप ही से ऐसा 
जान कि मै अतीन्द्रिय हैँ, वचनो से कहने योग्य नही हूं, भ्रमूतिक हू, मन की 
कल्पना से रहित हूँ तथा चिदानन्दमयी ह । 
हत्यविरत स योग पिण्डस्थे जातनिशचलाभ्यास, । 
शिवसुखमनन्यसाध्य. प्राप्नोत्यचिरेण_ कालेन ॥३१-३७॥। 
भावार्थ - इस तरह पिडस्थ ध्यान मे जिसका निश्चल श्रभ्यास हो 
गया है वह ध्यानी मुनि ध्यान से साध्य जो मोक्ष का सुख उसको शीघ्र ही 


पाता है । | 
बीतरागस्य विश्या ध्यान सिद्धिध्र व मुने । 


क्लेश एवं तदर्थ स्यादागात्तस्पेह देहिन' ॥११४-३८॥ 
भावार्थ :- जो मुनि वोतराग है उनके ध्यान की सिद्धि ग्रवश्य होती 
है परन्तु रागी के लिए ध्यान करना दु ख रूप ही है । 
झ्रनन्‍्यशरणं साक्षासत्मलीनंकमानसः । 
तत्स्वरूपमवाप्नो ति ध्यानी तन्‍्मयतां गत ॥३२-३६॥॥ 
भावा्े :- जो सर्वज्ञ देव की शरणा रखकर प्रन्य की शरण न रखता 
हुआ उसी के स्वरूप मे मन को लोन कर देता है वह ध्यानी मुनि उसी मे 
तनन्‍्मयता को पाकर उसी स्वरूप हो जाता है । 
एव देव स सर्व सो5ह तब्बपतां गत'। 
तस्मात्स एवं नान्योहह विश्ववर्शोति मन्यते ॥॥४३-३६॥ 
भावार्थ :-- जिस समय सवंज्ञ स्वरूप अपने को देखता है उस समय ऐसा 
मानता है कि जो सर्वज्ञ देव है उसो स्वरूपपने को मै प्राप्त हुआ हूँ । इस कारण 
वही सर्वे का देखने वाला मैं हुँ । अन्य मै नही हू ऐसा मानता है । 


२५७ |] [ सहजसूख-साधन 


श्रलोक्यानदबीज॑ जननजल निधेर्णनपात्र परवित्रम्‌ 
लोकालोकप्रदीप स्फुरदमलशरचघ्चन्रकोंटिप्रभावपम्‌ । 
वस्थामप्यग्रकोटो जगदखिलम तिक्रम्य लब्धप्र तिष्ठम्‌ 
देव॑ विदवकताथं शिवमजमनघं वीतरागं भजस्व ।।४६-३६।॥। 
भावार्थ :- हे मुने ! तू वीतरागदेव का ध्यान कर । जो देव तीन लोक 
को आनन्द के कारण है, ससार समुद्र से पार करने को जहाज है, पवित्र है, 
लोकालोक प्रकाशक हैं, करोड़ो चन्द्रमा के प्रभा से भी अधिक प्रभावान है, किसी 
मुख्य कोटि मे सर्व जगत का उल्लघन करके प्रतिष्ठा प्राप्त है, जगत के एक 
नाथ है, आनन्द स्वरूप है, श्रजन्मा व पापरहित है। 
इतिविगतविकल्प  क्षोणरागादिदोष॑ 
विदितसकलवेद त्यक्तविश्वप्रपअन्चभ्‌ । 
शिवमजमनवह्या विश्वलोकंकनाथं 
परमपुरुषमुच्चेभाविशुवष्या.._ भजस्व ॥३१-४०॥॥ 
भावार्श :- हे मुनि ! इस प्रकार विकल्परहित, रागादि दोष रहित, 
सर्वज्ञायक ज्ञाता, सर्वप्रपच से शून्य, श्रानन्दरूप, जन्ममरण रहित, कर्म रहित जगत 
के एक ग्रद्धितीय स्वामी परमपुरुष परमात्मा को भाव को शुद्ध करके भजन कर । 
ध्रात्मायं श्रय मुझ्च मोहंगहनं मित्र विवेक कुरु 
वेराग्य भज भावयस्व नियत भेदं शरोरात्मनों । 
धम्मंध्यानसुधाममुत्रकुहरे. कृत्वावगाहूं. परं 
पश्यानन्तसुखस्वभावक लित॑ मुक्तेमु खाम्भोरहम्‌ ।॥२-८२॥॥ 
भावार्थ :- हे आत्मन्‌ | तू अपने शआ्रात्मा के ग्रर्थ का ही आश्रय कर, 
मोहरूपी वन को छोड, भेद विज्ञान को मित्र बना, वेराग्य को भज, निश्चय से 
शरीर और आत्मा के भेद की भावना कर । इस तरह धर्म ध्यानरूपी अ्रमृत 
के समुद्र के मध्य मे अवगाहन करके अनन्तसुख से पूर्ण मुक्ति के मुबकमल को 
देख । 
(३१) भट्टारक श्री ज्ञानभूषण तत्वज्ञान तरगिणी मे कहते हैं - 


क्य यांति कार्याणि शुभाशुभानि क्‍्य यांति संगाश्चिद चित्स्वरूपा' । 
क्य यांति रागादय एवं शुद्ध चिद्रूपको5ह स्वरणे न विदूम. ॥८-२॥। 


सहज सुख साधन ] (२४९ 


भावार्थ :- मैं शुद्ध चेतन्य स्वरूप हु ऐसा स्मरण करते ही न जाने 
कहा शुभ व अशुभ कार्य चले जाते है, न जाने कहा चेतन व श्रचेतन परिग्रह 
चले जाते है तथा न जाने कहा रागादि बिला जाते है । 
मेरु:ः कल्पतरुः सुधर्णममतं चिताम॑तिः केवल 
साम्यं तोयंकरो यथा सुरगवी चक्री सुरेद्रो महान्‌ । 
मुभुदम्रुहघातुपेयस णिधीवताप्सगो मानवा-- 
मत्येष्वेद तथा च चितनमिह ध्यानेषु शुद्धात्मन. ॥६-२॥ 
भावाये :- जैसे प्वतों में मेरु श्रष्ठ है, वृक्षों मे कल्पवृक्ष बडा है, 
धातुओं मे सुबर्गा उत्तम है, पीने योग्य पदार्थो में अमृत सुन्दर है, रत्नों मे उत्तम 
चिन्तामणि रत्न है, ज्ञानो मे श्रंप्ठ केवलज्ञान है, चारित्रो मे श्रंप्ठ समताभाव 
है, आत्माओ्रो में तीर्थकर बडे है, गायो में प्रशसनीय कामधेनु है, मानवो में 
महान चक्रवर्ती है तथा देवो में इन्द्र महान व उत्तम है उसी तरह सर्व ध्यान में 
शुद्ध चिद्र प का ध्यान सर्वोत्तम है । 
ते चिद्रूपं निजात्मान समर शुद्ध प्रतिक्षणं । 
यस्य स्मरणसात्रेण सद्यः कर्मक्षयों भवेत्‌ ॥१३-२॥ 
भावार्थ :- हे झ्रात्मन्‌ | तू चंतन्यस्वरूप शुद्ध अपने आत्मा का प्रतिक्षरा 
स्मरण कर जिसके स्मरण मात्र से शीघ्र ही कर्म क्षय हो जाते है । 
सर्ग॑ विमुच्य विजने बसति गिरिगहूरे । 
शुद्ध चिद्रूपसप्राप्त्य शानिसोष््यत्र निःस्पूहा: ॥५-३।। 
भावार्थ :-- ज्ञानी अन्य सब इच्छाशो को त्यागकर, परिग्रह से अलग 
होकर शुद्ध चेतन्यरूप के ध्यान के लिये एकान्त स्थान पंत की गुफाशों मे वास 
करते है। 
कर्मांगा खिलसगे निर्मेमतामातरं बिता । 
शुद्धचिटू पसदध्यानपुत्रसुतिनं_ जायते ॥११-३॥। 
भावार्थ - सर्व कर्मो से, शरीर से व सर्वपरिग्रह से निर्ममतारूपी माता 
के बिना शुद्ध चेतन्यरूप सत्य ध्यानरूपी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । 
नाह किचिन्न से किलिद शुद्धचिद्र पर्ंजिना । 
तस्मादन्यत्र से चिता वथा तन्न लय भजे |॥१०-४! 


२५२ ] [ सहटजसुख-साधन 


भावार्थ :-- शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप के सिवाय न तो और में कुछ हू न 
कुछ मेरा है । इसलिये दूसरे की चिता करना वुथा है, ऐसा जानकर में एक 
शुद्ध चिद्र प में ही लय होता हू । 

रागाद्या न विधातव्या: सत्यसत्यपि वस्तुनि । 
शात्वा स्वशुद्ध चिद्रूप तन्न तिष्ठ निराकुछ,. ॥।१०-६।॥ 

भावार्थ :- अपने शुद्ध चेतन्‍्यमय स्वरूप को जानकर उसी मे तिष्ठो 

और निराकुल रहो । दूसरे भले बुरे किसी पदार्थ मे रागद्वेषदि भाव न करना 


उचित है । 
चिद्रपोऋं स मे तस्मात्त पश्यामि सुखी तत । 


भवल्षितिहित मुक्तिनिर्यासोष्प जिनागमे ।।११-६॥ 
भावार्थ :- मे चंतन्यरूप हू इसलिये मे उसी को देखता हूँ शऔऔर सुखी 
होता हूं । उसी से ससार का नाश श्र मुक्ति का लाभ होता है, यही जेनागम 


का सार है । ह 
स्वास्मध्यानामृत स्वच्छ विकल्पानपसाये सत्‌ । 


पिबति क्लेशानाशाय जल शेवालबत्सुधी ॥४-८॥। 
भावार्थ - जिस तरह प्यास के दूख को दूर करने के लिये बुद्धि मान्‌ 
सवाल को हटाकर जल को पीता है उसी तरह ज्ञानी सर्व सकल्‍्प विकल्पों को 


छोडकर एक निर्मल आत्मध्यान रूपी श्रमत का ही पान करते है । 
नात्मध्यानात्परं सोख्य नात्मध्यानात्‌ पर तप । 


नात्मध्यानात्परों मोक्षपय. क्वापि कदाचन ॥।५-८॥। 
भावार्थ :- प्रात्मध्यान से बढकर कही कभी सुख नही है, न आत्मध्यान 
से बढ़कर कही कभी कोई तप है, न आ॥रात्मध्यान से बढ़कर कही कभी कोई मोक्ष- 


मार्ग है । 
भेदज्ञानं प्रदीपोडस्ति शुद्ध लिद्र पदहने । 


झनादिजमहामोहतामसच्छेदनेषपि च ॥१७ ८॥॥ 
भावाय्ं :- यह भेद विज्ञान शुद्ध चिद्रप के दर्शन के लिये तथा ग्रनादि 
काल के महा मिथ्यात्वरूपी श्र धकार के छेदने के लिये दीपक है । 
शुद्ध चिद्र पसत्ध्यानादन्यत्काय॑ हि मोहज । 
तस्माद्‌ बधस्ततो दु ख मोह एवं ततो रिपु ॥२१-६॥ 


सहज सुख साधन ] [२५३ 


भावार्थ :- शुद्ध चिद्र प के ध्यान के सिवाय जितने कार्य हैं वे सब मोह 
से होते है । उस मोह से कर्म बन्ध होता है, बध से दु ख होता है, इससे जीव 
का बरी मोह ही है । 
निर्मम॒त्व परं तत्त्व ध्यान चापि ब्रत सुख । 
शोल खरोधन तस्मा प्निमेमत्व॑ बिचितयेत्‌ ।।१४-१०॥ 
भावार्थ :- सबसे ममता का त्याग ही परम तत्व है, ध्यान है, ब्रत है 
व परमसुख है, शील है, व इन्द्रिय निरोध है । इसलिये निर्ममत्व भाव को सदा 
विचार करे । 
रत्नत्रयाद्विना चिद्रपोपलब्धिन जायते । 
यथड्धिस्तपसः पुत्री पितु्॒ ष्टिबंछाहकात्‌ ॥३-१२॥ 
भावार्थ .-- जिस तरह तप के बिना शुद्धि नही, पिता के बिना पुत्री 
नही होती, मेघ बिना वृष्टि नहां होती वैसे रत्नत्रय के बिना चेतन्य स्वरूप को 
प्राप्ति नही होती है । 
दर्दनज्ञानचा रित्रस्वरूपात्मप्रव्सन । 
युगपद्‌ भण्यते रत्नत्रयं सं जिनेश्वरे: |।४-१२॥॥। 
भावार्थ - जहा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप अपने ही आ्रात्मा की प्रवृत्ति 
एक साथ होती है इसी को जिनेन्द्रो ने रत्नत्रय धर्म कहा है । 
यथा बलाहकवृष्टेर्जायले हरितांकुरा: । 
तथा मुक्तिप्रदों धर्म: शुद्ध चिद्रूपचितनात्‌ ।!१०-१४।॥ 
भावार्थ - जैसे मेघो की वृष्टि से हरे भ्र कुर फूटते है वेसे शुद्ध चेतन्य- 
रूप के चितवन से मोक्षदायक धर्म की वृद्धि होती है। 
सगत्यागो निर्जेतस्थानकं च॒ तस्वज्ञान सर्वाधिताविमुक्ति । 
निर्बाधत्व योगरोधो मुनीतां मुक्त्ये ध्याने हेतवोड्मी तिरुक्ता. ॥८-१६॥। 
भावार्थ :-- इन नीचे लिखे कारणो से मुनियों को ध्यान की सिद्धि 
मुक्ति के लिये होती है । ये ही मोक्ष के कारण है (१) परिग्रह त्यागकर श्रस- 
गभाव, (२) निर्जन एकात स्थान, (३) तत्वज्ञान, (४) सर्व चिता से छुट्टी, 
(५) बाधारहितपना, (६) तथा मन, वचन, काय योगो को वश करना । 


२५४ ) [ सहजसुख-साधन 


(३२) बनारसीदासजी बनारसीविलास मे कहते है :- 


[सर्वया इकतीसा | 

पूरब करम दहै, सरवज्ञ पद लहै, 

गहै पुण्यपथ फिर पाप मैं तन आवना । 
करुना की कला जागे कठिन कषाय भागे, 
लागे दानशील तप सु फल सुहावना ।। 
पावे भवसिथु तट खौले मोक्षद्वार पट, 
शर्म साध धर्म की धरा मै करें धावना । 

एते सब काज करे अलख को अग धरे, 

चेरी चिदानन्द की अकेली एक भावना ।।८६।। 
प्रणम के पोषवे को श्रमृत की धारासम 

ज्ञान बन सीचवे को नदी नीर भरी है । 
चचल करण मृग बाधवे को वागुरासी, 
कामदावानल ना सवेको मेघ भरी हैं ॥। 
प्रबल कषायगिरि भजवेकों बज्च गदा, 

भौ समुद्र तारवेको पोौढी महा तरी है । 
मोक्षपन्थ गहवेको वेशरी विलायतकी, 
ऐसी शुद्ध भावना अखड धार ढरी है ।॥८७॥। 


[कवित्त 
आलस त्याग जाग नर चेतन, बल सँभार मत करहु विलम्ब । 
इहा न सुख लवलेश जगतमहि, निब विरपमे लगे न अम्ब ॥। 


ताते तू अन्तर विपक्ष हर, कर विलक्ष निज ग्रक्षकदम्व । 
गह गुन ज्ञान बेठ चारितरथ, देहु मोप मग सम्मुख बच ।।६॥। 
[सर्बेया तेईसा ] 


धीरज तात क्षमा जननी, परमारथ मीत महारुचि मांसी । 
ज्ञान सुपुत्र सुता करुगा, मति पुत्रवध्‌ समता अ्रतिभासी ॥। 


सहज सुख साधन ) | २५५ 


उद्यम दास विवेक सहोदर. बुद्धि कलत्र शुभोदय दासी। 
भाव कुटुम्ब सदा जिनके ढिग, यो मुनि को कहिये गृहवासी ॥॥७।। 


(३३) प बनारसीदासजी नाटक समयसार मे कहते है .- 
[सर्वया इकतीस! ] 
जैसे रवि मडल के उदे महि मडल मे, 
प्रातम श्रटल तम पटल बिलातु है। 
तेसो परमातम को अनुभौ रहत जोलो, 
तोलो कहूँ दुविधा न कहू पक्षपात है ।॥। 
नय को न लेस परमाण को न परवेस, 
निक्षेप के वस को विध्वस होत जातु है । 
जे जे वस्तु साधक है तेऊ तहा बाधक है, 
बाकी राम द्वेष की दशा की कोन बातु है ।।१०॥। 


[कवित्त ] 
सतगुरु कहे भव्य जीवन सो, तोरहु मोहकी जेल | 
समकित रूप गहो भ्रपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल ।। 
पुद्गल पिड भाव रासादि, इनसो नहीं तिहारो मेल । 
ये जड प्रगट गपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल ॥१२॥। 
[सब्बेया तेईसा ] 
शुद्ध न्यातम आतम की, अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई । 
वस्तु विचारत एक पदारथ, नाम के भेद कहावत दोई ॥। 
यो सरवग सदा लखि आपुहि, श्रातम ध्यान करे जब कोई । 
मेटि भ्रशुद्ध विभाव दशा तब, सिद्ध स्वरूप की प्रापति होई ॥॥१४॥। 


(सर्वया इकतोसा ] 
बनारसी कहै भेया भव्य सुनो मेरी सीख, 
केह भाति कंसे हेँ के ऐसो काज कीजिये । 
एकहू मुहरत मिथ्यात्व को विष्वस होई, 
ज्ञान को जगाय भ्रस हस खोज लीजिये ।। 


[ सहजसुख-साधन 


वाही को विचार वाकों ध्यान यह कौतूहल, 
यो ही भर जन्म परम रस पीजिये। 
तजिये भववास को विलास सविकार रूप, 
प्र कर मोह को प्रनन्त काल जीजिये ।।२४।॥। 
भेया जंगवासी तू उदासी ऋ्हैके जगत सो, 
एक छह महीना उपदेश मेरो मानरे। 
ग्रर सकलप विकलप के विकार तजि, 
बेठि के एकत मन एक ढठौर प्लान रे ॥ 
तेरी घट सरिता मे तू ही ब्है कमल बाको, 
तू ही मधुकर उ5है सुवास पहिचान रे, 
प्रापति न व्हैं है कछ ऐसौ तू विचारत है, 
सही उ5है है प्रापति सू्प योही जान रें ॥३।। 
भेदज्ञान आरासो दुफारा करे ज्ञानी जीव, 
आतम करम धारा भिन्न भिन्न चरचे। 
अनुभा अभ्यास लहे परम धरम गहे, 
करम मरम को खजानो खोलि खरखचे ॥। 
योही मोक्ष मग धावे केवल निकट आवे, 
पूरणः समाधि लहे परम को परचे। 
भयो निरदोर याहि करतो न कछ और, 
ऐसो विश्वताथ ताहि. बनारसि शअरचे ॥।२॥। 
जामे लोक वेद नाहि थापना उचछेद नाहि, 
पाप पुन्य खेद नाहि क्रिया नाहि करनी । 
जामे राग द्वेंप नाहि जामे बंध मोक्ष नाहि, 
जाम प्रभ्दास न आकाश नाहि धरनी ॥ 
जामे कुल रीति नाहि, जामे हार जीत नाहि, 
जामे गुरु शिष्य नाहि विषयनाहि भरनी । 
श्राश्नम वरण नॉहि काहुका सरण नाहि, 
ऐसी शुद्ध सत्ता की समाधि भूमि बरनी ॥२४॥। 


सहज सुख साधन ] [२५७ 


[सर्वेधा तेईसा ] 
जो कबहू यह जीव पदारथ, झ्ौौसर पाय मिथ्यात्व मिटावे । 
सम्यक्‌ धार प्रवाह वहे गुण, ज्ञान उर्दे सुख ऊरध धावे ।। 
तो प्रभिश्नन्तर द्थित भावित, कर्म कलेश प्रवेश न पावे । 
प्रातम साधि भ्रध्यातम के पथ, पूरेण व्है परश्रह्म कहावे ।॥४।॥। 
भेदि मिध्यात्वसु वेदि महारस, भेद विज्ञान कला जिनि पाई । 
जो भ्रपनी महिमा भ्रवधारत, त्यार्म करे उरसो जु पराई ॥। 
उद्धत रीत बसे जिनके घट, होत निरन्तर ज्योति सवाई । 
ते मतिमान सुबर्ण समान, लगे तिमकी न शुभाशुभ काई ॥।४५॥ 


[सब्बेया बत्तोसा | 
जिन्हके सुदृष्टि में प्रनिष्ट इष्ट दोउ सम, 
जिन्ह को श्राचार सुविचार शुभ ध्यान है। 
सस्‍्वारथ को त्यागि जे लगे हैं परमारथ को, 
जिन्हे के बनिज मे नफा नै हान है।। 
जिन्ह के समझ मे शरीर ऐसो मानियत, 
धानकी सो छीलक कृपाणको सो म्थान है। 
पारखी पदारथ के साखी भ्रम भार॑ंथ के, 
तेई साधु तिनहीं का यथारथ ज्ञान है ॥४५।। 


[सरब्बया तेईसा |] 

काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना र॑णमाहि न जूभे । 

डील बिना न सधे परमारथ, सील विना सतसो न श्ररूभे ।। 

नेम बिना न लहे निहचे पद, प्रेम बिना रस रीति न बूमे । 

ध्यान बिना न थर्म मनकी गति, ज्ञान बिना शिवपथ न सूझे ॥२३॥। 
ज्ञान उदे जिंह के घट भ्रन्तर, ज्योति जगी मति होत न मेली |, 
वाहिज दृष्टि मिटी जिन्हे के हिय, आतम ध्यानकला विधि फंली ॥। 

जे जड़ चेतन भिन्न लखें, सुविवेक लिये परखे गुण थैली । 

ते जग में परमारथ जानि, गहे रुचि मानि अध्यातम सेली ॥२४।। 


२५६८ ] 


[ सहजसुख-साधन 


[सर्वया इकतोसा ] 
श्राचारज कहे जिन वचन को विस्तार, 
झरगम अपार है कहेगे हम कितनों। 
बहुत बोलवेसोी ने मकसूद चुप्प भलो, 
बोलिये सो वचन प्रयोजन है जितनों ॥। 
नाना रूप जल्पनसी नाना विकलप उठे, 
ताते जेतों कारिज कथन भलो तितनो। 
शुद्ध परमातमा को श्रनुभौ भ्रभ्यास कीजे, 
येही मोक्ष पथ परमारथ है इतनो ॥॥१२४।। 
जे जीव दरवरूप तथा परयागयरूप, 
दोऊ ने प्रमाण वस्तु शुद्धक्मा गहत है। 
जे अशुद्ध भावनि के त्यागी. भये संरवथा, 
विषेसों विमुख हू विरागता चहत है।॥। 
जेजे ग्राह्म भाव त्याज्यमाव दींउ भावनिकीं, 
झनुभौ अभ्यास विषे एकता करत है। 
तेई ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मीोक॑, 
मारग के साधक अबाधक महत है॥।३५॥। 


(३४) प द्यानतरायजी द्यानतविलास में कहते हैं - 


[सर्वया तेईसा ] 
कर्म सुभासुभ जो उदयागत, श्रावत है जब जानत ज्ञाता । 
पूरब भ्रामक भाव किये बहु, श्लो फल मोहि भयौ दुखदाता ।। 
सो जड़रूप स्वरूप नहीं मम, मैं निज सुद्ध सुभावहि राता । 
नास करी पल में सबकों भ्रब, जाय बसों सिवखेत विख्याता ॥६५॥। 
सिद्ध हुए भ्रव होई जु होइगे, ते सब ही अनुभौ गुनसेती । 
ता विन एक न जीव लहैे सिव, घोर करो किरिया बहु केती ॥ 
ज्यों तुषमाहि नही कनलाभ, किये नित उद्यम की विधि जेती । 
यौं लखि आादरिये निजभाव, विभाव विनास कला सुभ एती ॥॥६६।॥॥ 


सहज सुख॑ साधन ] [२५६ 


[सर्वेया इकतीसा ] 
जगत के निवासी जगही मे रति मानत हैं, 
मोौख के निवासी मोखही मे ठहराये हैं । 
जग के निवासी काल पाय मोख पावत हैं, 
मोखके निवासी कभी जग मे न भ्राये है ।। 
एतौ जगवासी दुखवासी सुखरासी नाॉँहि, 
वेतो सुखरासी जिनवानी में बताये हैं। 
ताते जगतवासते उदास होइ चिदानद, 
रत्नत्रयपपथ चले तेई सुखी गाये हैं ।॥७३।॥। 
याही जगर्माहि चिंदानद झ्राप डोलत है, 
भरम भाव धरे हरे शभ्रातमसकतकोँ । 
भ्रष्टकर्महूप जे जे पुद्गल के परिनाम, 
तिनकौ सरूप मानि मानत सुमत कौ || 
जाहीसम मिथ्या मोह भ्रन्धकार नासि गयौ, 
भयौ परगास भान चेतन के ततकौ। 
ताहीसमे जानौ आप आप पर पररूप, 
भानि भव-भावरि निवास मोख गतकौ ॥।७४।। 
रागदोष मोहभाव जीवकौ सुभावनाहि, 
जीवकौ सुभाव शुद्ध चेतन बखानिये। 
दर्व कमंरूप ते तो भिन्न ही विराजत है, 
तिनकौ मिलाप कहो कंसे करि मानिये ॥। 
ऐसो भेद ज्ञरनिं जाके हिरदे प्रगट भयौ, 
अमल अबाधित अ्रखण्ड परमानिये । 
सोई स विचच्छन मुकत भयो तिहु काल, 
जानी निज चाल पर चाल भूलि भानिये ॥७५॥। 


[ भ्रशोक छन्द | 
रागभाव टारिके सु दोषकौं विडारिकं, 


सु मोहभाव गारिक निहारि चेतनामई । 


२६० | 


कर्म को प्रहारिके सु भमंभाव डारिकं, 
सुचमं दृष्टि दारिक॑ विचार सुद्धता लई ॥। 
ज्ञानभाव धारिक सु दृष्टि कौं पसारिकं, 
लखो सरूप तारिक, श्रपार मुद्धता खई । 


मत्तमाव मारिक सु मारभाव छारिकं, 


[ सहजसुख-साधन 


सु मौखको निहारिक विहारकौ दिदा दई ।।७६।। 


धुद्ध भ्रात्मा निहारि राग दोष मोह टारि, 
क्रोध मान वक गारि लोभ भाव भानुरे । 
पापपुण्यकौ विडारि सुद्ध भावकौ सँभारि, 
भमंभावकों विसारि पमंभाव झ्रानुरे ॥। 


चरमंदृष्टि ताहि जारि सुद्धदवृष्टिकौ पसारि, 
देहनेहकों निवारि सेतध्यान ठानुरे । 


जागि जागि सेन छार भव्य मोखको विहार, 
एके बारे के कहे हजार बार जानुरे ॥|८२।। 


[छष्पय ] 


[सर्वया लेईसा ] 


जपत सुद्धपंद एक, एक नहिं लखत जीव तन । 

तनक परिणैह नाहि, नाहि जहँ राग दोष मन ॥। 

मन वच तन थिर भयी, भयीौ वैराग श्रखडित । 

खडित आसख्रवद्वार, दवरसवर प्रभु मडित ॥ 

मडित समाधिसुख सहित जैब, जब कषाय भ्ररिगन खपत । 

खप तनममत्त निरमत्त नित, नित तिनके गुण भवि जपत ॥।६ १॥। 


जिनके घट में प्रगटथौ परमारथ, रागविरोध हिये न विथारे । 
करके भ्रनुभी निज आतम कौ, विषया सुखसों हित मूल निवारे ।। 
हरिक॑ ममता धरिके समता, अपनो बल फोरि जु कर्म विडारे । 
जिनकी यह है करतूति सुजान, सुझ्राप तिरे पर जीवन तारे ।।६२।। 


सहज सुख साधन ] [ २६१ 


[सर्वबया इकतीशा ] 
मिथ्याभाव मिथ्या लखौ ग्यानभाव ग्यान लखौ, 
कामभोग भावनसों काम जोरजारिक । 
परकौ मिलाप तजौ झ्रापनपौ ग्राप भजोौ, 
पापपुन्य भेद छेद एकता बिचारिकं ।। 
झ्रातम भ्रकाज करें झ्रातम सुकाज करे, 
पाव भवपार मोक्ष एतौ भेद धारिकं । 
याते हों कहत हेर चेतन चेतो सबेर, 
मेरे मीत हो निचीत एतौ काम सारिक ॥॥६४॥। 


[छप्पय ] 
मिथ्यादृष्टी जीव, आपको रागी माने । 
मिथ्यादृष्टी जीव, श्रापकौ दोषी जाने ।। 
मिथ्यादृष्टी जीव, आ्रापकौं रोगी देखे । 
मिथ्यादृष्टी जीव, आपकौं भोगी पेखे ॥। 
जो मिथ्यादुष्टी जीव सो सुद्धातम नाही लहै । 
सोई ज्ञाता जो भ्रापकौं, जेसाका तँसा गहै ॥|१०६।॥। 


[सर्वेया इकतीसा ] 
चेतन के भाव दोय ग्यान झ्नौ भश्र्याम जोय, 
एक निज्माव दूजो पर छतपात है। 
तातें एक भाव गहौँ दूज़ौं भाव मूल दहो, 
जाते सिवदद लहो यही ठीक बात है॥ 
भावकौ दुखायो जीव भावहीसौ सुखी होय, 
भावहीकौं फेरि फेरे मोखपुर जात है। 
यह तौ मीको प्रसग लोक कहें सरवग, 
झागहीफकों दाधौ भ्रग ग्राग ही सिरात है ॥१०७॥। 
बार बार कहूँ पुनरक्त दोष लागत है, 
जागत न जीव तूती सोया मोह भगमं । 


२६२ ] 


[ सहज सुख-साधन 


पग्रातमासेती विमुख गहै राग दोषरूप, 
पचइन्द्री विषेसुखलीन पगपग्म ।। 
पावत शभ्रनेक कष्ट होत नाहि श्रष्ट नष्ट, 
महापद भिष्ट भयौ भमै सिष्टमगर्म ।॥। 
जागि जगवासी तू उदासी ह्वँके विषयसो, 
लागि सुद्ध भ्रनुभो ज्यों आवे नाहि जगमें ॥।११७।। 


(३५) प० भैया भगवतीदासजी ब्रह्मविलास मे कहते हैं :- 


[सर्वेया इकतोसा ] 
कर्म को करेया सो तौ जाने नाहि कंसे कर्म, 
भरम मे अनादिही को करमै करतु है। 
कर्म को जनेया भेया सो तौ कर्म करे नाहि, 
धर्ममाहि तिहूँ काल घधरमे धरतु है। 
दृहनकी जाति पांति लच्छन स्वभाव भिन्न, 
कबहू न एकमेक होइ विचरतु है। 
जा दिनाते ऐसी दृष्टि अन्तर दिखाई दई, 
ता दिनाते श्रापु लखि श्रापु ही तरतु है ॥२२॥ 


[सर्जया तेइसा ] 
जबत॑ भ्रपनों जिउ ग्रातु लख्यों, तबते जु मिटी दुविधा मनकी । 
यो सीतल चित्त भयो तब ही सब, छाड दई ममता तनकी । 
चितामरि जब प्रगटयो घरमे, तब कौन जु चाहि करे धनकी । 
जो सिद्धमें आपुमे फेर न जाने सो, क्‍याँ परवाह करे जनकी ।।३५॥। 


केवल रूप महा श्रति सुन्दर, आपु चिदानन्द शुद्ध बिराज । 
प्रन्तरदृष्टि खुले जब ही तब, श्रापुही मे अपनो पद छाजे ।। 
सेवक साहिब कोउ नही जग, काहे को खेद करे किहूँ काज । 
प्रन्य सहाय न कोउ तिहारे जु, भ्रन्त चलयो भपनो पद साज ।।३६।। 


सहज सुख साधन ] [ २६३ 


जबलो रागईष नहि जीतय, तबलो मुकति न पाव कोइ । 
जब्रलो क्रोध मान मन धारत, तबलो सुगति कहातें होइ ।। 
अबलो माया लोभ बसे उर, तबलो सुख सुपने नहि कोइ । 
हु भरि जीत भयों जो निर्मेल, शिवसपति विलसतु है सोइ ।॥॥४०॥। 
[सर्जया इकतीसा ] 

पचनसो भिन्न रहै कचन ज्यो काई तजे, 

रच न मलीन होय जाकी गति न्यारी है । 

कचन के कुल ज्यो स्वभाव क्रीक्ष छुए नाहि, 

वर्स जलमाँहि पैन ऊर्घता विसारी है ॥ 

प्रजन के अश जाके वश प्लेन कहूँ दीखे, 

शुद्धता स्वभाव सिद्धरूप सुखकारी है। 

ज्ञान को समूह ज्ञान ध्यान मे विराजि रह्मो, 

ज्ञानदृष्टि देखो 'भैया' ऐसो ब्रह्मबचारी है ॥५५॥ 

चिदानद “भैया' विराजत है घटमाहि, 

ताके रूष लखिवेको उपाय कछ करिये। 

अ्रप्ट कमे जालकी प्रकृति एक चार आठ, 

तामे कछ तेरी नाहि ग्रपनी न धरिये ॥। 

पूरब. के बध तेरे हेई श्राइ उदे होहि, 

निज गुणशकतिसो निन्‍्है त्याग तरिये। 


सिद्ध सम चेतन स्वभाव मे विराजत है, 
वाको ध्यान धरु श्रौर काहूसो न डरिये ॥५६॥ 


एक सीख मेरी मानि श्राप ही तू पहिचानि, 
ज्ञान दृग चर्णो श्रान वास बाके थरको। 
झ्नत बलधारी है जु हलको न भारी है, 
महाब्रह्मचारी है जु साथी नाहि जरको ॥। 
झाप महा तेजवत गुणकों न श्रोर भ्र त, 
जाकी महिमा श्रनत दूजो नाहि वरको । 
चेतना के रस भरे चेतन प्रदेश धरे, 
चेतना के चिन्ह करे सिद्ध पटतरकों ॥।५५॥ 


२६४ ] 


[ सहजसुख-साधन 
[रेखता ] 
अबे भरम के त्योरसो देख क्‍या भूलता, 
देखि तु भ्राप में जिन आपने बताया है। 
भनन्‍्तर की दृष्टि खोलि चिदानद पाइयेगा, 
बाहिर की दृष्टि साँ फौद्गलीक छाया है ।। 
इन्द्री मन के भाव सब जुदे करि देखि तू, 
आगे जित ढू ढा तिन इसी भांति पाया है। 
वे ऐब साहिब विराजता है दिलबीच, 
सच्चा जिसका दिल है तिसी के दिल आया है 4।६०।। 


[सर्वधा इकतीसा ] 
देव एक देहरे में सुन्दर सुरूप बन्ग्ो, 
ज्ञाननो विलास जाको सिद्ध सम देखिये । 
सिद्धकीसी रीति लिये काहूसो न प्रीत किये, 
पूरव के बध तेई झ्ाई उदे पेखिये।॥। 
वर्रा गंध रस फास जामे कछु नाहि भैया, 
सदा को अबन्ध याहि ऐसो करि लेखिये । 
भ्रजरा भ्रमर ऐसो चिदानद जीव नाव, 
अहो मन मूढ ताहि मर्ण क्यो विशेखिये ।॥६६।। 
निशदित ध्यान करो निहचे सुज्ञान करो, 
कर्म को निदान करो झ,आ वे नाहि फेरिके । 
मिथ्यामति नाश करो सम्यक उजास करो, 
धर्म को प्रकाश करो शुद्ध दृष्टि हेरिके ।। 
ब्रह्म को विलास करो, श्रातमनिवास करो, 
देव सब दास करो महामोह जेरिकं । 
ग्रनुभो अ्रभ्यास करो थिरता में वास करो, 
मोक्षसुख रास करो कहूँ तोहि टेरिक ॥।६४।। 





सातवां श्रध्याय 
सम्थर्दर्शन भर उसका महात्म्ध 


यह बात कही जा चुकी है कि यह ससार भ्रसार है, देह भ्रपवित्र श्रौर 
क्षशिक है । इन्द्रियो के भोग भ्रतृषप्तिकारक तथा नाशवत है | सहज सुख आत्मा 
का स्वभाव है, तथा इस सहज सुख का साधन एक श्रात्मध्यान है। इसको 
रत्नत्रय धर्म भी कहते हैं । इसमे सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र की 
एकता है । आत्मा के शुद्ध रवभाव का यथार्थ श्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन है । 
इसी का विशेष वर्णान उपयोगी जानकर किया जाता है, वयोकि श्रात्मज्ञाद का 
भुख्य हेतु सम्यग्दर्शन ही है। सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान वुज्ञान है, चारित्र 
कुचारित्र है, सम्यग्दर्शन के बिना सर्व साधन मिथ्या है । जंसे वृक्ष मूल बिना 
नहीं होता, नीव बिना मकान नहीं बनता, एक के अक विना शून्य का कोई 
मूल्य नही होता वैसे सम्यक्त के बिना किसी भी धर्म क्रिया को बथार्थ नहीं 
कहा जा सकता है । 


सम्यग्दशन वास्तव में आत्मा का एक गुण है, यह श्रात्मा मे सदा काल 
ही रहता है । ससारी आत्मा के साथ कर्मो का सयोग भी प्रवाह की अपेक्षा 
अनादि काल से है । इन्ही कर्मो मे एक मोहनीय कर्म है। उसके दो भेद है :-- 
दर्शन मोहनीय श्र चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीय के तीन भेद है -- मिथ्या- 
त्व कर्म, सम्यग्मिथ्यात्व कम श्रौर सम्यक्त मोहनीय कर्म । जिस कर्म के उदय 
से सम्यग्दर्शन गुणा का विपरीत परिणमन हो, भिशथ्यादर्शन रूप हो, जिससे 
भ्रात्मा व अनात्मा का भेद विज्ञान न उत्पन्न हो सके सो मिथ्यात्व कर्म है । 
जिसके उदय से सम्यग्द्शन और मिथ्यादर्शन के मिले हुए मिश्चित परिणाम हो 
उस कर्म को सम्यग्मिथ्यात्व या मिश्र कर्म कहते है। जिस कर्म के उदय से 
सम्यग्दर्शन मलीन रहे, कुछ दोष या मल या अ्रतीचार लमे उसको सम्यक्त 
मोहनीय कहते है । 


२६६ ] [ सहजसूख-साधन 


चारित्र मोहनीय कर्म मे चार पग्ननन्तानुबन्धी कषाय कर्म हैं जिनके उदय 
से दीर्ध काल स्थायी कठिनता से मिटने वाली कषाय होती है । जैसे पत्थर की 
लकीरे कठिनता से मिटती हैं । श्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव को जिसको पभ्रव तक 
सम्यक्त नही हुझ्ा है, मिथ्यात्व कर्म और चार प्रनन्तानुबन्धी कषायो ने सम्यर- 
दर्शन गुणा को ढक रखा है । जब तक यह उदय से न हटें तब तक सम्यग्दर्शन 
गुण प्रगट नहीं हो सकता है। इन कर्मो के भ्राक्रमण को हटाने के लिए व्यवहार 
सम्यग्दर्शन का सेवन जरूरी है । जेसे शऔौषधि खाने से रोग जाता है वैसे व्यवहार 
सम्यग्दर्शन के सेवन से निश्चय सम्यग्दर्शन का प्रकाश होता है व मिथ्यात्व रोग 
जाता है । 


जेसे रोगी को इस बात के जानने की जरूरत है कि मैं मूल में कंसा 
है, रोग किस कारण से हुआ है व रोग के दूर करने का क्या उपाय है । इसी 
तरह इस ससारी जीव को इस बात के जानने की जरूरत है कि वह मल मे 
कंसा है, क्यो यह प्रशुद्ध हो रहा है व इसके शुद्ध होने का क्या उपाय है । जंसे 
नौका में पानी भ्रा रहा हो तब इस बात के जानने की जरूरत है कि क्यो नौका 
में पानी भर रहा है व किस तरह इस नौका को छिद्र रहित व पानी स रहित 
किया जावे, जिससे यह समुद्र को पार कर सके, इसी सरह इस ससारी जीव 
को इस बात के जानने को जरूरत है कि उसके पुण्य पाप कर्म का बध कंसे 
होता है । नये बध को रोकने का व पुरातनबन्ध के काटने का क्‍या उपाय है, 
जिससे यह कर्म रहित हो जावे । 


जैसे मैला कपडा उस समय तक शुद्ध नही किया जा सकता जिस समय 
तक यह ज्ञान न हो कि यह कपड़ा किस कारण से मैला है व इस मैल के धोने 
के लिए किस मसाले की जरूरत है । उसी तरह यह प्रशुद्ध आत्मा उस समय 
तक शुद्ध नही हो सकता जब तब इसको भ्रशुद्ध होने के कारण का व शुद्ध होने 
के उपाय का ज्ञान न हो । इसी प्रयोजनभूत बात को या तत्व को समझाने के 
लिए जैनाचार्यों ने सात तत्व बताये है व इनके श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन 
कहा है । वे सात तत्व इस प्रकार हैं «» 


(१) जीब तत्व :- चेतना लक्षण जीव है, ससारावस्था में भशुद्ध है । 


सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ] [२६७ 


(२) प्रजोथ तत्थ - जीव को विकार का कारण पुददल, धर्मास्तिकाय 
ग्रधर्मास्तिकाय, आकाश झौर काल ये पाच चेतना रहित भ्रजीव द्रव्य इस जगत 
मे हैं। 

के (३) धाश्रव तत्व .-- कर्मों के श्राने के कारण को व कर्मो के भाने को 
ग्राश्नव कहते है । 

(४) बंध तत्थ :-- कर्मो के भ्रात्मा के साथ बधने के कारण को व कर्मों 
के बध को बध कहते हैं । 

(५) संबर तत्थ -- कर्मों के श्राने के रोकने के कारण को व कर्मों के 
रुक जाने को सवर कहते हैं । 

(६) निर्जरा तत्व :- कर्मों के कड़ने के कारण को व कर्मों के कडने 
को निजंरा कहते हैं । 

(७) मोक्ष तल्थ -- स्व कर्मों से छूट जाने के कारण को व कर्मों से 
पृथक हो जाने को मोक्ष कहते हैं । 

यह विश्व जीव भौर शभ्रजीव भ्रर्थात्‌ छ द्रव्यो का -- जीव, पुद्गल, 
धमं, भ्रधर्म, श्राकाश, काल इनका समुदाय है । पुद्गलो में सूक्ष्म जाति की 
पुदूगल कम वर्गंणा हैं या कर्म स्कन्ध है । उन्हीं के सयोग से भ्रात्मा भ्रशुद्ध 
होता है। ग्राश्रव व बध तत्व अशुद्धता के कारण को बताते है | सवर भ्रशुद्धता 
के रोकने का व निर्जरा भशुद्धता के दूर होने का उपाय बताते हैं, मोक्ष बन्ध 
रहित व शुद्ध भ्रवस्था बताता है । ये सात तत्व बडे उपयोगी है, इनको ठीक 
ठीक जाने बिना भ्रात्मा के कर्म की बीमारी मिट नहीं सकती है। इन्ही का 
सच्चा श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है, इन्ही के मनन से निश्चय सम्यग्दर्शन होता 
है । इसलिये ये निश्चय सम्यक्त के होने में बाहरी निमित्त कारण हैं । भ्रन्तरग 
निमित्त कारण प्रनन्तानुबन्धी चार कषाय भौर मिथ्यात्व कर्म का उपशम होना 


या दबना है। 
जीव ओर अजीब तत्व 


जीव और प्रजीव तत्वों मे गभित छः द्रव्य सत्रूप हैं, सदा से हैं व 
सदा से रहेगे, इनको किसी ने न बनाया है, ने इनका कभी नाश होगा । सो 
यह बात प्रत्यक्ष प्रगट है | हमारी इन्द्रियो के द्वारा प्रगट जानने योग्य “पुद्गल 


२६८ ] [ सहजसुख-साधन 


द्रव्य” है । इसकी परीक्षा की जायगी तो सिद्ध होगा कि यह सत्‌ है, भ्रविनाशी 
है, कभी नाश नही हो सकता है । एक कागज को लिया जाय, यह पुद्गल स्कध 
है । इसको जला दिया जाय राख हो जायगा, राख को कही डाल दिया जाय 
दूसरी राख मे मिल जायगी । इस राख को कोई शून्य नही कर सकता है । 
एक सुवर्ण की श्रगूठी को लिया जाय, इसको तोडकर बाली बनाई जाय, बाली 
तोड़कर कठी बनाई जाय, कठी तोडकर नथ बनाई जावे, नथ तोडकर कडा 
बनाया जावे । कितनी भी दशा पलटाई जावे तो भी सुवर्ण पुदूगल का कभी 
नाज्ञ नही होगा । मिट्टी का एक घडा है, घडे को तोडा जावे बडे ठीकरे बन 
जायेगे, ठीकरो को तोडेंगे छोटे टुकडे हो जायेगे । उनको पीस डालेगे राख हो 
जायगी । राख को डाल देंगे राख मे मिल जायगी । 


मिट्टी की कितनी भी अ्रवस्थाए पलटे मिट्टी पुदगल स्कथ का नाश नहीं 
होगा । जगत में पुदगलो को एकत्र कर मकान बनाते है । जब मकान को 
तोडते' हैं तब पुद्गल ई ट, चूना, लकड़ी लोहा श्रलग होता है । यह देखने मे 
आयेगा व प्रत्यक्ष ग्रनुभव मे आयेगा कि जगत मे जितने भी दृश्य पदार्थ है वे 
पुदूगलो के मेल से बने हैं । जब वे बिगडते हैं तब पुदूगल के स्कथ बिखर जाते 
हैं । एक परमाण का भी लोप नही हो जाता है । मकान, बतेन, कपडा, कुर्सी, 
मेज, कलम, दवात, कागज, पुस्तक, चौकी, पलग, पालकी, गाडी, मोटर, रेल- 
गाडी, पखा, दरी, लालटेन, जजीर, श्राभूषण आदि पुदूगल की रचना है, ये 
टूटते हैं तो अन्य दशा में हो जाते हैं । हमारा यह शरीर भी पुद्गल है, पुदूगल 
के सस्‍्कधो के मेल से बना है। जब मृतक हो जाता है तब पुद्गल के स्कथ 
शिथिल पड जाते हैं, बिखर जाते हैं जलाए जाने पर कुछ पवन में उड जाते 
हैं । कुछ पडे रह जाते हैं । पुदगलों मे यह देखने में श्राता है कि वे भ्रवस्थाओ 
को पलटते हुए भो मूल में बने रहते हैं । इसीलिये “सत्‌का” लक्षण यह है कि 
जिसमे “उत्पाद व्यय श्रौव्य” ये तीन स्वभाव एक ही समय में पाए जाबे | हर 
एक पदार्थ की भ्रवस्था समय २ पलटती है। स्थूल बुद्धि में देर से पलटी 
मालूम होती है । 

एक नया मकान बनाया गया है वह उसी क्षण से पुराना पडता जाता 
है । जब वर्ष दो वर्ष बीत जाते है तब स्यूल बुद्धि को पुराना मालूम पड़ता 


सम्यग्द्शन॑ और उसका महात्म्य ] [२६६ 


है । वास्तव मे उसका पलटना हर समय ही हो रहा है । एक मिठाई ताजी 
बनी है, एक दिन पीडे बासी खाए जाने पर स्वाद ताजी की अपेक्षा बदला 
हुआ मालूम होता है। यह एक दम नहीं बदला, बनने के समय से ही बदलता 
हुआ चला ञ्रा रहा है एक बालक जन्मते समय छोटा होता है । चार वर्ष पीछे 
बडा हो जाता है वह एक दम से बड़ा नही हुआ । उसकी दशा का पलटना 
बराबर होता रहा है। वह बालक हर समय बढता चला झा रहा है पुरानी 
भ्रवस्था का नाश होकर नई अवस्था के जन्म को ही पलटना या परिवतेन 
हते है । श्वेत कपडे को जिस समय रग में भिजोया उसी समय श्वेतपना 
पलटकर रगीनपना हुआ है । श्वेतपने का व्यय व रगीनपने का उत्पाद हुश्रा 
है । चने के दाने को हथेली मे मसला जाता है तब चने की दशा नाश होकर 
चूरे की दशा बन जाती है। क्योकि अवस्था की पलटन होते हुए भी जिसकी 
अवस्था पलटती है वह बना रहता है। इसीलिये उत्पाद व्यय श्रौव्य सत्‌ का 
लक्षण किया गया है । 
पर्याय पलटने की भपेक्षा उत्पाद व्ययपना व मूल द्रव्य के बने रहने की 
अपेक्षा प्र्‌वपना सिद्ध है । इसीलिये द्रव्य को नित्य अनित्यरूप उभयरूप कहते 
है । द्रव्य स्वभाव से नित्य है, दशा पलटने की भपेक्षा अ्रनित्य है | यदि द्रव्य मे 
उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना न हो या नित्य अ्रनित्यपना न हो तो कोई द्रव्य कुछ भी 
काम नहीं दे सकता । यदि कोई द्रव्य सर्वथा नित्य ही हो तो वह जेसा का तैसा 
बना रहेगा । यदि स्वथा अनित्य हो तो क्षण भर में नाश हो जायगा । जब 
वह ठहरेगा ही नही तब उससे कुछ काम नहीं निकलेगा। यदि सूवर्ण एकसा 
ही बनां रहे, उससे कडे, बाली, कटी, श्र गूठी न बने तो बह व्यर्थ ही ठहरे उसे 
कोई भी न खरीदे । यदि सुवर्णा अनित्य हो, ठहरे ही नही तो भी उसे कोई 
नहीं खरीदे । उसमें बने रहने की तथा बदलने की शक्ति एक ही साथ है प्रथवा 
वह एक ही समय नित्य व अ्नित्य उभयरूप है, तब ही वह कार्यकारी हो 
सकता है । 
यह उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना सत॒का लक्षण सर्वही द्रव्यों में पाया जाता 
है । जीवो मे भी है । कोई क्रोधी हो रहा है, जब क्रोध का नाश होता तब 
क्षमा या शान्तभाव का जन्म होता है तथा प्रात्मा भ्रौव्यरूप है ही । किसी 


२७० ] [ सहजसुख-साधन 


पभ्रात्मा को गरितत में जोड निकालने का ज्ञान नही था । प्रर्थात्‌ जोड़ के कायदे 
का अज्ञान था, जब जोड़ निकालने के कायदे का ज्ञान हुआ तब भज्ञान का नाश 
हुआ भौर ज्ञान का जन्म हुआ, इस अवस्था को पलटते हुए भी प्ात्मा वही 
बना रहा । इस तरह उत्पाद व्यय भ्रौज्य आत्मा मे भी सिद्ध हैं। एक प्रात्म 
ध्यान में मग्न है, जिस क्षण ध्यान हटा तव ध्यान को दशा का नाश हुआ और 
“ध्यान” रहित निविकल्प दशा का जन्म हुभ्ा भौर जीव वही बना है । प्रशुद् 
जीवो में तथा पुद्गलों मे श्रवस्थाओं का पलटना प्रनुभव में भ्राता है। इससे 
उत्पाद व्यय भ्रौव्य लक्षण की सिद्धि होती है परन्तु शुद्ध जीवो मे व धर्मास्ति- 
काय, अधर्मास्तिकाय, श्राकाश व काल में किस तरह इस लक्षण की सिद्धि 
की जावे । वस्तु का स्वभाव जब अशुद्ध जीव व पुद्गल मे सिद्ध हो गया है 
तब वही स्वभाव उनमे भी जानना चाहिये । शुद्ध द्रव्यो मे किसी परद्रव्य का 
ऐसा निमित्त नही है जो द्रव्य को मलीन कर सके । इसलिये उनमे विभाव या 
प्रशुद्ध पर्याये नही होती है। शुद्ध सदृश पर्याएं स्वाभाविक होती है, जैसे-निर्मेल 
जल में तरगे निर्मल ही होगी वेसे शुद्ध द्रव्यो में पर्याये निमंल ही होगी । 

इब्यों के छ सामान्य गुण - सर्व छहो द्रव्यों में छ गुण सामान्य है । 
सब में पाए जाते है - 

(१) भ्रस्तित्व गुण - जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश 
मे हो उसे पअ्रस्तित्वगुरणा कहते हैं । (२) बस्तृत्व गुण - जिस शक्ति के निमित्त 
से वस्तु कुछ कार्य करे व्यर्थ न हो उसे वस्तुत्व गुण कहते है। जैसे पुद्गल में 
शरीरादि बनाने की श्रथ क्रिया है । (३) द्रध्यत्थ गुण - जिस शक्ति के निमित्त 
से द्रव्य भ्रव रहते हुए भी पलटता रहे । उसमे पययि होती रहे, उसे द्रव्यत्ब 
गुण कहते है, जेसे पुदूगल मिट्टी से घडा बनना । (४) प्रमैयस्थ गुण - जिस 
शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी के ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते 
है । (५) प्रगुरुलघुत्व गुर - जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रथ्य दूसरे द्रव्य- 
रूप न हो, एक॑ गुणा दूसरे गुगरूप न हो व एक द्रव्य में जितने गुण हो उतने 
ही रहे, न कोई कम हो न कोई भ्रधिक हो, उसे प्रगुरुलघुत्व गुण कहते हैं । 
(६) प्रदेशश्व गण - जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ न कुछ आकार 
झवश्य हो उसे प्रदेशत्व गुण कहते है । ग्राकार बिना कोई वस्तु नही हो सकती 


सम्यग्ददोंन और उसका महात्म्य ] [२७१ 


है । श्राकाश मे जो वस्तु रहती है वह जितना क्षेत्र घेरती है वही उसका श्राकार 
है, । छहो द्रव्यों मे अपना भपना प्राकार है, पुदूगल मू्िक है, उसका प्राकार 
भी मूतिक है । स्पर्श, रस, गध वर्शामय है। शेष पाच द्रव्य भ्रमूतिक हैं उनका 
ग्राकार भी श्रमूतिक है । 

छ' द्रध्यों के विश्चेष गण .- जो गुण उस एक द्रव्य ही में पाए जावें, 
झन्य द्रव्य मे न पाए जावे उनको विशेष गुण कहते हैं। जीव के विशेष गुण 
हैं - शान, दर्शन, सुख, वीयं, सम्यक् चारित्र श्रादि । पुद्गल के विशेष गुण हे - 
स्पर्श, रस, गध, वर्ण । धर्मद्रव्य का बिशेष गुण - गमन करते हुए जीव पुद्‌- 
गलो को उदासीन रूप से गमन मे सहकारी होना है । प्रधसंद्रब्य का विशेष 
गुण .-- ठहरते हुए जीव पुदूगलो को ठहरने मे उदासीनपने सहाय करना है । 
हराकाश द्रव्य का विशेष गुण -- सर्व द्रव्यो को अ्रवकाश या जगह देना है । 
काल द्रव्य का विधाष गुण - सर्व द्रव्यो को अवस्था पलटने में सहकारी 
होना है । 

छ द्रव्यों के श्राकार - जीव का मूल आकार लोकाकाश प्रमाण भ्रस- 
ख्यातप्रदेशी है। प्राकाश एक प्रखड द्रव्य श्रनत है । उसके मध्य मे जहा जीवादि 
द्रव्य पाए जाते हैं उस भाग को लोकाकाश कहते है। इसको यदि प्रदेशरूपी 
गज से मापा जावे तो यह लोक ग्रसख्यातप्रदेशी है। इतना ही बड़ा मूल में 
जीव है । एक श्रविभागी पुद्गल परमाण जितने भ्राकाश को रोकता है उतने 
क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। तथापि यह जीव जिस शरीर में रहता है उततनें बडे 
शरीर को माप कर रहता है । नाम कर्म के उदय से इसमे सकोच विस्तार शक्ति 
काम करती है, जिससे शरीर प्रमाण सकुचित व विस्तृत हो जाता है । पुद्गल 
स्कथध अनेक झाकार के गोल, चौखू टे, तिखू टे, बडे छोटे बनते है। एक पर- 
माण का एक प्रदेश मात्र आकार है। धर्म व भ्रधर्म द्रव्य दोनो लोकाकाश 
प्रमाण व्यापक है । आकाश का प्रनन्त भाकार है| कालाण असख्यात लोका- 
काश के प्रदेशों मे एक एक भलग झभलग हैं कभी मिलते नहो हैं, इसलिये एक 
प्रदेश मात्र हर एक कालाण का झ्राकार है । 

छः द्रध्यों की संख्या :- धर्म, प्रधमं, श्राकाश एक एक द्रव्य है, कालाण 
भसस्यात हैं, जीव भ्रनत हैं, पुद्गल भ्रनन्तान्त है । 


२७२ ] [ सहजसुख-साधन 


पांच भ्रस्तिकाथ - जो द्रव्य एक से अधिक प्रदेश रखते है वे भ्रस्ति- 
काय कहलाते हैं । कालका एक ही प्रदेश होता है। काल को छोडकर शेप पाच 
द्रव्य जीव, पुदूगल, धर्म, भ्रधर्म श्राकाश भ्रस्तिकाय है । 


जोव द्रव्य के नौ विद्वाघए। - (१) जीनेवाला है, (२) उपयोगवान 
है, (३) अमूर्तिक है, (४) कर्ता है, (५) भीक्ता है, (६) शरीर प्रमाण 
आ्राकारधारी है, (७) ससारी है, (5) सिद्ध भी हो जाता है, (६) स्वभाव 
से अग्नि की शिखा के समान ऊपर जानेवाला है। इनका विशेष नीचे इस 
प्रकार है - 

इनका कथन करते हुए निश्चयनय तथा व्यवहारनय को ध्यान मे रखना 
चाहिये । जिस श्रपेक्षा से वस्तु का मूल निज स्वभाव जाना जाघें वह निश्चय- 
नय है । शुद्ध निश्चयनय शुद्ध स्वभाव को व अशुद्ध निश्चयनय श्रशुद्ध स्व- 
भाव को बतानेवाला है। व्यवहारनय वह है जो परपदार्थ की किसी में 
आ्ारोपण करके उसको पररूप कहे, जैसे जीव को गोरा कहना । गोश तो शरीर 
है । यहा शरीर का आरोप जीव मे करके सयोग को बताने बाला व्यवहारनय 
है । कभी व कही अशुद्ध निश्ववनय को भी व्यवहारनय कह देते है | गुद्ध 
निश्चयनय शुद्ध मूल स्वभाव को ही बताता है। 


(१) लोवबत्व - निश्चयैनय से जीव के श्रमिट प्राण, सुख, सत्ता, 
चेत॑स्य बोध है । अर्थात्‌ स्वाभाविक आनन्द, सतपना, स्वानुभूति तथा ज्ञान है। 
व्यवहारनय से जीवों के दश प्राण होते है जिनके द्वारा एक शरीर मे प्राणी 
जीवित रहता है व जिनके बिगडने से वह शरीर को छोड देता है । वे प्राण है 
पाच स्पर्शनादि इन्द्रिया-मनबल, वचनबल, कायबल, आयु और श्वासोच्छुवास । 


(१) एकेन्द्रिय पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, वनस्पति के चार प्राण होते 
है - स्पशेनेन्द्रिय, कायबल, आयु, श्वासोच्छुवास (२) लट आदि द्वेन्द्रियो के छ 
प्राण होते है रसना इन्द्रिय और वचनबल अ्रधिक हो जाता है। (३) चीटी 
ग्रादि तेद्वियों के नाक अधिक होती है, सात प्रारा होते है। (४) मक्‍्खी आ्रादि 
चौइन्द्रिय के श्रांख ग्रधिक करके भ्राठ प्राण होते हैं । (५) मन रहित पचेन्द्रिय 
समुद्र के कोई सर्पादि के कर्ण सहित नो प्राण होते हैं। (६) मन सहित पचचे- 


सम्यग्दर्धन और उसका महात्म्य | [२७३ 


द्वियो के देव नारकी, मानव, गाय, भेसादि पशु, मछली, मयूरादि के दशो प्राण 
होते है । 

(२) उपयोगक्षान :- जिसके द्वारा जाना जाय उसे उपयोग कहते है । 
उसके ग्राठ भेद हैं - मतिज्ञान, श्र्‌ तज्ञान, अ्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान श्ौर केवल 
ज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्र तज्ञान, और कुअवधिज्ञान । ज्ञानोपयोग के भ्राठ भेद है। 
दर्शनोपयोग के चार भेद है - चक्षुदर्शन गअचक्षुदर्शन, श्रवधिदर्शन, केवलदर्शन । 
ये बारह उपयोग व्यवहारनय से भेदरूप कहे जाते है। इनका विशेष स्वरूप 
आगे कहेगे । इन्ही से ससारी जीवों की पहचान होती है। भ्रात्मा भ्रमूतिक 
पदार्थ है । 

शरीर में है कि नहीं इसका ज्ञान इसी बात को देखकर किया जाता 
है कि कोई प्रारगी स्पर्श का ज्ञान रखता है या नहीं, रसको रसना से, गध को 
नाक से, वर्ण को श्रांख से, शब्द को कर्णा से जानता है कि नहीं या मन से 
विचार करता है या नहीं | मृतक शरीर में इन बारह उपयोगो में से कोई भी 
उपयोग नही पाया जाता है| क्योकि वहाँ उपयोग का धारी प्रात्मा नही रहा 
है । निश्चयनय से वास्तव में न ज्ञानोपयोग के आठ भेद है न दर्शनोपयोग के 
चार भेद है ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोग एक एक ही है, आत्मा के सहज स्वा- 
भाविक गुण है । कर्म के सबध से बारह भेद हो जाते है, इसलिये निरचय से 
ग्रात्मा के उपयोग शुद्ध ज्ञान, शुद्र दर्शन हें । 


(३) प्रमूतिक :- जीव मे निश्चयनय से श्रसल मे न कोई स्पर्श रूखा, 
चिकना, हलका, भारी, ठडा, गरम, नरम, कठोर है, न कोई रस खट्टा, मीठा, 
चरपरा, तीखा, कसायला है, न कोई गध सुगध या दुर्गग है, न कोई बरां 
सफेद, लाल, पीला, नोला, काला है। इसलिये मूर्तिक पुद्नल से भिन्न भ्रमूतिक 
चिदाकार है । व्यवहारनय से इस जीव को मूर्तिक कहते है क्योकि ससारी जीव 
के साथ मू्तिक कम पुदंगलो का मेल दूध भ्रौर जल के समान एक क्षेत्रावगाहरूप 
है । कोई भी प्रदेश जीव का शुद्ध नहीं है, सवाग पुदुगल से एकमेक है, इस- 
लिये इसे मूतिक कहते है । जंसे दूध से मिले जल को दूध, रग से मिले पानी 
को रग कहते है । 


२७४ ] [ सहजसुख-स!धन 


(४) कर्ता है - यह झात्मा निश्चयनय से अपने ही ज्ञानदर्शनादि गुणों 
के परिणाम को ही करता है। शुद्ध निश्चयनय से शुद्ध भावों का ही कर्त्ता है, 
प्रशुद्ध निश्चयनय से रागादि भावकर्मो का कर्त्ता कहा जाता है । 

शुद्ध निश्वयनय से या स्वभाव से यह आत्मा रागादि भावों का करने 
वाला नहीं है । क्योकि ये इसके स्वाभाविक भाव नहीं है ये श्रौपाधिक भाव है, 
जब कर्मो का उदय होता है, मोहनीय कर्म का विपाक होता है तब क्रोध के 
उदय से क्रोधभाव, मान के उदय से मानभाव, माया के उदय से मायाभाव, 
लोभ के उदय से लोभभाव, काम या वेद के उदय से कामभाव, उसी तरह हो 
जाता है जिस तरह स्फटिकमणशि के नोचे लाल, पीला, काला डाक लगाने से 
स्फटिक लाल, पीला, काला भलकता है । उस समय स्फटिक का स्वच्छ सफेद 
रग ढक जाता है । आत्मा स्वभाव से इन विभावों का कर्त्ता नहीं है, ये नेमि- 
त्तिक भाव हैं - होते है, मिटते है, फिर होते है, क्योकि ये सयोग से होते है । 
इसलिये इनको आत्मा के भाव अशुद्ध निश्चय से कहे जाते है या यह कहा जाता 
है कि आत्मा अशुद्ध निश्चय से इनका कर्त्ता है। इन भावो के होने से आत्मा 
का भाव अ्रपवित्र, श्राकुलित दू खमय हो जाता है । आत्मा का पवित्र, निरा- 
कुल, सुखमय स्वभाव विपरीत हो जाता है । इसलिये इनका होना इष्ट नहीं 
है। इनका न होना ही आत्मा का हित है । जैसे मिट्टी स्वय मेली, विरस स्व- 
भावी है इसलिये इस मिट्टी के सयोग से पानी भी मेला व विरस स्वभाव हो 
जाता है, वेसे मोहनीय कर्म का रस या अनुभाग मलीन, कलुषरूप, व आकुलता 
रूप है इसलिये उसके सयोग से आत्मा का उपयोग भी मलीन व कलुणित व 
प्राकुलित हो जाता है । 

इन भावों का निमित्त पाकर कर्म वर्गंणारूप सूक्ष्म पुदूगल जो लोक मे 
सर्वत्र भरे है, खिचकर स्वय आ्राकर बध जाते है। ज्ञानावरणादि रूप होकर 
कर्म नाम पाते है, जैसे गर्मी का निमित्त पाकर पानी स्वय भापरूप बदल जाता 
है बसे कमंवर्गणा स्वय पुण्य या पाप कर्मरूप बंध जाती है । यह बध भी पूर्व 
विद्यमान कार्माण शरीर से होता है। वास्तव में झ्ात्मा से नहीं होता है । 
प्रात्मा उस कर्म के शरीर के साथ उसी तरह रहता है जैसे झ्राकाश मे धत्मा या 
रज फल जाय तब आकाश के साथ मात्र सथोग होता है । या एक क्षेत्रवगाहरूप 


सम्यग्दशन भर उसका महांत्म्य ] [२७५ 


सबध होता है । प्रात्मा ने कर्म नही बाधे है, वे स्वय बचे हैं । आत्मा का श्रशुद्ध 
भाव केवल निमित्त है तो भी व्यवहार नय से आत्मा को पुद्गल कर्मों का कर्त्ता 
या बाधने वाला कहते हैं । उसी तरह जैसे कुम्हार को घडे का बनाने वाला, 
सुनार को कड का बनाने वाला, स्त्री को रसोई बनाने वाली, लेखक को पत्र 
लिखने वाला, दरजी को कपडा सीने वाला, कारीगर को मकान बनाने वाला 
कहते है । निश्चय से घड़े को बनाने वाली मिट्टो है, कडे को बनाने वाला सोना 
है, रसोई को बनाने वाली अन्न पाना आझ्रादि सामग्री है, पत्र को लिखने वाली 
स्याही है, कपडे को सीने वाला तागा है - कुम्हारादि केवल निमित्त मात्र है । 


जो वस्तु स्वय कार्यरूप होती है उसी को उसका कर्त्ता कहते है। कर्त्ता 
कर्म एक ही वस्तु होते है । दूध ही मलाई रूप परिणमा है इससे मलाई का 
कर्त्ता दूध है । सुवर्ग ही कड रूप परिणमा है इससे कडे का कर्त्ता सुवर्ण है । 
मिट॒टी ही घडेरूप परिणमी है इसस घड की कर्ता मिट्टी है | कर्त्ता के गुण 
स्वभाव उससे बने हुए कार्य मे पाए जाते है। जैसी मिट्टी वेसा घडा, जेसा 
सोना वसा कडा, जैसा दूध बैसी मलाई, जैसा तागा बसा उसका बना कपडा । 
निर्मित्त कर्ता किन्‍्ही कार्यों के श्रवेतन ही होते है, किन्‍्ही कार्यों के 
चेतन व अचेतन दोनो होते है । गर्मी से पानी भाप रूप हो जाता है, भाष से 
मेघ बनते है, मेघ रवय पानी रूप हो जाते है, उन सब कार्यो मे निमित्त कर्त्ता 
अ्रचेतन ही है । हवा श्वास रूप हो जाती है, इसमे निमित्तकर्त्ता चेतन का योग 
झऔर उपयोग है । या कर्मवर्गणा कर्मरूप हो जाती है उनमे निमित्तकर्त्ता चेतन 
का योग झ्औौर उपयोग है । मिट्टी का घडा बनता है उसमे निमित्तकर्ता कुम्हार 
का योग उपयोग है तथा चाक श्रादि अचेतन भी है। रसोई बनती है, निमित्त 
कर्ता स्त्री के योग उपयोग है तथा चूल्हा, बतंन श्रादि अचेतन भी है । जहा 
चेतन निमित्तकर्तता घट, पट, बतंन भोजनादि बनाने मे होता है वहा व्यवहारनय 
से उसको घट, पट, बतेन व भोजनादि का कर्ता कह देते हैँ । 


यदि निश्चय से विचार किया जावे तो शुद्धात्मा किसी भी कार्य का 
निमित्तकर्ता भी नहीं है । जब तक ससारी आत्मा के साथ कर्मो का सयोग है 
व कर्मो का उदय हो रहा है तब तक आत्मा के मन, वचन, काय योग चलते 


२७६ ] [ सहजसुख-साधन 


रहते हे द ज्ञानोपयोग पझशुद्ध होता है । राग द्वेष सहित या कषाय सहित होता 
है । ये ही योग भौर उपयोग निमित्तकर्त्ता हे। इन्ही से कर्म बधते हे, इन्ही से 
घटादि बनते हे । कुम्हार ने घडा बनाया, घट बनाने में मनका सकल्‍्प किया, 
शरीर को हिलाया व राग सहित उपयोग किया । कुम्हार के योग उपयोग ही 
घटके निमित्तकर्ता हे, प्रात्मा नहीं। स्त्री के मन ने रसोई बनाने का सकल्प 
किया, वचन से किसी को कुछ रखने उठाने को कहा, काय से रवखा उठाया, 
राग सहित ज्ञान भाव किया । योग व उपयोग ही रसोई के निमित्तकर्त्ता हे, 
स्त्री का शुद्ध श्रात्मा नही । योग और उपयोग श्रात्मा के विभाव हैँ इसलिये 
प्रशुद्ध निश्चय से उनका कर्त्ता श्रात्मा को कहते हे । 


शुद्ध निश्चय से श्रात्मा मन वचन काय योग का तथा प्रशुद्ध उपयोग 
का कर्त्ता नहीं है। यद्यपि योग शक्ति - कर्म श्राकर्षण शक्ति ग्रात्मा की है 
परन्तु वह कर्मों के उदय से ही मन बचन काय द्वारा काम करती है । कर्म का 
उदय न हो तो कुछ भी हलनचलन काम न हो। श्रशुद्ध सराग उपयोग भी 
कषाय के उदय से होता है, भ्रात्मा का स्वाभाविक उपयोग नहीं । निश्चयनय 
से भ्रात्मा मे न योग का कार्य है न रागद्वेष रूप उपयोग का कार्य है । इसलिये 
शुद्ध निश्चयनय से यह श्रात्मा केवल अपने शुद्ध भावों का ही कर्ता है । पर- 
भावों का न उपादान या मूल कर्ता है न निमित्तकर्त्ता है । स्वभाव के परिणमन 
से जो परिणाम या कर्म हो उस परिग्याम या कम का उपादानकर्सा उसको 
कहा जाता है । ज्ञान स्वरूपी श्रात्मा है इसलिये शद्ध ज्ञानोपयोग का ही वह 
उपादान कर्ता है अज्ञानी जीव भूल से आत्मा को रागादि का कर्त्ता व अच्छे बुरे 
कामो का कर्त्ता व घटपट आदि का कर्त्ता मानकर अ्रहकार करके दु खी होता 
है । “मैं कर्ता मैं कर्ता” इस बुद्धि से जो भ्रपने स्वाभाविक कर्म नही हें उनको 
भ्रपना ही कर्म मानकर राग द्वेष करके कष्ट पाता है । 


ज्ञानी जीव केवल शुद्धज्ञान परिणति का ही प्रपने को कर्ता मानता है । 
इसलिये सर्व ही पर भावों का व पर कार्यों का मैं कर्त्ता हे, इस प्रहकार को 
नहीं करता है । यदि शुभ राग होता है तो उसे भी मद कषाय का उदय जानता 
है। यदि भ्शुभ राग होता हैतो उसे भी तीब्र कषाय का उदय जानता है । 


सम्यग्दशेन और उसका महात्म्य ) [ २७७ 


झपना स्वभाव नही जानता है, विभाव जानता है। विभाव को रोग विकार व 
उपाधि मानता है व ऐसी भावना रखता है कि ये विभाव न हो तो ठीक है । 
बीतराग भाव में ही परिणमन हो तो ठीक है जैसे बालक खेलने का ही प्रेमी है, 
उसे माता पिता व गुरु के डर से पढने का काम करना पडता है । वह पढ़ता 
है परन्तु उधर प्रेमी नही है, प्रेमी खेल का ही है । इसी तरह शञानी जीव वीत- 
राग भ्रात्मिक शुद्ध भाव का प्रेमी है। पू्वंबद्ध कर्म के उदय से जो भाव होता 
है तदनुकल मन, वचन, काय वर्तते हे । इनको वह पसद नही करता है । कर्म 
का विकार या नाटक समभता है भीतर से बेरागी है। जेसे बालक पढ़ने से 
वरागी है । ज्ञानी प्रात्मा बिना भ्रासक्ति के परोपकार करता हुझा भ्पने को 
कर्ता नहीं मानता है > मन, वचन, काय का कार्य मात्र जानता है। यदि वह 
गृहस्थ है, कुटुम्ब को पालता है तथापि वह पालने का ग्रहकार नहीं करता है । 
ज्ञानी सर्व विभावों को कर्म कृत जानकर उनसे श्रलिप्त रहता है । ज्ञानी एक 
प्रपने ही प्रात्मिक वीतराग भावों का ही प्रपने को कर्त्ता मानता है । 


सम्यग्दर्शन की अपूर्व महिमा है। जो कोई ज्ञानी प्रात्मा को परभावों 
का अ्रकर्ता समभझेगा वही एक दिन साक्षात्‌ श्रकर्ता हो जायेगा । उसके योग उप- 
योग की चचलता जब मिट जायेगी तब वह सिद्ध परमात्मा हो जायेगा । इस 
तत्व का यह मतलब लेना योग्य नही है कि ज्ञानी सराग कार्यों को उसम प्रकार 
से नही करता है, बिगाड रूप से करता होगा, सो नही है । 

ज्ञानी मन, वचन, काय से सर्व कार्य यथायोग्य ठीक ठीक करता हुग्रा 
भी “मैं कर्ता” इस मिथ्या श्रह बुद्धि को नही करता है। इस सर्व लौकिक 
प्रपण को कर्म का विकार जानता है, अपना स्वभाव नही मानता है । कदाचित्‌ 
अज्ञानी की भ्रपेक्षा ज्ञानी कुटम्ब का पालन, जप, तप, पूजा, पाठ, विषय भोग 
आदि मन, वचन, काय के शुभ प्रशुभ कार्य उत्तम प्रकार से करता है - प्रमाद 
व श्रालस्य से नही करता है, तो भी मैं कर्त्ता हुँ इस मिथ्यात्व से अलग रहता 
है । जैसे नाटक मे पात्र नाटक खेलते हुए भी उस नाटक के खेल को खेल ही 
समभते है, उस खेल में किये हुए कार्यों को भ्रपने मूल स्वभाव में नहीं लगाते 
है। नाटक का पात्र खेल दिखलाते वक्त ही भ्रपने को राजा कहता है। उस 
समय भी वह श्रपनी भ्रसल प्रकृति को नही भूलता है व खेल के पीछे तो भ्रपने 


२छघ ) [ सहजसुख-साधन 


झसल रूप ही वर्तन करता है । ब्राह्मण का पुत्र प्रपने को ब्राह्मरा मानते हुए 
भी खेल मे राजा का पार्ट बडी ही उत्तमता से दिखाता है तथापि मै राजा हो 
गया ऐसा नहीं मानता है। ससार को नाटक समभकर व्यवहार करना ज्ञानी 
का स्वभाव है । 

ससार को अपना ही कार्य समझना, व्यवहार करना शअज्ञानी का स्वभाव 
है । इसलिए अज्ञानी ससार का कर्त्ता है, ज्ञानी ससार का कर्ता नही । भ्रज्ञानी 
ससार मे अ्रमेगा, ज्ञानी ससार से शीघ्र ही छुट जायेगा। वह श्रद्धा मे व ज्ञान 
मे ससार कार्य को आत्मा का कर्तव्य नही मानता है। कषाय के उदयवश 
लाचारी का कार्य जानता है । 


(५) भोक्ता है - जिस तरह निश्चयनय से यह जीव अपने स्वाभाविक 
भावों का कर्त्ता है उसी तरह यह अपने स्वाभाविक ज्ञानानन्द या सहज सुख का 
भोक्ता है। अशुद्ध निश्चयनय से “मैं सुखी, मै दु खी इस राग द्वेप रूप विभाव 
का भोक्ता है, व्यवहार नय से पुण्य पाप कर्मो के फल को भोगता है। मै सुखी 
मैं दु खी यह भाव मोहनीय कर्म के उदय से होते है। रति कषाय के उदय से 
सासारिक सुख मे प्रीति भाव व श्ररति कषाय के उदय से सासारिक दु ख मे 
अप्रीति भाव होता है। यह अशुद्ध भाव कर्म जनित है इसलिए स्वभाव नहीं 
विभाव है । श्रात्मा मे कर्म सयोग से यह भाव होता है तब आत्मानन्द के सुखा- 
नुभव का भाव छिप जाता है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अशुद्ध निश्चय 
नय से यह सुख दु ख का भोक्ता है । भोजन, वस्त्र, गाना, बजाना, सुगध, पलग 
आ्रादि बाहरी वस्तुश्नो का भोग तथा साता वेदनीय असाता वेदनीय कम का भोग 
वास्तव मे पुदूगल के द्वारा पुद्गल का होता है । 

जीव मात्र उनमे राग भाव करता है इससे भोक्ता कहलाता है, यहा 
भी मन, वचन, काय द्वारा योग तथा श्रशुद्ध उपयोग ही पर पदार्थ के भोग मे 
निमित्त है। जैसे एक लड्डू खाया गया । लड्डू पुदूगल को मुख रूपी पुद्दल 
ने चबाकर खाया । जिद्ा के पुद्गलो द्वारा रस का ज्ञान हुआ । लड्डू का भोग 
शरीर रूपी पुदूगल ने किया। उदर मे पवन द्वारा पहुंचा । जीव ने अपने 
प्रशुद्ध भाव इन्द्रिय रूपी उपयोग से जाना तथा खाने की क्रिया मे योग को 
काम में लिया । 


सम्यग्दशेंन और उसका महात्म्य ] [२७६ 


यदि वेराग्य से जाने तो खाने का युख न माने । जब वह राग सहित 
खाता है तब सुख मान लेता है। इसलिए लड्डू का भोग इस जीव ने किया 
यह मात्र व्यवहार नय का वचन है। जीव ने केवल मात्र खाने के भाव किये 
व योगो का व्यवहार किया, योग शक्ति को प्रेरित किया । इस तरह सुन्दर 
वस्त्रो ने शरीर को शोभित किया, आ्रात्मा को नही, तब यह जीव अपने राग 
भाव से मैं सुखी हुआ ऐसा मान लेता है । एक उदासमुखी पति के परदेश गमन 
से दु खी स्त्री को सुन्दर वस्त्राभूषणा पहनाए जाबे, शरीर तो शोभित हो जाबेगा 
परन्तु वह राग रहित है, उसका रागभाव उन वस्त्राभूषणों मे नही है इसलिये 
उसे उस सुख का अनुभव नहीं होगा । इसलिये यह बात ज्ञानियों ने स्वानुभव 
से कही है कि समार के पदार्थों मे सुख व दुख मोह राग द्वेष से होता है । 
पदार्थ तो अपने स्वभाव मे होते है । 


एक जगह थानी बरस रहा है, क्सिान उस वर्षा को देखकर सुखी हो 
रहा है । उसी समय मार्ग मे बिना छतरी के चलने वाला एक सुन्दर वस्त्र पहने 
हुए मानव दू खी हो रहा है । नगर मे रोगो की वृद्धि पर रोगी दुखी होते हैं, 
अज्ञानी लोभी वंद्य डाक्टर सुखी होते है । एक ही रसोई में जीमने वाले दो पुरुष 
है । जिसको इच्छानुकूल रमोई मिली है वह सुखी हो रहा है, जिसकी इच्छा के 
विरुद्ध है वह दु खी हो रहा है । जैमे पुदू्गल का कर्ता पुद्गल है बसे पुदगल 
का उपभोग कर्ता पुदगल है । निमित्त कारण जीव के योग और उपयोग है । 
शरीर में सर्दी लगी, सर्दी का उपभोग पुदुगल को हुझ्ना, पुदूगल की दशा पलटी । 
जीव का शरीर से ममत्व है, राग है, उसने सर्दी की वेदना का दुख मान 
लिया । जब गर्म कपडा शरीर पर डाला गया, शरीर ने गर्म कपडे का उपयोग 
किया, शरीर की दशा पलटी, रागी जीव ने सुख मान लिया। स्त्री का उपभोग 
पुरुष का अग, पुरुष का उपभोग स्त्री का ग्रग करता है, पुदूगल ही पुदुंगल की 
दशा को पलटता है । 


राग भाव से रागी स्त्री पुरुष सुख मान लेते है। जितना भ्रक्कि राग 
उतना अधिक सुख व उतना ही अधिक दु ख होता है। एक मानव का पुत्र पर 
बहुत भ्रधिक राग है, वह पुत्र को देखकर अ्रधिक सुख मानता है। उसी पुत्र 


२८० ) | सहजसुख-साधन 


का वियोग हो जाता है तब उतना ही श्रधिक दुःख मानता है । जो ज्ञानी ऐसा 
समभते हैं कि मैं वास्तव मे शुद्ध श्रात्मा का द्रव्य हें, मेरा निज सुख मेरा 
स्वभाव है । मैं उसी ही सच्चे सुख को सुख समभता हूँ, उसी 'का भोग मुझे 
हितकारी है, वह ससार से बरागी होता हुप्ना जितना भ्रश कषाय का उदय है 
उतना प्रश बाहरी पदार्थों के सयोग वियोग मे सुख दुख मानेगा, जो पश्रज्ञानी 
की भ्रपेक्षा कोटि गुणा कम होगा । भोजन को भलो प्रकार रसना इन्द्रिय से 
खाते हुए भी रस के स्वाद को तो जानेगा व तृप्ति भी मानेगा परन्तु रसना 
इन्द्रिय जनित सुख को प्रल्प राग के कारणा प्रल्प ही मानेगा | इसी तरह 
इच्छित पदार्थ खाने मे न मिलने पर भ्रल्प राग के कारण प्रत्प हु ख ही मानेगा | 
बस्तु स्वभाव यह है कि जीव स्वभाव से सहज सुख का ही भोक्ता है । 

विभाव भावों के कारणा जो कषाय के उदय से होते हैं, यह पश्रपनी 
प्रधिक या कम कपाय के प्रमाण मे पश्रपते को सुख या दुख का भोक्ता मान 
लेता है। मैं भोक्ता हुं यह वचन शुद्ध निश्चय नय से श्रसत्य है। कषाय के 
उदय से राग भाव भोक्ता है। श्रात्मा भोक्ता नही है। ग्रात्मा राग भाव का 
भोक्ता अशुद्ध निश्चय से कहलाता है यह मानना सम्यश्शान है। पर वस्तु का 
व कर्मों का भोक्ता कहना बिलकुल व्यवहार नय से है। जैसे घट पटादि का 
कर्ता कहना व्यवहार नय से है । 

कर्मो का उदय जब भाता है तब कम का श्रनुभाग या रस प्रगट होता 
है । यही कर्म का उपभोग है । उसी कर्म के उदय को ग्रपना मानकर जीव 
अपने को सुखी दु खी मान लेता है। साता वेदनीय का उदय होने १२ साता- 
कारी पदार्थ का सम्बन्ध होता है । रति नौ कषाय से यह रागी जीव साता का 
अनुभव करता है । अर्थात्‌ राग सहिते ज्ञानोपयोग सुख मान लेता है। असाता 
वेदनीय के उदय से श्रसाताकारी सम्बन्ध होता है। जैसे शरीर मे चोट लग 
जाती है उसी समय श्ररति कषाय के उदय सहित जीव द्वेष भाव के कारण 
अपने को दु खी मान लेता है । वास्तव में कर्म पुदूगल है तब कर्म का उदय व 
रस या विपाक भी पुद्गल है। घातीय कर्मों का उदय जीव के गुणों के साथ 
विकारक होकर भलकता है, अ्धातीय कर्मों का रस जीव से भिन्न शरीरादि' 
पर पदार्थों पर होता है । 


सम्पग्दशेन भौर उसका महात्म्य ] [ २८१ 


जैसे ज्ञानावरण के विपाक से ज्ञान का कम होना, दर्शनावरण के उदय 
से दशेन का कम होना, मोहनीय के उदय से विपरीत श्रद्धान होना व क्रोधादि 
कवाय का होना, प्रन्तराय के उदय से झ्रात्ममल का कम होना, झ्रायु के उदय 
से शरीर का बना रहना, नाम के उदय से शरीर की रचना होना, गोत्र कर्म 
के उदय से ऊंची या नीची लोकमान्य ब लोकनिन्द् दशा होना । वेदनीय के 
उदय से साताकारी व प्रसाताकारी पदार्थों का सयोग होना । जीव प्रपने 
स्वभाव से अपने सहज सुख का ही भोक्ता है। पर का भोक्ता प्रशुद्धनय या 
व्यवहार नय से ही कहा जाता है । 


(६) शरीर प्रमाण प्राक्ारधारी है ः- निश्चयनय से जीव का प्राकार 
लोक प्रमाण प्रसंख्यात प्रदेशी है उससे कभी कम या प्रधिक नही होता है। 
जीव प्रमूतिक पदार्थ है इससे इसके न तो टुकडे हो सकते है भौर न यह किन्‍्ही 
से जूड़ करके बडा हो सकता है । जीव मे कर्म को भ्राकर्षण करने वाली योग 
शक्ति है वेसे इसमे सकोच विस्ताररूप होने की शक्ति भी होती है । जैसे योग- 
शक्ति शरीर नामकर्म के उदय से काम करती है वैसे सकोच विस्तार शक्ति भी 
शरीर नामकर्म के उदय से काम करती है । जब तक नाम कर्म का उदय रहता 
है तब तक ही प्रात्मा के प्रदेश सकुचित होते हैं व फंलते है। जब नाम कर्म 
नाश हो जाता है तब प्रात्मा भ्रन्तिम शरीर मे जैसा होता है बसा ही रह जाता 
है । उसका सकोच विस्तार होना बन्द हो जाता है । 


एक जीव जब मरता है तब तुत॑ ही दूसरे उत्पत्ति स्थान पर पहुँच 
जाता है, बीच मे जाते हुए एक समय, दो समय या तीन समय लगते है तब 
तक पूर्व शरीर के समान आत्मा का श्राकार बना रहता है । जब उत्पत्ति स्थान 
पर पहुंचता है, तब वहा जंसा पुदूगल ग्रहण करता है उसके समान भझ्राकार 
छोटा या बडा हो जाता है । जंसे जेसे शरीर बढता है बसे बसे श्राकार फंलता 
जाता है | शरीर मे ही भ्रात्मा फंला है बाहर नही है, इस बात का शअ्रनुभव 
विचारवान को हो सकता है। हमे दुख या सुख का अनुभव शरीर भर मे 
होता है, शरीर स बाहर नही । यदि किसी मानव के शरीर मे श्राग लग जाबे 
व शरीर से बाहर भी आग हो तो उस मानव को शरीर की आग की वेदना 


म्घ्२ | [ सहजसुख-साधन 


का दु ख होग', शरीर के बाहर की आग की वेदना न होगी । यदि झात्मा 
शरीर के किसी स्थान पर होता, सर्व स्थान पर व्यापक न होता तो जिस स्थान 
पर जीव होता वही पर सुखदु ख का अनुभव होता - सर्वाग नहीं होता । 
परन्तु होता सर्वाग है इसलिये जीव शरोर प्रमाण झ्राकारधारी है। किसी भी 
इन्द्रिय द्वारा मनोज्ञ पदार्थ का राग सहित भोग किया जाता है तो सर्वाग सुख 
का अनुभव होता है । शरीर प्रमाण रहते हुए भी नीचे लिखे सात प्रकार के 
कारण हैं जिनके होने पर श्रात्मा फेलकर शरीर से बाहर जाता है फिर शरीर 
प्रमाण हो जाता है इस अवस्था को समुद्धात कहते है । 
गे (१) बेदना - शरीर में दुख के निमित्त से प्रदेश कुछ बाहर निक- 
लते है । 
५ (२) कषाय - क्रोधादि कषाय के निमित्त से प्रदेश बाहर निकलते है । 


(३) मारणांतिक्क - मरण के कुछ देर पहले किसी जीव के प्रदेश 
फंलकर जहां पर जन्म लेना हो वहाँ तक जाते है, स्पर्शकर लौट आते है, फिर 
मरण होता है । 

(४) वेक्रियिक :- वेक्रियिक शरीरधारी अ्रपने शरीर से दूसरा शरोर 
बनाते है, उसमे आत्मा फलाकर उससे काम लेते है । 

(५) तेजस (१) शुभ तेजस - किसी तपस्ज्री मुनि को कहीं पर दु्भिक्ष 
या रोग सचार देखकर दया आजाबे तब उसके दाहिने स्क्रध से तेजस शरीर के 
साथ आरात्मा फेलकर निकलता है | इससे कष्ट दूर हो जाता है । 

(२) प्रशुभ तेश्लल - किसी तपस्वी को उपसरगं पडने पर क्रोध आजावे 
तब उसके बाए स्कध से श्रशुभ तेजस शरीर के साथ आत्मा फंलता हे और वह 
शरीर कोप के पात्र को भस्म कर देता है तथा वह तपस्वी भी भस्म होता है । 

(६) प्राह्मारक :- किसी ऋद्धिधारी मुनि के सशय होने पर उनके 
मस्तक से आहारक शरीर बहुत सुन्दर पुरुषाकार निकलता हूँ, उसी के साथ 
प्रात्मा फैलकर जहा केवली या श्र्‌त केवली होते है वहा तक जाता हूँ, दर्शन 
करके लौट श्राता है, मुनि का सशय मिट जाता हैं । 

(७) केवल :- किसी अरहत केवली की ग्रायु प्रल्प होती है और श्रन्य 
कर्मा की स्थिति श्रधिक होती है, तब प्रायु के बराबर सब कर्मो की स्थिति 
करने के लिये प्रात्मा के प्रदेश लोक व्यापी हो जाते हैं । 


सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ] [ २८३ 


(८) संसाशी है - सामान्य से ससारी जीवो के दो भेद है - स्थावर, 
श्रस । एकेन्द्रिय पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु, वनस्पति काय के धारी प्राणियों को 
स्थावर कहते है तथा द्वेन्द्रिय से पचेन्द्रिय पर्यत प्राणियों को त्रस कहते है । 
विशेष में चौदह भेद प्रसिद्ध है जिनको “जीव समास” कहते हैं। जीवो के 
समान जातीय समूह को समास कहते है । 

चोदह जीव समास - १ एकेन्द्रिय सूक्ष्म (ऐसे प्राणी जो लोकभर मे 
हैं किसी को बाधक नहो, न किसी से बाधा पाते स्वय मरते है), २ एकेन्द्रिय 
बादर (जो बाधा पाते है व बाधक है), ३ द्वेद्विय, ४ तेद्विय, ५ चौन्द्रिय ६ 
पच्चेन्द्रिय भ्रसेनी (बिना मनके), ७ पचेन्द्रिय सेनी । ये सात समूह या समास 
पर्याप्त तथा श्पर्याप्त दो प्रकार के होते है। इस तरह चौदह जीव समास है । 

पर्याप्त श्रपर्याप्त - जब यह जीव किसी योनि मे पहुँचता है तब वहा 
जिन पुदुगलो को ग्रहण करता हैँ उनमे आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, 
भाषा, मन बनने की शक्ति अ्रतमु हते में (४८ मिनिट के भीतर भीतर) हो 
जाती है उसको पर्याप्त कहते है । जिसके शक्ति की पूर्णाता होगी भ्रवश्य परन्तु 
जब तक शरीर बनने की शक्ति नहीं पूर्ण हुई तब तक उसको “निव्‌ त्यपर्याप्त 
कहते है । जो छहो मे से कोई पर्याप्ति पूर्ण नही कर सकते और एक श्वास 
(नाडी फडकन ) के अ्रठारहवे भाग में मर जाते हे उनको “लब्ध्यपर्याप्त कहते 
है । छ पर्याप्तियो मे से एकन्द्रियो के ग्राहार, शरी र, इन्द्रिय, श्वासोच्छृुवास चार 
होती है, द्वेन्द्रिय से भ्रसेनी प्चेद्रिय तक के भाषा सहित पाच होती हे, सेनी 
पच्चेन्द्रिय के सब छहो होती हैँ । पुदगलो को खल (मोटा भाग) व रस रूप 
करने की शक्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं । 

ससारी जीवो की ऐसी अ्वस्थाएँ जहा उनको ढूढने से मिल सके, 
चौदह होती हे जिनको मार्गणा कहते हैं । 

चौदह मार्गगाएं - गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, 
दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त, सेनी, श्राहदार । इनके विशेष भेद इस भाति हें :-- 

(१) गति चार :-- नरक, तिर्य॑च, मनुष्य, देव । 

(२) इन्द्रिय पांच :- स्पर्शन, रसना, प्राण, चल्लु, श्रोत्र । 


(३) काय छः: - पृथ्वीकाय, जलकाय, प्रग्निकाय, बायुकाय, वनस्प- 
तिकाय, त्रस काय । 


र८४ ] [ सहजसुख-साधन 


(४) कोध तीन - मन, वचन, काय प्रथवा पर्द्रह योग - सत्य मन, 
झसत्य मन, उभय मन, प्रनुभय मन, सत्य वचन, प्रसत्य वचन, उभय वचन, 
प्रनुभय बचन, भौदारिक, प्रौदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वेक्रियिक मिश्र, भराहारक, 
ग्राहारक मिश्र, कार्माण । जिस विचार या वचन को सत्य या प्रसत्य कुछ भी 
न कह सक उसको प्रनुभय कहते हैं । मनुष्य तिय॑च्रो के स्थूल शरीर को श्रौदा- 
रिक कहते हैं। इनके भ्रपर्याप्त प्रवस्था मे भ्रौदारिक मिश्र योग कहते है, पर्याप्त 
प्रवस्था में प्रौदारिक योग होता है । देव व नारकियों के स्थूल शरीर को 
वेक्रिमिक कहते हैं। इनके भ्रपर्याप्त प्रवस्था मे वैक्रियिक मिश्र योग होता है, 
पर्याप्त प्रवस्था में वैक्रियिक योग होता है| प्राह्यारक समुद्घात मे जो प्राह्मरक 
शरीर बनता है उसकी प्रपर्याप्त भ्रवस्था में भ्राह्दरक मिश्रयोग होता है, पर्याप्त 
प्रवस्था में क्‍प्राहारक योग होता है। एक शरीर को छोडकर दूसरे शरीर को 
प्राप्त होने तक मध्य की विग्रह गति में कार्माणयोग होता है। जिसके निमित्त 
से श्रात्मा के प्रदेश सकम्प हो भश्ौर कर्मों को खीचा जा सके उसको योग कहते 
है । पन्द्रह प्रकार के ऐसे योग होते हैं। एक समय मे एक योग होता है । 


(५) वेद तीत - स्त्रीवेद, पु वेद, नपु सकवेद - जिससे क्रम से पुरुष- 
भोग, स्त्रीभोग व उभयभोग की इच्छा हो । 

(६) कधाय चार - क्रोध, मान, माया, लोभ । 

(७) ज्ञान ग्राठ - मति, श्र,त, अवधि, मन पर्यय, केवल व कुमति, 
कुश्र्‌ ति, कुअवधि । 


(८) संयम सात -- सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म - 
सापराय, यथाख्यात, देश सयम, असयम । सयभ का ने होना असयम है । 
श्रावक के ब्रतो को पालना देशसयम है । शेष पाचों सयम मुप्ि के होते है । 
समताभाव रखना सामायिक है । समता के छेद होने पर फिर समता में आना 
जेदोपस्थापना है । विशेष हिसा का त्याग जिसमे हो सो परिहारविशुद्धि है । 
सक्ष्म लोभ के उदय मात्र मे जो हो सो सक्ष्मसापराय है | सर्व कषाय के उदय 
ने हीने पर जो हो सो यथाख्यातसयम है । 


(६) बहन चार - चक्षू, अचक्षु, भ्रवधि, केवल । 


सम्ध”पएव और उसका मटरलात्म्य ] [२६५ 


(१०) लेश्या छू :-- कृष्णा, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल । कषायों 
के उदय से भौर मन, वचन, काय योगो के चलन से जो भाव शुभ व अशुभ 
होते है उनको बताने वाली छ लेश्याएँ है पहली तीन अ्रशुभ है, शेष शुभ है। 
बहुत ही खोटे भाव अशुभ तम कृष्गलेश्या है, भ्रशुभतर नील है, भ्रशुभ कापोत 
है, कुछ शुभ भाव पीतलेश्या है, शुभतर पद्म है, शुभतम शुक्ल है । 

(११) भव्य दो -- जिनको सम्यक्त होने की योग्यता है वे भव्य, जिनको 
योग्यता नहीं है वे अ्रभव्य हैं । 

(१२) सम्यक्त छः -- उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक, मिथ्यात्व सासादन, 
मिश्र । इनका रवरूप गुणस्थान के शीर्षक मे देखे । 

(१३) सजी दो -- मन सहित सेनी, मनरहित असेनी । 

(१४) पश्राहाश दो - ग्राहार प्रनाहार । जो स्थूल शरीर के बनने 
योग्य पुदूगल को ग्रहण करना वह भ्राहार है। न ग्रहण करना शअनाहार है । 

सामान्य दृष्टि से ये चौदह मार्गंणाएं एक साथ हरएक प्राणी में पाई 
जाती है । ज॑से दृष्टान्त मक्खी व मनुष्य का लेवे तो इस भाति मिलेगी । 


| मकखी के | मानव के 

मा 9 | | तिर्यच गति मनुष्य गति 

२ इन्द्रिय चार इन्द्रिय पाच 

३ त्रस काय | श्रस काय 

ड बचन या काय मन, वचन या काय 

भू नपु सक वेद स्त्री, पुरुष या नपु सक 

६ कषाय चारो कषाय चारो 

७ कुमति, कुश्र्‌ त ग्राठो ही ज्ञान हो सकते हैं 

८ असग्रम सातो ही सयम हो सकते है 

& चक्ष्‌ व भ्रचक्षु दर्शन चारो ही दर्शन हो सकते है 
१० कृष्ण नील, कापोत लेश्या छहो लेश्याए हो सकती है 
११ भव्य या श्रभव्य कोई भव्य या प्रभव्य कोई 
१२ मिथ्यात्व छहो सम्यक्त हो सकते है 
१३ झसेनी सैनी 
रड झाहार व भ्रनाहार ग्राहार व भ्नाहार 





२८६ | [ सहजसुल-साधन 


थोदह गुरा स्थान - संसार मे उलके हुए प्राणी जिस मार्ग पर चलते 
हुए शुद्ध हो जाते है उस मार्ग की चौदह सीढिया है। इन सीढियो को पार 
करके यह जीव सिद्ध परमात्मा हो जाता है। थे चौदह क्लास या दर्जे हैं । 
भावो की भ्रपेक्षा एक दूसरे से ऊचे ऊचे है। मोहनीय कर्म तथा मन, वचन, 
काय योगो के निमित्त से ये गुण स्थान बने है। श्रात्मा मे निश्चयनय से नहीं 
हैं । भ्रशुद्ध निश्चय नय से या व्यवहारनय से ये गुणस्थान आ्रात्मा के कहे जाते 
है । मोहनीय कर्म के मूल दो भेद है -- एक दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र 
मोहनीय । दर्शन मोहनीय के तीन भेद है -- मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और 
सम्यकप्रकृति मिथ्यात्व इनका कथन पहले किया जा चुका है । चारित्र मोहनीय 
के पच्चीस भेद है - 

चार ४ प्रनंतानबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ - दीर्घकाल स्थायी 
कठिनता से मिटने वाले, जिनके उदय से सम्यग्दर्शन व स्वरूपाचरण चारित्र 
नही प्रगट होता है | उनके हटने से प्रगट होता है । 

चार ४ प्रप्नत्यास्यान।वरण कफथाय :- कुछ काल स्थायी क्रोधादि, 
जिनके उदय से एक देश शक्रावक का चारित्र ग्रहण नहीं किया जाता । 

चार ४ प्रत्याल्यानावरसरण कथधाय :- जिन क्रोधादि के उदय से मुनि 
का सयम ग्रहण नही किया जाता । 

झार ४ स ज्वलम कोधादि तथा नो नोकषाय :-- (कुछ कपाय) हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ृप्सा, स्त्री बेद, पु वेद, नपु सकवेद । इनके उदय से 
पूर्ण चारित्र यथाख्यात नही होता । 

चोवह गुणस्थानों के नाम हैं - (१) मिथ्यात्व (२) सासादन (३) 
मिश्र (४) अ्रविरत सम्यक्त (५) देश बिरत (६) प्रमत्त विरत (७) भ्रप्रमत्त 
विरत (८) अपूर्व करणा (६) अ्रनिवृत्ति करण (१०) सूक्ष्म सापराय (११) 
उपशात मोह (१२) क्षीण मोह (१३) संयोग केवली जिन (१४) अयोग 
केवली जिन । ' 

(१) मिथ्यारव गुरास्थान :- जब तक प्नन्तानुबन्धी कषाय और 
मिथ्यात्व कम का उदय बना रहता है, मिथ्यात्व गुरास्थान रहता है । इस श्रेणी 


सम्यग्दर्शन श्रौर उसका महात्म्य ] [ २८७ 


मे जीव ससार मे लिप्त, इन्द्रियो के दास, बहिरात्मा भ्रात्मा की श्रद्धा रहित, 
अग्रहकार ममकार मे फसे रहते है । शरीर को ही आ्रात्मा मानते है। प्राय ससारी 
जीव इसी श्रणी मे है । 


इस श्रणी से जीव तत्वज्ञान प्राप्त कर जब सम्यग्दृष्टि होता है, तब 
अनन्तानुबधी चार कथाय तथा मिथ्यात्व कर्म का उपशम करके उपशम सम्यर- 
दृष्टि होता है। यह उपशम भश्रर्थात्‌ उदय को दबा देना एक शअ्रन्तमु हत॑ से श्रधिक 
के लिए नहीं होता है। उपशम सम्यक्त के होने पर मिथ्यात्व कर्म के पुदूगल 
तीन विभागों में हो जाते है -- मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व श्रौर सम्यक्त मोहनीय 
प्रतमु हृतं के होते होते कुछ काल शेष रहते हुए यदि एकदम से अ्रनन्तानुबधी 
कपाय का उदय आ जाता है और मिथ्यात्व का उदय नही होता है तो यह 
जीव उपशम सम्यक्त में प्राप्त अविरत सम्यक्त गणस्थान से गिरकर दूसरे सासा- 
दन गुरास्थान मे श्रा जाता है, वहा कुछ काल ठहरकर फिर मिथ्यात्व मे पहले 
गुणास्थान मे भ्रा जाता है। यदि कदाचित्‌ मिथ्यात्व का उदय झ्ाया तो चौथे 
से एकदम पहले गुगास्थान मे आा जाता है। यदि सम्यग्मिथ्यात्व का उदय भ्रा 
गया तो चौथे से तीसरे मिश्र गुणस्थान मे भ्रा जाता है । यदि उपशम सम्यक्तो 
के सम्यक्त मोहनीय का उदय ग्रा गया तो उपशम सम्यक्त से क्षयोपशम या वेदक 
सम्यक्ती हो जाता है । गुणास्थान चौथा ही रहता है । 


(२) सासादन गणस्थान - चौथे से गिरकर होत्ग है, फिर मिथ्यात्व 
मे नियम से गिर पडता है | यहा चारित्र की शिथिलता के भाव होते है । 

(३) मिश्र गुणस्थान :-- चौथे से गिरकर या पहले से भी चढकर होता 
है । यहा सम्यक्त भ्ौर मिथ्यात्व के मिश्र परिणाम दूध और गुड के मिश्र परि- 
णाम के समान होते हैं। सत्य ग्रसत्य श्रद्धान मिला हुआ्ना होता है । भ्रतमु हें 
रहता है फिर पहले मे झाता है या चौथे मे चढ़ जाता है । 


(४) भ्रविरत सम्यक्त :- इस गुणस्थान मे उपशम सम्यक्ती अतमु हर 
ठहरता है । क्षयोपशम सम्यक्ती भ्रधिक भी ठहरता है । जो प्रनन्तानुबधी कषाय 
व दर्शन मोहनीय की तीनो प्रकृतियों का क्षय कर डालता है वह क्षयिक सम्यक्ती 
होता है । क्षायिक सम्यक्त कभी नही छूटता है । क्षयोपशम सम्यक्त में सम्यवत 


२८८ ] [ सहजसुख-सा धने 


मोहनीय के उदय से मलीनता होती है। इस श्रंणी में यह जीब महात्मा या 
प्रतरात्मा हो जाता है । प्रात्मा को प्रात्मा रूप जानता है, ससार को कर्म का 
नाटक समभता है । श्रतीन्द्रिय सुख का प्रेमी हो जाता है, गृहस्थी मे रहता 
हुआ भ्रसि, मसि, कृषि, वारिज्य, शिल्प या विद्या कर्म से श्राजीविका करता है, 
राज्य प्रबन्ध करता है, श्रन्यायी शत्रु को दमनार्थ युद्ध भी करता है । यह ब्रतो 
को नियम से नही पालता है इसलिए इसको अ्रविरत कहते है । तथापि इसके 
चार लक्षण होते है :- (१) प्रशम - शात भाव (२) सवेग धर्मानुराग - ससार 
से वेराग, (३) प्रनुकम्पा - दया, (४) आस्तिक्य - श्रात्मा व परलोक मे 
विश्वास । इस श्रंणी वाले के छहो लेप्याए हो सकती है । सर्व ही सैनी पचे- 
न्द्रिय तिर्यच, मनुष्य, देव, नारकी इस गणास्थान को प्राप्त कर सकते हैं। यही 
दर्जा मोक्षमार्ग का प्रवेशद्वार है । यह प्रवेशिका की कक्षा है। इस गुणस्थान का 
काल क्षायिक व क्षयोपशम की श्रपेक्षा बहुत है । 

(५) वेश बिरत :- जब सम्यक्ती जीव के श्रप्रत्याख्यानावरण कपाय 
का उदय नहीं होता है और प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम या मन्द 
उदय होता है तो श्रावक के ब्रतो को पालता है। एक देश हिसा भ्रसत्य, चोरी, 
कुशील व परिग्रह से विरक्त रहता है । पाच ग्रणुत्रत, तथा सात शीलो को 
पालता हुआ साधुपद ही की भावना भाता है। इस चारित्र का वर्गन आगे 
करेगे । इस गुणस्थान में रहता हुआ श्रावक गृही कार्य को करता है व धीरे 
धीरे चारित्र की उन्नति करता हुग्रा साधुपद मे पहुचता है! इसका काल कम 
से कम भ्रन्तमु हत॑ व अधिक से अ्रधिक जीवन पर्यत है। इस श्रेणी को पचेन्द्रि 
सैनी पशु तथा मनुष्य धार सकते है। छठे से लेकर सब गुणस्थान मनुष्य ही 
के होते है । 

(६) प्रमत्त जिरत -- जब प्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम हो 
जाता है तब अ्रहिसादि पाच महाब्रतो को पालता हुआ महातव्रती महात्मा हो 
जाता है। यह हिसादि का पूरों त्यागी है इससे महाब्रती है तथापि इस गुण- 
स्थान मे आहार, विहार, उपदेशादि होता है | इससे पूर्ण भ्रात्मस्थ नही है 
ग्रतएव कुछ प्रमाद है इसी से इसको प्रमत्त विरत कहते हैं, इसका काल भ्रन्त- 
मुट्र्ते से भ्रधिक नही है । 


[ 


सम्यरदशन और उसका महात्म्य ] [ २८६ 


(७) भ्रप्रमस विश्त '-- जब महात्रती ध्यानस्थ हो जाता है, प्रमाद 
बिलकुल नही होता है तब इस श्र णी मे होता है। इसका काल भी भ्रन्तमु हत॑ 
से अधिक नही है। महात्रती पुन पुन इन छठे सातवे गुणस्थानो मे भाता जाता 
रहता है । 

झ्राठवे गुणस्थान से दो श्रणिया है -- एक उपशम भर णी, दूसरी क्षपक 
श्रेणी । जहा कषायो को उपशम किया जावे, क्षय न किया जावे वह उपशम 
श्रेणी है। जहा कषायो का क्षय किया जावे वह क्षपक श्र णी है। उपशम श्र णी 
मे आठवा, नौमा, दशमा व ग्यारवा गुणस्थान तक होता है, फिर नियम से 
धीरे धीरे गिरकर सातवे मे झ्रा जाता है । क्षपक श्रंणी के भी चार गुणस्थान 
है :- आठवा, नौमा, दशमा व बारहवा । क्षपकवाला ११वें को स्पर्श नही करता 
है, बारहवे से तेरहवे मे जाता है । 

(८) भ्रपूर्व करण - यहा ध्यानी महाव्रती महात्मा के भ्रपूर्व उत्तम 
भाव होते है, शुक्ल ध्यान होता है, अ्न्तमु ह॒ते से श्रधिक काल नही है । 

(€) शभ्रनिवृत्तिकरण :- यहा ध्यानी महात्मा के बहुत निर्मल भाव 
होते है, शुक्ल ध्यान होता है । ध्यान के प्रताप से सिवाय सूक्ष्म लोभ के सर्व 
कषायो को उपशम या क्षय कर डालता है, काल भ्रन्तमु हतं से भ्रधिक नही है । 

(१०) सुक्ष्म सांपराय :- यहा ध्यानी महात्मा के एक सूक्ष्म लोभ का 
ही उदय रहता है, उसका समय भी श्रन्तमु हतं से श्रधिक नही है । 

(११) उपशांत मोह - जब मोह कर्म बिलकुल दब जाता है तब 
यह कक्षा श्रतमु ह॒त के लिए होती है । यथाख्यात चारित्र व भादशं ,बीतरागता 
प्रगट हो जाती है । 

(१२) क्षोणमोह :- मोह का बिलकुल क्षय क्षपक श्र णीढ्वारा चढते 
हुए दसवे गुणस्थान मे हो जाता है तब सीधे यहा भ्राकर अतमू ह॒ते ध्यान मे 
ठहरता है । शुक्ल ध्यान के बल से ज्ञानावरण, दर्शनावरणा, भर भ्रतरायकर्मों 
का नाश कर देता है श्र तब केवलज्ञान का प्रकाश होते ही भ्ररउत परमात्मा 
कहलाता है । गुणस्थान तेरहवा हो जाता है । 

(१३) सयोगकेवलो जिन - श्ररहत परमात्मा चार धातीयकर्मों के 
क्षय होने पर झअ्नतज्ञान, भ्रनतदर्शन, भ्रनतवीयं, अनन्तदान, प्रनन्तलाभ, झनन्त- 


२९० | [ सहजसुख-साधन 


भोग, अ्रनन्तउपभोग, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र इन नौ केवललब्धियो से 
विभूषित हो जन्मपर्यन्त इस पद मे रहते हुए, धर्मोपदेश देते हुए विहार करते 
है, इन्द्रादि भक्तजन बहुत ही भक्ति करते है । 


(१४) भ्रयोगकेवली जिन :-- भ्रहत की झायु मे जब इतनी देर ही 
रह जाती है जितनी देर श्र, इ, उ, ऋ, लू ये पाच लघु अक्षर उच्चारण किये 
जॉय तब यह गुणस्थान होता है | श्रायु के श्रत मे शेष अ्रघातीय कम आरायु, 
नाम, गोत्र, वेदनीय का भी नाश हो जाता है और यह आत्मा स्व कर्मरहित 
होकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है | जैसे भुना चना फिर नहीं उगता वैसे ही 
सिद्ध फिर ससारी नही होते है। चौदह जीव समास, चौदह मार्गणा, चौदह 
गुरास्थान, ये सब व्यवहार या श्रशुद्धनय से ससारी जीवो मे होते है । जीव- 
समास एक काल मे एक जीव के एक ही होगा, विग्रहगति का समय अ्रपर्याप्त 
मे गर्भित है । मार्गंणगाए चौदह ही एक साथ होती है ज॑ंसा दिखाया जा चुका 
है । गुण॒स्थान एक जीव के एक समय मे एक ही होगा । 


(८) सिद्ध :- सर्व कम रहित सिद्ध परमात्मा ज्ञानानन्द मे मगन रहते 
हुए श्राठ कर्मों के नाश से श्राठ गुण सहित शोभायमान रहते है | वे श्राठ गण 
है ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त, वीये, सूक्ष्मतव, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अ्रव्याबाधत्व । 
ग्र्थात्‌ सिद्धों मे अतीन्द्रियपना है, इन्द्रियो से ग्रहण योग्य नही है । जहा एक 
सिद्ध विराजित है वहा भ्रन्य अनेक सिद्ध भ्रवगाह पा सकते हैं, उनमे कोई नीच 
ऊंचपना नही है, उनको कोई बाधा नही दे सकता है । वे लोक के श्रग्रभाग में 
लोक शिखर पर सिद्ध क्षेत्र मे तिष्ठते है । 


(६) ऊद्ध गमन स्वभाव - सर्व कर्मों से रहित होने पर सिद्ध का 
ग्रात्मा स्वभाव से ऊपर जाता है | जहा तक धर्मद्रव्य है वहाँ तक जाकर अन्त 
मे ठहर जाता है । अन्य ससारी कर्मबद्ध आत्माए एक शरीर को छोडकर जब 
दूसरे शरीर मे जाते है तब चार विदिशाओ्रों को छोडकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, 
उत्तर, ऊपर, नीचे इन छ दिशाश्रों द्वारा सीधा भोडा लेकर जाते है, कोनो मे 
टेशा नही जाते है । 


4 
ते 
4 
+ 


| 


सम्यग्दशन और उसका महात्म्य ] [२६१ 


जीवो की सत्ता सबकी भिन्न भिन्न रहती है। कोई की सत्ता किसी से 
मिल नहीं सकती है । जीव की श्रवस्था के तीन नाम प्रसिद्ध हैं - बहिरात्मा, 
झम्तरात्मा, परमात्मा । पहले तीन गुणस्थान वाले जीव बहिरात्मा हैं । भ्रवि- 
रत सम्यक्त चौथे से लेकर क्षीशमोह बारहवे गुणस्थान तक जीव श्रन्तरात्मा 
कहलाता है । तेरहवे व चौदहव गुणस्थान वाले सकल या सशरीर परमात्मा 
कहलाते है । सिद्ध शरीर या कल रहित निकल परमात्मा कहलाते है । तत्व- 
ज्ञानी को उचित है कि बहिरात्मापना छोडकर भश्रन्तरात्मा हो जाबे और पर- 
मात्मा पद प्राप्ति का साधन करे । यही एक मानव का उच्च ध्येय होना 
चाहिये । यह जीव ग्रपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होता है । किसी की प्रार्थना करने 
से मुक्ति का लाभ नही होता है। 

प्रजीव में - पुदूगल, धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, काल गर्भित हैं । स्परशे, 
रस, गध, वर्णामय पुदूगल के दो भेद होते है - परमाण झौर स्कध । श्रविभागी 
पुदूगल के खड को परमाण कहते है । दो व श्ननेक परमाणुओं के मिलने पर 
जो बर्गणा बनती हे उनको स्कथ कहते हे । स्कधो के बहुत से भेद हे । उनके 
छ मूल भेद जानने योग्य है । 


छः स्कध भेद -- स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म, 
सूक्ष्म सूक्ष्म । जो स्कथ कठोर हो, खड होने पर बिना दूसरी बस्तु के सयोग के 
न मिल सके उनको स्थूल स्थूल कहते है जैसे लकडी, कागज, बस्त्र श्रादि । जो 
स्कध बहने वाले हो, ग्रलग किये जाने पर फिर स्वय मिल जावे ज॑ंसे पानो, शर- 
बत, दूध श्रादि उनको स्थल कहते है। जो स्कध देखने मे स्थल दिखे परन्तु 
हाथो से ग्रहण न हो सके उनको स्थूल सूक्ष्म कहते है। जैसे धूप, प्रकाश, छाया । 
जो स्कम देखने मे स्थूल न आबे परन्तु श्रन्य चार इन्द्रियो से ग्रहण हो उनको 
सूक्ष्म स्थल कहते है, जेसे हवा, शब्द, गध रस । जो स्कध बहुत से परमाणम्रो 
के स्कथ हो परन्तु किसी भी इन्द्रिय से ग्रहण मे न भ्रावे उन्हे सूक्ष्मस्कथ कहते 
है जैसे भाषावर्गणा, तंजसवर्गणा, मनोवर्गंणा, कार्माणवर्गणा भादि । जो स्कथ 
सर्व से यूक्ष्म हो जेसे दो परमाण का स्कथ उसे सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हे । 

जीव और पुदूगल का सयोग ही ससारी प्रात्मा की श्रवस्थाए है । सर्वे 
पुदूगल का ही पसारा है। यदि पुदूगल को निकाल डाले तो हर एक जीव शुद्ध 


२९२ ] [ सहजसुख-साधन 


दिखेगा इसी से शुद्ध निश्चयनय से सर्व जीव शुद्ध हे। ससार मे जीव और 
पुद्गल ग्रपनी शक्ति से चार काम करते हे -- चलना, ठहरना, अ्रवकाश पाना 
झौर बदलना । हर एक कार्य उपादान और निमित्त दो कारणों से होता है । 
जैसे सोने की भ्रगूठी का उपादान कारण सुवर्ण है परन्तु निमित्त कारण सुनार 
व उसके यत्रादि हे । इसी तरह इन चार कामो के उपादान कारण जीव पुद्गल 
है । तब निमित्त कारण भ्रन्य चार द्रव्य हें । गमन में सहकारा धर्म है, स्थिति 
में सहकारी अधर्म है, अवकाश मे सहकारी आकाश है, बदलने मे सहकारी काल 
द्रव्य है । समय, आवली, पल आदि निश्चय काल की पर्याय है, इसी को व्यकः 
हार काल कहते है । जब एक पुदूगल का परमांणु एक कालाण पर से उल्लघन 
कर निकटवर्ती कालाण पर जाता है तब समय पर्याय पैदा होती है । इन्ही 
समयो से भ्रावली, घडी भ्रादि काल बनता है । यद्यपि ये छहो द्रव्य एक स्थान 
पर रहते है प्रौर एक दूसरे को सहायता देते है तथापि मूल स्वभाव मे भिन्न 
भिन्न बने रहते है, कभी मिलते नहीं है। न कभो छः के सात होते है न पॉँच 
होते है । 


आश्रव और बंध तत्व 


कार्माण शरीर के साथ जीव का प्रवाह की अपेक्षा ग्रनादि तथा कर्म 
पुदूगल के मिलने व छूटने की अपेक्षा सादि सम्बन्ध है । कार्माण शरीर मे जो 
कर्म बँधते है उनको बताने वाले झ्राशव और बंध तत्व है | कर्म वर्गशाओं का 
बध के सन्मुख होने को आश्रव और बँध जाने को बध कहते हे । ये दोनो काम 
साथ साथ होते हे । जिन कारणों से श्राश्रव होता है उन्ही कारणों से बध 
होता है । जैसे नाव में छिद्र से पानी झ्लाकर ठहर जाता है वैसे मन, वचन, 
काय की प्रवृत्ति द्वारा कम श्राते हे श्रौर बधते हे । साधारण रूप से योग और 
कपाय हो आ्राश्नव व बध के कारण हैं। मन, वचन, काय के हलन चलन से 
आत्मा के प्रदेश सकम्प होते हैं उत्तो समय आत्मा की योग शक्ति चारो तरफ से 
कर्म वर्गणाओ्र को खीच लेती है | योग तीव्र होता है तो श्रधिक कर्म वर्गणाए 
ग्राती हे, योग मद होता है तो कम आती हे । योग के साथ कषाय का उदय 
होता है इसलिये कभी झ्राठ कर्मों के योग्य कभी सात कर्मों के योग्य वर्गणाएं 


सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ] [ २६३ 


खिंचती हे । यदि कपाय का बिलकुल रग न मिला हो तो केवल साता बेदनीय 
कर्म के योग्य वर्गंशाएं खिचकर झाती है । 


बध के चार भेद है :- प्रकृति बध, प्रदेश बध, स्थिति बंध, अनुभाग 
बध । योगो से ही प्रकृति और प्रदेश बध होते है। कषायों से स्थिति और 
ग्रनुभाग बध होते है । किस २ भ्रकृति योग्य कर्म बधते है व कितने बधते है 
यही प्रकृति और प्रदेश बध का अभिप्राय है । जैसे योगो से आाते है वेसे ही 
योगो से ये दोनों बाते हो जाती है, जँसे ज्ञानावरण के अ्रमुक सख्या के कर्म 
बंधे, दर्शनावरण के भ्रमुक सख्या के कर्म बधे । क्रोधादि कषायो की तीक्रता 
होती है तो आयु कर्म के सिवाय सातो ही कर्मो की स्थिति अधिक पड़ती है । 
कितने कल्‍ल तक कर्म ठहरेंगे उस मर्यादा को स्थित बध कहते है । यदि कषाय 
मन्द होती हे तो सात कर्मो की स्थिति कम पडती है । कपाय अधिक होने पर 
नर्क आयु की स्थिति अधिक व अन्य तीन आयु कर्म की स्थिति कम पडती है । 
कषाय मद होने पर नर्क आयु की स्थिति कम व ॒श्रन्य तीन श्रायु की स्थिति 
ग्रधिक पडती है | कर्मो का फल तीब्र या मद पडना इसको अनुभाग बध कहते 
है। जब कषप्य अ्रधिक होती है तब पाप कर्मों में अनुभाग अधिक व पुण्य 
कर्मो मे श्रनुभाग कम पडता है। जब कषाय मद होता है तब पुण्य कर्मों मे 
अनुभाग अधिक व पाप कर्मों में अनुभाग कम पडता है । 

पुण्य पाप कर्म :-- आ्ाठ कर्मो मे से साता वेदनीय, शुभ झायु, शुभ नाम 
व उच्च गोत्र पुण्य कर्म है । जबकि असाता वेदनीय, अशुभ श्रायु, अशुभ नाम, 
नीच गोत्र, तथा ज्ञानावरणादि चार घातीय कर्म पाप कर्म है। योग शौर कषाय 
सामान्य से झ्ाश्रव व बध के कारण है । 

झ्राथव धोौर बन्ध के विशेष कारण :-- पच है - मिथ्यात्व, भ्रविरति, 
प्रमाद, कषाय और योग । 


(१) मिथ्यात्व पांच प्रकार - सच्चा श्रद्धान न होकर जीवादि तत्वों 
का मिथ्या श्रद्धान होना मिथ्यात्व है। यह पाच प्रकार का है :- 

(१) एकांत :- प्रात्मा व पुद्गल।दिक द्रव्यो मे अनेक स्वभाव हैं उनमे 
से एक ही स्वभाव है ऐसा हठ पकडना सो एकात भिथ्यात्व है । जैसे - द्रव्य 


२६४ ] | सहजसुख-साधत 


मूल स्वभाव की श्रपेक्षा नित्य है। पर्याय पलटने की श्रपेक्षा भ्रनित्य है । नित्य 
प्रनित्य रूप वस्तु है ऐसा न मानकर यह हठ करना कि बस्तु नित्य ही है या 
भ्रनित्य ही है सो एकात मिथ्यात्व है। यह ससारी आत्मा निश्चय नय की 
प्रपेक्षा शुद्ध है, व्यवहार नय की श्रपेक्षा श्रशुद्ध है ऐसा न मानकर इसे सर्वथा 
प्रशुद्ध ही मानना या इसे सबंधा शुद्ध ही मानना एकात मिथ्यात्व है । 

बिनय :- धर्म के तत्वों की परीक्षा न करके कुतत्व व सुतत्व को एक 
समान मानकर भ्रादर करना विनय भिथ्यात्व है। जैसे पूजने योग्य वीतराग 
स्वज्ञ देव है। अल्पज्ञ रागी देव पूजने योग्य नही है तो भी सरल भाव से विवेक 
के बिना दोनो की भक्ति करना विनय मिथ्यात्व है। जैसे कोई सुबर्ण और 
पीतल को समान मान के ग्रादर करे तो वह भ्ज्ञानी ही माना जायगा । उसको 
सुबर्ण के स्थान मे पीतल लेकर धोखा उठाना पड़ेगा | सच्ची सम्यक्त भाव रूप 
ग्रात्मप्रतीति उसको नही हो सकेगी । 

भरज्ञान - तत्वों के जानने की चेष्टा न करके देखादेखी किसी भी तत्व 
को मान लेना भ्रज्ञान मिथ्यात्व है। जैसे - जल स्नान से धर्म होता है, ऐसा 
मानकर जल स्नान भक्ति से करना भ्रज्ञान मिथ्यात्व है । 

संशय :- सुतत्व श्रौर कुतत्व की तरफ निणय न करके सशय में रहना 
कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है ऐस। एक तरफ निश्चय न करना सशय मिथ्या- 
त्व है । किसी ने कहा राग द्वेष जीव के है, किसी ने कहा पुदूगल के है । सशय 
रखना कि दोनो मे कौन ठीक है सो सशय मिथ्यात्व है । 

विपरीत :- जिसमे धर्म नही हो सकता है उसको धर्म मान लेना विप- 
रोत मिथ्यात्व है । जेसे -- पशुबलि करने को धर्म मान लेना । 

(२) प्रविरति भाव :- इसके बारह भेद भी है और पाच भेद भी है। 
पाच इन्द्रिय और मन को वश मे न रखकर उनका दास होना तथा पृथ्वी भ्रादि 
छः काय के प्राणियों की रक्षा के भाव न करना इस तरह बारह प्रकार अविरत 
भाव हैं। भ्रथवा हिंसा, अ्रसत्य, चोरी, कुशील ्रौर परिग्रह मूर्छा ये पाच पाप 
भ्रविरति भाव है ! 

(३) प्रमाव :-- प्रात्मानुभव में धर्मध्यान मे आलस्य करने को प्रमाद 
कहते हैं । इसके भ्रस्सी (८०) भेद हैं - 


के अल. जाऊं ऑए ऑिलणनन 





सम्यग्दर्शन भौर उसका महात्म्य ] [२६५ 


चार विकथा » चार कषाय »८ पाच इन्द्रिय.८ १ स्नेह «१ निद्रा -८० 

चार विकथा :- स्त्री, भोजन, देश, राजा । राग बढाने वाली स्त्रियों 
के रूप, सौन्दर्य, हावभाव, विश्रम, सयोग, वियोग की चर्चा करना स्त्री विकथा 
है । राग बढाने वाली, भोजनो के सरस नीरस खाने पीने व चबाने आदि की 
चर्चा करना भोजन विकथा है। देश में लूटपाट, मारपीट, जुआ, चोरी, व्यभि- 
चार व नगरादि की सुन्दरता सम्बन्धी राग द्वेंघ बढाने वाली कथा करना, देश 
विकथा है । राजाओं के रूप को रानियों की विभूति की, सेना की, नौकर 
चाकर आदि की राग बढाने वाली कथा करना राजा विकथा है। 


हरएक प्रमाद भाव मे एक विकथा, एक कषाय, एक इन्द्रिय, एक स्नेह 
व एक निद्रा के उदय का सम्बन्ध होता है । इसलिए प्रमाद के ८० भेद हो जाते 
है। जंसे - पुष्प सघने की इच्छा होना एक प्रमाद भाव है। इसमे भोजन 
कथा (इन्द्रिय भोग सम्बन्धी कथा भोजनकथा में गर्भित है). लोभ कषाय, 
श्रागाइन्द्रिय, स्नेह, व निद्रा ये पाच भाव सयुक्त है। किसी ने किसी सुन्दर 
वस्तु को देखने में अतराय किया उस पर क्रोध करके कष्ट देने की इच्छा 
हुई। इस प्रमाद भाव मे भोजनकथा, क्रोधकषाय, चक्षइन्द्रिय, स्नेह श्र निद्रा 


ग्शित है | 
(४) कषाय - के २५ भेद है जो पहले गिना चुके है । 


(५) योग - के तीन या १५ भेद है जो पहले गिना चुके है । 

चोदह गुणस्थानो की श्रपेक्षा श्राश्नव बंध के कारण :- भिथ्यात्व गुण- 
स्थान में मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय, योग पाचो ही कारण है जिनसे 
कर्म का बध होता है । सासादन गुरास्थान में :- मिथ्यात्व नही है शेष सर्व 
कारण है । मिश्र गुणस्थान मे -- अ्रनन्तानुबधी चार कषाय भी नही है, मिश्र- 
भाव सहित अविरत, प्रमाद कषाय व योग है। श्रविरत सम्यक्त गुणस्थान में :-- 
न भिथ्यात्व है, न मिश्रभाव है, न ग्रनन्तानुबन्धी कषाय है। शेष अ्रविरत प्रमाद, 
कषाय व योग है । 

देश विरत गुणस्थान में :-- एक देशतब्रत होने से भ्रविरत भाव कुछ 
घटा तथा अप्रत्याख्यानावरण कपषाय भी छट गया । शेष अविरत प्रमाद, कषाय 
व योग बष के कारण है । 


२६६ ) [ सहजयुख-साधन 


छठे प्रमस गुरास्थान में :- महात्रतो होने से श्रविरत भाव बिलकुल 
छूट गया तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय भी नही रहा। यहाँ शेष प्रमाद, कषाय 
ब योग है। 

प्रध्रसत्त गुरास्थान में :- प्रमाद भाव नहीं रहा, केवल कषाय व योग 
हैं श्रपूथंकरण में भी कषाय व योग है परन्तु अ्रतिमन्द है । 

झतिव त्तिकरण नोमे गुणस्थान में :- हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा नौ कषाय नही हैं। सज्वलन चार कषाय व तीन वेद अति मन्द है । 
सुक्ष्मसांपराय में केवल सूक्षन लोभ कषाय और योग है । उपशांतमोह, क्षीर)- 
मोह तथा संयोग केवलो जिन इत तीन गुरणास्थानों मे केवल योग है । चौदहवे 
मे योग भी नहीं रहता है । इस तरह बध का कारण भाव घटता जाता है । 

कर्मों का फल कैसा होता है :- कर्म का जब बध हो चुकता है | तब 
कुछ समय उनके पकने मे लगता है, उस समय को झ्राबाधाकाल कहते है । यदि 
एक कोडाकोडी सागर की स्थिति पडे तो एक सौ वर्ष पकने मे लगता है इसी 
हिसाब से कम स्थिति मे कम समय लगता है । किन्ही कर्मों के आबाधा एक 
पलक मात्र समय ही होती है, बधने के एक आवली के पीछे उदय ग्राने लगते 
हैं। पकने का समय पूर्णो होने पर जिस कर्म की जितनी स्थिति है उस स्थिति 
के जितने समय है उतने समयो मे उस किसी कर्म के स्कथ बँट जाते है । बँट- 
बारे मे पहले पहले समयो मे अधिक कमे व झ्ागे आगे कम २ कर्म झाते है । 
ग्रन्तिम समय में सबसे कम श्राते हैं । इस बंटवारे के अ्रनुसार जिस समय जितने 
कर्म झ्ाते हैं उतने कर्म भ्रवश्य भड जाते हैं, गिर जाते है । यदि बाहरी द्रव्य, 
क्षेत्र काल, भाव अनुकल होता है तो फल प्रगट करके भडते है, नही तो बिना 
फल दिये भड जाते हैं । जैसे किसी ने क्रोध कषाय रूपी कर्म ४८ मिनिट की 
स्थिति का बाधा और एक मिनिट पकने मे लगा और ४७०० कमं है । तो वे 
कर्म ४७ मिनिट मे बँट जाते हैं । जैसे ५००, ४००, ३००, २००, १०० इत्यादि 
रूप से तो ये क्रोध कषाय के स्कथ इसी हिसाब से भड जायेगे । पहले मिनट 
मे ५०० फिर ४०० इत्यादि । यदि उतनी देर कोई सामायिक एकान्त में बठ- 
कर कर रहा है तो निमित्त न होने से क्रोध के फल को बिना प्रगट किये हुए 
ये कमें गिर जायेंगे । यदि किन्ही क्रोध कर्मो का बल तीन होगा तो कुछ द्वेष 


सम्यर महात्म्य 
सम्यग्दशन और उसका महात्म्य ] [२६७ 


भाव किसी पर भा जायेगा । यदि मद होगा तो कुछ भी भावों मे विकार न 
होगा । 


बेंधे हुए कर्मों में परिवर्तत - एक दफे कर्म का बध हो जाने पर भी 
उनमे तीन अ्रवस्थाए पीछे से हो सकती है - संक्रमरण :- पाप कर्म को पुण्य में 
व पुण्य को पाप में बदलना । उत्कृषण :-- कर्मो की स्थिति व प्रनुभाग को 
बढा देना । भ्रपकर्षएण -- कर्मो की स्थिति व अनुभाग को घटा देना । यदि 
कोई पाप कर्म कर चुका है श्र वह उसका प्रतिक्रमण (पश्चात्ताप) बडे ही 
शुद्ध भाव से करता है तो पाप कर्म पुण्य में बदल सकता है या पाप कर्म की 
स्थिति व अनुभाग घट सकता है । यदि किसी ने पुण्य कमे बाधा है पीछे वह 
पश्चात्ताप करता है कि मैने इतनी देर शुभ काम में लगा दी इससे मेरा व्यापार 
निकल गया तो इन भावो से बंधा हुआ पुण्य कर्म पापकर्म हो सकता है या पुण्य 
कर्म का अनुभाग घट सकता है व स्थिति बढ सकती है । जैसे औषधि के खाने 
से भोजन के विकार मिट जाते, कम हो जाते व बल बढ जाता इसी तरह परि- 
णामों के द्वारा पिछले पाप व पुण्य कम में परिवर्तन हो जाता है । इसलिये 
बुद्धिमान पुरुष को सदा ही अच्छे निमित्तो में, सत्सगति में, किसी सच्चे गुरु 
की शरण में रहकर अपने भावों को उच्च बनाने के लिये ध्यान व स्वाध्याय में 
लीन रहना चाहिये । कुसगति से व कुमार्ग से बचना चाहिये । 


भविष्य को प्रायु कम का बंध कंसे होता है :- हम मानवो के लिये 
यह नियम है कि जितनी भोगने वाली आयु को स्थिति होगी उसके दो तिहाई 
बीत जाने पर पहली दर्फ अन्तमु हुत॑ के लिये आयु बध का समय होता है । 
फिर दो तिहाई बीतने पर दूसरी दफे, फिर दो तिहाई बीतने पर तीसरी दफे, 
इस तरह दो तिहाई समय के पीछे झाठ दफे ऐसा अवसर श्राता है । यदि इन 
में भी नही बधे तो मरने के पहले तो आयु बधती ही है। मध्यम लेश्या के 
परिणामो से श्रायु बंधती है । ऐसे परिणाम उस आयुबध के काल में नहीं हुए 
तो आयु नही बँधती है । एक दफे बँध जाने पर दूसरी दफे फिर बध काल झआाने 
पर पहली बधी आयु की स्थिति कम व अधिक हो सकती है। जैसे किसी 
मानव की ८१ वर्ष की आयु है तो नीचे प्रमाण ८ दफे श्रायुब॒ध काल आयेगा - 


२6६८ ] [ सहजसुख-साधन 


५४ वर्ष बीतने पर २७ वर्ष रहने पर 


(१) 

(२) छ२र .,, 9) है “30 ८३ 

(३) छठे + . हैः. यो 

(४) ८० ,, ४ १ै- 59५ डा 

(५) ८० ,, ८ मास बीतने पर ४ मास शेष रहने पर 

(६) ८० ,, १० मास २० दिन बीतने पर ४० दिन शेष 
रहने पर 

(७) ८० , ११ मास १६ दिन १६ घटे बीतने पर १३ 
दिन ८ घटे रहने पर 

(८) ८० » ११ मास २४५ दिन १४ घन्टे बीतने पर ४ दिन 


१० घन्टे ४० मिनट रहने पर 


संवर और निर्जरा तत्त्व 


आत्मा के अशुद्ध होने के कारण आराश्चव और बन्ध है, यह कहा जा 
चुका है | यद्यपि कर्म अपनी स्थिति के भीतर फल देकर व बिना फल दिये 
भाइते है तथापि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव कभी भी रागद्वेप मोह से खाली नहीं 
होता है, इससे हर समय कर्मो का बन्ध करता ही रहता है । गअज्ञानी के कर्म 
की निर्जरा हाथी के स्नान के समान है । जेसे हाथी एक दफे तो स्‌ ड से श्रपने 
ऊणर पानी डालता है फिर रज डाल लेता है वंसे अज्ञानी के एक तरफ तो कर्म 
भडते है, दूसरी तरफ कर्म बँधते है । अज्ञानी के जो सुख या द ख होता है या 
शरीर, स्त्री, पुत्र, पुत्री, धन, परिवार, परिग्रह का सम्बन्ध होता है उसमे वह 
ग्रासक्त रहता है, सुख मे बहुत रागी दुख में बहत ढंपी हो जाता है । इस 
कारण उसके नवोन कर्मो का बन्ध तीत्र हो जाता है । ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीव 
ससार शरीर व भोगो से वेरागी होता है। वह पुण्य के उदय में व पाप के 
उदय में सम भाव रखता है, झ्रासक्त नही होता है इससे उसके कर्म भडते बहुत 
है । तथा सुख में भ्रल्प राग व दु ख में भ्रल्प द्वेप होने के कारण नवीन कर्मो 
का बन्ध थोडा होता है । चौदह गुगस्थानो मे चढते हुए जितना जितना बन्ध 
का कारण हटता है उतना उतना जो बन्ध पहले होता था उसका सवर हो 


सम्यग्दशेन और उसका महात्म्य ] [२६६ 


जाता है तथा ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जितना जितना आत्म मनन व झात्मानुभव का 
प्रभ्यास करता है उसके रत्नत्रयमय भाव के प्रताप से प्रचुर कर्मो की निर्जरा 
होती है । कर्मो की स्थिति घटती जाती है । पापकर्म का अ्रनुभाग घटता जाता 
है, पाप कर्म बहुत शीघ्र भड जाते है । पुण्य कर्म में अनुभाग बढ जाता है वे 
भी फल देकर या फल दिये बिना भड जाते है । 

जिन भावों से कर्म बन्धते है उनके विरोधी भावो से कर्म रुकते है । 
ग्राश्वव का विरोधी ही सवर है । मिथ्यात्व के द्वारा पश्राते हुए कर्मों को रोकने 
के लिये सम्यग्दर्शन का लाभ करना चाहिये । अ्रविरति के द्वारा भ्राने वाले कर्मों 
को रोकने के लिये ग्रहिसा, सत्य, प्रचौरय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पाच ब्रतो 
का श्रभ्यास करना चाहिये । प्रमाद के रोकने के लिये चार विकथा को त्यागकर 
उपयोगी धामिक व परोपकारमय कार्यों मे दत्तचित्त रहना चाहिये । कगायो को 
हटाने के लिये आ्रात्मानुभव व शास्त्र पठन व मनन, तत्त्वविचार व क्षमाभाव, 
मार्दवभाव, श्रार्जजभाव, सन्‍्तोषभाव का अभ्यास करना चाहिये। योगो को 
जीतने के लिये मन, वचन, काय को थिर करके शञात्मध्यान का श्र्यास करना 
चाहिये, सवर तत्त्व का सामान्य कथन इस प्रकार है - विशेष विचार यह है कि 
जो श्रपना सच्चा हित करना चाहता है उसको श्रपने परिणामों को परीक्षा 
सदा करना चाहिये । तीन प्रकार के भाव जीवों के होते है - प्रशुभोपयोग, 
शुभोपयोग, शुद्धोपयोग । अशुभोपयोग से पापकर्मों का, शुभोपयोग से पुण्थकर्मो 
का बन्ध होता है । परन्तु शुद्धोपयोग से कर्मो का क्षण होता है । इसलिये विवेकी 
को उचित है कि अभ्रशुभोपयोग से बचकर शुभोपयोग मे चलने का श्रभ्यास करे । 
फिर शुभोपयोग को भी हटाकर शुद्धोपयोग को लाने का प्रयत्न करे। ज्ञादी को 
भी सदा जागृत और पुरुषार्थी रहना चाहिये । जैसे साटूकार अ्रपने घर मे चोरों 
का प्रवेश नहों चाहता है, अपनी सम्पत्ति की रक्षा करता है उसी तरह ज्ञानी 
को झपने आत्मा की रक्षा बधकारक भावों से करते रहना चाहिये व जिन जिन 
ग्रशुभभावों की टेव पड गई हो उनको नियम या प्रतिज्ञा के द्वारा दूर करना 
चाहिये । 

जुआ खेलने की, तास खेलने की, चौपड खेलने की, शतरज खेलने की, 
भाग पीने की, तम्बाकू पीने की, अश्रफोम खाने को, वेश्यानाच देखने की, कम 


३०० ] [ सहजसुख-साधन 


तौलने नापने की, चोरी के माल खरीदने की, भ्रधिक बोभा लादने की, मिथ्या 
गवाही देने की, मिथ्या कागज लिखने की, खरी मे खोटी मिलाकर खरी कह 
कर बेचने की, दिन में सोने की, अ्नछना पानी पीने की, रात्रि भोजन करने 
की, वथा बकवाद करन की, गाली सहित बोलने की, असत्य भाषण की, पर 
को ठगने की झ्ादि जो जो भूल से भरे हुए श्रशुभ भाव अपने मे होते हो उनको 
त्याग करता चला जावे तब उनके त्याग करने से जो पाप का बंध होता सो 
रुक जाता है। प्रतिज्ञा व नियम करना ग्रशुभ भावों से बचने का बडा भारी 
उपाय है । ज्ञानी भेद विज्ञान से श्रात्मा को सवे राग्रादि परभावो से भिन्न अनुभव 
करता है। मै सिद्धसम शुद्ध हुं उसका यह अनुभव परम उपकारी होता है । 
इस शुद्ध भावों की तरफ भुके हुए भावों के प्रताप से उसके नवीन कर्मो का 
सवर व पुरातन कर्मो की निर्जरा होती है । 

सिद्धान्त मे सवर के साधन ब्रत, समिति, गृप्ति, दस धर्म, बारह भावना, 
बाईस परीषह जय, वारित्र तथा तप को बताया गया है और निर्जरा का कारण 
तप को कहा गया है। इन सबका कुछ वर्गान झागे किया जायेगा । तात्पर्य 
यह है कि जितना जितना शुद्ध ग्रात्मिक भाव का मनन या अनुभव बढ़ता 
जायेगा उतना उतना नवीन कर्मो का सवर व पुरातन कर्म का क्षय होता 
जायेगा । 


मोक्ष तत्व 


सातवा तत्त्व मोक्ष है, जब ध्यान के बल से झात्मा सर्व कर्मों से छूट 
जाता है तब वह अकेला एक आत्म द्रव्य अपनी सत्ता मे रह जाता है इसे ही 
मोक्ष तत्त्व कहते है। मोक्ष प्राप्त आ्रात्मा सिद्धात्मा है वे परम कृतकृत्य परमात्मा 
रूप से अपने ज्ञानानद का भोग करते रहते है । 

व्यवहार नय से जोवादि सात ॒तत्त्व का स्वरूप सक्षेप से कहा गया है 
जिससे सहज सुख के साधक को इनका ज्ञान हो। रोग का निदान व उपाय 
विदित हो । निश्चय नय से इन सात तत्त्वों मे केवल दो ही पदार्थ है - जीव 
झौर भ्रजीव । उनमे से भ्रजीव त्यागने योग्य है। जीव पदार्थ मे श्रपना एक शुद्ध 
जीव ही ग्रहण करने योग्य है ऐसा जानना व श्रद्धान करना निश्चय नय से 


सम्यग्दर्शन भ्रौर उसका महात्म्य ] [ ३०१ 


सम्यक्त है । जीव और कर्म का सयोग ही ससार है । जीव और कर्म के सयोग 
से ही आश्रव, बध, सवर, निज्जरा, मोक्ष पाच तत्त्व बने है जैसे शक्कर और 
मावा के सम्बन्ध से पाच प्रकार की मिठाई बनाई जावे तब व्यवहार में उस 
मिठाई को पेडा, बरफी, गुलाबजामुन झादि अनेक नाम दिये जाते है परन्तु 
निश्चय से उनमे दो ही पदार्थ है - शक्कर और मावा । इसी तरह आश्चवादि 
पाच तत्त्वों मे जीव और कर्म दो है, उनमे से जीव को भिन्न ग्रनुभव करना ही 
सम्यग्दर्शन है । 


सात तत्त्वो का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है । इसी तरह सच्चे देव, 
सच्चे शास्त्र व सच्चे गुरु का श्रद्धान भी व्यवहार सम्यग्दर्शन है । देव, शास्त्र, 
गुरु की सहायता से ही पदार्थों का ज्ञान होता है व व्यवहार सम्यक्त का सेवन 
होता है । ससारी जीवो मे जो दोष पाये जाते है वे जिनमे न हो वे ही सच्चे 
देव है। श्रज्ञान व कषाय ये दोष है, जिनमे ये न हो श्रर्थात्‌ जो सर्वज्ञ और 
वीतराग हो वही सच्चा देव है । यह लक्षण भ्ररहत और सिद्ध परमात्मा में 
मिलता है । पहले कहा जा चूका है कि तेरहवे और चौदहवे गणस्थानवर्ती को 
अरहत कहते है और सर्व कर्मरहित आत्मा को सिद्ध कहते है । ये ही आदर्श 
है जिनके समान हमको होना है । अ्ताव इन्ही को पूजनीय देव मानना 
चाहिये | अरहत द्वारा प्रगट धर्मोपदेश जो जैन आचार्यो के द्वारा ग्रन्थों मे है 
वह सच्चा शास्त्र है, क्योंकि उनका कथन अ्ज्ञान और कपायो को मेटने का 
उपदेश देता है । उन शास्त्रों में एकसा कथन है, पूर्वापर विरोध कथन नहीं है। 
उन शास्त्रों के भ्रनुसार चलकर जो महाव्ती श्रज्ञान और कपायो को मेटने का 
साधन करते है वे ही सच्चे गुरु है । इस तरह देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा करके 
व्यवहार सम्यक्ती होना योग्य है । 


व्यवहार सम्यक्त के सेवन से निश्चय सम्यक्त प्राप्त होगा । इसलिये 
उचित है कि चार काम नित्य प्रति किये जाव (१) देव भक्ति, (२) गुरुसेवा, 
(३) स्वाध्याय, (४) सामायिक । ये ही चार श्रौषधिया है जिनके सेवत करने 
से अ्नन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व कर्म का बल घटेगा। इसलिए श्री 
जिनेन्द्रदेव अरहत सिद्ध की स्तुति नित्य करनी चाहिये । भावों के जोडने के लिये 


३०२ ] [ सहजसुख-साधन 


भ्ररहतो की ध्यानमय मूर्ति भी सहायक है । इसलिये मूर्ति के द्वारा ध्यान के 
भाव का दर्शन करते हुए गुणानुवाद करने से बुद्धि पर शुद्ध भाव रूपी आदर्श 
की छाप पडती है। ससार श्रवस्था त्यागने योग्य व मोक्षावस्था ग्रहण योग्य 
भासती जातो है। इसलिए मूर्ति के सयोग से या मूर्ति के सयोग बिना जैसा 
सभव हो भ्ररहत सिद्ध की भक्ति आवश्यक है । 


गुरु सेवा भी बहुत जरूरी है। गुरु महाराज की शरण मे बैठने से, 
उनकी शात मुद्रा देखने से, उनसे धर्मोपदेश लेने से बुद्धि पर भारी झसर पडता 
है । गुरु वास्तव मे भ्रज्ञान के रोग को मेटने के लिए ज्ञानरूपी भ्रजन की सलाई 
चला देते हैं जिससे भ्रतरज्भ ज्ञान की श्रांख खुल जाती है। जैसे पुस्तकों के होने 
पर भी स्कूल और कालेजो में मास्टर और प्रोफेसरो की जरूरत पड़ती है, 
उनके बिना पुस्तको का मर्म समझ मे नहीं श्राता, इसी तरह शास्त्रों के रहते 
हुए भी गुर की श्रावश्यकता है। गुरु, तत्त्व का स्वरूप ऐसा समभाते है जो 
शीघ्र समझ में झा जाता है । इसलिए गुरु महाराज की सगति करके ज्ञान का 
लाभ करना चाहिये । उनकी सेवा वेय्यावृत्य करके जन्म को सफल मानना 
चाहिये । सच्चे गुरु तारणतररणा होते हैं । श्राप भवसागर से तरते है श्र शिष्यो 
को भी पार लगाते हैं। यदि गुरु साक्षात्‌ न मिले तो नित्य प्रति उनके गुरणों 
का स्मरण करके उनकी भक्ति करनी चाहिये । 


तीसरा नित्य काम यह है कि शास्त्रो को पढ़ना चाहिए। जिनवाणशी 
पढने से ज्ञान की वृद्धि होती है, परिर्णाम शांत होते हैं । बुद्धि पर तत्त्वज्ञान 
का असर पडता है जिससे बडा भारी लाभ होता हे। शास्त्रो की चर्चा व मनन 
से कर्म का भार हल्का हो जाता है। जिन शास्त्रो से तत्वों का बोध हो, जिनसे 
ग्रध्यात्मज्ञान विशेष प्रकट हो, उन शास्त्रों का विशेष अभ्यास करना चाहिये । 


चौथा काम यह है कि प्रात काल और सध्याकाल या मध्यान्हकाल तीन 
दफे, दो दफे या एक दफे एकात में बंठकर सामायिक करनी चाहिये । जितनी 
देर सामायिक करे सर्व से राग देंए छोडकर निश्चयनय से आत्मा को सिद्धसम 
शुद्ध विचारना चाहिये, ध्यान का अ्रभ्यास करना चाहिये । 


सम्यरग्दशेन और उसका महात्म्य ] [३०३ 


देवपूजा, गुरुभक्ति, शास्त्रस्वाध्याय व सामायिक इन चार कामो को 
नित्य श्रद्धान भाव सहित करते रहने से व इन्द्रियो पर स्वामित्व रखते हुए, 
नीतिपूर्वक भ्राचार करते हुए, ससार शरीर भोगो से वेराग्य भाव रखते हुए 
यकायक ऐसा समय आरा जाता है कि सामायिक के समय परिणाम उतने निर्मल 
व श्रात्मप्रेमी हो जाते है कि अनन्तानुबन्धी कषाय श्रौर मिथ्यात्व का उपशम 
होकर उपशम सम्यक्त का लाभ हो जाता है। अभ्यास करने वाले को णशमोकार 
मन्त्र पर ध्यान रखना चाहिये । 

णमो भ्रहताण - सात श्रक्षर 

णभो सिद्धाण :- पाच श्रक्षर ह 

णमो प्राईरियाण - सात श्रक्षर पेतीस भ्रक्षर 

णमो उवज्कायाण :- सात श्रक्षर 

णमो लोए सव्वसाहुण -नव श्रक्षर ' 


भ्रथ - इस लोक मे सर्व अभ्रहतो, को नमस्कार हो, इस लोक मे सर्व 
सिद्धो को नमस्कार हो, इस लोक मे सर्व आचार्यो को नमस्कार हो, इस लोक 
में सर्व उपाध्यायो को नमस्कार हो, इस लोक मे सर्व साधुप्रो को नमस्कार हो, 
महात्रती साधुओ्रो मे जो सघ के गुरु होते है उनको आचार्य कहते है । जो साधु 
शास्त्रों का पठन पाठन मुख्यता से कराते है उनको उपाध्याय कहते है । शे 
साधु सज्ञा मे है । 

१०८ दफे पेतीस अक्षरों का णमोकार मन्त्र जपे या नीचे लिखे मन्त्र 
जपे । 

“अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुभ्यो नम _ - सोलह अक्षरी । 

अ्रहन्त सिद्ध +- छ श्रक्षरी । 

अ्रसिश्राउसा :- पाच ग्रक्षरी । 

अरहत - चार श्रक्षरी । 

सिद्ध, भ्रो ही, सोह - दो श्रक्षरी । 

3£& - एक श्रक्षरी । 

जिस समय सम्यग्दर्शन का प्रकाश होता है मानों सूर्य की किरण का 
प्रकाश होता है | सर्व भ्रज्ञान व मिथ्यात्व का अन्धेरा व अन्याय चारित्र का 


३०४ ) | सहजसुख-साधन 


भ्र्िप्राय भाग जाता है। सम्यग्द्शन के होते ही रत्नत्रय प्रगट होते है । ज्ञान 
सम्यग्ज्ञान होता है व स्वरूपाचरण चारित्र अनन्तानुबन्धी कषाय के उपशम से 
प्रगट हो जाता है। सम्यक्त के प्रगट होते समय स्वानुभव दशा होती है, उसी 
समय भपूर्व अतीन्द्रिय आनन्द का लाभ होता है । उस सहज सुख का बोध होते 
ही - भले प्रकार भ्रनुभव होते ही इन्द्रिय सुख तुच्छ है यह प्रतीति दृढ होती 
है । सम्यक्त होते ही वह ससार की तरफ पीठ दे लेता है और मोक्ष की तरफ 
मुख कर लेता है । 


अ्रब से सम्यक्ति की सर्व क्रियाए ऐसी होतो है जो आत्मोन्नति मे बाधक 
न हो, वह शपने प्रात्मा को पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा रूप वीतरागी ज्ञाता दृष्टा 
अनुभव करता है । सर्व मन, वचन, काय की क्रिया को कर्म पुदू्गल जनित 
जानता है । यद्यपि वह व्यवहार मे यथा योग्य अपनी पदवी के अनुसार धर्म, 
ग्र्थ, काम तथा मोक्ष पुरुषार्थो की सिद्धि करता है तथापि वह यह जानता है 
कि यह सब व्यवहार आत्मा का स्वभाव नही कर्म का नाटक है । मन, वचन, 
काय की गुप्ति न होने से स्वानुभाव मे सदा रमण न होने से करना पडता है। 
वह सम्यक्ति व्यवहार चारित्र को भी त्यागने योग्य मानता है । यद्यपि उसे मन 
को रोकने के लिये व्यवहार चारित्र की शरण लेनी पडती है तो भी वह उसे 
त्यागने योग्य ही समभता है । जेसे ऊपर जाने के लिए सीढी की जरूरत पडती 
है परन्तु चढने वाला सीढी से काम लेते हुए भी सीढी को त्यागने योग्य ही 
समभता है । जब पहुंच जाता है सीढी को त्याग देता है । 


सम्यक्ति अपने आत्मा को न बध मे देखता है न उसे मोक्ष होना है 
ऐसा जानता है। वह आत्मा को आत्म द्रव्य रूप शुद्ध सिद्धसम ही जानता है 
बध व मोक्ष की सर्व कल्पना मात्र व्यवहार है, कर्म की अपेक्षा से है। आत्मा 
का स्वभाव बध व मोक्ष के विकल्‍प से रहित है। निश्चय नय से आत्मा आात्मा- 
रूप ही है। आरात्मा ही सम्यग्दर्शन रूप है। जब निश्चय नय से मनन होने मे 
प्रमाद श्राता है तब साधक व्यवहार नय से सात 'तत्त्वों का मनन करता है या 
देव पूजा, गुरु भक्ति, स्वाध्याय तथा सामागिक का आरम्भ करता है। इन 
व्यवहार साधनों को करते हुए भी सम्यक्ति की दृष्टि निगः्यय पर रहती है । 


सम्यरदशन आर उसका महात्म्य | [ ३०५४ 


जब निश्चय नय का प्रालम्बन लेता है, शुद्ध आत्मा का ही मनन करता है । 
जब मनन करते २ स्वानुभव मे पहुच जाता है तब निश्चय तथा व्यवहार 
दोनों का पक्ष छूट जाता है । 

सम्यक्ती सदा सुखी रहता है। उसको सहज सुख स्वाधीनता से जब 
चाहे तब मिल जाता है। सासारिक सुत्र ब दुख उसके मन को सम्यक्त से 
नही गिराते है। वह इनको धूप व छाया के समान क्षगाभगुर जानकर इनमे 
गमत्व नही करता है । जीव मात्र के साथ मेत्री भाव रखता हुआ्ला यह सम्यक्ती 
प्रपने कुटुम्ब की भ्रात्माओं को भी झात्मा रूप जानकर उनका हित विचारता 
है । उनके साथ प्रधमोह नही रखता है, उनको प्रात्मोन्नति के मार्ग मे लगाता 
है, उनके शरीर की भली प्रकार रक्षा करता है। दुखी के दु ख को शक्ति को 
न छिपाकर दूर करता है, वह करुएग भावना भाता रहता है। दूसरे प्रारियों 
के दु खो को देखकर मानो मेरे ही ऊपर ये दु ख है ऐसा जानकर सकम्प हों 
जाता है और यथाशक्ति दु खो के दूर करने का प्रयत्न करता है। गुणवानों 
को देखकर प्रसन्न होता है, उनकी उन्नति चाहता है ब श्रागे उनके समान उन्नति 
करने की उत्कठा करता है। जिनके साथ अपनी सम्मति किसी तरह नहीं 
मिलती है उनके ऊपर द्वेष भाव नही रखता है, किन्तु माध्यस्थ भाव या उपेक्षा- 
भाव रखता है । जगत मात्र के प्राणियों का हितेपी सम्यक्ती होता है। लाभ 
में ह्प हानि मे शोक नही करता है । 


गुरास्थान के अनुसार कषाय के उदय से कुछ हो जावे तो भी वह 
अजानी मिथ्यादृष्टि की भ्रपेक्षा बहुत ही प्रल्प होता है । सम्यक्ती सदा निराकुल 
रहना चाहता है। वह ऐसा कर्जा नही लेता है जिसे वह युगमता से चुका न सके । 
पुत्रादि के विवाह मे वह आमदनी को देखकर खर्च करता है। ग्रनावश्यक खचचे 
को रोकता है। बहुधा सम्यक्ती जीव भ्रामदनी के चार भाग करता है | एक 
भाग नित्य खर्च मे, एक भाग विशेष ख्े के लिए, एक भाग एकत्र रखने के 
लिए, एक भाग दान के लिए श्रलग करता है। यदि दान में चौथाई पभ्रलग न 
कर सके तो मध्यम श्रेणी मे छठा या झ्राठवा भाग तथा जघन्य श्रेणी मे दशबाँ 
भाग तो निकालता ही है भौर उसे भाहार, औषधि, भ्रभय तथा शास्त्रटान मे 
खर्च करता है | 


३०६ ] | सहजसुख-साधन 


सम्यक्ती विवेकी, विचारवान होता है, किसी पर भ्रन्याय या जुल्म नही 
करता है । दूसरा कोई श्रन्य-य करे तो उसको समभाता है, यदि वह नही 
मानता है तो उसको शिक्षा देकर ठीक करता है। विरोधी को युद्ध करके भी 
सीधे मार्ग पर लाता है । अ्विरत सम्यक्ती आरम्भी हिसा का त्यागी नही होता 
है | यद्यपि सम्यक्ती सकल्‍पी हिसा का भी नियम से त्यागी नही होता है तो 
भी बह दयावान होता हुआ व॒था एक तृण मात्र को भी कष्ट नहीं देता है । 


सम्पक्ती के झ्लाठ भ्रग - जंसे शरीर के झ्राठ अ्ग होते है -- मस्तक, 
पेट, पीठ, दो भुजा, दो टागे, एक कमर । यदि इनको ग्नलग भप्रलग कर दिया 
जावे तो शरीर नही रहता है | इसी तरह सम्यक्ती के ब्नाठ अ्रग होते है। यदि 
ये न हो तो वह सम्यक्ती नही हो सकता है । 


(१) निःशंकित श्रग :-- जिन तत्वों की श्रद्धा करके सम्यक्ती हुआ्ना है 
उन पर कभी शका नही लाता है। जो जानने योग्य बाते समझ मे नहीं झाई 
हैं और जिनागम से जानी जाती है उन पर अ्रश्नद्धान नहीं करता है तथापि 
वह ज्ञानी से समभने का उद्यम करता है तथा वह नीचे प्रकार कहे गये सात 
प्रकार के भयो को ऐसा नहीं करता है जिससे श्रद्धान विचलित हो जावे । 
चारित्र मोह के उदय से यदि कभी कोई भय होता है तो उसे वस्तु स्वरूप 
विचारकर आत्मबल को स्फूति मे दूर करता है । 

(१) इस लोक का भय :- मैं यह धर्म कार्य करू गा तो लोग निदा 
करेंगे, इसलिये नही करना ऐसा मय सम्यक्ती नहीं करेगा। वह शास्त्र को 
कानून मानकर जिससे लाभ हो उस काम को लोगों के भय के कारण छोड 
नही देगा । 


(२) परलोक का समय :- यद्यपि सम्यक्ती दुर्गंति जाने योग्य काम नहीं 
करता है तथापि वह अपने प्रात्मा के भीतर ऐसी दृढ श्रद्धा रखता है कि उसे 
यह भय नहीं होता है कि यदि नकौदि में गया तो बडा दुःख उठाऊगा । बह 
शारीरिक कष्ट से घबडाता नहीं व वैषयिक सुख का लोलुपी नहीं होता - 
झपने कर्मोदय पर सन्‍्तोष रखता हुआ परलोक की चिन्ता से भयभीत नही 


होता है । 


सम्य'द्शन और उसका महात्म्य [३०७ 


(३) बेदना भय :-- वह रोगों के न होने का यत्न रखता है । मात्रा- 
पूर्वक खानपान, नियमित झाहार, विहार, निद्रा के साधन करता है तथापि 
भयातुर नही होता है कि रोग भ्रा जायेगा तो मैं क्या करू गा । वह समभता है 
कि यदि भ्रसातावेदनीय के तीत्र उदय से रोग श्रा जायेगा तो कर्म की निर्जरा 
ही है ऐसा समऋकर भय रहित रहता है, रोग होने पर यथार्थ इलाज करता है । 

(४) श्रनरक्षा भय :-- यदि सम्यक्ती प्रकेला हो व कही परदेश मे 
अ्रकेला जाबे तो वह यह भय नही करता है कि मेरी रक्षा यहा कंसे होगी, मैं 
कंसे अपने प्राणों को सम्हाल सक गा। वह अपने प्रात्मा के भ्रमरत्व पर व उसके 
चिरसुरक्षित गुगरूपी सम्पत्ति पर ही श्रपना दृढ व्श्विस रखता है। भ्रतएव मेरा 
रक्षक नही है ऐसा भय न करके श्ररहतादि पाच परमेष्ठियो की शरण को ही 
बडी रक्षा समता है ! 

(५) भ्रभुप्त मथ -- सम्यक्ती यह भय नहीं करता है कि यदि मेरा माल 
व असबाब चोरी चला जायेगा तो क्या होगा ? वह अपने माल की रक्षा का 
पूर्ण यत्न करके निश्चिन्त हो जाता है भौर भ्रपने कर्म पर श्रागे का भाव छोड 
देता है। वह जानता है कि यदि तीव्र असातावेदनीय का उदय झा जावेगा तो 
लक्ष्मी को जाने मे देर न लगेगी, पुण्योदय से बनी रहेगी । 

(६) मरण भय -- सम्यक्ती को मरने का भय नही होता है। वह 
मरणा को कपड़े बदलने के समान जानता है। प,॥रात्मा का कभी मरण नही 
होता है, मै श्रजर भ्रमर हू ऐसा दृढ विश्वास उसे मरण भय से दूर रखता है, 
वह जगत में वीर योद्धा के समान वर्तन करता है । 

(७) भ्रकस्मात्‌ भय :- वह भ्रपनी शक्ति के अनुसार रहने व बंठने व 
ध्राने जाने के साधनों को सम्हाल कर काम्‌ मे लेता है। यह भय नहो रखता 
है कि प्रकस्मात्‌ छत गिर जायेगी तो क्‍या होगा ? भूकम्प भरा जायेगा तो क्‍या 
होगा ? इन भयो को नहीं करता है । प्रयत्न करते हुए भावी को कर्मोदय पर 
छोड देता है, भ्रकस्मात्‌ का विचार करके भयभीत नही होता है । 

(२) निःकांक्षित भ्रंग :- सम्यक्ती ससार के इन्द्रियजनित सुखो में सुख- 
पने की श्रद्धा नही रखता है । वह ऐसे सुख को पराधीन, दु ख का मूल, प्राकु- 
लतामय, तृष्णावद्धंक व पापकर्मबन्धक जानता है | 


३०८ ] | सहजसुख-साधन 


(३) निविविकिरिसत भग - सम्यक्ती हरएक पदार्थ के स्वरूप को 
विचार किसी से ग्लानिभाव नही रखता हैँ । दू खी, दरिद्री, रागी प्राणियों पर 
दयाभाव रखकर उनसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करके उनका क्लेश मेटता है । मलीन 
को देखकर व मल को देखकर ग्लानिभाव नही करता है । मलीन को स्वच्छ 
रहने का यथाशक्ति साधन कर देता हैं। मलीन पुद्गलो से स्वास्थ्यलाभ की 
प्रपेक्षा बचते हुए भी किसी रोगी के मलमूत्र कफ उठाने में ग्लानि नहीं 
मानता हैं । 

(४) झमृढृरष्टि झ्रग - हरएक धर्म की क्रिया को विचार पूर्वक 
करता है । जो रत्नत्रय के साधक धर्म के कार्य है उन्ही को करता है । देखा- 
देखी मिथ्यात्ववर्द्धक व निरथ्थक क्रियाग्रो को धर्म मानके नही पालता है । दूसरों 
की देखादेखी किसी भी अ्रधमंक्रिया को धर्म नही मानता है, मूठ बुद्धि को बिल- 
कुल छोड देता है । 

(५) उपगृुहन झ्नग :-- सम्यक्ती दूसरे के गुणों को देखकर अपने गुणों 
को बढाता है | परके औगणों को ग्रहणाकर निन्‍दा नहीं करता है । धर्मात्माश्रो 
से कोई दोष हो जावे तो उसको जिस तरह बने उससे दूर कराता है । परन्तु 
धर्मात्माओं की निन्‍्दा नही करता है । 

(६) स्थितिकरण ध्रंग :-- अपने आत्मा को सदा धर्म मे स्थिर करता 
रहता है तथा दूसरो को भी धर्म मार्ग मे सदा प्र रणा करता रहता है । 

(७) वाह्सल्याँग :-- धर्म और धर्मात्माओं से गौवत्स के समान प्रेम 
भाव रखता हुआ सम्यक्ती उनके दु खो को मेटने का यथाशक्ति उद्यम करता है । 

(८) प्रभाव गे -- धर्म की उन्नति करने का सदा ही प्रयत्न करना 
एक सम्यक्ती का मुख्य कर्तव्य होता हैं । जिस तरह हो भ्रन्य प्राणी सत्य धर्म 
से प्रभावित होकर सत्य को धारण करे ऐसा उद्यम करता व कराता रहता हैँ । 

सम्यक्ती मे इन आठ अगो का पालन सहज ही होता हैँ । उसका स्व- 

भाव हो ऐसा हो जाता है । 

निश्चय नय से सम्यक्ती के आ्राठ श्रग इस प्रकार है कि वह निज आझात्मा 
में नि शक व निर्भय होकर ठहरता हे, नि शकित भ्रग है । प्रतीन्द्रिय ध्रानन्द मे 
मगन रहता है यही नि काक्षित ग्रग है । श्रात्म स्वरूप की मगनता में साम्यभाव 


सम्यरदर्शन और उसका महात्म्य ] [३०६९ 


का ग्रवजबन करता है यही निविचिकित्सित अर ग॒ है । श्रात्मा के स्वरूप में मूढ़ता 
रहित है, यथार्थ भ्रात्ममोध सहित है यही भ्रमूढदृष्टि श्रग है । झ्ात्मिक स्वभाव 
की स्थिरता मे लीन है, परभाव को ग्रहण नही करता है यही उपग्हन भंग 
है । आत्मा मे झ्ात्मा के द्वारा स्थिर है यही स्थितिकरण अग है । भात्मानंद 
में भ्रमरवत्‌ भ्रासक्त है यही वात्सल्य अग है । आत्मिक प्रभाव के विकास में 
दत्तचित्त है यही प्रभावना ग्रग है । 

सम्यक्ती के भीतर से भ्राठ लक्षण और भी प्रगट होते है। इन श्राठ 
चिन्हों से भी सम्यकी जाना जाता है :-- 

(१) संबेग - ससार, शरीर भोगो से वेराग्य सहित आस्मिक धर्म 
व उसके साधनों से सम्यक्ती को बहुत प्रेम होता है वह धर्म के प्रेम मे रगा 
होता है । 

(२) निर्येद - ससार असार है, शरीर अपवित्र है, भोग पअ्रतृप्तिकारी 
व विनाशीक हैं ऐसी भावना सम्यक्ती मे जागृत रहती है । 

(३) निन्‍्दा :- (४) गह्ा - सम्यक्ती अपने मुख से भ्रपनी प्रशसा नहीं 
करता है, वह जानता है कि यद्यपि मेरा आत्मा सिद्ध सम शुद्ध है तथापि भ्रभी 
कर्म मल से गशुद्ध हो रहा है। जब तक पूरा शुद्ध न हो तब तक मैं निन्‍्दा 
के योग्य हु, ऐसा जानकर अपने मनमे भी अपनी निन्‍दा करता रहता है तथा 
दूसरो के सामने भी श्रपनो निन्‍दा करता रहता है। यदि कोई उसके धर्माचरण 
की प्रशसा करे तो वह अ्रपनी कमी को सामने रख देता है । जो कुछ व्यवहार 
धर्म साधन करता है उसमें भ्रहकार नहीं करता है । 

(५) उपशम्र :- सम्यक्ती की ग्रात्मा मे परम शात भाव रहता है, वह 
भीतर से शीतल रहता है, किसी पर ढेंष नही रखता है । यदि कारणवश कभी 
क्रोध भ्राता भी है तो भी उसका हेतु भ्रच्छा है भौर क्रोध को भी शीघ्र दूर 
कर शात हो जाता है | 

(६) भक्ति :-- सम्यक्ती देव, शास्त्र, गुरु का परम भक्त होता है, बड़ी 
भक्ति से पूजन पाठ करता है, शास्त्र पढ़ता है, गुरु भक्ति करता है, धर्मात्माभों 
की यथायोग्य विनय करता है । 


३१० ] [ सहजसुख-साधन 


(७) वात्सल्य -- धर्म और धर्मात्माओं में गौवत्स समान प्रेम रखता 
है। धर्म के ऊपर व धर्मात्मा के ऊपर कोई आपत्ति आ्ावे तो उसे दूर करने 
का मन, वजन, काय से व धन से व अधिकार बल से जिस तरह हो प्रयत्न 
करता है । 


(८) प्नुकम्पा :- सम्यक्ती बडा ही दयालु होता है। दूसरे प्राणियों 
पर जो दु ख॑ पडता है उसे भ्पना ही दू ख समभता है उसको दूर करना कराना 
भ्रपना धर्म समभता है । 


ऐसा सम्यक्ती जीव अपने वर्ताव से जगत भर का प्यारा हो जाता है 
व सतोषी रहता है | अन्याय से धन कमाना पाप समभता है न्याय पुर्वक जो 
प्राप्त करता है उसी मे अपना व अपने सम्बन्धियो का निर्वाह करता है, वह 
कर्ज लेने से बचता है। कजंदार ऐसा झ्राकुलित रहता है कि वह धर्म कर्म मे 
वर्तन नही कर सकता है। झामदनी के भीतर २ खर्च करने वाला सदा सुखी 
रहता है"! अविरत सम्यक्तो भी चौथे गुणस्थान मे ऐसे कर्मों का बध नही 
करता है, जिससे नक॑ जा सके व एकेन्द्रियादि तिर्यच हो सके । देव हो तो 
उत्तम मनुष्य होने का व मनुष्य हो तो स्वगंवासी उत्तम देव होने का ही कर्म 
बाधता है । 


ग्राठ कर्म की १४८ प्रकृतियां :- श्राठ कर्मों के १४८ भेद निम्न 
प्रकार है - 

शानावरण के पांच भेद - मतिज्ञानावरणा, श्रुतज्ञानावरण, ग्रवधि- 
ज्ञानावरण, मन परययंयज्ञानावरण, कंवलज्ञानावरण ये पाचो ज्ञानो को क्रम से 
ढकती हैं । 

ब्दंनावरण के नौ भेव - चक्षुदर्शनावरण, ग्रचक्षदर्शनावरण, श्रवधि- 
दर्शनावरण, केवलदर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला (ऊघना), प्रचला 
प्रचला, स्त्यानगृद्धि, (नींद मे वीरये प्रगट होकर स्वप्न मे काम कर लेना) । 

बेदनीय के दो भेद :- साता वेदनीय, असाता वेदनीय । 


सोहनीय के २८ भेद -- दर्शन मोहनीय के तीन भेद व चारित्र मोहनीय 
के २५ भेद पहले कह चुके है । 


सम्यादर्शन और उसका महात्म्य ] [ ३११ 
झायु के ४ भेद .-- नरक, तियंच, मनुष्य, देव । 


नाम के €३ भेद :- गति ४, एकेन्द्रिय श्रादि ५ जाति, आऔदारिक 
बेक्रियिक, आहारक, तेजस, कार्माण शरीर ५, श्रौदारिक, वैक्रियिक, आहारक, 
झ्रगोपाग ३, श्रौदारिकादि बधन ५, औदादिकादि सघात ५, निर्मारण (कहा पर 
व कंसे भ्रगोपाग रचे जावे), सस्थान ६ (समचतुरस्र, सुडौल शरीर, न्यग्रोध 
परिमडल - ऊपर बडा, नीचे छोटा, स्वाति - ऊपर छोटा, नीचे बडा, वामन 
बौना, कुब्ज - कुबडा, हु डक -- बेडोल), सहनन ६ (वज्भऋषभ मसाराच -- 
वज्र के समान दइ हड्डी, नसे व कौले हो, वद्ध नाराचस - वजा्तञ के समान 
हड्डी व कीले हो, नाराच हड्डी के दोनो ओर कीले हो, भ्रद्धनाराच एक तरफ 
कीले हो, कीलित -- हड्डी से हड्डी कीलित हो, असप्राप्तासपाष्िका - मेरु स 
हड्डी मिली हो । स्पर्श ८, रस ५, गध २, वर्ण ५, आनुपूर्वी ४ (चार गति 
अ्वेक्षा -अ्रागे को गति में जाते हुए पूर्व शरीर के प्रमाण आत्मा का क्‍झ्राकार 
रहे) अगुरु लघ (न शरीर बहुत भारी, न बहुत हल्का), उपघात -- भ्रपने श्रग 
से अपना घात ), परघात -- अपने से पर का घात), आताप -- (पर को श्राताप- 
कारी शरोर), उद्योत -- (पर को प्रकाशकारी ), उच्छुवास, विहायोगति २ 
(ग्राकाश में गसन शुभ व अशुभ), प्रत्येक -- (एक शरीर का एक स्वामी), 
साधारगा -- (एक शरीर के अनेक स्वामी ), त्रस -- (ह्ेन्द्रियादि) स्थावर, सुभग- 
(पर को सुहावना शरीर ), दुर्भग -- (ग्रसुहावना ), सुस्वर, दुस्वर, शुभ (सुन्दर ), 
अशुभ, सूक्ष्म (पर से बाधा न पावे), बादर, पर्याप्ति (पर्याप्ति पूर्ण करे), 
अपर्याप्ति, स्थिर, अस्थिर, आ्रादिय (प्रभाववान), श्रनादेय, यश कीरति, झ्यश - 
की।त, तीवकर । 

गोत्रकर्म २ भोद :-- उच्च गोत्र (लोकपूजित ), नीच गोत्र । 

भ्रन्तराय ५ मोद :-- दानातराय, लाभातराय, भोगा०, उपभोगा०, 
वीर्यांतराय । 


इनमे से बध मे १२० गिनी गई है। ५ बंधन, ५ सधात शरीर पाच 
में गभित है | स्पर्शाद २० की ४ गिनी गई है तथा सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक्त 
प्रकृति का बब नही होता है इस तरह २८ घट गई । 


३१२ | [ सहजसुख-साधन 


१ सिथ्यात्व गुरास्थान में -- १२० मे से ११७ का बध होगा, तीर्थकर 
व भ्राहारक व आहारक श्र गोपाग का बध नही होता । 

२ सासादन में - १०१ का वध होता है, १६ का नहीं होता। 
मिथ्यात्व, नपु सकवेद, नरकायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, हुडक सस्थान, श्रस 
सहनन, एकेन्द्रियादि चार जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, श्रपर्याप्त, साधारण । 

३ मिश्र में - १०१ मे २७ कम ७४ का ही बध होता है । 

निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, श्रनतानुबधी कषाय चार, 
स्त्रीवेद, तिर्यच्रायु, तिर्यचगति, तिर्यच्र गत्यानुपूर्वी, नीच गोत्र, उद्योत, अ्प्रशस्त 
विहायोगति, दुभंग, दुस्व॒र, श्ननादेय, न्यग्रोध से वामन चार सस्थान, वद्ननाराच 
से कीलक सहनन चार, मनुष्यायु, देवायु । 

४ झविरत सम्यक्त में - ७४ मे मनुष्यायु, देवायु, तीर्थकर मिलाकर 
७७ का बध होता है । ४३ प्रकृति का बध नही होता है । 

इससे सिद्ध है कि सम्यक्त होने पर सिवाय देव व उत्तम मनुष्य के 
झौर नही होता है | यदि पहले नकं, तिय॑ंच व मानव आयु बाघ ली हो तो 
उस सम्यक्ती तियंच या मानव को इन तीन गतियो में जाना पडता है । 

चौथे से आगे के सब गुरास्थानों मे सम्यक्त रहता है । 

५ देशविरत में :- ७७ मे १० कम ६७ का बध होता है । 

भ्रप्रत्याख्यान कषाय चार, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुप्यगत्या०, शदा- 
रिक्‌ शरीर, प्रौदारिक भ्गोपाग, वज्रवृषभनाराच स० | 


६ प्रमसविरत में - ६७ मे ४ कम ६३ का बध होता है, चार प्रत्या- 
ख्यानावरण कषाय घट जाते हैं । 

७ प्रप्रमशबिरत में - ६३ मे ६ घटकर व दो मिलाकर ५६ का बन्ध 
होता है, अरति, शोक, भ्रसातावेदनीय, भ्रस्थिर, अशुभ, शभ्रयश घटती है व 
प्राहारक शरीर, आहारक भ्रगोपाग मिल जाती है । 

८ झापूर्यकरर में -- ५६ मे देवायु घटाकर ५८ का बध होता है । 

€ झनिवुसतिकरण में :- ५८ मे से ३६ घटाकर २२ का बघ होता है । 
निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तीथंकर, निर्माण, प्रशस्तविहायोगति, 


सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ] [ ३१३ 


पचेन्द्रिजजाति, तैजस, कार्मारा शरीर २, आहारक २, वेक्रियिक २, समचतुर- 
स्लसस्थान, देवगति, देवगत्या०, स्पर्णादि ४, श्रगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छ- 
वास, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय --३६ । 

१० सूक्ष्मसांपराय से -- २२ मे से ५ निकालकर १७ का बध होता 
है । सज्वलन क्रोधादि चार व पुरुपवेद नही बंँधते है । 

११ उपशात मोह मे - १७ में से १६ कम करके १ सातावेदनीय का 
बध होता है । ज्ञानावरण ५,+दर्शनावरण ४,+अतराय ५,+ उच्च गोत्र, + यश 
१६ | 

भ्रागे दो गगास्थानो में भी सातावेदनीय का बध होता है । 

इस ऊपर के कथन से सिद्ध है कि सम्यक्ती जँसे जेसे गुणस्थानों से 
बढ़ता जाता है वैसे वेसे कम कर्मो का बन्ध करता है । मद कषाय मे बन्ध योग्य 
कर्मो मे स्थिति थोडी पइती है व पुण्य का अधिक बध होकर उनमे अनुभाग 
ग्रधिक पडता है । 

सम्यग्दर्शन की अपूर्व महिमा है। सम्यक्ती सदा सतोषी रहता है । 
एक चाडाल भी सम्यकत के प्रभाव से मरकर स्वर्ग मे उत्तम देव होता है । 
तारकी भी सम्यक्त के प्रभाव से उत्तम मानव होता है। सम्यक्ती यहां भी 
' वी रहता है व आगामी भी सुखी रहता है । वह तो मोक्ष के परमोत्तम महल 

अनुयायी हो गया है । मार्ग मे यदि विश्वाम करेगा तो उत्तम देव या उत्तम 
नुषप्य ही होगा । उभय लोक में सुखदाई इस सम्यक्त का लाभ करना जरूरी 

। जो पुरुषार्थ करगे वे कभी न कर्भी प्राप्त करेंगे । सम्पक्त का पुरुषार्थ सदा 
॥ कल्याणकारी है । 

सम्यग्दर्शन और उसके महात्म्य के सम्बन्ध में जैनाचार्य क्या क्या मनो- 
हर वाक्य कहते है उनका कथन नीचे प्रकार है -- पाठकंगण आनन्द लेकर 
तप्ति प्राप्त करे । 


(१) श्री कुन्दकुन्दाचाय पचास्तिकाय मे कहते है -- 
जीवोसि हव वि थेद। उपच्नोग विसे सिदोी पहु कत्ता । 
भोत्ताय देहमतो ण हि भुत्तो कस्मसकुस्तो ॥२७।॥। 


३१४ | [ सहजसुख साधन 


भावार्थ :-- यह जीव जीने वाला है, चेतनेवाला या अ्रनुभव करनेवाला 
हैं, ज्ञान दर्शन उपयोगधारी हू, स्वय समर्थ है, कर्त्ता है, भोक्ता है, शरीर मात्र 
ग्राकारधारी है, श्रमूतिक है, ससार श्रवस्था मे कर्म सहित है । 
कम्मसल विष्पमुक्कोी उड़ढं लोगस्स श्र लमधिगंता । 
सो सव्वणाणदरिसी लहदि सुहर्माणदियभणंत ।॥२८॥। 
भावार्थ - जब यह जीव कमंमल से छुट जाता है तब लोक के अन्त 
मे जाकर विराजमान हो जाता हूँ । सर्वज्ञ, स्वंदर्शी होते हुए वे सिद्ध भगवान 
ग्रतत प्रतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते है । 
भावस्स णत्थि णासो णत्थि प्रभावस्स चेव उप्पादो । ' 
गुणपम्जयेस भाव! उप्पादवए पकुब्वति ॥१५॥। 
भावार्थ :- सत्‌ पदार्थ का कभी नाश नहीं होता है तथा भ्रसत्‌ पदाथ 
का कभी जन्म नहीं होता हैं । हरएक पदार्थ अपने गुणो की श्रवस्थाओं मे 
उत्पाद तथा व्यय करते रहते है प्र्थात्‌ हरएकर द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य 
युक्त है । 
झोगाढगाठ णिलथिदो पोग्गलकायेहि सब्बदो लोगो । 
सुहमेहि वादरेहि ये णताणतेहि विविहेहि ॥६४॥ 
भावार्थ :-- यह लोक स्व तरफ नाना प्रकार ग्रनतानत पृष्म तथा बादर 
प्रुदगल कार्यो से खूब गाढ़ रूप से भरा हे । इसमे सर्व जगह सूक्ष्म तथा बादर 
स्कथ पाए जाते है । 
भत्ताकुणदि सहाव॑ तत्य गदा पोग्गला सभावेहि। 
गच्छति कम्मभाव॑ श्रण्णोष्णागाहुमबंगाढा ।!६५॥। 
भावार्थ :- आत्मा के अपने ही रागादि परिणाम हाते है उनका निमित्त 
पाकर कर्म पुदूगल अपने स्वभाव से ही प्राकर कमंरूप होकर श्रात्मा के प्रदेशों 
में एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धरूप होकर ठहर जाते है। जीव उनको बाधता नहीं 
है, जीव के रागादि भाव भी प्वंबद्ध कम के उदय से ही होते है । 
उदय जद मच्छाणं ग्मणाणुग्गहयर हबदि लोए। 
तहु जोवपुरणछाणं धस्म॑ दठ्ज “वियाणेहि ।८५॥ 
भावार्थ :-- ज॑से इस लोक में पानी मछलियों के गमसनागमन में उपकारी 
है वेसे जीव पुदूगलो »े गमनागमन मे धममंद्रव्य सहकारी है । 


सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ] [३१५ 
जहू हुववि घम्मदब्ब॑ तह त॑ जाजेह दव्यमधसकसं । 
टठिविकिरियाजुसाणं कारणमूद तु॒ पुढबीब ॥८६॥। 
भावार्थ -- धर्म द्रव्य के समान अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलो के ठहरने मे 
सहकारी है जंसे पृथ्वी प्राखियो के ठहरने मे सहकारी है । 
सब्बेसि जीवाणं सेसाणं॑ तह य पुग्गलाण्णं थ। 
ज देदि विवरमलखिल त कोए हुवदि झ्रायास ॥६०॥। 
भावार्थ :- जो सर्व जीवो को, पुद्गलो को व शेष धर्म व अ्रधर्म व 
काल को स्थान देता है वह श्राकाश है। जहा आकाश खाली है वह अलोका- 
काश है, शेष लोकाकाश है । 
कालो त्ति य ववदेसखों सबभभावपरूवगो हवदि णिच्चो । 
उष्पण्णप्पद्ध सो अवरो बीहतरटठाई ॥१०१॥ 
भावार्थ -- सत्तारूप निश्चय काल द्रव्य नित्य है जो सर्व द्रव्यों के 
परिवर्तन मे सहकारी है । दूसरा व्यवहार काल समरूप है जो उत्पन्न व नाश 
होता है । बहुत समयो की शपेक्षा व्यवहार काल दीघे स्थायी होता है । 
एदे कालगासा धम्माधम्मा य पुग्गला जोवा। 
लब्भति दव्वसण्ण कालस्स दु णतल्यि कायत्त ॥१०२॥ 
भावार्थ -- काल, आकाश, धर्म, अ्रधर्म, पुदगल श्रौर जीव ये छ द्रव्य 
है । उनमे से काल द्रव्य को छोडकर पाच को अस्तिकाय कहते है । 
सुहबृुक्ख॒जाणणा वा हिंदपरियम्म थे प्रहिदभीरस । 
जस्स ण विज्जदि णिचच त समणा विति प्रज्जोब ॥॥१२५॥। 
भावार्थ - जिसमे सदा ही सुख व दुख का ज्ञान, हित मे प्रवृत्ति व 
झ्रहित से भय नही पाया जाता है उसी को मुनियो ने भ्रजीव कहा है । 
रागो जस्स पसत्यों भ्रणुकपासंसिदों थ परिणामों । 
खिसे णत्यि करूस्स पुण्ण जीबस्स झासवदि ॥१३४५॥ 
भावार्थ - जिसके शुभ राग है, दया सहित परिणाम है, चित्त में 
मलीनता नही है, प्रसन्नता है उसके पुष्य कर्म का आश्रव होता है । 
प्रहुतसिद्धसाहुसु भत्ती घम्मस्मिजा य खलु थेट्ठा । 
प्रणगमण पि गुरूणं। पसत्यरागों त्ति बच्चति ॥१३६॥ 


३१६ ] [ सहजसुख-साधन 


भावाथं :- प्रशस्त या शुभराग उसको कहते है जहा अरहत, सिद्ध व 
साधु की भक्ति हो, धर्मं साधन का उद्यम हो व ग्रुओ की आज्ञानुसार बर्तन 


हो। 
तिसिद बुभुक्खिद वा दुहिद वट्टू ण जो ढु वहिदमणों । 


पडिवज्जदि त किवया तस्सेसा होदि भ्रणुकम्पा ।१३७॥। 
भाषाथ - जो प्यासे को, भूखे को, दुखी को देखकर स्वय दुखी 
मन होकर दयाभाव से उसकी सेवा करता है उसी के अनुकम्पा कही गई है । 
कोधों व जदा माणों भाया लोभो व चित्तमासेज्ज । 
जोवस्स कुणदि खोह कल॒सो त्ति य त बुधा बेंति ॥।१३४८।॥ 
भावार्थ - जब क्रोध या मान या लोभ चित्त मे आकर जीव के भीतर 
क्षोभ या मलीनता पैदा कर देते है उस भाव को ज्ञानियों ने कलुषभाव कहा है। 
चरिया पर्मादबहुला कालुस्स लोलदा य विसयेसु । 
परपरितावपवादोीं पावस्स य झासव कुणदि ॥१३६।॥ 
सावा्थ :- प्रमाद पूर्ण वर्तत, कलुषता, पाच इन्द्रियो के विपयो में 
लोलुपता, दूसरो को दु खी करता व दसरो की निनन्‍्दा करनी ये सब पाप के 
ग्राश्रव के कारण है । 
सण्णाओ्रो य तिलेस्सा इ दियवसदा य प्त्तरहाणि । 
णाण च दुष्पउत्त मोहों पावप्पदा होति॥१४०॥ 
भावार्थ - ग्राहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चार सज्ञाये कृष्ण, नील, 
कापोत तीन लेश्या के भाव, इन्द्रियों के वश में रहना, आआरा्ं तथा रौद्र ध्यान, 
कुमार्ग में लगाया हुआ ज्ञान, ससार से मोह ये सब भाव पाप को बाधने 
वाले है । 
जस्म ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व रव्वदय्वेसु । 
णासवदि सुहं श्रसह समसुहृदक्खस्स भिक्‍्खुस्स ॥१४२॥ 
भावार्थ -- जो साधु दुख व सुख पडने पर समभाव के धारी है व 
सवव॑ जग के पदार्थों मे जो राग ह्वंष, मोह नहीं करते है उस साधु के शुभ व 
ग्रशुभ कर्म नही झाते है । 
जो सबरेण ज॒त्तो प्रप्पटट्पसाधगो हि प्रप्पाण। 
मुणिकण झावि णियद णाण सो सधुणोदि कम्मरय ॥।१४४५॥। 


सम्यग्दशन और उसका महात्म्य ] [३५७ 
श्ू्‌ 


भावार्थ - जो मन, वचन, काय को रोक करके आत्मा के प्रयोजन 
रूप सिद्धि भाव को साधने वाला आरमा को जानकर नित्य आत्मज्ञान को ध्याता 
हैं वही कमंरज को दूर करता है। 
जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो । 
दस्स युहासुहुडहणो. भाणमश्नो जायए प्रगणी ॥१४६॥ 
भावार्थ :- जिसके भावों में राग, द्वेष, मोह नहीं है न मन, वचन, 
काय की क्रियाए है उसी के शुभ व अ्रशुभ कर्मो को जलाने वाली ध्यानमयी 
अग्नि पेदा होती है । 
जोगणिमित्त गहण जोगो मणवयणकायसंभूदो | 
भावणिमित्तो अधो भावों रदिरागदोसमोहजुदों ॥१४८५॥ 
भावाथ :-- योग के निमित्त से कर्म वर्गंशाओ का ग्रहण होता है, वह 
योग मन वचन काय के द्वारा होता है। अशुद्ध भाव के निमित्त से कर्म का बध 
होता है । वह भाव रति, राग, हेप, मोह सहित होता है । 
जो सवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोध सव्वकस्माणि। 
ववगदवेदाउस्सो मुयदि भव तेण सो मोकक्‍्खों ॥१५३॥ 
भावार्थ :-- जो कर्मो के श्राने को रोककर सवर सहित होकर सर्वे कर्मो 
का क्षय कर देता है वह वेदनीय, झायु, नाम, गोत्र से रहित होकर ससार को 
त्याग देता है। यही मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष प्राप्त आत्मा के कोई शरीर 
नही रहता है । 
(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार मे कहते है :- 
भूदत्येणाभिगदा जोबवा जीवा व पुण्णपावं च। 
झासव संवर णिज्जर बंध मोकक्‍्खो य सम्मस ॥१५॥। 
भावार्थ :- जीव, अभ्रजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, बध व 
मोक्ष इन नौ पदार्थों को जब निश्चय नय से जान लेता है तब सम्यक्त होता 
है अर्थात्‌ निश्चय नय से जीव और अजीव इन दो तत्त्वों से ये नौ पदार्थ बने 


है । उनमे अजीव से ममत्व त्याग कंर एक अपने शुद्ध जीव को ग्रहरा करने 
योग्य मानना ही निश्चय सम्यग्दश्शंन है । 


३१८ ] [ सहजसुख-साधन 


सोहणकम्मस्सुदया बु वण्णिदा जे इसे गुणट्ठाणा । 
ले कह हवलि जोबा ते णिच्चमचेदणा उत्ता ॥७३॥। 
भावार्थ :-- मिथ्यात्व श्रादि चौदह गुणस्थान मोहनीय कर्म के उदय 
की अपेक्षा से कहे गये है । मोहनीय कर्म जड अचेतन है तब ये गुणस्थान जीव 
के स्वभाव कैसे हो सकते है ” निश्चय से ये जीव से भिन्न सदा ही अचेतन 
जड़ कहे गये है, इनमे कर्मो का ही विकार है | ये जीव के स्वभाव नही है । यदि 
स्वभाव होते तो सिद्धों मे भी पाये जाते । 
कस्मस्स य परिणाम णोकम्मस्सय तहेव परिणाम । 
ण॑ करेवि एदमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥८०॥ 
भावार्थ :- निश्चय से यह आत्मा झ्राठ कर्मों की अवस्था का तथा 
शरीरादि क। अवस्था का कर्त्ता नही है । आत्मा तो ज्ञानी है। वह तो मात्र 
जानता ही है । पर का कर्नापना आत्मा का स्वभाव नही है । 
जीवपरिणामहेदु_ कम्मरां पुस्गला परिणमतरि। 
पुग्गल्कस्मणिमितत तहेब जीवो वि परिणमदि ॥८६॥ 
भावार्थ :-- जीवो के रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्मवर्गगगा रूप 
पुदूगल स्वय ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन कर जाते है । इसी तरह पूर्वबद्ध 
पुद्गल कर्मों के उदय का निमित्त पाकर जीव भी रागादि भावों में परिणमन 
करता है । गह निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध अशुद्ध निश्चयनय से है । 
णवि कुव्वदि कम्मग्रुण जीवो कम्म तहेव जोवगुणे । 
भ्रण्णोण्णणिमित्तण दु परिणाम जाण दोण्हपि ॥८७॥॥ 
भावार्थ - न तो जीव पुदुगल कर्म के गुणों को करता है, न पुदुगल 
कर्म जीव के गुणों को करता है, परस्पर एक दूसरे के निमित्त से ही दोनो मे 
परिणामन होता है । 
एदेण फारणेण दु कत्ता पश्रादा सएण भावेण | 
पुरलकम्मकदाण ण दु कत्ता सव्वभावाणं॑ ।।८८॥। 
भाध्ाार्थ :- इस कारण से ही यह आत्मा भ्रपने ही भावो का कर्ता है, 
पुदूगलकर्म कृत सर्व भावों का कभी भी कर्ता नही है । 


णिष्छपणयस्स एवं झादा पश्रप्पाणमेव हि करेदि। 
वेदयदि पुणों तल चेव जाण प्रसा दु प्रताण ।८६९॥ 


सम्यग्दशंन और उसका महात्म्य | [३१६ 


सावार्थ - निश्चयनय से आत्मा अपने ही परिणामों का कर्ता है 
ओर अपने ही आत्मस्वरूप को भोगता है । 
ववहारस्स दु प्रादा पुस्गलकस्म॑ करेदि भ्रणेयविहं | 
ते लेव ये वेदयवे पुग्गलकम्मं॑ प्रणेयविहं ।।६ ०॥। 


भावार्थ - व्यवहारनय का यह प्रभिप्राय है कि यह आत्मा अनेक 
प्रकार पुद्गलकर्मों का कर्ता है वेसे ही भनेक प्रकार पुद्गल कर्मो को भोगता है । 


जीवो ण करेदि घड़ं णेत्र पड़ णेव सेसगे दण्बे । 
जोगृवशोगा उप्पादगा य सो तेसि हवदि कसा ।|१०७॥॥ 
भावार्थ :-- न तो जीव घट को बनाता है न पट को बनाता है न और 
द्रव्यों को बनाता है। जीव के योग भ्रौर (अशुद्ध) उपयोग ही घटादि के 
उत्पन्न करने मे निमित्त है। अशुद्ध निश्चयनम से उन योग व उपयोग का 
जीव कर्ता कहलाता है । 


उवभोजनिदियेहिय._ दव्वाणमचेदणाणसिदराणं । 
ज कुणदि सम्मदिट्ठी त सब्ब णिम्जरणिसिस ॥२०२॥ 
भावाथ -- सम्यरदृष्टि श्रात्मा जो पाचो इन्द्रियो के द्वारा अचेतन और 
चेतन द्र॒व्यों का उपभोग करता है सो सर्व कर्मो की निजंरा के निमित्त होता 
है । सम्यग्दृष्टि श्रतरग में किसी पदार्थ से श्रासक्त नहीं है, इसलिये उसके कर्म 
फल देकर भड़ जाते है। वह ससार कारणीभूत कर्मंबध नहीं करता है | राग- 
भाव के भ्रनुसार कुछ कम बँधता है सो भी छूटने वाला है । 
पुरगलक्षम्म कोहो तस्स विवागोदरो हवदि एसो। 
ण हु एस मज़्कभावों जाणगभावों ड़ अ्रहमिश्को ||२०७॥। 
भावा् - सम्यग्दुप्टि समभता है कि मोहनीय नाम का पुद्गलकर्म 
क्रोध है, उसी का विपाक या रस मेरे भावों के साथ भलकने वाला यह क्रोध 
है सो यह मेरा स्वभाव नही है । यह तो पुद्गल का ही स्वभाव है, मैं तो 
मात्र इसका ज्ञाता एक श्रात्मा द्रव्य क्रोध से निराला हू । 
उदयविवाणों विविहो कम्माणं वण्णिदों जिणवरेहि । 
ण॒दु ते सशभ सहाया आजगभायो दु भ्रहभिवको ।२१०।। 


३२० ) [ सहजसुख-साधन 


मावारथ - सम्यरदृष्टि ऐसा जानता है कि नाना प्रकार कर्मो का विपाक 
या फल जिसे जिनेन्द्रो ने बताया है मेरे आत्मा का स्वभाव नही है । मै तो 
एक अकेला मात्र ज्ञाता हूं, जानने वाला ही है । 
छिज्जदु वा भिज्जवु वा णिज्जरु वा प्रहव जादु विप्पलय । 
जहा तहाय गच्छदु तहाबि ण परिग्गहों सज्क ॥२१८॥ 
भावार्थ :- ज्ञानी के यह भेद भावना होती है कि यह शरीर छिदजावे, 
भिदजावे, अ्रथवा कोई कही ले जावे अ्रथवा चाहे जहा चला जावे तथापि यह 
शरीर व तत्सम्बन्धी परिग्रह मेरा नहीं है । मै तो अकेला ज्ञाता दुप्टा पदार्थ हू । 
णाणी रागप्पजहों सब्वदव्बेस कम्मसज्भगदों । 
णो लिप्पदि कम्मरएण वु कट्ममज्के जहा कणय ।॥॥२२६॥ 
अ्ण्णाणी पुण रो सब्वदवब्वेसु कम्ममज्भगदों । 
लिप्पदि कम्मरएण बु कहमसज्ले! जहा लोह ॥२३०॥ 
भावार्थ :- सम्यग्दृष्टि ज्ञानी झ्रात्मा कर्मों के मध्य पडा हुआ भी सर्व 
परद्रव्यों से रागभाव को त्याग करता हुआ इसी तरह कमंरूपी रज से लिप्त 
नही होता है, जिस तरह कीचइ में पडा हुआ सोना नहीं बिगड़ता है । परन्तु 
अज्ञानी जीव कर्मो के मध्य पडा हुआ सर्व परद्रव्यों में रागभाव करता ह॒गश्ना 
कर्मरूपी रज से लिप्त हो जाता है। जैसे लोहा कीचड में पड़ा हथ्मा विगड़ 
जाता है । सम्यग्दष्टि ऐसा भीतर से बेरागी होता है कि कर्म का फल भोगते 
हुए भी कर्म की निज्जेरा कर देता है तथा बंध या तो होता नहीं थ्रदि कपाय 
के अनुसार कुछ होता भी है तो वह विगाड करने वाला ससार मे भ्रमण 
कराने वाला नहीं होता है । सम्यक्त की अपूर्व महिमा है । 
सम्माविटठी जीवा णिस्सका होति गिब्भया तेण । 
सत्तभवविष्पमुक्का जहा तहा दु णिस्सका ॥२४३॥ 
सम्यग्दृष्टि जीव शका रहित होते है । वे निर्भय होते है । वे सात प्रकार 
के भय से रहित होते है । उनको श्रात्मा मे दृढ़ विश्वास होता हैं । उनके मरगा 
का व रोगादि का भय नही होता है । 
एवं सम्मादिट्ठी बटूटतो वहुविड़ेसु जोगेसु । 
अकरतो उवश्ोगे रागादि णेव वज्कभदि रखेण ॥|२६१॥। 


सम्यग्द्शन और उसका महात्म्य ] [३२१ 


भावार्थ :- सम्यग्दृष्टि कार्यवश से नानाप्रकार मन वचद काय के योगो 
द्वारा वर्तता है तो भी उपयोग में रागादि भावों को नही करता हुश्रा कर्मरूपी 
रज से नही बँधता है | जैसे मिथ्यादृष्टि बँघता है | बीतरागी सम्यक्ती भ्रबन्ध 
रहता है ग्रथवा सराग सम्यक्ती के जितना राग होता हैँ उतना ग्रल्पबध होता 
हैं जो बाधक नही है। 
णवि रागदोसमोहूं कुव्यदि णाणी कसाय भाव वा। 
सयमप्पणो ण सो तेण कारणों तेसि भावाणं ॥॥३०२॥। 
भावार्थ - सम्यक्ती ज्ञानी जो स्वय ही अपने मे विशेष कर्मो के उदय 
से रागद्वेष, मोह व कषाय भाव नही पैदा करता है इसलिए आत्मा इन रागादि 
भावों का निश्चय से कर्ता नही है । 
वधाणं च सहाव वियाणियवु भ्रंप्पणो सहाव ल। 
बंये सु जो ण रज्जदि सो कम्म विमुक्वर्ण कुणदि ॥३१५॥। 
भावार्थ -- कमंबन्धों का स्वभाव तथा भ्रात्मा का शुद्ध स्वभाव जानकर 
के जो कर्मबधों मे रजायमान नही होता है, कर्मो से विरक्त हो जाता है वही 
ज्ञानी कर्मों से अवश्य मुक्ति पा लेता है । 
णत्रि कुव्वदि णवि वेददि णाणी कम्माइ वहू पयाराह। 
जाणदि पुण कम्मफल बर्थ पुण्ण अर पावं थ ॥३४०॥। 
भावार्थ :- ज्ञानी न तो नाना प्रकार कर्मो का कर्त्ता है, न भोक्ता है, 
वह कर्म के करने व भोगने से उंदासीन रहता हुप्ना कर्मो के फल पुण्य व पाप 
को व उनके बध को मात्र जानता है। कमोदिय से जो कुछ होता है उसका 
ज्ञाता दृष्टा रहना ज्ञानी का कत्त व्य है, वह कर्म के नाटक मे लीन नही होता है । 
बेदतो कस्मफल प्रप्पाणं जो कुणदि कम्मफल । 
सो त॑ पुणोवि बधदि वीय दुक्ज़स्स झट्ठबिह ॥४०६।॥। 
भावार्थ :-- कर्मों के फल को भोगते हुए जो उस कर्म फल को अपना 
कर लेता है । भ्रर्थात्‌ उनमे तन्‍्मय होकर फस जाता है। वह फिर श्राठ प्रकार 
के कर्मों को बाधता है, जो दु'खो का बीज है । 


(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रबचनसार मे कहते है :-- 


३२२ |] [ सहजसुख-साधन 


सोहेण य रागेण य दोसेण य परिणदस्स जीवस्स । 
आयदि विविहो बघो तम्हा ते सखबइदव्या ॥६११।॥ 
भावार्थ :-- जो जीव मोह से, राग से या द्वेष से परिणमन करता है 
उसको नाना प्रकार कम का बध होता है। इसलिए इन रागादि का क्षय करना 
योग्य है । 
जो मोहरागदोसे णिहणवि उधलद्ध जोएहमुबदेस । 
सो सब्णदुक्खमोक्ख पावदि झचिरेण कालेण ॥६५१॥। 
भावार्थ - जो जिनेन्द्र के उपदेश को पाकर राग द्वेष, मोह को नाश 
कर देता है वह शीघ्र ही सर्व ससार के दु खो से हटकर मुक्त हो जाता है । 
दव्यं सहावसिद सदिति जिणा तच्लदो समक्खादों । 
सिद्ध तथ झ्रागमदो, णेच्छदि जो सो हिं परसमग्रो ॥॥७-२॥। 
भावार्थ :- द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है | सत्रूप है ऐसा जिनेन्द्र ने तत्त्व- 
रूप से कहा है, श्रागम से भी यही सिद्ध है ऐसा जो नही मानता है वह नियम 
से मिथ्यादृष्टि है । 
समवेदं खलु दव्यं संभवठिदिणाससण्णिव्ट है । 
एकम्सि चेव समये तम्हा दव्यं खु तस्तिदयं ॥११-२॥ 
:मायार्थ -- हरएक द्रव्य एक ही समय मे उत्पाद व्यय प्रौव्य भावो से 
एकमेक है । इसलिये द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप तीन प्रकार है । 
पाइुग्भववि य भ्रण्णो पज्ञाशो पज्जन्नो बयवि भ्रण्णो 
दण्वस्स तंपि बत्यं शेल पणट्टू ण उप्पण्ण ॥१२-२॥ 
भावार्थ -- किसी भी द्रव्य की जब कोई पर्याय या श्रवस्था पैदा होती 
है तब ही दूसरी पूर्व की शभ्रवस्था नाश हो जाती है तो भी मूल द्रव्य न नष्ट 
होता है न उत्पन्न होता है । पर्याय की श्रपेक्षा द्रव्य उत्पाद व्ययरूप है द्रव्य की 
भ्रपेक्षा भ्रव है । 
झादा कस्मम लिमसो परिणाम लहदि कम्मसंजुस । 
तखसो सिलिसदि कसम तम्हा कम्म तु परिणासों ॥३०-२॥। 
भावार्थ -- यह भप्रात्मा अनादिकाल से कर्मो से मलीन चला आया है 
इसलिये राग देष मोहरूप सयोग मय भाव को धारण करता है तब इन रागादि 


सम्यग्द्शन और उसका महात्म्य ] [ ३२३ 


भावों के निमित्त से पुद्गल कर्म स्वय बंध जाता है। इसलिए रागादि भाव ही 
भाव कर्म है या कर्मब्रधका रक भाव है । 
झादा कस्मसलिससो धारदि पाणों पुणो पुणो झ्ण्णो । 
ज॒ जहदि जाव मभमत्त वेहपधाणेसु बिसएसु ॥६१-२॥ 
भावार्थ - यह कर्मो से मलीन झ्रात्मा जब तक शरीरादि इन्द्रियो के 
विषयो मे ममत्व भाव को नहीं छोडता है, तब तक बार बार भ्रन्य भ्रन्य प्रारणों 
को धारता रहता है। भ्रर्थात्‌ एकेन्द्रिय से पत्चेन्द्रिय पयंत प्राणी होता रहता है । 
जो इम्वियादिविजई भवोय उवश्लोगमप्पग फादि। 
करम्मेहि सो ज रजदि किह त पाणा अणुचरंति ॥६२-२॥॥ 
भावार्थ - परन्तु जो कोई इन्द्रिय विषय व कषायो का विजयी होकर 
अपने शुद्ध चेतन्‍्यमय शुद्धोपयोग का ध्यान करता है भ्रौर से ही शुभ ब प्रशुभ 
कर्मो मे राग नही करता है उसको ये इन्द्रियादि दश प्राण किस तरह सम्बन्ध 
कर सकते है ”? प्रर्थात्‌ वह जन्ममरण से छूट ही जायेगा । 
रत्तो बन्धदि कम्म मुच्चदि कम्मेह रागर हिरदप्पा । 
एसो बंधसमासो जीबा्ण जाण जणिच्छयदो ॥॥६०-२॥। 
साधा :-- रागी जीव कर्मों को बांधता है, वीतरागी कर्मों से छूट 
जाता है, ऐसा बध तत्त्व का सक्षेप जीवों के लिए निश्चय से जानना चाहिये । 
झागमहीणोी ससणों णेबप्पाणं परं॑ वियाणादि । 
पग्रविजाणंतों प्रत्थे शवेदि कम्माणि किध भिफ्खू ।।५३-३।। 
भावार्थ - जो साधु आगम ज्ञान से रहित है, न अपने प्रात्मा को सर्व 
कर्मों से रहित शुद्ध जानता है झौर न पर पदार्थों को ही जानता है बह पदार्थों 
के भेद ज्ञान को न पाता हुभा किस तरह कर्मों का क्षय कर सकता है ? शास्त्र 
ज्ञान के द्वारा स्व पर पदार्थ का बोध होता है। इसलिए मुमुक्षु को शास्त्र का 
मनन सदा कत्त व्य है । 
ण हि प्राममेण सिज्कदि सहूहर्ण जदि ण ध्त्यि प्रत्वेसु । 
सहहमाणों भअ्त्ये झसंजदो था ण जिम्वादि ॥५७-३॥ 
भावार्थ -- जिसकी श्रद्धा जीवाजीयादि पदार्थों मे नहीं है, वह मात्र 
शास्त्रों के ज्ञान से सिद्धि नहीं पा सकता। तथा जो पदार्थों की श्रद्धा रखता है, 


३२४ ] | सहजसुख-साधनन 


परन्तु सयम को धारण नही करता है वह भी निर्वाण को नहीं पा सकता, 
शास्त्र ज्ञान यदि सम्यग्दर्शन सहित हो और तब सम्यक्‌ चारित्र को पाले वही 
मुक्त होता है । 
परमाणपमाण वा मुच्छा देहादियेसु जस्स पुणो। 
विज्जदि जदि सो सिद्धिगलह॒दि सव्वागमधरोवि |।५६-३॥ 
भावार्थ -- जिसकी शरीरादि पर द्रव्यों मे परमाणु मात्र भी जरा 
सी भी मूर्छा विद्यमान है वह सर्व आगम का ज्ञाता है तो भी मोक्ष नही पा 
सकता हैं । 
ण हवदि समणोत्ति मदो संजमतवसुन्तसपजुत्तो वि । 
जदि सहहदि ण प्रत्थे श्रादपधाणे जिणब्लादे ॥८५-३।॥ 
भावार्थ :-- जो कोई साधु सयमी हो, तपस्वी हो तथा सूत्रों का ज्ञाता 
हो परन्तु भ्रात्मा पदार्थों मे जिसकी यथार्थ श्रद्धा नही है वह वास्तव में साधु 
नही है । 


(४) श्री कुन्दकुन्दाचाय द्वादशानुप्रेक्षा मे कहते है - 


मिच्छत्त प्रविरमण कसायजोगा य ग्रासवा होति। 
पणपणचउ तियभेदा सम्म॑ परिकित्तिदा समए ॥॥४७॥ 
भावार्थ :- मिथ्यात्व भाव एकात आदि पाच प्रकार, अविरत भाव 
हिसादि पाच प्रकार, कषाय भाव क्रोधादि, चार प्रकार, योग मन, वचन, काय 
तीन प्रकार ये सब कर्मो के आश्रव के द्वार है, ऐसा श्रागम मे भली प्रकार कहा 
गया है । 
किण्हादितिण्णि लेस्साक्रणजसोक्खेसु गिद्धिपरिणामों । 
ईसाविसादभावोी प्रसुहूमणत्ति य जिणा वबेंति ॥५१॥ 
भावार्थ :- कर्मों के अनेक कारण अशुभ व शुभ मन, वचन, काय है 
सो यहा कहते है। कृष्णा, नील, कपोत तीन लेश्या के परिणाम, इन्द्रियो के सुख 
में लम्पटता, ईर्ष्या भाव, ग्रशुभ मन के भाव है ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है । 
रागो दोसो मोहो हास्सादो - गोकसाथप रिणामों । 
थूलो वा सुहुमो वा भ्रसहमणोलि य जिणा बेंति ॥५२॥ 


सम्यग्दर्शन भौर उसका महात्म्य | [ ३२५ 


भावार्थ :-- राग द्वेष, मोह, रति, प्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, 
पु वेद, नपु सक वेद सम्बन्धी परिणाम चाहे तीव्र हो या भन्‍्द हो प्रशुभ मन के 
भाव है ऐसा जिनेन्द्र कहते है । 
भसिष्छिरायचो रकहभो वयण वियाण असुहमिवि। 
बधणछेदणगमारणकिरिया सा भप्रसुहकायेशि ॥५३॥। 
भावार्थ - भोजन, स्त्री, राजा व चोर इन विकथाओ को कहना अशुभ 
वचन जानो, बाधना, छेदना, मारना झादि कष्टप्रद काम करना अशुभ काय की 
क्रियाए है । 
मोत्तण श्रसुहभावं पुव्बुसं णिरवसेसदो दव्यं । 
वदस मिदिसीलसंजमप रिणाम॑ सुहमण जाणे ।५४।॥ 
भावार्थ :- पहले कहे हुए सर्व अशुभ भावों को व द्रव्यों को छोडकर 
जो परिणाम प्रहिसादि ब्रत, ईर्या झ्रादि समिति, शील, सयम मे श्रनुरक्त हैं 
उनको शुभ मन जानो । 
ससारछेदका रणवयर्ण सुहवयणमिदि जिणहितु । 
जिणदेवादिसु पूजा सुहकायंत्ति य हुवे थेट्टा ॥॥५५॥। 
भावार्थ :- जिन वचनो से ससार के छेद का साधन बताया जावे वे 
शुभ बचन है ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है । श्री जिनेन्द्र देव की पूजा, गुरु भक्ति, 
स्वाध्याय, सामायिक, सयम तथा दान श्रादि मे चेष्टा व उद्यम सो शुभ काय॑ है । 
सुहजोगेसु पवित्तोी सवरणं कुणदि भ्रसहजोगस्स । 
सुहजोगस्स णिरोहो सुद्ध बजोगेण संभवदि ॥।६३॥। 
भावार्थ :- शुभ मन, वचन, काय के योगो मे प्रवृत्ति करने से झअशुभ 
योगो के द्वारा आख्रव रुक जाता है तथा जब शुद्धोपयोग मे वर्ता जाता है तब 
शुभ योगो का भी निरोध हो जाता है - पूर्णा सवर होता है । 
सद्ध वजोगेण पुणो धम्मं सुकक ले होदि ओवस्स । 
तम्हा॑ संबरहेदू फाणोसि विचितये णिच्षय ॥६४।। 
भावार्थ :- शुद्धोपपोग से ही इस जीव के धर्मध्यान व शुक्‍्लध्यान होता 
है । इसलिये कर्मो के रोकने का कारण ध्यान है ऐसा नित्य विचारना चाहिये । 


3२६ | [ सहजसुख-साधत 


(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य दर्शन पाहुड मे कहते है - 
इंसजभट्टा भट्टा दंसमभटूस्प णत्यि णिव्वाणं। 
सिज्कति जरियभट्टा दंसणभट्टा ण॒ सिज्कति ॥ ३े।। 
भावार्थ :- जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट है वे ही भ्रष्ट है। क्योकि सम्यर- 
दर्शन से भ्रष्ट जीव को कभी निर्वाणा का लाभ नही हो सकता है । जो चारित्र 
से भ्रष्ट है परन्तु सम्यक्त से भ्रष्ट नही है वे फिर ठीक चारित्र पालकर सिद्ध 
हो सकंगे परन्तु जो सम्यग्दर्शन से अ्रष्ट है वे कभी भी सिद्धि न प्राप्त करेगे । 
छह वष्य णव पयत्या पंचत्थी सत्त तथ्य णिटहिट्टा । 
सदृबहदद॒ताण रूद सो सदिवट्टी मुणेयव्यों ॥१६॥ 
भावाथ - जो जीवादि छः द्रव्य, पात्र अग्रस्तिकाय, जीव तत्त्व आझादि 
सात तत्त्व व पुण्य पाप सहित नव पदार्थ इन सब का यथार्थ स्वरूप श्रद्धान मे 
लाता है उसे ही सम्यग्दृष्टि जानना योग्य है । 
जीवादी सद्वहर्ण सम्मत्त जिणवरेंहिं पण्णत्त । 
ववहारा णिच्छयदो प्रप्पाणं हुबइ सम्पर्स ॥२०॥॥ 
भावार्थ - व्यवहारनय से जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन 
है परन्तु निश्चयनय से श्रपना आत्मा ही सम्यग्दर्शनरूप है या शुद्धात्मा ही मै 
हूं ऐसा श्रद्धान सम्यक्त है । यह बात जिनेन्द्रों ने कही है । 
(६) श्री कुन्दकुन्दाचाय मोक्षपाहुड मे कहते हैं - 
परदत्वादों दुशाइ सद्दव्यादों हु सरगई होई । 
इय णाऊण सदस्ये कुणह रई विरय इयर स्मि ॥१६॥ 
भावार्थ - पर द्रव्य भे रति करने से दु्गंति होती है। किन्तु स्वद्रव्य 
में रति करने से सुगति होती है ऐसा जानकर पर द्रव्य से विरक्त होकर स्व- 
द्रव्य मे प्रेम करो । 
मिच्छत प्रण्णाणं पाव॑ं पुण्ण चएवि तिविहेण । 
मोणव्यएूण लोई जोयत्यो जोयए प्रप्पा ॥२८॥ 
भावार्थ :- मिथ्यात्व, भ्ज्ञान व पुण्य पाप को मन, वचन, काय द्वारा 
त्याग करके मौन ब्रत के साथ योगी ध्यान मे तिष्ठकर श्रपने शुद्ध आत्मा को 
ध्यावे । 


सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ] ([ ३२७ 


जीवाजीवविह्ली जोई जाणेइ जिणवरमएण | 
ते सब्णाणं भणियं पग्रवियत्यं सव्ववश्सीहि ॥।४१।॥ 
भाधार्थ - जो योगी जीव श्रौर भ्रजीव पदार्थ के भेद को जिनेन्द्र के 
मत के ग्रनुसार यथार्थ जानता है बही सम्यग्दशंन सहित ज्ञान है। वह निवि- 
कल्प आत्मानुभव है ऐसा सर्वेदर्शी जिनेन्द्रों ने कहा है । 
परमप्पय भझायतो जोई मुच्चेद्र मलदलोहेण । 
जावियदि णवं कसम णिहिटठट जिणवरिदेहि ।४८।॥ 
भावार्थ :-- परमात्मा को ध्याता हुआ योगी पाप बध कारक लोभ से 
छूट जाता है । उसके नये कर्म का झाश्चव नहीं होता है। ऐसा जिनेन्द्रो ने 


कहा है । 
देव गुरुस्मिय भसो साहस्मिय सजवेसु अ्रणुरत्तो । 


सम्मत्तमुच्बहंतो काणरहझो होई जोई सो ॥५२॥। 
भावार्थ .- जो योगी सम्यग्दर्शन को धारता हुझ्ना, देव तथा गुरु की 
भक्ति करता है साधर्मी सयमी साधुझ्रो मे प्रीतिमान है, वही ध्यान में रुचि 
करने वाला होता है । 
गहिऊण य सम्मसं सुणिम्मल सुरगिरीव णिक्कप | 
त॑ जाणे भाइज्जइ सावय ! वबुस्खक्खयट्राए ॥८६॥। 
भावार्थ :-- हे श्रावक ! परम शुद्ध सम्यग्दर्शन को ग्रहण कर मेरु 
पर्वतवत्‌ उसे निष्कम्प रखकर ससार के दु खो के क्षय के लिये उसी को ध्यान 
में ध्याया कर । 
सम्मतस जो भझायइ सम्माइट्ठी हवेइ सो जोवो । 
सम्मत्तपरिणदों उण खबेद दुट्ठट्ठकस्माणि ।।८७॥। 
भावार्थ :- जो जीव निश्चय सम्यक्त प्रात्मा की दृढ श्रद्धा को ध्याता 
है वही सम्यग्दृष्टि है । जो कोई ग्लात्मानुभव रूप सम्यक्त में रमण करता है सो 
दुष्ट झाठ कर्मो को क्षय कर देता है । 
कि बहुणा भणिएजं जे सिद्धा णरवरा गए काले । 
सिज्मिहृहि जे वि भविया तं आणइ सम्मसाहप्पं ।८५॥। 
भावार्थ :- बहुत क्‍या कहे, जो महात्मा भूतकाल में सिद्ध हुए हैं व 
झागामी काल में सिद्ध होगे सो सब सम्यग्दर्शन का महात्म्य है ऐसा जानो । 


इेरेंद ] [ सहजसुख-साधन 


ते घण्णा। सुकयत्या ते सूरा ते वि पंडिया मणवा। 
सम्मस सिड्धियरं सिबिणे बिण मइहलियं जेहि ।।८६।। 
भावाथ :- वे ही धन्य है, वे ही कतार्थ है, वे ही बीर है, वे ही पंडित 
मानव हैं जिन्होने स्वप्न मे भी सिद्धि को देने वाले सम्यग्दर्शन को मलीन नही 
किया । निरतिचार सम्यग्दर्शन को पाकर प्रात्मानन्द का विलास किया शुद्ध 
सम्यवत्व झ्ात्मानुभूति ही है । 
हिसारहिए धम्मे ध्रद्ठारहदोसबण्जिए देवे । 
णिग्गंथे पब्ययणे सहृहण होइ सम्मस ॥॥६०॥। 
भाषार्थ -- हिस, रहित धर्म में, श्रठारह दोष रहित देव में व निग्न थ- 
मोक्ष मार्ग या साधु मार्ग में जो श्रद्धान है सो सम्यग्दशंन है । 
(७) श्री वट्टकेर भ्राचायं मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं .-- 
रागो दोसो सोहो इन्दियसण्णा य गारबकसाया । 
मणवयणकायसहिदा दु भ्रासवा होंति कम्मस्स ॥३८।। 
भावार्थ :- राग, द्वेष, मोह, पाच इन्द्रियो के विषय आहार, भय, 
मैथुन, परिग्रह, सज्ञा, ऋद्धि गारव, रस गारव, सात गारव व ऐसे तीन झ्रभि- 
मान व क्रोधादि कषाय तथा मन, वचन, काय कर्मों के ग्राने के द्वार है । 
हिसा विए्ह पर्चाह श्रासवदारेंहि भ्रासवदि पाव । 
तेहितो धुव विणासो सासबणावा जहू समुद्दे ॥४६।। 
भावार्थ :- हिसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाच आ्राश्नव के 
द्वार हैं। उनसे ऐसा पाप का आश्रव होता है, जिनसे सदा हा झ्रात्मा का ससार 
समुद्र मे नाश होता है । जेसे छेद सहित नौका समुद्र मे डगमगा कर ड्बती है । 
इ दियकसायदोसा णिग्थिप्पति सवणाणविणएहि। 
रज्ज्‌हि णिषण्पंति हु उप्पहगामी जहा तुरया ।॥५०॥॥ 
भावार्थ - ज॑से कुमार्ग मे जाने वाले घोड़ लगामो से रोक लिये जाते 
हैं वेसे ही तप, ज्ञान व विनय के द्वारा इन्द्रिय व कषाय के दोष दूर हो जाते हैं । 
संसतारे संसरंतन्‍्स लशोवसमगदस्स कम्मस्स । 
सब्बस्स थि होदि जगे तबसा पुण णिम्जरा विउला ॥।५५॥ 


सम्पगदर्शन भौर उसका महात्म्य ] [ ३२६ 


भाषा - ससार में भ्रमण करते हुए जब कर्मो का क्षयोपशम होता 
है तब इस लोक में स्व जीबों के एक देश निज्जरा होती है परन्तु तप करने से 
बहुत अ्रधिक कर्मो की निजंरा होती है । 
चिरकालमज्जिट पि य विहृणदि तबसा रयत्ति णाऊण । 
दुविहे तबम्सि णिकच्च भावेदव्योी हवदि श्रप्पा ॥५८॥ 
भाषार्थ -- चिरकाल के बाधे हुए कर्म रज तप के द्वारा धुल जाते है 
ऐसा जानकर दो प्रकार बाहरी भीतरी तप के द्वारा नित्य ही आत्मा की भावना 
करनी योग्य है । 
(८) श्री वट्टकेर स्वामी मूलाचार समयसार भ्रधिकार मे कहते है :-- 
सम्मसादों णाण णाणादों सव्वभाव उवलड्धी 
उवबलडद्धपयत्थोी पुण सेयासेथ. वियाणादि ॥१२॥ 
सेयासेयबविदण्हू उद्धददुस्सील सीलव होदि | 
सीलफलेणबभुदय तत्तो पुण लह॒दि णिव्वार्ण ॥१३॥ 
भाधषाथ -- सम्यग्दर्शन के होने पर सम्यग्ज्ञान होता है । सम्यग्ज्ञान से 
से पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है। जिसको पदार्थों का भेद विज्ञान है व 
हितकर व अ्रहितकर भावों को ठीक २ जानता है । जो श्रेय व कुश्रय को 
पहिचानता है, वह कुआरचार को छोड देता है, शीलवान हो जाता है, शील के 
फल से सम्पूर्ण चारित्र को पाता है । पूर्ण चारित्र को पाकर निर्वाण को प्राप्त 
कर लेता है । 
णाणविण्णाणसपण्णो . भाणज्भणतवेजुदो । 
कसायगारबुम्मुकको संसार॑ तरदे लहु ॥७७॥॥ 
भावार्थ - जो ज्ञान और चारित्र से सम्पन्न होकर ध्यान, स्वाध्याय व 
तप में लीन है तथा कषाय ब॒ग्रभिमान से मुक्त है, वह शीघ्र ससार से तर 
जाता है । 
(६) श्री वट्टकेरि स्वामी मूलाचार पचाचार में कहते है .-- 


णेहोउप्पिदगसस्स रेणुप्रो लग्गदे जधा भप्रगे। 
तह रागदोससिणेहो ल्लिवस्स कम्मं मुणेयव्य ॥३६॥। 


३३० ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ - जैसे तेल से चिकने शरीर पर रज लग जाती है, वेसे राग 
हंष रूपी तेल से लिप्त है उसके कर्म का बध हो जाता है । 
जं खलु जिणोवदिट्ठ तत्यिति भावदों गहणं । 
सम्मह सगणभावो तव्विवरीद॑ ज॒ मिच्छत्तम्‌ ।६८॥। 
भावार्थ - जैसे पदार्थ का स्वरूप जिनेन्द्र ने कहा है वे ही पदार्थ है 
ऐसा भावपूर्बक श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, इससे विपरीत मिथ्यादशेन है । 
जे श्रत्यपज्जया खल उबदिठठा जिणवरेंहि सुदणाणे । 
ते तह रोचेदि णरो दंसणविणयों हवदि एसो ॥१६६॥। 
भावार्थ :-- जो जीवादि पदार्थ जिनेन्द्रो ने श्र्‌ तज्ञान मे उपदेश किये है 
उनकी तरफ जो मानव रुचि करता है उसी के ही सम्यग्दर्शन की विनय 
होती है । 
(१०) श्री वट्टकेरि स्वामी मूलाचार पडावश्यक में कहते है - 
जिदकोहमाणमाया जिदलोहा तेण ते जिणा होति । 
हता अरि थे जम्म॑ प्ररहता तेणु वुच्चति ॥६४।॥। 
भावार्थ - जिसने क्रोध, मान, माया, लोभ कपायो को जीत लिया है 
वे जिन है। जिन्होने ससार रूपी शत्र्‌ को नाश कर दिया है वे ही श्ररहत है 
ऐसे कहे जाते है । 
झ्ररिहति वंदणणमसणाणि श्ररिहृति पूयसक्कार ।॥। 
श्ररिहति सिद्धिगमण श्ररहंता तेण उच्चति ।॥६५॥। 
भावार्थ - जो वदना व नमस्कार के योग्य है व जो पूजा सत्कार के 
योग्य है तथा जो सिद्ध होने योग्य हैं उनको अभ्ररहत ऐसा कहते है । 
सब्ब केवलकप्प लोग जाणंति तह य पस्सति । 
केवलणाणचरित्ता तहा ते केबलो होंति ॥६७।। 
भावार्थ :-- क्योकि श्री भ्ररहत भगवान केवलज्ञान के विषय रूप सर्व 
लोक भ्रलोक को देखते जौनते है व केवलज्ञान मे ही श्राचरण कर रहे है इसलिये 
वे केवली होते है । 
मिच्छसवेदणीय णाणावरणं चरिसमोहूं च। 
तिबिहा तमाह मुक्का तहा ते उत्तमा होंति ॥६८॥। 


सम्यग्दश्शन और उसका महात्म्य ] [३३१५ 


भावायें - क्योकि प्ररहत भगवान ने मिथ्यात्वमय श्रद्धान को, 
शानावरणा को, चारित्र मोह को इन तीनो को त्याग कर दिया है, इसलिये वे 
उत्तम है। 
भत्तीए जिणवराणं लोयदि ज॑ पृव्वसलियं कम्म । 
ध्रायरियपसाएण य विज्जा मंता य सिज्कति ॥७२।। 
भावार्थ - श्री जिनेन्द्रो की भक्ति से पूर्ष सचित कम क्षय हो जाते 
है । झ्राचार्य की भक्ति से व उनकी कृपा से विद्याए व मन्त्र सिद्ध हो जाते है । 
जे दव्वपज्जया खलु उबदिट्वा जिणबरेहि सुदणाणे। 
ले तह सहृहदि जरो दसणविणश्रोसि णादव्बों ॥८८॥। 
भावार्थ :- जो द्रव्यों की पर्याये जिनेन्द्र ने श्रुतज्ञान मे उपदेश की है 
उनको जो श्रद्धान करता है, वह दर्शन विनय है ऐसा जानना योग्य है । 


(११) श्री समन्तभद्वाचाय रत्नकरण्ड मे कहते है :-- 
श्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपो भृताम्‌ । 
ज्िमुढ़ापोढमष्टाडू. सम्यग्दर्गनसस्मयम्‌ ॥४।॥॥ 
भावार्थ - सत्यार्थ देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । 
वह नि शकितादि आठ अग सहित हो, लोक मूढता, देव मूढता, गुरु मृढता 
रहित हो तथा जाति, कुल, धन, बल, रूप, विद्या अ्रधिकार तप इन ञ्राठ मदो 
से रहित हो । 
सम्यरदर्शनसम्पन्नमपि सातड़देहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्भेस्मगरृढाड्भारान्तरोजसम्‌ ॥२८॥। 
भावार्थ :- सम्यग्दर्शन सहित एक चाडाल को भी गणधर देवो ने 
माननीय देव तुल्य कहा है । जैसे भस्म मे छिपी हुई भ्रग्नि की चिनगारी हो । 
आ्रात्मा उसका पवित्र हो गया है, किन्तु शरीररूपी भस्म मे छिपा है । 
गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नेब सोहवान्‌ । 
झानगारो गृही श्रेयान्‌ निर्मोहो मो हिनो सुने: ।३३॥। 
भावार्थ :- जो सम्यग्दृष्टि गृहस्थ है, वह मोक्ष मार्ग पर स्थिर है, 
जबकि भिथ्यादृष्टि मुनि मोक्षमार्गी नही है । इसलिये सम्यग्दृष्टि गृहस्थ मिथ्या- 
दृष्टि मुनि से श्रेष्ठ है । 


३३२ ) [ सहजसुख-साधन 


न सम्पकत्वसमं किड्चत्त्रकाल्ये त्रिजगत्यपि। 
श्रेयोइभेयशण मिश्यात्वसम नान्यसमूभृताम्‌ ।। ३े४।। 
भावार्थ :- तीन लोक व तीन काल में सम्यग्दर्शन के समान प्राणियों 
को कोई कल्याणकारी नही है । इसी तरह मिथ्यादर्शन के समान कोई अहित- 
कारी नही है । 
सम्यग्दर्शशशुद्धा/ नारकतियंड नपु सकत्त्रीत्वानि । 
दुष्कुल विकृताल्पायुद रिद्रता च॒ ब्रजन्ति नाप्यवतिका ॥३५॥ 
भावाथ :-- शुद्ध सम्यग्दष्टि व्रत रहित होने पर भी नारकी पशु, 
नपु सक स्त्री, नीचकुली, विकलागी, अल्प आयु धारी तथा दरिद्री नहीं पैदा 
होते हैं । 
(१२) श्री शिवकोटि आ्राचा्य भगवती आराधना मे कहते है - 
श्ररहतसिद्धचेइय, सुदे य धम्मे य साधुवरंगे य। 
ब्रायरियेस॒वज्का, एसु पथरयणे दसणे चावि ॥४६॥ 
भर्ती पूया वण्णज-, णण चू णासणमवण्णवादस्स । 
श्रासादणपरिहारो, दसणविणश्रो. समासेण ।।४७॥। 
भावार्थ - श्री अरहंत भगवान, सिद्ध परमेप्ठी, उनकी मूर्ति, द्वादशाग 
श्रुत, धर्म, साधु समूह, आचार्य, उपाध्याय, प्रवचन और सम्यग्दर्शन इन दस 
स्थानों मे भक्ति करना, पूजा करना, गुणों का वर्गान करना, कोई निन्‍्दा करे 
तो उसको निवारण करना, अविनय को मेटना यह सब सक्षेप में सम्यग्दर्शन 
का विनय है । 
णगरस्स जह दुवार, मुहस्स चकजू तरुस्स जह मृलम । 
तहू जाण  सुसम्भल, णाणचरणवोी रियतवाणम्‌ ॥७४०॥। 
भावार्थ :-- जैसे नगर की शोभा द्वार से है, मुख की शोभा चक्षु से है, 
वृक्ष की स्थिरता मूल से है, इसी तरह ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य की शोभा 
सम्यग्दर्शन से है । 
सम्मत्तस्य य लम्भो तेलोक्कस्स य हवेज्ज जो लम्भो । 
सम्महसणग लम्भो, वर खु तेलोक्कलभादों ॥७४६।॥। 
लद॒धूण य तेलोक्क, परिवड़दि परिमसिदेण कालेण। 
लद्धूण य सम्मत्त, अक्लयसोक्ख लहृदि मोक्‍्ल ॥॥७४७॥ 


सम्यग्दशंन और उसका महात्म्य ] [ ३३१३ 


भावार्थ :- एक तरफ सम्यग्दर्शन का लाभ होता है तो दूसरी तरफ 
तीन लोक का राज्य मिलता है तो भी तीन लोक के लाभ से सम्यग्दर्शन का 
लाभ श्रेप्ठ है। तीन लोक का राज्य पाकर के भी नियत काल पीछे वहा से 
पतन होगा और जो सम्यग्दर्शन का लाभ हो जायेगा तो ग्रविनाशी मोक्ष के 
सुख को पायेगा | 
विधिणा कदस्स ससस-, स्स जहा णिप्पादय हुवदि बास । 
तह झ्रहादियभत्तो, जाणचरणदंसणतवाण्णं ॥॥७५५॥। 


भावार्थ :-- विधि सहित बोए हुए श्रन्न का उत्पाद जैसे वर्षा से होता 
है वेस ही अरहत आदि की भक्ति से ज्ञान चारित्र सम्यक्त व तप की उत्पत्ति 
होती है । 
जो भ्रभिलासो विसए-, सु सेण णय पावए सुहूं पुरिसो । 
पावदि ये कम्सबध, पुरिसो विसयाभिलासेण ॥१८२७॥ 
भावार्थ - जो पुरुष पाच इन्द्रियों के विषयों मे अभिलाषा करता है 
वह आत्ममुख को नहीं पा सकता है । विषयो की अ्रभिलाषा से यह पुरुष कर्म 
का बध करता है । 


कोहि डहिज्ज जह च-, दण णरो दारुगं थ बहुमोल्ल । 
णासेइ  सणुस्सभवं, पुरिसों तह॒ विसयलोभेण ॥१८२८॥ 
भावार्थ - ज॑से कोई मानव बहु मूल्य चन्दन के वृक्ष को लकडी या 
ईंधन के लिए जला डाले तंसे ही श्रज्ञानी पुरुष इन्द्रिय विषयो के लोभ से इस 
मनुप्य भव को नाश कर देता है । 


छड़िय रण्णाणि जहा, रमणहोीवा हरिज्ज कट्ठाणि । 
माणुसभवे वि छड़िय, धस्मं भोगेईइभिलसदि तहा॥१८२६॥ 
भावार्थ :- ज॑से कोई पुरुष रत्नद्वीप मे रत्नो को छोडकर काप्ठ को 
ग्रहण करे वंसे ही इस मनुष्य भव में अज्ञानी धर्म को छोडकर भोगो की अ्रभि- 
लाषा करता है । 
गंतूण णंदणवर्ण भ्रमियं छड़िय विस जहा पियद । 
माणुसभवे वि छंडिय, धम्म भोगेईइभि७छसदि तहा ॥१८३०।॥। 


३३४ ) | सहजसुख-साधन 


भावार्थ :-- ज॑से कोई पुरुष नदन वन में जाकर ग्रमृत को छोड विष 
पीवे वसे ही प्रज्ञानी इस मनुष्य भव में धर्म को छोडकर भोगो की अभिलाषा 
करता है । 
गुत्तिपरिखाहि गुत्त, सजममणयरं ण कम्मरिउसेणा | 
बंधेद ससुसेणा, पुर व परिखार्दिहि सुगुत्त ॥१८३८॥। 
भावार्थ :- जेसे खाई कोट से रक्षित नगर को शत्रु की सेना भग नही 
कर सकती है वंसे तीन गुप्ति रूपी खाई कोट से रक्षित सयम नगर को कर्म रूपी 
वेरी की सेना भग नहीं कर सकती है । 
प्रमुयंतो सम्मस, परीसहचमुक्करे उदीरंता । 
णेण सदी मोत्तव्या, एत्य हु श्राराधणा भणिया ॥१८४२॥ 
भावार्थ :- परीषहो की सेना समूह आने पर भी ज्ञानी को सम्यग्दर्शन 
को न छोडते हुए भेद विज्ञान की स्मति को नही छोडना चाहिये । 
डहिऊण जहा प्रग्गी, विद्ध सदि सुबहुग पि तणरासों । 
विद्ध सेदि तबग्गी, तह कम्मतण सुबहंग पि।॥१८४६।॥। 
भावाथ -- जैसे भ्रग्नि आप ही जलकर बहुत तृणा के ढेर को जला 
देती है वेसे ही तप रूपी अग्नि बहुत काल से सचित कर्मो को जला देती है । 
धादुगदं जहू कणयं, सुम्कूइ धम्मतमग्गिणा सह॒दा । 
सुस्कभइ तवस्गिधम्सो, तह जीवों कम्मधादुगदों ॥१८५१॥ 
भावार्थ :-- जसे पाषाण मे मिला हुआ सोना महान अग्नि से धमा 
हुआ शुद्ध हो जाता है वेसे कर्म धातु से मिला हुआ जीव महान्‌ तपरूपी भ्रग्नि 
मे धमा हुआ शुद्ध हो जाता है । 
एवं पिणड्सवर-, वम्मो सम्मसवाहुणारुढ़ो। 
सुदणाणमहाधणुगो,. काणा दितवोमयसरे हैं ॥|१८५३॥। 
सजमरणमभुमोए, कस्मारिजम्‌ पराजिणिय सब्ब । 
पावदि सजयजोहो, श्रणोगम मोक्खरज्जसिरि ॥१८५४।॥ 
भावार्थ :- इस तरह जो कोई सयमी योद्धा सवर रूपी बख्तर पहनकर, 
सम्यग्दर्शन रूप वाहन पर चढा हुआ श्रुतज्ञान रूपी महा धनुष द्वारा ध्यातमयी 
तप के बाणों को सजम रूपी रणभूमि में कर्मरूप वैरी पर चलाकर सर्व कर्म 
की सेना को जीत लेता है वही अनुपम मोक्ष की राज्यलक्ष्मी को पाता है । 


सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य | [ ३३४ 


(१३) श्री गुरभद्वाचार्य भ्रात्मानुशासन में कहते है - 
सर्व: प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात्‌ सा सर्वकर्मक्षयात्‌ । 
सदृवृत्तात्स च तच्य वोधनियतं सोप्यागमात्‌ स श्रुते' ॥ 
सा चाप्तात्स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेप्यत- 
स्‍्त युक्त्या सुविचार्य सवंसुखद सनन्‍्तः अयम्तु श्षिये ।६॥ 
भावार्थ :- सर्व जीव सच्चे सुख को शीघ्र चाहते है। सो सुख सर्व कर्मों 
के क्षय से होगा । कर्मो का क्षय सम्यक्चारित्र से होगा । चारित्र सम्यग्शान 
पर निर्भर है। सो ज्ञान आगम से होता है । झागम श्री जिनवाणी के उपदेश 
के आधार पर है । यह उपदेश अरहत आप्त से मिलता है। आझ्ाप्त वही यथार्थ 
है जो रागादि दोषो से रहित हो । इसलिए सत्पुरुष भली प्रकार विचार करके 
सुख रूपी लक्ष्मी के लिए सच्चे देव की शरण ग्रहण करो । 
शमबोधब॒त्ततपसा पाधाणस्पेव गौरव पुसाः । 
पृथ्य महामणेरिय तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम्‌ ॥१५।। 


भावाय :- शात भाव, ज्ञान, चारित्र, तप इन सबका मल्य सम्यक्त के 
बिना ककड पत्थर के समान है। परन्तु यदि इनके साथ सम्यग्दर्शन हो तो 
इनका मूल्य महामरि के समान श्रपार है । 
प्रस्त्थात्मापस्त मिता दिबस्थनगतस्तद्न्धनान्याखय - 
स्‍ते फक्रीधादिकृता. प्रमादअनिता. क्रोधादयस्सेउ्बतात । 
मिथ्यास्थवोप चितातू स एवं सम: काला दिलब्धो क्यखित्‌- 
सम्पक्स्वश्षतवक्षताइकलुषताध्योगे: ऋमास्सुख्यते ।॥२४१॥। 
भावार्थ - भ्रात्मा है सो प्ननादि काल से बधा है। कर्मों का बंध 
ग्राश्नवों से होता है, आश्रव क्रोधादि से होता है, क्रोधादि प्रमाद से होते है, 
प्रमाद हिसा ग्रादि पाच श्रत्रतो से होता है, ये भ्रव्रत मिथ्यादर्शन से पुष्ट होते 
हैं इस ही मिथ्यादर्शन से यह आत्मा मलीन है, काल आदि की लब्धि पाकर 
जो सम्यर्दर्शन, चारित्र, विवेक, कषाय रहितपना पावे तो यह अनुक्रम से मुक्त 
हो जावे । 


(१४) श्री देवसेनाचाय तत्त्वसार मे कहते है - 


३३६ | [ तहजसुल-साधन 


मणवयणकायरोहे रुज्भाइ कम्माण प्रासवों णूणं । 
चिरबद्ध' गलइ सइ फलरहियं जाइ जोईण॑ ॥३२॥ 
भावार्थ :- मन, वचन, काय को रोक लेने पर नियम से कर्मों का 
आराश्वव रुक जाता है तथा चिरकाल के बधे हुए कर्म फल रहित होकर योगी की 
आ्रात्मा से स्‍्वय निकल जाते है । 
लहइ ण भव्वों मोक्‍्ल जावइ परदव्ववावड़ों चित्तो । 
उम्गतवपि कुणंतो सु भावे लहु लहइ ॥।३२३॥। 
भावार्थ -- घोर तप करते हुए भी जब तक पर द्रव्यों मे मन लवबलीन 
है तब तक भव्य जीव मोक्ष नही प्राप्त कर सकता है किन्तु शुद्ध भाव मे लीन 
होने से शीघ्र ही मुक्त हो जाता हैं । 
परवव्य देहाई कुणइ मर्मात्त च जाम तस्सुवरि । 
परसमयरदों ताव वज्कदि कस्सेहि विविहेहि ॥।३४।॥) 
भावार्थ -- शरीर श्रादि पर द्रव्य है। जब तक यह जीव उनके ऊपर 
ममता करता हैँ तब तक वह पर पदार्थ मे रत बहिरात्मा हुँ श्रौर तब तक नाना 
प्रकार कर्मो से बधता हैं । 
रूसइ तुसइ णिच्च इन्दियविसये(ह संगग्नो मृढ़ो । 
सकसाझो अ्रण्णाणी णाणी एदो वु बिबरीदों ॥३५॥। 


भावार्थ - कपायवान श्रज्ञानी मूढ़ नित्य ही इन्द्रियों के विषयों को 
मनोज्ञ पाकर सतुष्ट होता है, भ्रमनोज्ञ पाकर क्रोधित होता है परन्तु ज्ञानी 
इससे विपरीत रहता है । 
ण मुणइ सग भाव ण परंपरिणमह मुणइ भ्रप्पाणं। 
जो जीवों संवरण णिज्जरण सो फुड भणिश्नो ॥५५॥ 
भावार्थ - जो जोव अपने शुद्ध आरत्मिक भाव को छोडता नही है तथा 
पर रागादि भावों मे परिणमता नही है श्र अपने प्रात्मा का अ्रनुभव करता 
है वही प्रगट रूप से सवर रूप और निज्जरा रूप कहा गया है । 


ण मरह तावेत्य मणो जाम ण मोहो खयंगओझो सब्वो । 
खीयति खीणमोहे सेसाणि ये घाइकम्माणि ॥॥६४।। 


पम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ] [ ३३७ 


भावार्थ :- जब तक सर्व मोह का क्षय नहीं होता है तब तक मन का 
मरगा नही होता है। मोह के क्षय होने पर शेप तीन घातीय कर्म भी क्षय हो 


जाते है । 
णिह॒ए राए सेण्ण जासइ सयमेव गलियमाहप्प॑ । 


तह ॒णिहयमोहराए गति णिस्तेसघाईणि ॥६५॥। 
भावार्थ *-- जसे राजा के मरने पर राजा की सेना प्रभा रहित होकर 
स्‍्वय भाग जाती है बसे ही मोह राजा के नाश होने पर सर्व घातीय कर्म जल 


जाते है । 
धम्माभावे परदो गमणं णत्थिति तस्स सिद्धस्स । 


झ्रत्थह ग्रणतकाल॑ लोयग्गणिवासिउः होठ ॥७०॥ 
भावार्थ .-- अलोकाकाश मे धर्म द्रव्य नहीं है इससे श्री सिद्ध भगवान 
का गमन लोक के बाहर नहीं होता है वे लोक के प्रग्न भाग मे श्रनन्‍्त काल तक 
निवास करते रहते है । 
सते थि धम्मदय्वे ग्रहों ण गरछइ तह य तिश्यि वा । 
उड़ढह गमणसहाभो सक्‍को जोबोी हुवे जम्हा ॥॥७१।॥ 
भावार्थ - लोक मे सर्वत्र धर्म द्रव्य होते हुए भी मुक्त जीव न नीचे 
जाता है न ग्राठ दिशाओं मे जाता है किन्तु ऊपर को ही जाता है वयोकि जीव 
का ऊध्वे गमन स्वभाव है । 
(१५) श्री योगेन्द्रदेव योगसार मे कहते है .-- 
मग्गणगुणठाणइ कहिया बवहारेण बि बविट्टि । 
णिष्छह्णद भ्रप्पा मुणह॒ जिम पायहू परमेट्टि ॥॥१७॥। 
भावार्थ - चौदह मार्गगा व चौदह ग्णस्थान व्यवहार नय से जीब 
के कहे गए है । निश्चय नय से ग्रात्मा को इनसे रहित ध्याग्नो जिससे परमेष्ठी 
पद की प्राप्ति हो सके । 
णिच्छइ लोयपमाण भुणि वजहारइ सुसरीरु। 
एहउ भ्रप्पसहाउ मुणि छह पावहु भवतीर ॥।२४॥। 
भावार्थ - निश्चय नय से यह श्रात्मा लोक प्रमाण श्राकारधारी है 
परन्तु व्यवहार नय से श्रपने शरीर के प्रमाण है, ऐसे श्रात्मा के स्वभाव का 
मनन करो जिससे शीघ्र ही ससार सागर के तट पर पहुंच जा । 


शे३े८ ] [ सहजसुख-साधन 


चठरासोलक्खलहु फिरिउ काल झजाह अणंतु । 
पर सम्मत्त ण लड़, जिउ एहुउ जाणि जिभतु ।॥२४५॥। 
भाषा :-- यह जीव प्रनादिकाल से अनन्त काल हो गया चौरासी लाख 
योनियो मे फिरता चला आ रहा है क्योकि इसको सम्यग्दर्शन का लाभ नहीं 
मिला, यही बात बिना अआ्राति के जानो । सम्यक्त रत्न हाथ लग जाता तो भव 
मे न भ्रमता । 


पुण्णि पाथइ सग्ग जिय पावदइ णरयणिवासु । 
दे छंंडिवि हृ्पा मणइ तउ लग्भइ सिवदासु ॥३२।। 
भावार्थ :-- पुण्यबंध से जीव स्वर्ग मे जाता है, पाप बध से नरक में वास 
पाता है । जो कोई पुण्य पाप दोनो से ममता छोडकर अपने झात्मा को ध्याता 
है वही मोक्ष मे वास पाता है । 
छह॒दव्वह जे जिणक हिप्रा णव पयत्य जे तत्त 
बवहारें जिणउत्तिया ते जाणियहि पयत्त ॥३५॥ 
भावार्थ ;- श्री जिनेन्द्र ने जो छ द्रव्य तथा नौ पदार्थ कहे है उनका 
श्रद्धान व्यवहार नय से सम्यक्त भगवान ने कहा है उनको प्रयत्न पूर्वक जानना 
योग्य है । 
तित्यहु देउलि देउ जिणु सब्ब वि कोई भणेह । 
देहादेडउलि जो मुणइ सो बुंह को वि हवेह ॥४४॥ 
भावार्थ :- तीर्थ स्थान मे व देवालय मे श्री जिनेन्द्र देव है ऐसा सब 
कोई कहते हैं । परन्तु जो अ्रपने शरीर रूपी मदिर मे भ्रात्मा देव को पहचानता 
है वह कोई एक पडित है । 


झाउ गलइ ण वि सणु गलइ ण वि झ्रासाहु गलेइ । 
मोह फुरइण वि प्रप्पह्ठिटउ इस ससार भमेइ ॥।४८॥ 
भावार्थ :- आयु तो गलती जाती है। परन्तु न तो मन गलता है न 
झ्राशा तृष्णा गलती है। मोह की गहलता भलक रही है । इससे यह प्राणी 
झात्म हित नही करता हुआ इस ससार मे भ्रमण किया करता है । 


जेहउ मणु विसयह रमइ तिम जे प्रप्प मुणेइ । 
जोइउ भणइ रे जोइह लहुणिव्बाण लहेइ ॥४६॥ 


सम्यग्दशन और उसका महात्म्य ] [३३६ 


भावार्थ :-- जैसा यह मन इन्द्रियों के विषयों मे रमता है बैसा यदि 
प्रपने आत्मा के भश्रनुभव मे रम जावे तो योगेन्द्रदेब कहते है कि हे योगी ! यह 
जीव शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर लेबे । 
जो पाउ वि सो पाउ मुणि सख्यु वि को वि मुणेह। 
जो पुण्ण वि पाउ विभणद सो बहु को वि हवेइ ॥७०॥। 
भावार्थ - जो पाप है सो पाप है, ऐसा तो सब कोई मानते हैं । परन्तु 
जो कोई पुण्य को भी पाप कहता है, ऐसा बुद्धिमान कोई ही होता है । 
जह बंधउ मुक्‍्कठ मुणहि तो बधिमहि णिभतु । 
सहजसरूधि जह रमइ तो पावह सिव सतु ॥॥८६॥ 
भावार्थ :- जो कोई ऐसा विकल्प करता है कि मै बँधा हू मुझे मुक्त 
होना है वह अवश्य बध को प्राप्त होता है। जो कोई सहज आत्म स्वरूप में 
रमरा करता है वही परम शात मोक्ष को पाता है । 
सम्माइट्रीजीवडह._ वृग्गइगमणु ण॒ होइ। 
जइ जाहइ वि तो दोस ण वि पुणच्चक्किउ खबणेह ॥॥८७।॥। 
भावायं - सम्यग्दृष्टि जीव का दुर्गति मे गमन नहीं होता हूँ । यदि 
पूर्वबद्ध आयु कर्म के योग से दुर्गंति जाबे भी तो दोष नहीं है, वह पूर्वक्ृत कर्मों 
का नाश ही करता है । 
झ्रप्पसरूवह जो रमइ छुड़बि सहुववहारु। 
सो सम्माइट्टरी हवइ रूह भवपार ॥८८॥ 
भावार्थ - जो सर्व व्यवहार को छोडकर एक आत्मा के स्वरूप मे 
रमणा करता है वही सम्यग्दृष्टि है, वह शीघ्र भव सागर से पार हो जाता है । 
जो सम्मतपहाण बृहु सो 6 रोय पहाण । 
केवलणाण वि सह लहई सासयसुक्ख णिहाणु ॥६०॥। 
भावार्थ :- जो पडित सम्यग्दर्शन में प्रधान है वह तीन लोक मे प्रधान 
है । वह शीत्र ही श्रविनाशी सुख के निधान केवल ज्ञान को भलका लेता है । 
जे सिद्धा जे सिज्कसिहि जे सिज्कहि जिण उस्तु । 
प्रष्पादंसण ते थि. फुड एहड जाणि णजिमतु ॥१०६॥ 


३४० | [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- जो सिद्ध हुए हैं व जो सिद्ध होगे व जो सिद्ध हो रहे है 
वे सब श्रात्मा के दर्शन से ही होते है ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है। इसी बात को 
बिना किसी भ्राति के जान । 


(१६) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन में कहते हैं - 
तापत्रयोपतप्लेम्थो भव्येस्थ शिव शर्मणे । 
तस्व॑ हेयमुपादेयभिति ह धाम्यधादसो ॥३।॥। 
माजाय्थ :- जन्म जरा मरण के ताप से दु खो भव्य जीवो को मोक्ष 
का सुख प्राप्त हो जावे इसलिये सर्वज्ञ ने हेय और उपादेय ऐसे दो तत्त्व 
बताए है । 
बन्धो निबन्धन चास्य हेयमिस्युपदर्शितं । 
हेय स्पाददु खसुखयोयंस्माद्वीजसिद द्वय ॥४॥ 
भावार्थ - कर्म बध शोर उसका कारगणा हेय तत्त्व या त्यागने योग्य 
तत्त्व कहा गया है क्योकि ये ही दोनो त्यागने योग्य सासारिक दु ख तथा सुख 
के बीज है। 
मोक्षस्तत्कारणं चेतदुपादेयमुदाहुत । 
उपादेयं सुख यस्मादस्मादा विभेविष्यति ॥।५॥। 
भावार्थ :- मोक्ष और उसका साधन उपादेय तत्त्व या शहणा करने 
योग्य तत्त्व कहा गया है क्योकि इसी ही से उपादेय मोक्ष सुख का प्रकाश होगा । 
तत्र बध: सहेतुम्यो य. सइलेय” परस्पर । 
जीवक्ंप्रवेशानां स॒प्रसिद्धश्चतुविध ॥६॥ 
भावार्थ - राग द्वेषादि कारणो से जीक्का और कर्म वर्गणाओ्रो का 
परस्पर सम्बन्ध होना सो बन्ध प्रकति प्रदेश, स्थिति अनुभाग से चार प्रकार 
का प्रसिद्ध है । 
स्युभिष्यादशनज्ञानचा रित्राणि समासत । 
बधस्य हेतवोष्स्यस्तु त्रयाणामेव बिस्तर' ॥८।। 
भावार्थ - बध के हेतु सक्षेप से मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्या- 
चारित्र है । इससे ग्रधिक जो कुछ कहना है सो इन्ही का विस्तार है । 


सम्यग्दर्शन ग्रौर उसका महात्म्य ] [ रे४१ 


स्पात्सस्थग्वशंनज्ञानचा रित्रत्रितयात्मकः । 
मुक्तिहेतुजिनोपश्॒ निज रासंवर क्रिया' ॥२४॥। 


भावार्थ - मोक्ष का साधन जिनेन्द्र भगवान ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, 
व सम्यक्चारित्र की एकता को कहा है । इसी से नवीन कर्मो का सवर होता 
है व पुरातन कर्मो की नि्जरा होती है । 
जीवावयो नवाप्यर्था ते यथा जिनभाषिता. । 
ते तथेवेति या श्रद्धा सा सम्यग्दशनं स्मृत ॥२५॥ 
भावार्थ :-- जीव, अजीव, झ्राश्रव, बन्ध, पुण्य, पाप, सवर, निजंरा, 
मोक्ष इन नव पदार्थों का ज॑ंसा स्वरूप श्री जिनेन्द्र ने कहा है वे उसी ही तरह 
है । ऐसी श्रद्धा उसको सम्यग्दर्शन कहते है । 
पुरुष पुदु्गल कालो घर्माधमाो तथांबर। 
षड़ विध #व्यमास्नात तत्र ध्येयतम पुमान्‌ ॥॥११७॥॥ 


भावार्थ :- जीव, पुदूगल, काल, धर्म, श्रधर्मं तथा श्राकाश छ प्रकार 
द्रव्य कहा गया है | उनमे ध्यान करने योग्य एक शुद्ध आ्रात्मा ही है । 
फर्म बंधन विष्वसावूध्य॑ ब्रम्यास्थभावत' । 
कणनेकेन मसुक्ततत्मा जगच्चडाग्रम॒ुछति ॥२३१॥ 
भावार्थ :- कर्मों के बन्ध क्षय हो जाने पर मुक्त श्रात्मा एक समय में 
ही स्वभाव से ऊपर को जाता है और लोक शिखर पर विराजमान हो जाता है । 


पुस संहारबिस्तारी संसारे कर्ममिभितो। 
मुक्तो तु तस्प तो नस्त क्षयासद्ध तुकमंणां ॥२३२॥ 


भावार्थ :-- ससार प्रवस्था में कर्मों के उदय के निमित्त से जीव के 
झ्राकार मे सकोच या विस्तार होता था, मुक्त होने पर सकोच विस्तार के कारण 
कर्मो का क्षय हो जाने पर आत्मा के प्रदेशों का सकोच विस्तार नही होता है 
जैसा अतिम शरोर से भ्रात्मा होता है वेसा आकार सिद्ध भगवान का स्थिर 
रहता है। 
तिष्ठत्पयेव स्वरूपेण क्षोणे कर्मणि पोरुष:। 
यथा मणिस्थहेतुम्यः क्षोणे सांसगिके मरे ॥२३६॥। 


शेढरे ] [ सहजसुख-स!धन 


भावार्थ - जब सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है तब श्रात्मा भ्रपने स्वरूप 
मे ही ठहरता है जेसे रत्न के भीतर से ससर्ग प्राप्त मल उसके हेतुओं से निकल 
जाने पर रत्न अपने स्वभाव मे चमकता है । 


(१७) श्री अमृतचंद्राचार्य पुरुषार्थंसिद्धथ पाय मे कहते है :- 
प१रिणमम्णो नित्य शानविवत्तरना दिसन्तत्या । 
परिणामानां स्देषां स भवति कर्सा व भोक्‍ता जे ॥॥१०॥ 


भावार्थ :-- यह जीव प्रनादिकाल से ज्ञानावरणादि कर्मो से मलीन है, 
उन कर्मों के द्वारा जिन विभावों मे यह प१रिणमन करता है उनका यह जीव 
झ्पने को कर्ता तथा भोक्ता मान लेता । 
जीवकृत परिणाम निमित्तमात्र प्रप्य पुनरन्ये। 
स्वयमेब परिणमन्ते<श्र पुद्गला. कमंभावेन ॥१२॥ 
भावार्थ -- जीव के राग द्वेपादि विभावों के निमित्त होते हुए अन्य 
कमेवर्गंणा योग्य पुदुगल स्वय ही ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन कर 
जाते है । 
परिणमसाणस्य चितश्खिदात्मकं' स्वयमपि स्वकर्भाव' । 
भवति हि निर्मिससातन्न पोौद्ग लिक कर्स तस्यापि।॥११३॥ 


भावार्थ -- यह जीव ग्राप ही अपने चेतन्यमयी रागादि भावों से जब 
परिणमन करता है तब वहा पुदगल कर्म का उदय निमित्त मात्र होता है। 
रागादि नैमित्तिक भाव हैं, जीव के स्वभाव नही है । 
एवमय. क्ंकृतेभविरसमाहितोषपि युक्त इब। 
प्रतिभाति बालिशानां- प्रतिभास: स खलु भवबीजम्‌ ॥१४॥।॥। 
भावार्थ :- इस तरह जो कर्मो के निमित्त से रागादि भाव होते है उन 
का आत्मा के साथ तादात्म्य सबध नही है। निश्चय से आत्मा उनसे भिन्न है 
तो भी शअ्नज्ञानी जीवों को यही प्रतीति मे श्राता है कि ये रागादि भाव जीव के 
ही है यही प्रतिभास अज्ञान है श्रोर ससार भ्रमण कारण है । 
जीवाजोबादीनां तस्वार्थानां सदेव करंव्यम्‌ । 
अद्धानं विपरीता+भिनिवेशविविक्तमात्मरूपं॑ तत्‌ ॥२२॥ 


सम्यग्दशंन और उसका महात्म्य | [ ३४३ 


भावार्थ :-- जीव और अजीव आदि तत्त्वों का श्रद्धान विपरीत श्रभि- 
प्राय रहित यथार्थ रूप से रखना चाहिये यही व्यवहार सम्यक्त है, निश्चय से 
यह सम्यक्त आत्मा का स्वभाव है । 
झसमग्र' भावयतो रत्सत््यमस्ति कर्संबन्धो या । 
सविपक्षकृतोधव5ए४ सोक्षोपायों मन बन्धनोपायः ॥२११॥॥ 
भावार्थ :-- जब साधक के रत्नत्रय की भावना पूर्ण नही होती हैँ, तब 
जो कर्मो का बन्ध होता है उसमे रत्नत्रय का दोष नही है । रत्नत्रय तो मोक्ष 
का ही साधक है, वह बध कारक नहीं है। उस समय जो रत्नत्रय भाव का 
विरोधी रागाश होता है वही बन्ध का कारण है । 
येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्थ बन्धर्न नास्ति। 
येनांशेन तु॒रागस्तेनांशेनास्थ बन्धन भवति ॥२१२॥। 
भावार्थ - जितने अ्रश सम्यग्दर्शन होता है उतने अ्श से बन्ध नहीं 
होता है । उसी के साथ जितना अ्रश राग का होता है उसी राग के श्रश से 
बन्ध होता हे । 
योगात्प्रदेशबन्ध स्थित्ब्रिन्धो भवति य कषायात्तु। 
दर्शनबोधचरित्र न योगरूप कवायरूपं॑ ज ॥२१५॥। 
भावार्थ :-- योगो से प्रदेश बध और प्रकृति बध होता है, कषायो से 
स्थिति बंध वे अनुभाग बध होता है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र न योगरूप है, 
न कपाय रूप है । इससे रत्नत्रय बध के कारण नही है । 


(१८) श्री अ्रमृतचद्राचाय नाटक समयसार कलश मे कहते हैं - 
एकत्वे नियतस्थ शुद्धनयतों व्याप्ततुयंदस्थात्मन:। 
पूर्णशानधनस्य दर्शनमिह॒व्रव्यान्तरेम्य: पृथक्‌।। 
सम्यग्वशंतमेतदेव लियसादात्मा ले तावानयम्‌ । 
तन्मुक्तनवतस्थसन्ततिसिमामात्मायमेकोपस्तु न: ।।६-१॥॥ 
भावार्थ - शुद्ध निश्वयनय की अश्रपेक्षा से भ्रपने इस श्रात्मा को जो 
प्रपने एक द्रव्य स्वभाव में निश्चल है, श्रपने स्वरूप में व्याप्त है व पूर्ण जान 
समूह है सर्व भ्रन्य द्रव्यों से भिश्न॒ देखना या अनुभव करना सम्यग्दशंत है । 
नियम से यही निश्चय सम्यग्दर्शन श्रात्मा का गुण है आत्मा मे व्यापक है, प्रात्मा 


३४४ ) [ सहजसुख-साधन 


जितना है उतना ही उसका गुगा सम्यग्दशेन है । इसलिये नव पदार्थों की परि- 
पाटी के विचार को छोडकर हमे एक अपना आत्मा ही ग्रहरा करने योग्य है । 

व्याप्यव्यापकता ततात्मनि भवेन्नेवातदात्मन्यपि । 

व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कत्‌ कर्म स्थिति. ॥ 

हत्युद्रामविवेकधस्मरमही भारेण भिन्‍द तभो। 

ज्ञानभूय तदा स एघ लसित' कत्‌ त्वशून्य पुम्तान्‌ ।।४-२१। 

भावार्थ - व्याप्य व्यापकपना तत्‌ स्वरूप में ही होता है ग्रतत्‌ स्वरूप 

में नही होता है । श्रर्थात्‌ गुणा गुरी में ही होता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य 
के साथ व्यापकपना नहीं होता है । इसलिये जीव का पुद्गल के साथ व्याप्य 
व्यापक सम्बन्ध नही है । ऐसे दृढ भेद विज्ञान रूपी महान तेज के भार से जब 
अतरंग का भअज्ञान मिट जाता है श्रर्थात्‌ अ्ज्ञान से जो आत्मा को पुद्गल का व 
रागादि का कर्त्ता मानता था वह शअज्ञान चला जाता हैँ तब यह सम्यग्दुप्टि जीव 
ज्ञानी होता हुआ परभाव के कर्त्तापने से रहित ही शोभता है । ज्ञानी को तब 
दुृढ निश्चय हो जाता है कि श्रात्मा मूल स्वभाव से पुदुगल का व रागादि का 
कर्त्ता नही है । रागादि भाव नेमित्तिक भाव है - आझात्मा स्वभाव स कर्त्ता 
नही है । 

झ्रात्मभावान्करोत्यात्मा परभावास्सदा पर । 

प्रास्मेव ह्यात्मनो भावा. परस्य पर एवं ते ॥११-३॥। 


भावार्थ :-- प्रात्मा अपने भावों को करता है, पर पदार्थ पर भावों का 
कर्त्ता है, सदा का यह नियम है | इसलिये आ्ञात्मा के जितने भाव है बह ग्रात्मा 
रूप ही है। पर के जितने भाव है वेपर रूप ही है । 
झ्रात्मा ज्ञान स्वय ज्ञान शानावस्यत्करोति कि। 
परभावस्य कर्सात्मा मोहोउय व्यवहा रिणाम्‌ ॥१७-३॥। 
भावार्थ - आत्मा ज्ञानमय है, स्वय ज्ञान ही है तब वह ज्ञान के सिवाय 
झौर क्या करेगा । यह आत्मा पर भावों का कर्त्ता है, यह व्यवहारी जीबो का 
कहना मात्र है । व्यवहार मे ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ने अशुभ भाव किये 
व शुभ भाव किये। निश्चय से ये सब भाव मोह कर्म के निमित्त से हुए है। 
झात्मा तो मात्र भ्रपने शुद्ध भाव का ही कर्ता है । 


सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ] [३४४ 


शानिनो ज्ञाननिव त्ता: सर्वे भावा भवन्ति हि। 
सर्वेप्प्यक्ञाननिव त्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥२२-३॥ 


भावार्थ -- ज्ञानी के सब ही भाव ज्ञान द्वारा किये हुए ज्ञानमयी ही होते 
है । अज्ञानी के से ही भाव भ्ज्ञान द्वारा किये हुए अज्ञान रूप ही होते हैं । 
सम्यग्दृष्टि ज्ञानी के विषयभोग सम्बन्धी भाव भी ज्ञान की भूमिका मे ही है 
जब कि भज्ञानी मिथ्यादृष्टि के ब्रत व तप के भाव भी ज्ञान की भूमिका में 
ग्रज्ञानमयी है । 
कर्म स्वमपि सर्वविदों यदबन्धसाधनमुशन्त्यविशेषात्‌ । 
तेन सर्वमपि तस्प्रतिषिद्ध ज्ञानमेव बिहिते शिवहेतु ॥॥४-४।॥। 
भावार्थ .- सर्वज्ञो ने कहा है कि सर्व ही शुभ व ग्रशुभ क्रिया काड 
सामान्य से बध का ही कारण है इसलिये सर्व ही त्यागने योग्य है। एक शुद्ध 
ही वीतराग आत्मज्ञान ही मोक्ष का कारण कहा गया है । 
निषिद्ध सर्वस्मिन्‌ सुकृतदुरिते कर्माणि किल। 
प्रवुसे ने कर्म्ये न लल मुनय. सन्त्यशरणा: ॥। 
तदा झाने ज्ञान प्रतिचरितसेयां हि शरण । 
स्वय विन्दन्य्येते परमसमृतं ततन्न निरता ॥५-४।॥ 


भावार्थ - मोक्षमार्ग मे शुभ कर्म व अ्रशुभ कर्म दोनो का गिषेध होने 
पर भी मुनि इन कर्मो से रहित अवस्था मे प्रवृत्ति करते हुए श्रश रण नही होते 
है | आत्मज्ञान का ज्ञान मे वतना यही उनके लिये शरण है । वे मुनि आत्मा- 
नुभव मे लीन रहते हुए परम ग्रानन्दामृत का स्वाद निरन्तर लेते है - निष्कर्म 
आात्मध्यान हो मोक्ष सार्ग है । 


वत्तं ज्ञानस्वभावेन शानस्थ भवन सदा। 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेष _ तत्‌ ॥७-४।॥। 


भावार्थ :- आत्मज्ञान के स्वभाव से वर्ततना सदा ही ज्ञान मे परिशणमन 
करता है क्योकि वहा एक प्रात्म द्रव्य का ही स्वभाव है इसलिये यही मोक्ष का 
साधन है । जब आत्मा आ्रात्मा मे ही वर्तता है - श्रात्मस्थ हो जाता है तब हो 
मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है । 


३४६ ।) [ सहजसुख-साधन 


ब॒त्त कमंत्वभावेन ज्ञानस्प भवनं न हि। 
द्रव्यान्तरस्वभावस्वान्मोक्षहेतुन॑ कम तत्‌ ॥॥८-४॥।॥। 
भावार्थ -- जब यह जीव पुण्य व पाप कर्म में बतंता है तब वहा आत्म 
ज्ञान मे बर्तन नही है । पर द्रव्य के स्वभाव मे रमणा करने के कारण कमं मे 
वरना मोक्ष मार्ग नही है । 
सम्पद्यते संबर एव साक्षाच्छद्धात्मतत्वस्थ किलोपलम्भात्‌ । 
स॒भिदविज्ञानत एवं तस्मात्तद्भेद विज्ञानमतीव भाव्यम्‌ ॥५-४॥ 
भावार्थ :- शुद्धात्मा का अनुभव होने से साक्षात्‌ कर्मो का आना रुक 
जाता है, सवर हो जाता है जब यह शुद्धात्मानुभव भेदविज्ञान से होता है इस- 
लिये भेद विज्ञान की भावना उत्तम प्रकार से करनी चाहिये । श्रात्मा को सर्वे 
रागादि से व कर्मादि से भिन्न मनन करना चाहिये ) 
सम्परहष्टेभेवति नियतं॑ ज्ञान बेराग्यशक्ति' । 
स्व वस्तुत्व कलग्रितुमय स्वान्यरूयाप्तिमुक्त्या ॥ 
यस्‍्माज ज्ञात्वा व्यक्तिकरमिद तत््वत स्व पर च। 
स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सवंतों रागयोगात्‌ ॥४-७॥ 
भावाय :- सम्यर्दृष्टि के भीतर नियम से आत्मज्ञान की तथा वैराग्य 
की शक्ति पैदा हो जाती है वह अपने स्वरूप की प्राप्ति व पर स्वरूप से मुक्ति 
के लिये अभ्रपने वस्तु स्वभाव की, अनुभूति का प्रेमी हो जाता है क्योकि उसने 
ग्रात्मा को व अनात्मा को तत्वदृष्टि से श्रलग २ जान लिये है | इसलिये वह 
सर्वे ही राग के कारग्यो से विरक्त रहता हुआ अपने आत्मा के स्वभाव में विश्राम 
करता है । 
सम्यस्टृष्टय एवं साहसमिद कर क्षमन्ते पर । 
मदज्ञ 5पि पतत्यमी भयचचलस्त्रेलोक्यभुक्ताध्यनि ।॥ 
सवसिव निसर्गनिर्भभगत्या शाद्भधा विहाय स्वयं । 
जानन्त स्वमवध्यबोधवपुषं घोधाच्च्यवन्ते न न हि ॥॥२२-७॥। 
भावार्थ :-- सम्यर्द्प्टि जीव बडे साहसी होते है। ऐसा वज्यपात पड 
कि जिसके होते हुए भयभोत हो तीन लोक के प्राणी मार्ग से भाग जावे तो 
भी वे सम्यक्ती महात्मा स्वभाव से निर्भय रहते हुए सर्व शकाश्रों को छोडकर- 


सम्पग्दर्शन भ्ौर उसका महात्म्य ] [३४७ 


तथा अपने आपको अविनाशी ज्ञान शरीरी जानते हुए आ्रात्मिक भ्रनुभव से व 
ग्रात्मज्नान से कभी पतित नहीं होते है । 


प्राणोच्छेदमुदाहर॒स्ति सरण प्राणा. किलस्यात्मनों । 

शान तत्स्वयमेव शाइवततया नोच्छिद्यते जातुचित्‌ ॥॥ 

तस्यातों मरणं न किझचन भवेत्तदमों. कुतो शानिनों । 

निशद्धू सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा बिदति ॥२७-७॥। 

भावार्थ :- प्रागो के वियोग को मरण कहते है। निश्चय से इस 

ग्रात्मा का प्रारा ज्ञान है । वह स्वय ही नित्य है । उसका कभी नाश होता ही 
नही तब उस ज्ञान प्राण का मरग्ग कभी नहीं हो सकता । इसलिये ज्ञानी को 
मरग्ग का भय नही होता है। वह निशक रहता हुआ सदा ही स्वय अपने 
सहज ज्ञान का स्वाद लेता है । 


सब सर्देव नियत भवति स्वकीय- 
कर्मोदयान्मरणजी वितदु खसोख्यम्‌ । 


अ्रश्ञानमेतदिहु यत्त, पर परस्य। 
कुर्यात्युमान्‌ मरणजी बितदु खसौरूपम्‌ ।।६-८॥ 


भावार्थ :-- सर्व को नियम से सदा ही अपने ही पाप पुण्य कर्मो के उदय 
से दुःख तथा सुख होता है । दूसरे ने दूसरे को मार डाला, जिलाय', या दु खी 
तथा सुखी किया ऐसा मानना अ्ज्ञान है। जब तक अपने आयु कर्म का छेद 
नही होता, म्रण नहीं हो सकता । अपने ही साता श्रसाता के उदय से सुख 
दुःख होता है । 
विश्वा द्विभक्तो5पि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वम्‌ । 
सोहैककम्दोषष्ययसाय. एबं. नास्‍्तोह येषां यतयस्त एवं ॥१०-८।। 


भावार्थ :-- यह झात्मा अन्य सर्व जगत के पदार्थों से भिन्न है तो भी 
जिस शभ्रज्ञान के प्रभाव से यह अपने को जगत के पदार्थो के साथ अभ्पनापना 
मानता है उस भ्रज्ञान का मूल कारण मोह का उदय है । जिन महात्माओों के 


भीतर यह पर को अ्रपना मानने का खोटा भ्रभिप्राय नही होता है वे ही सच्चे 
यति हैं । 


बेड ] [ सहजसुख-साधन 


न जातुरागादिनिमित्तभावसात्मा5पत्मनो याति यथाकंकान्तः । 
तरिमन्नविमित्त परसंग एव वस्तुस्वभावोध्यमुदेति तावत ॥।१२३-८॥ 


भावार्थ “- यह आत्मा अपने से कभी रागादिभावों मे परिणामन नहीं 
कर सकता । जैसे स्फटिक मरिग अपने से ही लाल, पीली, काली नही होती । 
जैसे स्फटिक को लाल, पीली, काली कातिवाली दीखने मे लाल, पीले काले 
डाक की सगति का दोष है वेसे आत्मा मे राग द्वेघादि विभावो मे परिणमने मे 
मोहनीय कर्म के उदय का दोष है। अकेले श्रात्मा मे कभी रागादि नही होते है । 


प्रनव रतमनन्तेवेध्यते सापराध , 

स्पृशति निरफ्राधों बन्धन नेव जातु। 
नियतसयमशुद्ध | सत्र भजन्सापराधों 
भवति निरपराघ' साधु शुद्धात्मसेबवी ॥८-६॥ 


भाषार्थ - जो परभाव या पर पदार्थ को अपनाता है वह अ्रपराधी 

ग्रात्ममावना से पतित होता हुआआ्आा अ्रनन्त कर्म वर्गणाओ्रों से बंधता है । परन्तु 
जो अपराधी नही है, स्वात्मा मे ही झ्रात्मापने का अनुभव करता है, वह कभी 
भी बध को नहीं प्राप्त होता है। श्रपराधी सदा अपने को अशुद्ध ही भजता है 
जब कि निरपराधी भली प्रकार अपने शुद्ध स्परूप की आराधना करता हुश्ना 
अबन्ध रहता है । 

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कमे 

जानाति केवलूमयं किल तत्स्वभाव | 

जानन्पर करणवेदनयो रभावा -- 

च्छद्स्वभावनियत स हि. मुक्त एवं ॥॥६-१०॥। 


भावार्थ -- सम्यरदृष्टि ज्ञानी न तो रागादि कर्मो को करता है न उन 
को भोक्ता हैं - वह मात्र उनके स्वभाव को जानता ही है | वह कर्ता व भोक्ता 
अपने स्वभाव रूप शुद्ध भावों का ही है, परभाव तो कर्मजन्य है, उनका कर्ता 
भोक्ता नही होता है । कर्ता भोक्तापना न करता हुझा व मात्र जानता हुझ्ना 
ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव मे निश्चल रहता हुआ अपने को पर से मुक्त रूप ही 
अनुभव करता है । 


धम्परदर्शन और उसका महात्म्य ] [३४८ 


विगरूंतु कस विधतरुफलानि सम भुक्तिमन्तरेणव । 
संचेतयेपहमचल चेतस्यात्मानमात्मानं ॥३७-१०॥ 
भावार्थ -- कर्म रूपी विष वक्षो के फल मेरे भोगे बिना ही गल जाओ । 
मै तो अपने ही निश्चल एक चेतन्यभाव को ढी भोगता हू । ज्ञानी ऐसा मनन 
करता है । 
व्यवहार विम्‌दृदृष्टय: परमसार्थ कलयन्ति नो अना. । 
तुषबोध विमुग्धबुद्ध, करूयतोह तुष न तदुलस्‌ ॥४६-१०॥। 
भावार्थ -- जो व्यवहार क्रिया काड मे ही मूढता से मग्न है वे मानव 
परमार्थ स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव नही कर सकते | जिनको चावलो की 
भूसी मे ही चावलो का ज्ञान है वे तुषो को ही पावेगे । उनके हाथ मे कभी 
चावल नही आ सकते है | व्यवहार धर्म केवल बाहरी सहकारी है । ञ्रात्मानुभव 
ही परमार्थ धर्म है । जो परमार्थ धर्म का श्रनुभव करते है वे ही शुद्धात्मा को 
पाते है । 
(१६) श्री अमितगति आचार तत्वभावना मे कहते है -- 
जीवाजीवपदार्थतत्व बिदुधोी. बंधाल्रवीं रु धत-। 
शबवत्संवरनिजरे विदयतो .मुक्तिप्रियं कांक्षत ॥॥ 
देहादे. परमास्मतत्वममल में पद्यतस्तत्वतो । 
धमंध्यानसभाधि शुद्धमभसस कार प्रयातु प्रभो ॥४॥ 
माथार्थ :-- सम्यक्ती ऐसी भावना भाता है कि हे प्रभो ! मै जीव और 
ग्रजीव पदार्थों के स्वरूप को ठीक ठीक जानता रह, बध और आख्रवो को 
रोकता रह , निरन्तर सवर और निर्जरा को करता रह, मुक्ति रूपी लक्ष्मी की 
आ्राकाक्षा रखता रह , तथा शरीरादि से निश्चय से मेरा परमात्मा स्वरूप शुद्ध 
तथा भिन्न है ऐसा अनुभव करता रहे । इस तरह शुद्ध मन से धमंध्यान और 
समाधिभाव मे मेरे जीवन का काल व्यतीत होवे । 
नरकग तिमशुद्ध: सुन्दर" स्वर्गंवासं। 
शिवपदमनवद्य याति शुद्ध रकर्मा ॥। 


स्फुटमिह परिणामंइलेतन पोष्यमाणे- 
रिति शिवपदकामेस्ते विधेया विशुद्धाः ॥७८॥ 


३५० | | सहजसुख-साधत 


भावाथ :- अ्रशुभ भावों से नरकगति होती है, शुभ भावों से स्वगंवास 
होता है, कम रहित यह जीव शुद्ध भावों से प्रशसनीय शिव पद को प्राप्त 
करता है यह बात प्रगट है, तब जो मोक्ष पद की काक्षा करते है उनको चंतन्य 
को पोपने वाले परिणामों के द्वारा शुद्ध भावों को ही रखना योग्य है । शुभ 
व अशुभ भावों से विरक्त होना उचित है । 
यो बाह्मार्थ तपसि यतते बाह्ममापशथ्वतेड्सो । 
यस्त्वात्मार्थ लघु स लभते पृतमात्मानसेव ।। 


न प्राप्यते क्कबन कलमा' कोद्रव रोप्यमाणे -- 
विज्ञायेत्थ. कुशलमतय कुर्यते स्वार्थमेव ॥८४।। 


भावार्थ :- जो कोई बाहरी इन्द्रिय भोगो के लिये तप करता है वह 
बाहरी ही पदार्थो को पाता है । जो कोई ग्रात्मा के विकास के लिये तप करता 
है वह शीघ्र ही पवित्र ग्रात्मा को ही पाता है कीदवों के बोने से कदापि चावल 
नही प्राप्त हो सकते, ऐसा जान कर प्रवीण बुद्धि बालों को आत्मा के हित में 
ही उद्यम करना योग्य है । 
भवति भविन सौल्य दुख पुराकृतकर्मण । 
स्फुरति हृदये रागो हू थ' कदाचन से कथम ॥| 
मनसि समता विज्ञायेत्य तयोविदधाति य. । 
क्षपयति सुधी पूर्णः पाप चिनोति न नूतनम्‌ ॥१०२॥ 
भावाथ .- ससारी प्रारिययों को पूर्व बाधे कर्मा के उदय के अनुकल 
सुख तथा दु ख होता है । मेरे मन में उनमे राग व द्वेंप कदापि भी नहीं प्रगट 
होता है । इस तरह जो कोई जानकर उन सुख व दुःख के होने पर समभाव 
को रखता है वह बुद्धि मान पूर्व सचित कर्मो का क्षय करता हे और नवीन कर्मों 
को एकत्र नही करता है । 
चित्रोपदबसकुलासुरुमला नि स्वस्थतां सस्सति । 
मुक्ति नित्यनिरतरोत्नतसुखामापसिभिवर्जिताम्‌ ॥। 
प्राणी कोषि कषायमों हितम तिर्नो तस्वतो बुध्यते । 
मुक्त्था मुवितमनुत्तमामपरथा कि ससृतो रज्यते ॥॥८१॥ 
भावाथ -- यह ससार नाना प्रकार के उपद्रवो से भरा है, भ्रत्यन्त मलीन 
है | आकुलताओो का घर है, इसमे स्वस्थपना नही है तथा मुक्ति नित्य निरन्तर 


सम्यग्दशेन अर उसका महात्म्य | [ ३५१ 


श्रेष्ठ श्रात्मिक सुख से पूर्णा है और सब श्रापत्तियो से रहित है । इस बात को 
कोई कषाय से मोहित बुड्धिवाला ही प्राणी यथार्थ न समभे तो न समझे भ्रन्यथा 
जो कोई बुद्धिमान है वह भ्रनुपम श्रंष्ठ मुक्ति को छोडकर इस अ्रसार ससार मे 
किस तरह राग करेगा ? 
(२०) श्री पद्मनदि मुनि एकत्वसप्तति में कहते है - 
सयोगेन यदा यात मत्तस्तत्सकल परम्‌ । 
तत्प रित्यागयोगेन मुक्तोइसिति में मति ॥। 
भावार्थ :- सम्यग्दप्टि ऐसा विचार करता है कि जिन जिन का सयोग 
मेरे साथ चला आया है वे सब भावकमं, द्रव्यकर्म, नौकर्म मुभसे भिन्न है । 
उनका मोह छोड देने से मै मुक्तरूप ही ह॒ ऐसी मेरी बुद्धि है । 
कि में करिष्यत करो शुभाशुभनिज्ञाचरों । 
रागद् षप रित्यागमोहमंत्रेण कीलितों ॥२८॥ 
भावार्थ :- सम्यग्दृष्टि विचारता है कि मैने रागद्वेष के त्यागरूप साम्य 
भाव महामत्र से शुभ व अ्रशुभ कर्म रूपी दुष्ट राक्षसों को कील दिया है तब 
वे मेरा वया बिगाड कर सकते है । जब मैने समताभाव धारगा किया है तब 
पुण्य, पापकर्म, उदय में श्राकर अपना फल भी दे तो भी मै उनसे आकुलित नहीं 
हो सकता हू । 


(२१) श्री पद्मनदि मुनि देशब्रतोद्योतत अ्रधिकार मे कहते है -- 
एकोप्यश्र करोति य स्थितिसति प्रीत शुचों दशने । 
स इलाध्य खलु दु खितोप्युदयतो दुष्कर्मण प्राणिभूत ॥॥ 
झन्ये. कि प्रचुरेरपि प्रमुदितरत्यन्तवूरीकृत-- 
स्फीतानन्दभरश्रदामृतपर्थमिथ्यापथ प्रस्थितं ॥२॥ 
भावार्थ - इस जगत मे वह प्रागी जो निर्मल सम्यग्दर्शन मे अपनी 
निश्चल बुद्धि रखता है कदाचित्‌ पूर्व पापकर्मो के उदय से दु खित भी हो श्रौर 
झकेला भी हो तो भी प्रशसा के योग्य है । इसके विरुद्ध मिथ्यादर्शन मे रहने 
वाले भनेक उन प्राणियों की कोई प्रशसा नहीं है, जो धन सम्पदा से सुखी है 
परन्तु भ्रत्यन्त श्रानन्द देने वाले सम्यग्दर्शनमयी झ्रात्मिक मोक्ष मार्ग से दूर रहने 
वाले हैं । 


३५२ ] [ सहजसुख-साधन 


बोज मोक्षतरोदंद भवतरोभिश्यात्वमाहुणिना * । 

प्राप्तायां दृश्ि तन्मुमुल भिरलू यत्तो विय्रेयों बुधे' ॥। 

संसारे बहुयो निजालजटिले भ्राम्यन्‌ कुकर्माव ते । 

क्य प्राणी लभते महत्यपि गते काले हि ता तामिह ।।३॥ 

भावार्थ :-- मोक्षरूपी वृक्ष का बीज सम्यग्दर्शन है। ससार रूपी वृक्ष 

का बीज मिथ्यादर्शन है ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है। जब ऐसा सम्यग्दर्शन प्राप्त 
हो जावे तो मोक्ष के इच्छुक पडितो को योग्य है कि वे उस सम्यग्दर्शन की रक्षा 
का यत्न करते रहे । पाप कर्मो से घिरा हुआ यह प्राणी चौरासी लाख योनि 
सहित इस ससार मे भ्रमता रहता है तब कही दीघंकाल जाने पर बडे भाग्य से 
किसी प्राणी को कभी इस सम्यग्दर्शन का लाभ होता है । 


(२२) श्री पद्मनदि मुनि निश्चयपञ चाशत्‌ मे कहते हे - 
झ्रास्ता अहिरपधिचयस्तनुवचन विकल्पजालसप्पपरम्‌ । 
कर्मंकृतत्वान्मत्त कुतो विशुद्धस्थ मम किड्चित्‌ ॥२७॥। 
भावार्थ :- सम्यग्दृष्टि विचारता है कि कर्मों के द्वारा प्राप्त बाहरी 
परिग्रह झ्रादि उपाधि का समूह तो दूर ही रहो -- शरीर, वचन और विकल्पों 
का समूह मन भी मुझसे भिन्न है क्योंकि निश्चय से मै परम शुद्ध हु । तब ये 


सब मेरे क॑ंसे हो सकते है ? 
कर्म परं तत्काय सुखमसुख वा तदेव परमेव । 
तस्मिन्‌ हे विधादो मोही विदधाति खलु तान्य ॥॥२८॥। 
भावार्थ - सम्यरदृष्टि विचारता है कि आठ कम मुभ से भिन्न है तब 
उनके उदय से जो सुख दु ख कार्य होता है वह भी मुझ से भिन्न है। मोही 
मिथ्यात्वी प्राणी ही सुख मे हर्प व दुख में शोक करता है, सम्यग्दृष्टि ऐसा 
कभी नही करता है । 
कम ने यथा स्वरूप न तथा तत्कायकल्पनाजालभ । 
तत्रात्ममतिविहीनो मुमुक्ष॒रात्मा सुखी भवति॥॥२६।। 
भावाय॑ :-- आ्राठ कर्म जेसे अपना स्वरूप नहीं है वैसे उन कर्मो का कार्य 
सुखद दु खादि कल्पना जाल भी मेरा स्वरूप नही है । जो इनमे आत्मबुद्धि नही 
रखता है वही मुमुक्षु आत्मा सुखी है । 


सम्यर्दर्शन और उसका महात्म्य ] [ ३४३ 


(२३) श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं - 
कवावातपतप्ताना. विवयामयमो हिनाम्‌ । 
संयोगपोगिच्नानां सम्यकर्त्ण परम हितम्‌ ॥३८। 

भावा्े - जो प्राणी कषाय के श्राताप से तप्त है, इन्द्रियो के विषयों .. 

फे रोग से पीडित है, इष्ट वियोग अ्रनिष्ट सयोग से दु.खी है, उन सबके लिए ,' 
सम्यग्दर्शन परम हितकारी भ्रौषधि है । 
बरं तरकवासो5पि सम्यक्त्वेन समायुतः। 
मे तु सम्यश्त्यहीनस्यथ निवासो विवि शाजते ॥३६।॥। 
भावार्थ - सम्यरदर्शन सहित नरक मे रहना भी भ्रच्छा है किन्तु सम्यर- 
दर्शन रहित स्वग॑ में रहना भी सुखदाई नही है । क्योकि जहा झात्मज्ञान है 
वही सच्चा सुख है । 
धम्यक्त्ण परम रत्नं शंकादिमलवजितम्‌ । 
ससारदुःखदारिह््य नाशयेत्सुविनिश्चितस्‌ ।।४०॥। 
भावार्थ - शका, कांक्षा भादि दोषों से रहित सम्यग्दर्शन ही परम 
रत्न है। जिसके पास यह रत्न होता है उसका ससार दु.खरूपी दारिद्व 
निश्चय से नष्ट हो जाता है । 
सम्यक्स्वेन हि युक्तस्‍्य ध्रूर्थ निर्वाणसंगमः । 
मिध्याहइपोस्य जीवस्य संसारे क्रमण सदा ।।४ ९॥। 
भावार्थ - सम्यग्दर्शन सहित जीव को भप्रवश्य निर्वारा का लाभ होगा। 
मिश्यादृष्टि जीव सदा ही ससार में अ्रमण करता रहेगा । 
पंडिलोप५सी विनीतो5सो धर्मज्ः प्रिपरर्शनः । 
यः सदाणारसब्पक्ष: सम्मक्त्य हृढ़भानसः ।।४२।। 
भावार्थ - जिसका भाव सम्यग्दर्शन में दृढ़ है भौर जो सदाचारी है 
घही पंडित है. बही विनयवान है, बही धर्मज्ञाता है, वही ऐसा मानब है जिसका 
दर्शन दूसरो को प्रिय है । 
सम्यक्त्या वित्यसंपक्ष कर्मप्यान्त विनश्यति । 
झासझभध्यसत्यागां काललूब्ध्या दिस चिधो ॥४६१। 


३४५४ ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- सम्यग्दर्शन रूपी सूर्य के प्रकाश से कर्मों का भ्रन्धकार भाग 
जाता है । यह सम्यग्दर्शन निकट भव्यो को काललब्धि आभ्रादि की निकटता पर 


होता है । 
सम्यक्‍त्वभावशुद्धन विषयासडूबर्जित: । 
कवायविरतेनेव_ भवदु:् बिह॒स्यते ॥५०॥ 
भावार्थ :- जिसके भावों मे सम्यध्दर्शन से शुद्धता है, व जो विषयों 
के सग से रहित है व कषायों का विजयी है वही ससार के दु खो को नाश कर 


डालता है । 
प्रशा तथा ल संत्रोी थे समता करुणा क्षमा। 


सम्पकक्‍त्वस हिता सेब्या सलिद्धिसौख्यसुलप्रदा ॥२६७॥। 
भावार्थ :-- श्रात्मा व झ्ननात्मा का विवेक सो ही प्रज्ञा है, प्राणी मात्र 
का हित सो ही मैत्री है, सर्व पर समान भाव समता है, दु खियो पर दयाभाव 
करुणा है । यदि सम्यग्दर्शन सहित इनका सेवन किया जावे तो मोक्ष सुख का 
लाभ होता है । 
(२४) श्री शुभच्न्द्राचायय ज्ञानाणंव मे कहते है :-- 
कथाया: क्रोधाशा' स्मरसहुच रा: पठ्चवियया: । 
प्रमादा मिथ्यात्व वृचनमनसी काय हृति जे ।। 


दुरस्ते दुध्यनि विरतिविरहकलेति नियतम्‌ | 
खबन्‍तपेते पुसोा दुरितिपटल्ल जन्मभयप्रम्‌ ॥६-७॥। 


भावार्थ :- प्रथम तो मिथ्यात्व रूप परिणाम, दूसरे भअभ्रविरति रूप 
परिणाम, तीसरे काय के सहकारी पाचो इन्द्रियो के विषय, चौथे स्त्री कथा 
झ्रादि प्रमादभाव, पाचवें क्रोधादि कषाय, छठे ग्रातेरौद्र दो अशुभ ध्यान, सातवे 
मन, वचन, काय की ग्रशुभ क्रिया ये सब परिणाम प्राणियो को ससार मे 
भयकारी पापकमं के भ्राश्रव के कारण हैं । 
हारपालीव यस्थोच्चेथिचारचतुरा मतिः | 
हुवि स्फुरति तस्याघसूतिः स्वप्नेषपि वृर्घधटा ॥१०-४॥ 
भाषा :-- जिस पुरुष के हृदय मे द्वारपाली के समान विवेक बुद्धि 
प्रगट है उसके पाप की उत्पत्ति स्वप्न मे भी नहीं होगी । विवेक से वह हितकारी 
प्रवुत्ति ही करता है । 


सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ] [३५५ 


विहाय कल्पनाजाल स्थरूपे निदललं मन । 
पदाधले सदेव  स्थास्थुने: परमसंबर: ॥।११-८॥। 
शावार्श :- जिस समय,मुनि सर्व कल्पनाओ्रो के समूह को छोडकर श्रपने 

शुद्ध आत्मा के स्वरूप मे मन को निश्चल करते हैं, उसी समय मुनि महाराज 
को परम सवर की प्राप्ति होती है, कर्म का आना रुकता है । 

सकलसमिति मूल सममोहामकाष्ड: । 

प्रशम बिपुलशालो धर्म पुष्पावकीर्ण ॥ 

ध्रविकलफलबसन्धबेस्धुरो भावनालि- 

जंयति जितबिपक्ष' संबरोहामबुक्षः ॥१२-८।॥। 


भावार्थ -ईर्या समिति श्रादि पाच समितिया जिस वक्ष की जड है, 
सामायिक ग्रादि सयम जिसका स्कध है, शात भाव रूपी जिसकी बडी बडी 
शाखाएंँ है, उत्तम क्षमादि दश धर्म जिसके खिले हुए पुष्प है, ऐसा पूर्ण फल 
उत्पन्न करने वाली बारह भावनाग्रो से सुन्दर यह सवर रूपी महावृक्ष जगत में 
जयवत हो जिसने श्रपने विपक्षी आश्रव को जीत लिया है । 
ध्यान्ननलसभालीदमप्यना दिसमुद्भवस्‌ । 
सच्चः प्रकोयते कर्म शुद्धय॒त्यड्धी सुर्णवत्‌ ॥॥८-६॥ 
भावार्थ -- यद्यपि कर्म जीव के साथ भ्ननादिकाल से लगे हुए है तो भी 
ध्यान की अग्नि के स्पर्श से शीध्र उसी तरह जल जाते है जैसे सुवर्ण का मैल 
भस्म हो जाता है झौर यह प्रात्मा सुवर्ण के समान शुद्ध हो जाती है । 
तपस्तावदाह्ाया चरति सुकृतो पुण्यणरित- 
स्ततवचात्माधीन नियत विषय ध्यानपरमम्‌ । 
क्षपस्यस्तललोन॑ जिरतरखित  कर्ंपटलम्‌ 
ततो ज्ञानास्भोधि विशति परमासम्दमिलयम्‌ ॥६-६॥। 
भावाय “- पवित्र भ्राकरधारी पुण्पात्मा पुरुष प्रथम भ्रनशनादि बाहरी 
तपो का अभ्यास करता है फिर ग्रन्तरग छ तपो का भ्रभ्यास करता है फिर 
निश्चल होकर ग्रात्म ध्यान रूपी उत्कृष्ट तप को पालता है। इस ध्यान से 
चिरकाल के सचित कर्मो को नाश कर डालता है और परमानन्द से पूर्ण ज्ञान 
समुद्र मे मग्न हो जाता है श्रर्थात्‌ केवली ग्ररहत परमात्मा हो जाता है । 


३४५६ ] [ सहजसुख-साधन 


सहूर्दनमहा रत्य॑ विदवलोकंकभ्षणम्‌ । 
मुक्तिपर्यतकल्याणदानवर्क्षप्रकीतितम ॥५३ ६॥। 
भावार्थ :-- यह सम्यग्दर्शन महारत्न है, सर्व लोक मे अत्यन्त शोभाय- 
मान है । यही मोक्ष पर्यन्त सुख देने को समर्थ कहा गया है । 
चरणजानयोबोज यमप्रशमजोी वितम्‌ ! 
तप:श्रुताद्य धिष्ठानं सदृभि' सहूर्दानं सतम्‌ ।।५४-६।। 
भावाथं - यह सम्यग्दर्शन ही ज्ञान श्रौर चारित्र का बीज है, यम भ्रौर 
शात भाव का जीवन है, तप औ्रौर स्वाध्याय का श्राधार है, ऐसा आाचार्यों ने 
कहा है । 
भ्रप्येक॑ दर्शन हलाध्यं चरणलानविध्युतम्‌ । 
मे पुनः संयमज्ञाने मिथ्यात्व विषदृषिते ।।५५-६।॥ 
भावाय -- विशेष ज्ञान व चारित्र के न होने पर भी एक अकेला सम्या- 
दर्शन ही हो तो भी प्रशसनीय है परन्तु मिथ्यादर्शन रूपी विष से दूषित ज्ञान 
झ्रौर चारित्र प्रशसनीय नही है । ! 
झत्यल्पमपि सृत्र्ेह प्टिपूर्द याविकम्‌ । 
प्रणीत॑ भवसम्भूतक्लेदप्राग्भार भेषजम्‌ ।५ ६-६॥। 
भावार्थ :- श्राचार्यों ने कहा है कि यदि सम्यग्दर्शन के साथ में थोडा 
भी यम, नियम, तपादि हो तो भी वह ससार के दु खो के भार को हलका करने 
की औषधि है । 
/.. अन्‍्ये मुक्त स पुष्यात्मा विशुद्ध यस्य दर्ईान । 
यतस्तदेव मुक्स्पक्ृमप्रिमं परिकीतितम ॥५७-६॥। 
भावार्थ - आाचाये कहते हैं कि जिसको निर्मेल सम्यग्दर्शन मिल गया 
है वह बडा पुष्यात्मा है, वह मानो मुक्तरूप ही है क्योकि यही मोक्ष का प्रधान 
कारण कहां गया है । 
प्राप्नुवन्ति शिव शइयध्चरणभानविश्वुता । 
्रप जीवा जगत्यस्मिन्न पुनर्दर्शय बिना ।५८-६॥। 
भावार्थ :-- इस जगत मे जो ज्ञान श्रौर चारित्र के पालने मे प्रसिद्ध 
महात्मा हैं वे भी सम्यग्दर्शन के बिना मोक्ष को नही पा सकते है । 


सम्यग्दर्शन आर उसका महात्म्य | [ ३५७ 


प्रतुलसुख निधा्सन सर्वकल्याणबीजं 
जननजलधिपोत॑ भग्यसस्वेकपात्रम्‌ । 
बुरिततरकुठार पुण्यतीर्थ प्रधान 
पिबत जित विपक्ष दर्वानाख्यं सुधाम्युम्‌ ॥॥५६-६।। 
भावार्थ - आचार्य कहते है कि हे भव्य जीवो ! तुम सम्यग्दर्शन रूपी 
ग्रमृत को पीओ, यह ग्रनुपम ग्रतीन्द्रिय सहज सुख का भडार है, सर्व कल्याण 
का बीज है, ससार समुद्र से पार करने को जहाज है, भव्य जीव ही इसको पा 
सकते है । यह पाप रूपी वृक्ष के काटने को कुठार है, पवित्र तीर्थों मे यही प्रधान 
है तथा मिथ्यात्व का शत्रु है । 
ध्यानशद्धि मनःशुद्धि करोत्येष न केवलम । 
विच्छिनत्त्यपि नि शड्भू' कर्मजालानि देहिनाम्‌ ॥१५-२२॥ 
सावार्थ - मन की शुद्धता केवल ध्यान की शुद्धि ही नही करती है 
किन्तु निश्चय से ससारी प्रारिययों के कर्म के जालो को काट देती है ! 
यया णथा सन शूठिम्‌ ने साक्षास्प्रजापते । 
तथा तथा विवेकभ्रीहूं दि धरे स्थिर पदम्‌ ॥१८-२२॥। 
भावार्थ - मुनि के मन की शुद्धता जैसे जंसे साक्षात्‌ हो जाती है वैसे 
वेसे भेदज्ञान रूपी लक्ष्मी हृदय मे स्थिरता से विराजती जाती है । 
बमश्रुतवमोपेता जिताक्षा. इंसितब्ता. । 
बिदन्त्य निरजितस्त्वान्ता स्वस्वरूप न योगिन ॥३२-२२॥ 
भावार्थ :- जो योगी शातभाव, शास्त्र ज्ञान तथा यम नियम को पालते 
है वे जितेन्द्रिय है तथा प्रशसनीय ब्रतो के धारी है वे भी यदि मन को नही जीतें 
तो श्रात्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते । 
बिलीनविषय शाम्तं निःसहू॒ त्यक्तविक्रियम । 
स्वस्थ कृत्था सनः प्राप्त सुनिसि पदसव्ययम्‌ ।३३-२२।। 
भावार्थ - जिन मुनियो का चित्त इन्द्रियों के विषयो से छूट गया है 
व जिनका मन शात है, परिग्रह की मूर्छा से रहित है, निविकार है तथा भात्मा 
में स्थित है, उन्ही मुनियो ने भ्रविनाशी पद को प्राप्त किया है । 


३५८ ) [ सहजसुख-साधन 


मोहपकू. परिक्षीजे प्रशान्ते रागविश्रमे। 
पहयन्ति यमिनः स्वस्मिन्स्वरूप परमात्मन' ॥११-२३॥। 
भावार्थ :- मोहरूपी कीचड के चले जाने पर तथा रागादिक भावों के 
शात होने पर मुनिगरा अपने झ्रात्मा मे ही परमात्मा के स्वरूप को भ्रवलोकन 


करते हैं । 
महाप्रदामसप्रामे. शिवश्ीसंगमोत्सुकं: । 


यो गि्सिर्शानिशस्त्रेण रागसल्लो निपातित ॥२१२-२३।॥। 
भावार्थ -- मोक्षरूपी लक्ष्मी की प्राप्ति की भावना करने वाले योगियों 
ने महा शातिमय युद्ध के भीतर भ्रज्ञान रूपी योद्धा को गिरा दिया | बिना राग 
के जीते मोक्ष का लाभ कठिन है । 
नित्पानंदमयों साध्वों शाइकतों चात्मसंभवाम्‌ । 
ब॒णोति बीतसरंभो बोतराग, शिवश्षियम्‌ ॥२४-२३॥। 
भावार्थ - रागादि के विकल्पों से रहित बीतरागी साधु ही नित्य 


प्रानन्दमयी, सुन्दर, भ्रविनाशी, भ्पने ग्रात्मा से ही प्राप्त मोक्षरूपी लक्ष्मी को 
बरता है । 
से पश्यति मुनि' साक्षादिश्वमध्यक्षमडजसा । 


या सस्‍्फोटयति मोहास्यं पटल शानचलुणा ॥।३३-२३।। 
भावार्थ - जो कोई मुनि मोह के परदे को दूर कर देता है वही ज्ञान 
रूपी नेत्र से सर्वे जगत को प्रत्यक्ष एक साथ देख लेता है । 
यस्मिस्सत्येथ संसारी यढ्ियोंगे शिवीभवेत्‌ । 
जीव: स एव पापात्मा मोहसल्लो निदार्यताम्‌ ॥॥३५-२३॥ 
भावार्थ :- हे भ्रात्मर्‌ ! जिस पापी मोह मलल्‍्ल के जीते रहते हुए यह 
जीव ससारी होता हुआ भ्रमता है व जिसके नाश हो जाने पर यह मोक्ष का 
स्वामी हो जाता है उस मोह मलल को द्र कर । 
मोहपडू परिक्षीणे शीर्ण रागादिवस्थने। 
मजा हुदि पद बत्ते साम्यशीविद्ययन्दिता ॥१०-२४।॥ 
भावार्थ :-- जब मोह की कीच सूख जाती है व राग द्वेषादि के बन्धन 
कट जाते हैं तब ही मानवों के हृदय मे जगत से वदनीय समता रूपी लक्ष्मी 
झपना पग रखती है | 


सम्यग्दशेन श्रौर उसका महात्म्य ] [३४६ 


शास्यन्ति जन्तवः करा बद्धलेरा: परस्परस्‌ । 
भ्रपि स्वार्थ प्रबुत्तस्थ मुनेः साम्यप्रभावत. ॥२०-२४॥ 
भावार्थ - जो मुनि अपने आत्मा के ध्यान मे लवलीन हैं उनके साम्य- 
भाव के प्रभाव से उनके पास वर करने वाले क्रूर जीव भी शात हो जाते है। 


सारड्जी सिहज्ञाव स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याप्रपोत । 
सार्जारी हसबाल प्रणयपरवज्ा केकिकान्तः भुजड्म्‌।॥। 
वे राण० ।जन्मजातास्यपि गलितसदा जन्तबोउन्ये त्यजन्ति । 
श्रित्वा साम्येकरूढ़ं अ्रशमितकलुष॑ योगिन क्षीणमोहम्‌ ॥२६-२४।॥। 
भावार्थ :-- जिस योगी का मोह क्षय हो गया है व जो क्रोधादि कलुपष- 
भावों को शात कर चुके है व जो समताभाव में आरूढ है उस योगी के निकट 
हिरणी तो सिंह के बच्चे को पुत्र की बुद्धि से प्यार करती है गऊ बाघ के बच्चे 
को खिलाती है, बिल्ली हस के बच्चे को प्रेम से स्ण्शं करती है तथा मोरनी सर्प 
के बच्चे को प्यार करती है। इसी तरह श्रन्य प्राणी भी जिनका जन्म से वर 
होता है वे मद रहित हो वर छोड देते है । 
प्रनादिविध्रमोवुभत रागादितिमिर घनम्‌ । 
स्फुटयत्याशु जीवस्य घ्यानाक॑ प्रविजम्मित. ॥५-२५।॥। 
भावार्थ -- ग्रनादि काल के भिथ्या भ्रम से उत्पन्न हुआ रागादि अभ्रधकार 
बहुत घन है । जब जीव के भीतर ध्यानरूपी सूर्य प्रगट होता है तब वह ग्रंधकार 
शीघ्र ही बिलय हो जाता है । 


(२५) श्री ज्ञानभूषण तत्वज्ञानतरगिणी में कहते है - 
स्वकोीय शुद्धचिद्र ५ भेदशान बिना कदा। 
तप अभ्रतवतां मध्ये न प्राप्त केस लिएू शव चित ।।११-८।॥। 
भावार्थ :- यह अपना शुद्ध चेतन्य स्वभाव भेदज्ञान के बिना कभी भी 
कही भी किसी भी तपस्वी व शास्त्रज्ञ ने नही पाया है। भेदशान से स्वात्मलाभ 
होता है । 
क्षय नयति भेदशहियाह पप्र तिघातकं । 
क्षणेस कर्ंणां राशि तृणानां पायकों यथा ॥१२-८॥ 


३६० ] | सहजसुख-साधन 


भाषार्थ - जिस तरह अग्नि तृणो की राशि को क्षणामात्र में जला देतो 
है उसी तरह भेदज्ञानी महात्मा चेतन्य स्वरूप की घातक कर्मो की राशि को 
क्षणमात्र मे भस्म कर देता है । 
संबरो निर्भरा साक्षात्‌ आायते स्वात्मबोधनात्‌ । 
तद्भेदशानतस्तस्मात्तल्थल भाग्य मुसक्षुणा ॥॥१४-८॥ 
भाषबार्थ - सवर तथा निर्जरा साक्षात्‌ प्रपने ग्रात्मा के ज्ञान से होती 
है | वह प्रात्मज्ञान भेदज्ञान से होता है । इसलिए मोक्ष के इच्छुक को उचित है 
कि वह भेदज्ञान की भावना करता रहे | 
ममेति खितनाव्‌ अंधों मोचनं न ममेत्यत । 
बंध दहयुक्षराम्यां व मोचर्सा त्रिभिरक्षरें. ॥॥१३-१०॥ 
भावार्थ -- पर पदार्थ मेरा है ऐसी भावना से कमंबन्ध होता है, तथा 
पर पदार्थ मेरा नही है इस भावना से मुक्ति होती है। मम इन दो श्रक्षरों से 
बंध है, नमम इन तीन अक्षरों से मुक्ति है । 
मासख्रयों निर्ममत्वेन न बधो5शुभकर्ंणां । 
नासंयमो भवेत्तस्मा प्विर्मंमत्य विचितयेत्‌ ॥ १८ १०॥ 
भावार्थ - पर पदार्थ मेरा नही है इस भावना से न प्रशुभ कर्मों का 
्राश्रव होता है न उनका बध होता हूँ न कोई अ्रसयम भाव ही होता हैं इसलिये 
निर्ममत्व की सदा भावना करनी योग्य हे । 
अद्भानं दर्शन सप्लतस्वामां व्यवहारतः । 
झष्टांगं तजिविध॑ प्रोस्त तदोपशमिकाबित ॥॥६-१२॥। 
भावार्थ :- जीवादि सात तत्त्वों का श्रद्धान करना व्यवहार नय से 
सम्यग्दर्शन है । वह नि शकितादि श्राठ गुणा सहित होना चाहिये । उसके औप- 
शमिक, क्षयोपशमिक क्षायिक ये तीन भेद हैं । 
स्वकोये शुद्धचित्र पे रुचियाँ निशयेत तत्‌ । 
सहूर्शन॑ मत तज्के: कर्मंघनहुताशर्श ॥८-१२॥ 
जाबा्थ :- अपने शूद्ध चेतन्‍्य स्वरूप मे जो रुचि, उसे निश्चय सम्यर- 
दर्शन, तत्वज्ञानियो ने कहा है। यह सम्यग्दर्शन कर्मो के ई धन को जलाने के 
लिये भग्ने के समान है । 


सम्यरदर्शन और उसका महाँत्म्य ] [ ३६१ 


संक्लेशे कर्मर्णा बंधोःशुभानां दुःखढायिनां । 
विशुद्धों मोचर्स तेर्षा बधो: वा शुभकर्मणां ॥१४-१३॥ 
भावार्थ :- दु खित क्लेशित परिणामों से दु खदायक पाप कर्मों का 
बध होता है, विशुद्ध परिणामों से उन पाप कर्मों की निजंरा होती है श्रथवा 
शुभ कर्मो का बन्ध होता है । 
पावद्राह्यांतरान्‌ू सगात्‌ न सुखति मुतीदवरा । 
लावदायाति नो तेषां खित्स्वरूपे विशुद्धत॥२१-१३॥ 
भावार्थ - जब तक मुनिगणा बाहरी व भीतरी परिश्रहों को नहीं 
त्यागते है तब तक उनकी चैतन्य स्वरूप में निर्मेलता नहीं हो सकती है । 
कारणं कर्मबंघस्प परद्रव्यस्थ खितन । 
स्वद्रग्यस्य विशुद्धस्य तम्मोक्षस्येव केयर्ल 4॥१६-१४।॥ 
सावार्थ :-- पर द्रव्य की चिता कर्म बन्ध करने वाली है जबकि शुद्ध 
ग्रात्म द्रव्य की चिन्ता मात्र कर्मों से मुक्ति देने वाली है । 


(२६) प बनारसीदासजी नाटक समयसार मे कहते है - 


[सर्वेया लेईसा ] 
भेद विज्ञान जग्यो जिन्हके घट, सीतल चित्त भयो जिम चन्दन । 
कलि करे शिवमारग मे, जगमाहि जिनेश्वर क लघु नन्दन ॥। 
सत्य स्वरूप सदा जिन्ह कं, प्रगट्यो प्रवदात मिथ्यात निकन्दन । 
शात दशा तिनकी पहिचानि, करे कर जोरि बनारसि बदन ।।६।। 
[सर्बया इकतीसा ] 
स्वारथ के साच्े परमारथ के साचे चित्त, 
सात साचे बेन कहे साचे जेनमती है। 
काहू के विरुद्धी नाहि परजाय बुद्धि नाँहि, 
झातमगवेशी न गृहस्थ है न यती है ।। 
रिद्विसिद्धि वृद्धी दीसे घट में प्रगट सदा, 
प्रन्तर की लछिसों भ्रजाची लक्षपति है। 
दास भगंवत के उदास रहै जगत सौ, 
सुखिया सदेव ऐसे जीव समकिती है ॥॥७।। 


३६२ ] 


| सहजसुख-साधन 


जाक॑ घट प्रगट विवेक गणाधर कोसो, 
हिरदे हरख महा मोह को हरतु है। 
साचा सुख माने निज महिमा अडौल जाने, 
आपुही म अपनों स्वभाव ले धरतु है ॥ 


ज॑से जल कर्दम कतकफल भिन्न करे 
तेसे जीव अजीव विलच्छन करतु है। 
श्रातम सकति साधे ग्यान को उदो आराधे, 
सोई समकिती भवसागर तरतु है ॥५।॥। 
शुद्ध नय निहर्च अकेला आप चिदानन्द, 
ग्पने ही गुण परजाय को गहत है। 
पूरण विज्ञान घन सो है व्यवहार माहि, 
नव तत्वरूपी पच द्रव्य में रहत हे ॥। 
पच द्रव्य नव तत्व न्यारे जोव न्यारो लखे, 
सम्यक दरस यह झौर न गहत है। 
सम्यक दरस जोई आतम सरूप सोई, 
मेर घट प्रगटा बनारसो कहते है ॥6६॥। 
[कव्षित्त 
सतगुरु कहे भव्य जीवन सो, तोरहु तुरत मोह की जेल । 
समकित रूप गहो अपनो गृण, करहु शुद्ध श्रनुभव को खेल ।। 
पुदुगलपिड भाव रागादिक, इनसो नहीं तिहारो मल । 
ये जड़ प्रगट गुपतत तुम चेतन, जंसे भिन्न तोय श्ररु तेल ॥ १२॥। 
[सबंया इकतोस!] 
धर मे न सश्श शुभ कर्म फलकी न इच्छा, 
ग्रशुभ को देख न गिलानि श्राने चित्त मे । 


साचि दृष्टि राखे काहू प्राणी को न दोप भाखे, 
चचलता भानि थिति ठाणों बोध चित्त में ॥ 


सम्परदर्शन और उसका महात्म्य ] 


पे 
था 
जे 


प्यार निज रूपसो उच्छाह की तरग उठे, 
एह ब्राठो श्रग जब जागे समकित में । 
ताहि समकित को धरे सो समकितवत, 
वेहि मोक्ष पावे वो ने आवे फिर इत में ॥५६।। 


जबलग जीव शुद्ध वस्तु को विचारे ध्यावे, 
तबलग भोग सो उदासी सरवग है। 
भोग मे मगन तब ज्ञान की जगन नाहि, 
भोग झभिलाष की दशा भिथ्यात अग है ।। 
ताते विष भोग मे मगन सो मिथ्याती जीव, 
भोग सो उदासि सो समकित अप्रभंग है। 
ऐसे जानि भोग सो उदासी ब्हे सुगति साधथे, 
यह मन चग तो कठोठी माहि गग है ॥१२।॥। 


जिन्हके सुमति जागी भोगसों भय्रे विरागी, 

परसग त्यागि जे पुरुष त्रिभुवन में । 

रागादिक भावनिसो जिन्ह की रहनि न्यारी, 

कबहू मगन व्हैन रहे धाम धन में ॥। 

जो सदेव आपको बिचारे सरवाग शुद्ध, 

जिन्ह के विकलता न व्यापे कछ मन में । 

तेई मोक्ष मारग के साधक वहावे जीव, 

भाव रहो मदिर में भाव रहो बन में ॥१६॥। 

[सर्वया लेईसा |] 

जो कबहे यह जीव पदारथ, प्लौसर पाय मिथ्यात मिटावे । 
सम्यक्‌ थार प्रवाह उहे गुणा, ज्ञान उदे मुख ऊरव धावे ।। 
तो ग्रभिश्रतर दवित भावित, कर्म कलेश प्रवेश न पावे । 
झ,तम साधि प्रध्यातम के पथ, प्रण ब्है परब्रह्म कहावे ।।८॥। 
भेदि मिथ्यात्वसु वेदि महारस, भेदि विज्ञानकला जिनि पाई । 
जो भपनी महिमा भ्रवधारत, त्याग करे उरसो जु पराई ॥। 


३६४ । [ सहजसुख-साधन 


उद्धत रीत बसे जिनके घट, होत निरन्तर ज्योति संवाई । 
ते मतिमान सुबर्ण समान, लगे तिनकों न शुभाशुभ काई ॥। 


[सर्वेया इकलोस! ] 
जाके परकाश में न दीसे राग द्वेष मोह, 
ग्राभव मिटत नहि बध को तरस है । 
तिहु काल जामे प्रतिबिम्बित अ्रनन्त रूप, 
झ्रापहु अनन्त सत्ता४्नन्तते सरस है। 
भावश्र्‌ त ज्ञान परिणाम जो विचारि वस्तु, 
ग्रनुभौ करें न जहा वाणी को परस है। 
अतुल अखण्ड अविचल अविनाशो धाम, 
चिदानन्द नाम ऐसो सम्यक्‌ दरस है ॥|१५॥। 


जैसे फिटकरी लोद हरडे की पुट बिना, 
श्वेत वस्त्र डारिये मजीठ रग नीर में । 
भीग्या रहे चिरकाल सर्वथा न होइ लाल, 
भेदे नहि अश्रन्तर सुपेदी रहे चीर में ॥ 
तेसे समकितवत राग द्वेष मोह बिन, 
रहे निशि वासर परियग्रह की भीर में । 
पूरब करम हरे नूतन न बध करे, 
जाचे न जगत सूख राचे न शरीर में ॥३३॥। 


जैसे काहू देश को व्सया बलवत नर, 
जगल में जाइ मधु छत्तो को गहत है। 
वाको लपटाय चहु और मधु मच्छिका पे, 
कबल की झोट में भ्रड़कित रहत है ।॥। 


तैसे समकिती शिव सत्ता को स्वरूप साधे, 
उर्दके उपाधी को समाधिसी कहत है। 
पहिरे सहज को सनाह मन मे उच्छाह, 
ठाने सुख राह उदवेग न लहत है ॥॥३४॥॥ 


सम्यग्दशैन ध्रौर उसका महूंत्म्य ] [३६५ 


[सर्वबेवा इकती ता ] 


केई मिथ्यादृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेष, 
क्रिया में मगन रहे कहे हम यती हैं । 
झ्तुल अ्रखण्ड मल रहित सदा उद्योत, 
ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख मूढ मती है ।। 
आगम सभाले दोष टाले व्यवहार भाले, 
पाले ब्रत यद्यपि तथापि प्रविरती हैं । 
ग्रापको कहावे मोक्ष मारग के अधिकारी, 
मोक्ष से सर्देव रुष्ट दुष्ट दुरगति हैं ॥११८।॥। 


[सर्वेया इकतीसा ] 


चाकसो फिरत जाकों ससार निकट श्रायो, 
पायो जिन्हे सम्यक्‌ मिथ्यात्व नाश करिके । 
निरदद मनसा सुभूमि साधि लीनी जिन्हे, 
कीनी मोक्ष कारण अवस्था ध्यान धरिके ।। 
सो ही शुद्ध अनुभौ प्रभ्यासी भयो, 
गयो ताको करम भरम रोग गरिके। 
मिथ्यामति श्रपनो स्वरूप न पिछाने ताते, 
डोले जग जाल में भ्रनत काल भरिके ॥३४।। 


जाके घट भ्रतर मिथ्यात शअ्रन्धकार गयो, 
भयो परकाश शुद्ध समकित भानुकों। 
जाकी मोह निद्रा घटि ममता पलक फटि, 
जान्यो निज मरम अ्वाची भगवान को ।। 


जाको ज्ञान तेज बग्यों उदिम उदार जग्यो, 
लग्यो सुख पोष समरस सुधा पान को । 
ताही सुविचक्षण को ससार निकट आायो, 
पायो तिन मारग सुगम निरवाण। को ॥३६॥ 


३६९६) 


[ सहजसुख-साधन 


जाके हिरदे में स्थादवाद साधना करत, 
शुद्ध पश्रातम को प्ननुभौ प्रगट भयो है। 
जाके सकलप विकलप के विकार मिटि, 
सदाकाल एक भाव रस परिणायों है।॥। 
जाते बन्च विधि परिहार मोक्ष अगीकार, 
ऐसो सुविचार पक्ष सोउ छाडि दियो है । 
जाकी ज्ञान महिमा उद्योत दिन दिन प्रति, 
सोही भवसागर उलधि पार गयो है ॥।४०॥। 


(२७) प द्यानतरायजी द्यानतविलास मे कहते है -- 


[छष्पय ] 
नमीं देव अरहत, अ्ष्टदश दोष रहित है । 
बदौ गुरु निरग्रन्थ, ग्रन्थ ते नाहि गहत है ।। 
बदौ करुनाधमं, पापगिरि दलन वज्थ वर । 
बदौ श्रीजिनवचन, स्यथादवादाक सुधाकर ।। 


सरधान द्रव्य छह तत्वकौ, यह सम्यक विवहार मत । 
निहचे विसुद्ध आतम दरब, देव धरम गुरु ग्रन्थ नुत ।।६२।। 


[सर्वया इकतीसा | 
जीव जंसा भाव करे तंसा कमंबन्ध पर, 
तीव्र मध्य मद भेद लोने विस्तारसों। 
ब्धे जेसा उदय गझआावे तेसा भाव उपजावबे, 
तेसो फिर बन्धे किम छूटत ससारसों ॥ 
भाव सारू वध होय बधघ सारू उदय जोय. 
उदय भाव भवभगी साधी बढवारसों । 
तीव्र मद उदे तीत्र भाव मूढ धारत है, 
ताब्र मद उदे मद भाव हो विचारसो ॥॥३६॥। 
[कवित्त ] 


जीवादिक भावन की सरधा, सो सम्यक निज रूप निहार । 
जा बिन भिथ्या ज्ञान होत है, जा विन चारित मिथ्या धार ।। 


सम्यग्दर्शत और उसका महात्म्य ] [३६७ 


दरनय को परवेश जहा नहिं, सशय विश्रम मोह निवार । 
स्वपर स्वरूप यथारथ जाने, सम्यग्ज्ञान प्रनेक प्रकार ॥।४६।। 
[सर्वया इकतीसा ] 
इष्ट अनिष्ट पदारथ जे जगतमाहि, 
तिन्‍्हे देख राग दोष मोह नाही कीजिये । 
विषयसेती उचटाइ त्याग दीजिये कषाय, 
चाह दाह घोय एक दशामाहि भीजिये ।। 
तत्वजान को सभार समता सरूप धार, 
जीत के परीसह आनद सुधा पीजिये। 
मन को सुवास आनि नानाविध ध्यान ठानि, 
आपनी सुवास आप आपमाहि भीजिये ॥५१।॥। 
जीव और पुद्गल धरम अधरम व्योम, 
काल एई छहो द्रव्य जगत के निवासी हैं । 
एक एक दरब में अ्रनत श्रनत गुण, 
गनत अनत परजाय के विकासी है।। 
अनत अनत शक्ति अजर शभअ्मर सब, 
सदा श्रसहाय निज सत्ता के विलासी है। 
सर्व॑ सर्व गेयरूप परभाव हेयरूप, 
सुद्धभाव उपादेय याते अविनासी हैं ॥॥१००॥। 
ग्रन्थन के पढे कहा पर्वत के चढे कहा, 
कोटि लच्छि बढ कहा कहा रकपन मे । 
सजम आचरे कहा मौनब्रत धर कहा, 
तपस्या के कर कहा कहा फिरे बन मे ।। 


छद करे नये कहा जोगासन भये कहा, 
दानहु के दये कहा बंठे साधुजन में । 
जौलो ममता न छूटे मिथ्याडोरी हू न टूटे, 
ब्रह्मजान बिना लीन लोभ की लगन में ॥॥५५॥। 


३६८ ] [ सहजसुश-साधन 


[सर्वजा तेईसा ] 
मौन रहैं वनवास गहेँ, वर काम दहै जू सहैं दुख भारी । 
पाप हरे सुभ रीति करे जिनवेन धरे हिरदे सुखकारी ।। 
देह तपे बहु जाप जपे, न वि श्राप जपे ममता विसतारी । 
ते मुनि मूढ करें जगरूढ, लहैं निजगेह न चेतनधारी ॥॥५६।। 
(२८) भैया भगवतीदास ब्रह्मविलास में कहते हैं :- 
[सर्वया इकतोसा |] , 

भौधिति निकद होय कमंबध मद होय, 

प्रगटे. प्रकाश निज प्रानद के कद को । 

हितको दृढाव होय विनेको बढाव होय, 

उपज श्रक्र ज्ञान द्वितीया के चद को ।। 

सुगति निवास होय दुर्गंति को नाश होय, 

झपने उछाह दाह करें मोहफद को। 

सुख भरपूर होय दोष दुख दूर होय, 

याते ग़ुणवुन्द कहै सम्यक सुछन्द को ।।८॥। 

[सर्वबा तेईसा ] 
जीव श्रकर्ता कह्मो परको, परको करता पर ही परवाम्यो । 
ज्ञान निधान सदा यह चेतन, ज्ञान करे न करें कछु प्रान्यो ।। 
ज्यों जग दूध दही घृत तक्रकी, शक्ति धरे तिहु काल बखान्यो । 
कोऊ प्रवीन लखे दुगसेति सु, भिन्न रहै वपुसो लपटान्यो ॥२३॥। 
[सर्वेया इकलोसा ] 

केवल प्रकाश होय अ्धकार नाश होय, 

ज्ञान को विलास होय श्रौर लो निवाहवी । 

सिद्ध में सुवास होय, लोकालोक भास होय, 

आपु रिद्ध पास होय और को न चाहवी ।। 

इन्द्र श्राय दास होय अरिन को त्रास होय, 

दर्व को उजास हॉय इष्टनिछि गाहिवी । 

सन्‍व सुखराश होय सत्य को निवास होय, 

सम्यक भयेते होय ऐसी सत्य साहिबी ॥॥९१॥ 


सम्यग्दर्शन श्रौर उसका महांत्म्य ] [ ३६६ 


[सर्बया तेईसा ] 
जाके घट समकित उपजत है, सो तौ करत हंसकी रीत । 
क्षीर गहत छाडत जलको सग, वाके कुल की यहै प्रतीत ।। 
कोटि उपाय करो कोउ भेद सो, क्षीर गहै जल नेकु न पीत । 
तैसे सम्यकबत गहै गुणा, घट घट मध्य एक नयनीत ।॥॥६२॥। 
सिद्धसमान चिदानद जानिके, थापत है घटके उर बीच । 
वाके गुणा सब बाहि लगावत, भ्रौर गुणहि सब जानत कीच ॥। 
ज्ञान भ्रनत विचारत पग्रतर, राखत है जियके उर सीच । 


ऐसे समकित शुद्ध करत है, तिनते होवत मोक्ष नगीच ।।६३॥। 
नर सम्यकवत करे अनुभव, नित श्रातमसो हित जोडन को । 
परमारथ साधि यहै चित्तवे, विषया सुखसो मन मोडन को ।। 
घट में समता प्रगटी तिहते, न डरे लखि कर्म ककोरन को । 
निज शुद्ध सरूपहि ध्यावत है, तब ध्यावत है शिव तोरन को ।।६॥। 
[किस |[ 

मिथ्या भाव जौलो तौलो श्रमसो न नातो टूटे, 

मिथ्या भाव जौलो तौलो कर्म सो न छूटिये । 

मिथ्या भाव जौलो तौलो मम्यक न ज्ञान होय, 

मिथ्याभाव जौलो तोलो प्ररि नाहि कूटिये ।। 

मिथ्या भाव जौलों तोलो मोक्षको अ्रभाव रहै, 

मिथ्याभाव जीलो तोलो परसग जूटिये। 

मिथ्यात्व को बिनाश होत प्रगटे प्रकाश जोत, 

यूधघौ मोक्ष पथ सूधे नेक न गझ्हूटिये ॥8२॥। 

[सर्वया इकतीसा ] 

वापुरे विचारे भिथ्यादृष्टि जीव कहा जाने, 

कौन जीव कौन कर्म कंसे के मिलाप है । 

सदा काल कर्मनसो एकमेक हॉँय रहे, 

भिन्नता न भासी कौन कर्म कौन आप है ॥। 


३७० | | सहजसुल-साधन 


यह तो सर्वज्ञ देव देख्यों भिन्न भिन्न, रूप, 
चिदानद ज्ञानमययी कम जड व्याप है। 
तिह भाति मोह हीन जाने सरधानवान, 

जैसे सर्वज्ञ देखो तैसों ही प्रताप है ॥१०।॥। 


[छप्पय ] 
जनधर्म को मर्म, दृष्टि समकितते सूर्म । 
जेनधर्म को मर्म, मूढ कंसे कर बूभे ।। 
जेनधर्म को मर्म, जीव शिवगामी पाव । 
जेनधम को मर्म, नाथ त्रिभुवन को गावे। 
यह जेनधर्म जग मे प्रगट, दया दूृह जग पेखिये । 
भैया सुविचक्षन भविक जन, जेनधर्म निज लेखिये ।।३।। 


[सर्वेया तेईसा ] 
जो जिनदेव की सेव करें जग, ता जिव देव सो आप निहारे । 
जो शिवलोक बसे परमातम, तासम प्रातम शुद्ध विचारे | 


भ्राप मे श्राप लखे अपनों पद, पाप रु पुण्य दुह् निरवारे । 
सो जिनदेव को सेवक है जिय, जो इहि भाँति क्रिया करतारे ॥१२।। 


[छप्पय ] 
राग दोष पअ्ररु मोह, नाहि निजमाहि निरक्खत । 
दर्शन ज्ञान चरित्र, शुद्ध आतम रस चकक्‍्खत |! 
परद्रव्यनसो भिन्न, चिन्ह 9 चेतनपद मडित । 
वेदत सिद्ध समान, शुद्ध निज रूप अखडित ॥। 
सुख अनन्त जिहि पद वसत, सो निहचे सम्यक महत । 
'भैया' सुविचक्षद भविक जन, श्री जिनन्द इहि विधि कहत ॥।१४।॥ 


ग्राठवां श्रध्याय 
सम्थरज्ञान भ्रीर उसका महात्म्य 


यह बताया जा चुका है कि यह ससार भ्रसार है, शारीरिक तथा 
मॉनसिक दू खो का सागर है, शरीर प्रशुत्षि, क्षणभग्र है, इन्द्रिय भोग भ्रतृप्ति 
कारी, तृष्णावद्धक व नाशवंत है। सहज सुख प्रात्मा का स्वभाव है सुख का 
साधन स्वात्मानुभव है या प्रात्मध्यान है। यह प्रात्मध्यान सम्यग्दर्शन, सम्यर- 
ज्ञान, सम्यकचारित्र की एकता रूप है निश्चय से ये तीनो ही एक भात्मरूप ही 
है। व्यवहार से ये भिन्न भिन्न कहलाते हैब निश्चय के साधन रूप से व्यघहार 
का बहुत बिस्तार है| इन तीनो मे से सम्यग्दर्शन के ध्यकहार ब निश्चय का 
कुछ स्वरूप प्रात्मानन्द के पिपासुग्रों के लिये किया जा चुका है । भ्रब सम्यग्ज्ञान 
का निश्चय व्यवहार कथन हस भ्रध्याय मे किया जाता है। 


जैसे सम्यग्दशन गुण भ्रात्मा का स्वभाव है बसे ज्ञान गुणा भी आत्मा 
का स्वभाव है । सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान को सम्यग्जञान कहते है | निश्चय से 
ज्ञान स्वय सम्यक है, यथार्थ है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा विशेष गुणा है जो पुद्गल, 
धमं, अधम, श्राकाश तथा काल इन पाच द्रब्यो मे नही पाया जाता है। इसीलिये 
वे जड़ है किन्तु प्रात्मा मे पाया जाता है। थे सब अन्धकार रूप है | ज्ञान ही 
एक प्रकाशरूप है । ज्ञान का स्वभाव सूर्य के प्रकाश के तुल्य है । जैसे सर्य एक 
ही क्षण मे जगत के पदार्थो को प्रकाश करता है वंसे ज्ञान भी सर्व ही जानने 
योग्य को एक काल मे प्रकाश करता है । 


“सर्व ज्ञेय जानाति तत्‌ ज्ञान” जो सर्व ज्ञेयो को जाने वह ज्ञान है । 
प्रत्येक प्रात्मा स्वभाव से शुद्ध है, ज्ञायक स्वभाव है, सिद्ध शुद्ध श्रात्मा के 
सदृश ही हर एक आत्मा का स्वभाव है | प्रदेशों की भिन्नता की भ्रपेक्षा हर 
एक ग्रात्मा की सत्ता भिन्न २ है परन्तु गुणा व स्वभावों की अपेक्षा मे परस्पर 
कोई प्रन्तर नही है | सर्व ही सिद्ध तथा ससारी जीव समान है, परमात्मा या 


३७२ ] [ सहजसुख-साधन 


सिद्धात्मा को सर्वज्ञ व सर्वंदर्शी या पग्रनन्तज्ञान व अ्ननत दर्शन से युक्त इसीलिये 
कहते हैं कि उनके ज्ञान गुण पर कोई प्रावरण या परदा या मेल नही है - 
वह शुद्ध है - ज्ञान दीपक के प्रकाश की तरह स्वपर प्रकाशक होता है। ज्ञान 
ग्रपने द्रव्य गुणी श्रात्मा को भी दिखाता है व प्रन्य सर्व पदार्थों को भी 
दिखाता है । 

क्रम रहित सर्व को जान लेना यह ज्ञानगण का स्वभाव है । इसीलिये 
इस ज्ञान को अनुपम, भ्रदू्भुत व महान कहते है । जिनको ज्ञानावररं कर्म के 
उदय से भ्रर्थात्‌ क्षयोपशम से कुछ ज्ञान की शक्ति प्रगट है कुछ भ्रप्रगट है उनको 
जानने का प्रयास करना होता है तब वह ज्ञान क्रम से पदार्थों को जानता है ! 
तथापि जान लेने के पीछे धारणा मे अनेक पदार्थों का ज्ञान एक साथ अल्प- 
ज्ञानी के भी पाया जाता है ! जब वह अल्पज्ञानी उसका व्यवहार मन, वचन, 
काय से करता है तब वह क्रम से होता है परन्तु भडार मे सचय तो एक साथ 
ग्रनेक पदार्थों का ज्ञान रहता है। जैसे एक पचास वर्ष का विद्वान है, जो 
सस्कृत झौर अग्रेजी मे एम ए है, बहुतसा पूर्वीय व पाश्चात्य साहित्य को पढ़ 
चुका है, वह एक साथ सस्कृत अग्नजी के ज्ञान को व वेद्यक को, व्यापार को, 
मकान बनाने की कला को, व्याख्यान की कला को, लिखने की कला को, तास, 
चौपड, सतरज खेलने की कला को, अपने सबधियो के नामठामादि इतिहास 
को, नाना देशो के भूगोल को देखे हुए समभे हुए भ्ननेक पदार्थों के स्वरूप को, 
गान विद्या को, बाजा बजाने को, तैरने को, व्यायाम को, खडग चलाने को, 
पूजा पाठ को, आत्मध्यान की कला को, जीवन की अनुभूत घटनाओ्रो को इत्यादि 
बहुत से विषयो को एक साथ ज्ञान मे भडार के समान रख रहः है । 


यदि कोई महात्मा निमित्त ज्ञानी है, ज्योतिषी है या अवधिज्ञानी है तो 
वह भविष्य की बहुत सी बातो को भी अपनी व पराई जानकर ज्ञान के भडार 
में रख लेता है। योगाभ्यास के बल से जितना जितना ज्ञान का विकास होता 
जाता है उतना उतना ज्ञान मे त्रिकाल गोचर ज्ञान का भडार अधिक गझ्रधिक 
सचय होता है । सचित ज्ञान अक्रम ही विराजमान रहता है। एक मति व 
श्रृतज्ञानी कई भाषाएं जानता है। सस्कृत पुस्तक पढने का काम पड़ता है तब 
सस्कृत पढने लगता है, गुजराती पढ़ने का काम पडता है, तब गुज रातो पढने 


सम्यरज्ञान और उसका महात्म्य ] [३७३ 


लगता है, मराठी पढने का काम पडता है तब मराठी पढने लगता है, इग्लिश 
पढने काम पडता है तब इग्लिश पढता है । एक व्याख्याता किसी विषय पर 
भाषण करता है, उसने अनेक पुस्तको को पढ़कर एक विषय पर जो ज्ञान सचय 
किया है वह सब उसके ज्ञान में मौजूद है एक साथ विद्यमान है, उसी मे से 
धीरे २ वह वक्ता बहुतसा ज्ञान अपने १॥। व २ घटे के वक्तव्य से प्रकाशित कर 
देता है । 

ज्ञान का प्रकाश मन द्वारा सोचने मे, वचन द्वारा कहने मे, काय द्वारा 
सकेत करने मे अ्रवश्य क्रम से होगा, परन्तु ग्रात्मा के भडार मे ज्ञान का सचय 
एक साथ बहुतसा सा रहता है यह बात हर एक प्रवीण पुरुष समझ सकता है। 

यह बात भी ठीक है कि श्पने अपने अपने ज्ञान की प्रगटता के अनुसार 
तीन काल का ज्ञान भी किसी मर्यादा तक अल्प ज्ञानियो के पाया जाता है । 
एक स्त्री रसीई बनाने का प्रबन्ध कर रही है, वह जानती है कि मैं क्या कर 
रही हू, क्या २ सामान एकत्र कर रही हू यह वर्तमान का ज्ञान है। क्‍या २ 
सामान एकत्र कर चुकी हू व यह सामान कंसे व कब श्राया था व घर मे कहां 
रक्‍खा था, जहा से लाकर अब रसोई मे रक्‍्खा है । ऐसा भूतकाल का ज्ञान भी 
है । तथा रसोई में प्रमुक २ वस्तु बनानी है, इतनी तैयार करनी है, इतने 
मानबो को जिमाना है, अमुक २ जीमेगे, रसोई के पीछे मुझे कपड़े सीना है, 
ग्रनाज फटकना है, पुस्तक पढ़ना है, भ्रमुक के घर सम्वन्धी होने के कारण एक 
रोगी की कुशल पूछने जाना है, अ्रमुक से ये बाते करनी है ऐसा बहुत सा 
भविष्य का ज्ञान भी है। तीन काल एक साथ ज्ञान हुए बिना सुनार गहना नहीं 
घड सकता, थवई या इन्जीनियर मकान नही बना सकता, भ्रध्यापक पढा नहीं 
सकता, एक यात्री कसी स्थान पर पहुच नहीं सकता । पंत की चोटी पर 
पहुँचकर एक मन्दिर के दर्शन करने है, मै ग्रमुक स्थान से चलकर यहा आया 
हू, पर्वत का मार्ग दो घटे मे श्रमुक २ मार्ग से तय करू गा, यह सब ज्ञान एक 
साथ होता है । इस ज्ञान को लिए हुए ही वह पर्वत के शिखर पर पहुच 
जाता है । 


अ्रत्पज्ञानी को अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के भ्रनुसार थोडा 
त्रिकालज्ञान होता है तब सर्वेज्ञ को व अभ्रनतज्ञानी को सर्व झावरण से रहित 


३७४ ] [ सहजसुख-साधन 


निर्मल प्रकाशमान ज्ञानज्योति को त्रिकालगोचर सर्व विश्व के श्रनत द्रव्यों का 
व उनके गुणों का व उनकी पर्यायो का ज्ञान हो जाबे तो इसमे कोई आाश्चये 
की व सशय की बात नही है। शुद्ध ज्ञान भी यदि कुछ न जाने तो वह ज्ञान 
शुद्ध ही क्या हुआ, वह तो भ्रवश्य कुछ या उतने श्रश श्रशुद्ध हुआ जितने श्रश 
वह नही जानता है। शुद्ध ज्ञान दोपहर के सूर्य के समान विश्व व्यापी ज्ञेय को 
एक साथ जानता है, एक साथ प्रकाश किये हुए है । उसको कुछ जानना शेष 


नही रहा । 


सर्वज्ञत्व की शक्ति आत्मज्ञानी में भी है। जितना जितना शअज्ञान का 
परदा हटता जाता है उतना उतना ज्ञान का विकास या ज्ञान का प्रकाश होता 
जाता है उतना उतना ज्ञान उन्नति रूप या वद्धमान होता जाता है। एक 
बालक जन्मते समय बहुत अल्प जानता है, वही जितना जितना अनुभव पाता 
है व जितना जितना विद्या पढता है उतना उतना अधिक ज्ञानी होता जाता है । 
उसमे ज्ञान की वृद्धि कही बाहर से ज्ञान का सचय करके इस तरह नही हुई है 
जैसे द्रव्य को दूसरो से सचय करके बढाया जाता है व फंले हुए पानी को एक 
सरोवर मे एकत्र किया जाता है । ज्ञान एक ऐसा अद्भुत गुण है जो कोई किसी 
को दे नही सकता कोई किसी से ले नहीं सकता । यद्यपि लोक व्यवहार मे ऐसा 
कहा जाता है कि इस आझाचाये ने श्रपने शिष्य को बहुत ज्ञान दिया, शिष्य ने 
ग्राचार्य से बहुत ज्ञान पाया परन्तु यह वचन केवल व्यवहार मात्र है, वास्तव मे 
असत्य है । यदि श्राचायं ज्ञान देते तो उनका ज्ञान घटता तब शिष्य का ज्ञान 
बढता सो ऐसा नहीं हुआ्ना है । 


आचार्य ने जब से शिष्य को पढाना शुरू किया और दस वर्ष तक 
पढाया, तब तक जो कुछ पढाया, समभाया, बताया वह सब ज्ञान आचार्य मे 
बराबर स्थित रहा । इतना ही नही, समभाते समभाते बताते बताते आचार्य 
का ज्ञान भी बढता चला गया और पढने वाले शिष्य का ज्ञान भी बढता गया । 
जहा देन-लेन के शब्दों का व्यवहार है वहा देन-लेन कुछ नही हुआ तथापि दाता 
व प्राप्तकर्ता मे ज्ञान बढ गया ऐसा क्यो हुआ ? क्यो नहीं एक तरफ ज्ञान घटा 
झौर तब दूसरी तरफ बढा । 


ध्म्परशान और उसका महात्म्य ] [३७५ 


इसका सीधासादा उत्तर यही है कि ज्ञान का सदा विकास या प्रकाश 
होता है । गुरु के समभाने से व पुस्तकों के पढने से जितना जितना श्रज्ञान का 
परदा हटता है, जितना जितना ज्ञारावरण कर्म का क्षयोपशभ होता है उतना 
उतना ज्ञान भ्रधिक भ्रधिक चमकता जाता है| यह भी जगत मे कहने का व्यव- 
हार है कि इसने अपने ज्ञान मे बहुत उन्नति की, बहुत निर्मलता की, बहुत 
विकास किया । उन्नति या विकास शब्द वही प्रयोग मे आ्राते है जहा शक्ति तो 
हो पर व्यक्ति न हो, व्यक्त होने ही को प्रकाश या विकास कहते हैं । सूर्य का 
प्रकाश हुआ या विकास हुआ पश्रर्थात्‌ सूये मे प्रकाशक शक्ति है ही उसके ऊपर 
से भ्रन्धकार हटा, मेघो का परदा हटा । रत्न पाषाण मे रत्न बनने की व चम- 
कने की शक्ति तो थी ही, उसके मल को हटाने से वह रत्नरूप से चमक उठा । 
तेजाब मे डालने से यह सुवर्शा का आभूषण चमक उठा श्रर्थात्‌ सुबर्ण के 
ग्राभूषणो मे चमकने की शक्ति तो थी ही उस पर मेल छा गया था । तेजाब 
से जितना मेल कटता गया, सुवर्ण की चमक भलकती गई । 


हर एक के ज्ञान मे अनन्त पदार्थों के ज्ञान की अमर्यादित शक्ति है यह 
कभी सीमित नही की जा सकती है कि इससे श्रागे ज्ञान प्रकाश न करेगा । 
ग्राज के विश्व में पदार्थ विद्या ने कंसा अपूर्व विकास किया है जिससे हजारो 
मील शब्द पहुंच जाता है। अमेरिका मे बेठे हुए भारत मे गाया हुझा गाना 
सुना जा सकता है । हवाई विमानों से लाखों मन बोका आकाश मे जा सकता 
है । बिना तार के सबध से क्षण मात्र मे हजारों मील शब्द पहुच जाते है । 
पदार्थों के भीतर अद्भुत ज्ञान है, यह ज्ञान पदार्थ वेत्ताओ को कंसा होता है ? 
इसका पता लगाया जायेगा तो विदित होगा कि पदार्थ के खोजी एकान्त मे बेठकर 
ग्पने भीतर खोजते है ? खोजते खोजते कोई बात सूभ जाती है उसी का 
प्रयोग करते है । उसको ठीक पाते है तब श्रौर सोचते है श्लौर नई २ बाते सूक 
जाती है। बस प्रयोग से उन बातो को जमाकर नई खोज झ्रगट करदी जाती 
है । जितना २ म॑ंले बतंन को माजा जायेगा वह उतना २ चमकता जायेगा । 
इसी तरह जितना २ इस श्रपने शुद्ध ज्ञान को माजा जायेगा, इसमे खोज की 
जायेगी उतना २ ज्ञान का विकास होता जायेगा । प्रत्येक प्राणी की आ्रात्मा में 
यदि भ्रमर्यादित ज्ञान न हो तो ज्ञान का विकास संभव ही न हो । 


३७६ )] [ सहजसुखल-साधन 


ज्ञान का काम मात्र जानना है, मात्र प्रकाश करना है । जैसा द्रव्य गुण 
पर्याय है वैसा ही जानना है, न कम जानना है न अधिक जानना है न विपरीत 
जानना है । शुद्ध ज्ञान छहों द्रव्यो के भिन्न २ स्वभावों को जानता है, मूल स्व- 
भावो को जानता है तथा वे द्रव्य परस्पर एक दूसरे को किस तरह सहायक 
होते हैं यह भी जानता है । 

धरम, अ्रधर्, भ्राकाश, काल क्रिया रहित स्थिर हैं, स्वयं विभावरूप या 
उपाधिरूप नही परिणमते हैं - केवल द्रब्यों के हलन चलन, थिर होने, भ्रव- 
काश पाने व परिवर्तन मे उदासीन रूप में सहाय करते है । कर्मो से ससारी 
जीव अ्नादिकाल से सम्बन्धित है - कर्म पुद्गल हैं - जीव और पुदूगल मे पर 
के निर्मित्त से, विभावरूप होने की शक्ति है। इससे जीवो में कर्मो के उदय से 
विभाव भाव, रागादि भाव, अज्ञान भाव, श्रसयत भाव होते है, उन भावों के 
निमित्त से कर्म पुदूगल आकर जीव के कार्मण शरीर के साथ बँध जाते है । 
उनका बन्ध किस तरह होता है, वे कया २ व किस २ तरह अपना असर दिख- 
लाते है व कंसे दूर होते हैं । जीव और कर्म की परस्पर निमित्त न॑मित्तिक क्रिया 
से क्या २ होता है इस सर्व व्यवस्था को भी शुद्ध ज्ञान जानता है । 


भ्रभिप्राय यह है कि छ द्रव्यो को उनके सामान्य व विशेष गुणों को, 
उनकी स्वाभाविक व वेभाविक पर्यायो को - जगत की सर्व व्यवस्था को शुद्ध 
ज्ञान ठीक ठीक जानता है । जैसा सूर्य का प्रकाश घटपट, नगर, द्वार, गली, 
महल, वक्ष, पर्वत, ककड, पत्थर, ताबा, लोहा, पीतल, नदी, सरोवर, भील, 
खाई झ्ादि सब पदार्थों को उनके ग्राकार को ज॑ंसा है वसा दिखलाता है वंसे 
शुद्ध ज्ञान सूर्य प्रकाश के समान सर्व पदार्थों का सब कुछ स्वरूप जैसा का तैसा 
जानता है भर जैसे सूर्य सर्व को प्रकाश करता हुआ भी किसी पर रागद्वेष नही 
करता है । कोई सूर्य को अर्घ चढावे तो उस पर प्रसन्‍न नही होता है, कोई सूर्य 
की निन्‍दा करे तो उस पर श्रप्रसन्‍न या क्रोधित नहीं होता है - पूर्ण समदर्शी 
है । भ्रपने ताप व प्रकाश से सर्व पदार्थों को गुणकारी हो जाता है - वह कुछ 
बिचार नही करता है कि मे किसी को लाभ पहुचारऊ व हानि पहुंचाऊ । 
वह तो पूर्ण वीतरागता से प्रकाश करता है। भले ही कोई लाभ मानलो व 
हानि मानलो । उसी तरह शुद्ध ज्ञान स्व द्रव्य, गुण, पर्यायो का यथार्थ जानते 


सम्यग्ज्ञान और उसका महात्म्य ] [ ३७७ 


हुए भी न किसी से राग करता है न द्वेष करता है न प्रशसा किये जाने पर 
उन्मत्त होता है न निदा किये जाने पर रुष्ट होता है । पूर्गा समदर्शी, बीतरागी, 
निराकुल रहता है । जैसे सर्वज्ञ वीतरागपना सिद्ध परमात्मा का स्वभाव है वेसे 
ही सर्वाज्ञ वीतरागपना हर एक आ्रात्मा का स्वभाव है । 


भ्रात्मा के स्वभाव मे मोह का किचित्‌ भी मल नही है इसलिये आत्मा 
का ज्ञान जानता हुग्मा भी न क्रोध करता है, न मान करता है, न माया करता 
है, न लोभ करता है, त हास्यभाव करता है, न रति करता है, न भ्ररति करता है, 
न शोक करता है, न भय करता है, न जूगृप्सा या घणा करता है, न कोई काम 
का विकार करता है | वह मोह मदिरा के सयोग बिना किचित्‌ भी मोहित नहीं 
होता, दोषित नही होता । ग्रात्मा का स्वभाव सर्वज्ञ बीतरागता है, यही ज्ञान 
सम्यग्ज्ञान है । विभावपना, अल्पज्ञानपना ज्ञानावरण कर्म के उदय से है। राग- 
द्वेष, मोह, मोहनीय कर्म के उदय से है । जितनी कुछ भ्रन्तरग अ्वस्थाए प्रात्मा 
की वेभाविक होती है वे सब चार घातीय कर्मों के उदय से है जितनी कुछ 
बाहरी सामग्री का सयोग श्रात्मा से होता है, वह चार भ्रघातीय कर्मो के उदय 
से है, यह सब जानना ही सम्यग्ज्ञान है। सिद्ध परमात्मा प्ररहत केवली पर- 
मात्मा के ज्ञान मे और सम्यग्दृष्टि श्रविरति या विरति के ज्ञान में पदार्थों के 
स्वरूप के जानने की अपेक्षा कोई भ्रतर नही है | जैसा केवली जानते है, वसा 
स्पाद्वादी श्र तज्ञानी सम्यग्दृष्टि भी जानता है। श्र्थात्‌ द्रव्य की भपेक्षा वस्तु 
का क्‍या स्वरूप है, स्वभाव या विभाव पर्याय की श्रपेक्षा वस्तु का क्‍या स्वरूप 
है, यह सब ज्ञान जैसा केवली भगवान को होता है वसा सम्यग्दृष्टि को होता 
है । मात्र भ्रन्तर यह है कि केवली भगवान शुद्ध स्वाभाविक केबलज्ञान से 
प्रत्यक्ष जानते है यह श्र्‌ तज्ञानी श्रुतज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष जानता है। केवल 
ज्ञानी भ्रधिक पर्यायों को जानते है।। श्र्‌ तज्ञानी कम पर्यायो को जानता है परन्तु 
जितना कुछ श्रुतज्ञानी जानता है वह केवलज्ञानी के सदृश ही, भ्रनुकूल ही जानता 
है प्रतिकूल नही जानता है भर जेसे केवलज्ञानी सर्व कुछ जानते हुए भी पूर्ण 
वीतराग है वैसे ही सम्यग्द्ष्टि का ज्ञान भी वीतराग भाव से जानता है, वह 
भी राग द्वेष बिना किये हुए अपनी जे दूसरो की कमंजनित भ्रवस्था को बस्तु 
स्वरूप से जानता है इसलिये सम्यग्दृष्टि को भी ज्ञाता कहते है उदासीन कहते है । 


३७८ ] [ सहजसुख-साधन 


केवल अ्तर यह है कि सम्यर्दृष्टि दो प्रकार के होते है - एक बीतराग 
दूसरे सराग । ध्यानस्थ श्रात्मलान सम्यग्दृष्टि को वीतराग कहंते है, वह सम्पूर्ण 
मन, वचन, काय की क्रियाश्रो से विरक्त रहता हुआ उसी तरह आत्मा के आनद 
का स्वाद ले रहा है जंसे सर्वज् वीतराग परमात्मा लेते है । सराग सम्यक्ती मन, 
वचन, काय की क्रियाओ्रो को रागपूर्वक करता है। तथापि वह इन सर्व क्रियाओं 
का कर्त्ता अपने को नही मानता है | ग्रात्मा ज्ञातादृष्टा है, यही बुद्धि रखता है 
कषाय के उदय से उसे व्यवहार कार्यो को अपनी अश्रपनी पदवी के अ्रनुकूल करना 
पडता है । उनको वह अपना कत्तव्य नहीं जानता है, कर्मोदय जनित रोग 
जानता है । उस सराग सम्यक्ती का ज्ञान व श्रद्धान तो वीतराग सम्यग्दृष्टि के 
समान है, केवल चारित्र मोह के उदय का अपराध है, उसको वह सम्यग्दष्टि 
कर्म का उदय जानता है उसे पर ही अनुभव करता है । सर्व मन, वचन, काय 
की क्रियाओ को भी पर जानता है । इसलिये वह भी पूर्ग उदासीन है । 


भावना यह है कि कब यह सरागता मिटे और में बीतराग हो जाऊ । 
तत्त्वज्ञानी सम्यक्ती का यह ज्ञान कि मैं निश्चय से परमात्मावत्‌ शुद्ध निविकार 
ज्ञाता दृष्टा हू, आ्रात्मज्ञान कहलाता है। यही ग्रात्मज्ञान परम सुख साधन है। 
इस आात्मज्ञान को ही निश्चय सम्यर्ज्ञान कहते है । इसी को जिनवाणी का सार 
भाव श्र तज्ञान कहते है। इसी आत्मजञान मे उपयोग की थिरता को स्वरूपा- 
चरणा चारित्र कहते हैं स्वानुभव कहते है या आत्मध्यान कहते है। भावश्र त- 
ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव दोज का चद्रमा है, वही अ्रभ्यास के बल से 
बढते बढते पूर्णमासी का चन्द्रमारुप केवलज्ञान हो जाता है । जिस रत्नत्रय से 
सहजमसुख की सिद्धि होती है, उसमे आत्मज्ञान ही निश्चय सम्यग्ज्ञान है । 

इस श्रात्मज्ञान की प्राप्ति के लिये द्रव्यश्र्‌ त द्वारा छः द्रव्य, पचास्ति- 
काय, सात तत्त्व, नौपदार्थों का जान आवश्यक है जिसके ज्ञान के लिये परमा- 
गम का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है । इस शास्त्राभ्यास को व्यवहा रसम्य- 
ग्ञान कहते है । 

व्यवहार सम्यस्शान - जिनवाणी मे बहुल से शास्त्रों का संग्रह है उन 
को चार अनुयोगो मे विभाजित किया गया है, जिनको चार वेद भी कहा जा 
सकता है । 


सम्यज्ञान और उसका महात्म्य ] | ३७६ 


प्रथमानुयोग :- प्रथम भ्रवस्था के कम ज्ञानी शिष्यो को तत्त्वज्ञान की 
रुचि कराने मे जो समर्थ हो उसको प्रथमानुयोग कहते है। इनमे उन महान 
पुरुषों के व महान स्त्रियों के जीवन चरित्र है जिन्होने धर्म धार के भ्रात्मा की 
उन्नति की है। इसमे उन चरित्रों का भी कथन है जिन्‍्होने पाप बाधकर दुःख 
उठाया है व जिन्होने पुण्य बाधकर सुख साताकारी साधन प्राप्त किया है ) इस 
तरह के वर्शान को पढने से यह ग्रसर बुद्धि पर पडता है कि हमको भी धर्म का 
साधन करके अपना हित करना योग्य है । 

दूसरा भ्रनुयोग कर्णानुयोग है - इसमे चार गति का स्वरूप और 
लोक का स्वरूप बताया है तथा जीवो की ग्रवस्था के भेद गुणस्थान व मार्गरगा 
स्थानों का कथन है तथा कर्मो के बन्ध, उदय, सत्ता श्रादि का निरूपणा है । 
वह सब हिसाब बताया है जिससे श्रात्मा की भ्रवस्थाएँ कर्म के सयोग से भिन्न 
भिन्न प्रकार की होती है । इस ज्ञान की अध्यात्मज्ञान के लिये बहुत भ्रावश्यकता 
है । जो गुगास्थानो को समभझेगा वही ठीक २ जानेगा कि सम्यग्दृष्टि किस 
ग्रपेक्षा बधक है तथा किस श्रपेक्षा अबधक है । तथा कर्म बध कौन से गुणस्थान 
तक होता है तथा कर्मों की श्रवस्था कंसे बदली जा सकती है | यह आरात्मज्ञान 
का बडा ही सहकारी है । कर्म पुद्गल की सगति से जीव के सर्व व्यवहार नृत्य 
का दिग्दर्शन इस अ्नुयोग से होता है । 

तीसरा अनुयोग चरणानयोग हे - मन वचन काय को थिर करने के 
लिये स्वरूपाचरणमयी निश्चय चारित्र में उपयुक्त होने के लिये जिस २ व्यव- 
हार चारित्र की आवश्यकता हैं वह सब इस अनुयोग मे बताया है । साधु का 
क्या चारित्र हैँ व गृहस्थ श्रावक का वया चारित्र हैँ, वह सब बिस्तार पूर्वक इस 
तरह बताया गया है कि हर एक स्थिति का मानव श्रपनी योग्यतानुसार उसका 
प्राचरण कर सके तथा सहज सुख का साधन करता हुश्रा राज कत्त व्य, देश 
रक्षा कर्म, वारिएज्य कम, कृषि कर्म, शिल्प कर्म आदि गृहस्थ योग्य झ्रावश्यक 
कर्म भी कर सके, देश परदेश मे भ्रमणा कर सके । लौकिक उन्नति सर्व तरह 
से न्याय पूर्वक करते हुए सहजसुख का साधन किया जु सके । जैसे २ बैराग्य 
बढ वेस २ चारित्र को भ्रधिक २ पाला जा सके व अधिक २ आत्मध्यान किया 
जा सके । 


३८० ] | सहजसुख-साधन 


चौथा प्रनुयोग द्रध्यान॒योग है - इसमे छ द्रव्य, पाच अश्रस्तिकाय, सात 
तत्त्व, नौ पदार्थ का व्यवहार नय से प्यायरूप तथा निश्चय नय से द्रव्यरूप 
कथन है । इसी मे शुद्धात्मानुभव रीतियाँ बताई है, जीवन मुक्त रहने का साधन 
बताया है, श्रतीन्द्रिय सहजयुख की प्राप्ति का साक्षात्‌ उपाय बताया है| इन 
चार झनुयोगो के शास्त्रो को नित्य प्रति यथासम्भव अभ्यास करना व्यवहार 
सम्यग्ज्ञान का सेवन है । 

जैसे सम्यग्दर्शन के आठ श्ग है वेसे इस सम्यग्ज्ञान के भी झाठ अग हैं । 
यदि झ्राठ अ्रगो के साथ शास्त्राभ्यास को किया जायेगा तो ही ज्ञान की वृद्धि 
होगी, भ्रज्ान का नाश होगा । भावों की शुद्धि होगी, कषायो की मदता होगी, 
ससार से राग घटेगा, वेराग्य बढ गा, सम्यक्त की निर्मेलता होगी, चित्तनिरोध 
की कला मालूम होगी । झ्राठ अभ्रगो को ध्यान मे रखते हुए शास्त्रों का अभ्यासी 
मन, वचन, काय को लीन कर लेता है - पढते २ आत्मानन्द की छुटा छा 
जाती है । 

सभ्यग्जञान के श्राठ श्रग - (१) शुद्धि प्रन्थ :- शास्त्र के वाक्यों को 
शुद्ध पढ़ना । जब तक शुद्ध ग्रन्थ नही पढगे तब तक उसका अर्थ नही भासेगा | 


(२) भ्रथ शुद्धि :- शास्त्र का अर्थ ठीक २ समझना । जिन शाचार्यो 
ने ग्रन्थ की रचना की है उन्होने अपना ज्ञान पदों की स्थापना मे रख दिया है 
तब उन्ही स्थापनारूप पदो के द्वारा बही ज्ञान ग्रहह्य कर लेना जरूरी है जो 
ज्ञान ग्रन्थकर्ताओं के द्वारा उनमे भरा गया था या स्थापित किया गया था । 
जैसे दिशावर से आया हुआ पत्र जब ऐसा पढ़कर समझा जाता है कि जो 
मतलब भेजने वाले ने लिखा था वही जान लिया गया तब ही पत्र पढने का 
लाभ होता है इसलिए ग्रन्थ के यथार्थ भाव को समभना ग्रथं जुद्धि है । 


(३) उमय शुद्धि :- ग्रन्थ को शुद्ध पढना और शुद्ध श्र्थ समभना, दोनो 
का ध्यान एक साथ रखना उभय शुद्धि है । 

(४)काल शुद्धि - शास्त्रों को ऐसे समय पर पढना जब परिणामो मे 
निराकुलता हो । सध्या का समय आत्मध्यान तथा सामायिक करने का होता 
है । ऐसे समय पर भी शास्त्र पढने मे उपयोग न लगेगा जब कोई घोर आ्रापत्ति 


सम्यरज्ञात धौर उसका महात्म्य ] [ ३८१ 


का समय हो, तूफान हो, भूचाल हो रहा हो, घोर कलह या युद्ध हो रहा हो, 
किसी महापुरुष के मरण का शोक मनाया जा रहा हो, ऐसे आपत्तियो के समय 
पर शाति से ध्यान करना योग्य है । 


(५) बिनय -- बडे आदर से शास्त्र को पढना चाहिये, बडी भक्ति 
भावों मे रखनी चाहिये कि मैं शास्त्रो को इसीलिए पढता हूँ कि मुझे झ्रात्म- 
ज्ञान का लाभ हो, मेरे जीवन का समय सफल हो । अन्तरग प्रेम पूर्ण भक्ति को 
विनय कहते हैं । 

(६) उपधान :- धारणा करते हुए ग्रन्थ को पढ़ना चाहिये । जो कुछ 
पढा जावे वह भीतर जमता जावे जिससे वह पीछे स्मरण में भ्रा सके । यदि 
पढते चले गये और ध्यान में न लिया तो श्रज्ञान का नाश नहीं होगा । इसलिए 
एकाग्र चित्त होकर ध्यान के साथ पढना, धारणा में रखते जाना उपधान है । 
यह बहुत जरूरी अ्रग है, ज्ञान का प्रबल साधन है । 


(७) बहुमान - शास्त्र को बहुत मान प्रतिष्ठा से विराजमान करके 
पढना चाहिये। उच्च चौकी पर रखकर आसन से बेठकर पढ़ना उचित है तथा 
शास्त्र को अच्छे गत्तो वेप्टन से विभूषित करके जहा दोमक न लगे, शास्त्र सुरक्षित 
रहे इस तरह विराजमान करना चाहिये । 


(5) प्रनिह्लव :-- शास्त्रज्ञान अपने को हो उसको छिपाना नही चाहिये, 
कोई समभना चाहे तो उसको समभाना चाहिये। तथा जिस गुरु से समझा हो 
उसका नाम न छिपाना चाहिये । इस तरह जो झ्ाठ श्रगो को पालता हुआ 
शास्त्रों का मनन «करेगा वह व्यवहार सम्यग्ज्ञान का सेवन करता हुआ आात्म- 
ज्ञान रूपी निश्चय सम्यग्ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा । 


ज्ञान के भ्राठ भेद - यद्यपि ज्ञान एक ही है, वह आत्मा का स्वभाव 
है, उसमे कुछ भेद नहीं है जैसे सूर्य के प्रकाश मे कोई भेद नहीं है तथापि सूर्य 
के ऊपर घने मेघ झ्रा जावे तो प्रकाश कम भलकता है मेघ उससे कम हो तो 
और श्रधिक प्रकाश प्रगट होता, श्रौर ग्नधिक कम मेघ हो तो और अ्रधिक प्रकाश 
मलकता । श्रौर भी अधिक कम मेघ हो तो और भी अधिक प्रकाश प्रगट होता। 
बिलकुल मेघ ज्ञ हो तो पूर्ण प्रकाश प्रगट होता है। इस तरह मेघो के कम व 


शैपरे ] [ सहजसुख-साधन 


ग्रधिक आवररा के कारण सूर्य प्रकाश के पाच भेद हो सकते है तथा और 
भी सूक्ष्म विचार करोगे तो सूर्य के प्रकाश के श्रनेक भेद हो सकते है उसी तरह 
ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम या क्षय के अनुसार ज्ञान के मुख्य पाच भेद हो 
गये है - मतिज्ञान, श्र्‌तज्ञान, पग्रवधिज्ञान, सनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान । 
मति, श्रत, भ्रवधि तीन ज्ञान जब भिथ्यादष्टि के होते है - क्षुमति, कुश्न त, 
कुअ्रबधि कहलाते है | सम्यग्दृष्टि के मति, श्रुत, प्रवधि कहलाते है। इस तरह 
तीन कुज्ञान को लेकर ज्ञान के श्राठ भेद हो जाते है । 

मतिश्ञान. - पाच इन्द्रिय तथा मन के द्वारा सीधा किसी पदार्थ का 
जानना मतिज्ञान है। जसे स्पर्श इन्द्रिय से स्पर्श करके किसी पदार्थ को ठण्डा, 
गरम, रूखा, चिकना, नरम, कठोर, हलका, भारी जानना । रसना इन्द्रिय से 
रसना द्वारा रसना योग्य पदार्थ को स्पर्श करके खट्टा, मीठा, चरपरा, कडवा, 
कसायला या मिश्चित स्वाद जानना । नासिका इन्द्रिय से गधयोग्य पदार्थ को 
छुकर सुगन्ध या दुर्गन्ध जानना । चक्षु इन्द्रिय से बिना स्पर्श किये दूर से किसी 
पदार्थ को सफेद, लाल, पीला, काला या मिश्रित रग रूप जानना । कानो से 
शब्द स्पर्श कर सुरीला व असुरीला शब्द जानना | मन के द्वारा दूर से किसी 
श्रपूत बात को यकायक जान लेना । इस तरह जो सीधा ज्ञान इन्द्रिय व मन 
से होता है उसको मतिज्ञान कहते है। जितना मतिकज्ञानावरण का क्षयोपशम 
होता है उदनी ही अधिक मतिज्ञान की शक्ति प्रकट होती है । इसलिये सर्व 
प्राणियों का मतिज्ञान एकमा नहीं मिलेगा । किसी के कस, किसी के अधिक, 
किसी के मन्द, किसी के तीव्र । जानी हुई चीज का स्मरण हो जाना व एक 
दर्फ इन्द्रयो से व मन से जानी हुई चीज को फिर ग्रहणा कर पहचानना कि वही 
है यह सज्ञा ज्ञान, तथा यह चिन्ता ज्ञान कि जहा जहा धूम होगा वहा वहा 
आग होगी । जहा जहा सूर्य का प्रकाश होगा कमल प्रफुल्लित होगे तथा चिन्ह 
को देखकर या जानकर चिन्हों का जानना, धूम को देखकर अग्नि का जानना 
यह अ्रनुमान ज्ञान, ये सब भी मतिज्ञान है क्योकि मतिज्ञानावरणा कर्म क क्षयो- 
पशम से होते है । 

अर सतशान - मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ के द्वारा दूसरे पदार्थ का या 
विषय का जानना श्रुतज्ञान है । ज॑से कान से आ्रात्मा शब्द सुना यह मतिज्ञान 


सम्यग्ज्ञान श्रौर उसका महात्म्य | [३८३ 


है। आत्मा शब्द से श्रात्मा के गुण पर्याय श्रादि का बोध करना श्रुतज्ञान है । 
इसीलिए शास्त्रज्ञान को श्रुतज्ञान कहते है । हम श्रक्षरो को देखते है या सुनते 
है उनके द्वारा फिर मन से विचार करके शब्दो से जिन जिन पदार्थों का सकेत 
होता है उनको ठीक ठीक जान लेते है यही श्रुतज्ञान है, यह श्रुतज्ञान मनके ही 
द्वारा होता है। श्रुतज्ञान के दो भेद हैं :- ग्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान, ग्रनक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान । जो श्रक्षरों के द्वारा अर्थ विचारने पर हो वह अक्षरात्मक श्रतज्ञान 
है जैसे शास्त्र द्वारा ज्ञान । जो स्पर्शनादि इन्द्रियो से मतिज्ञान द्वारा पदार्थ को 
जानकर फिर उस ज्ञान के द्वारा उस पदार्थ मे हितरूप या अहितरूप बुद्धि हो 
सो ग्रनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । यह एकेन्द्रियांदि सब प्राणियों को होता है । 
जैसे वृक्ष को कुल्हाडी लगाने से कठोर स्पर्श का ज्ञान होना सो मतिज्ञान है, 
फिर उससे दु ख का बोध होना श्र्‌ तज्ञान है। लट को रसना के द्वारा स्वाद 
का ज्ञान होना मतिज्ञान है, फिर उसे वह सुखदाई या दु खदाई भासना श्र्‌ त- 
ज्ञान है । चीटी को दूर से सुगन्ध आना मतिज्ञान है फिर सुगधित पदार्थ की 
झ्ोर झ्राने की बुद्धि होना श्र्‌ तज्ञान है। पतग को आख से दीपक का वर्ण 
देखकर ज्ञान होना मतिज्ञान है। वह हितकारी भासना श्र्‌ तज्ञान है । कर्रा से 
कठोर शब्द सुनना मतिज्ञान है, वह अद्वितकारी भासना श्र्‌ तज्ञान है । मति- 
श्र्‌ तज्ञान स्व प्रारियो को सामान्य से होते है । एकेन्द्रियादि पच्चेन्द्रिय पर्यत 
सबके इन दो ज्ञानो से कम ज्ञान नही होते है । इन दो ज्ञानो की शक्ति होती 
है, परन्तु ये ज्ञान भी क्रम से काम करते है । 


प्रवधिज्ञान :-- अभ्रवधि नाम मर्यादा का है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की 
मर्यादा लिये हुए पुदूगलों को या पुदूगल सहित श्शुद्ध जीवो का वर्णन जानना 
इस ज्ञान का काम है । द्रव्य से मतलब है कि मोटे पदार्थ को जाने कि सूक्ष्म 
को जाने, क्षेत्र से मतलब है कि कितनी दूर तक की जाने, एक कोस की या 
१०० या १००० या १०००० श्रादि कोस तक की जाने। काल से मतलब है 
कि कितने समय श्रागेव पीछे की जाने । १० वर्ष, १०० वर्ष एक भव या अनेक 
भव को झागे पीछे । भाव से मतलब अवस्था विशेष या स्वभाव विशेष से है । 
ग्रवधिज्ञान के बहुत से भेद हो सकते है, जिसको जितना अ्रवधिज्ञानावरण कर्म 
का क्षयोपशम होता है । उतना कम या अधिक अवधिज्ञान होता है । इस ज्ञान 


३८४ ] | सहजसुख-साधन 


के होने मे मन व इन्द्रियो की जरूरत नही है प्रात्मा स्वय ही जानता है। देव 
तथा नारकियो को तो जन्म से ही होता है । पशुश्रो को व मानवों को सम्यक्त 
के व तप के प्रभाव से होता है । यह एक प्रकार की ऐसी विशेष शक्ति का 
प्रकाश है जिससे श्रवधिश्ञानी किसी मानव को देखकर विचारता हुआ उसके 
पूर्व जन्म व झ्रागामी जन्म की घटनाओञ्रों को जान सकता है । योगी तपस्वी 
ऐसा भ्रधिक अवधिज्ञान पा सकते हैं कि संकडो जन्म पूर्व व आगे की बाते जान 
लेवे । ज्ञान की जितनी निर्मलता होती है उतना ही उसका श्रधिक प्रकाश 
होता है । 

मन:पर्ययज्ञान -- दूसरो के मन में पुदूगल व अशुद्ध जीवो के सम्बन्ध 
मे क्या विचार चल रहा है व विचार हो चुका है व विचार होवेगा उस सर्व 
को जो कोई श्रात्मा के द्वार जान सके वह मनःपर्ययज्ञान है, यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म 
बातो को जान सकता है। जिसको अ्रवधिज्ञानी भी न जान सके इसलिये यह 
ज्ञान भ्रवधिज्ञान से श्रधिक निर्मेल है। यह ज्ञान ध्यानी तपस्वी योगियो के ही 
होता है - सम्यग्दृष्टि महात्मा्रो के ही होता है । मन पर्यय ज्ञानावरण कर्म के 
कम व अधिक क्षयोपशम के अनुसार किसी को कम या किसी को अधिक 
होता है । 

केवलज्ञान :-- सर्व ज्ञानावरण कम के क्षय होने से ग्रनन्तज्ञान का प्रकाश 
होना कंवलज्ञान है । यही स्वाभाविक पूर्ग ज्ञान है, जो परमात्मा भ्ररहत तथा 
सिद्ध मे सदा व्यक्ति रूप से चमकता रहता है ससारी जीवो में शक्ति रूप से रहता 
हैं उस पर ज्ञानावरण का पर्दा पडा रहता है । जब शुवल ध्यान के प्रभाव से 
स्व ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाता है तब ही यह ज्ञान तेरहवे गुणस्थान मे 
सयोग केवली जिनको प्रगट होता है । एक दफे प्रकाश होने पर फिर वह मलीन 
नही होता है, सदा ही शुद्ध स्वभाव में प्रगट रहता है | पाच ज्ञानों मे मति, 
श्रुति परोक्ष है क्योकि इन्द्रिय व मन से होते है परन्तु तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है - 
ग्रात्मा से ही होते हैं । 

श्र तज्ञान हो केवलशान का कारण है :- इन चार ज्ञानों मे श्रू,तज्ञान 
ही ऐसा ज्ञान है जिससे शास्त्र ज्ञान होकर आरात्मा का भेदविज्ञान होता ह कि 
यह आत्मा भावकर्म रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि व नौकमं शरीरादि से 


प्म्यरज्ञान और उसका महात्म्य ] [३८५ 


भिन्न हैं, सिद्धसम शुद्ध है । जिसको आत्मानुभव हो जाता हैँ वही भाव श्र्‌ त- 
ज्ञान को पा लेता है । यही आत्मानुभव ही कंवलज्ञान को प्रकाश कर देता है । 
किसी योगी को पअ्रवधिज्ञान व मन पर्ययज्ञान भी हो तो भी श्र तज्ञान के बल से 
केवलज्ञान हो सकता है । अवधि मन पर्ययज्ञान का विषय ही शुद्धात्मा नही है, ये 
तो रूपी पदार्थ को ही जानते है जब कि श्र तज्ञान अरूपी पदार्थों को भी जान 
सकता है इसलिये श्र्‌ तज्ञान प्रधान है । हम लोगो को उचित है कि हम शास्त्र- 
ज्ञान का विशेष ग्रभ्यास करते रहे जिससे आत्मानुभव मिले। यही सहज सुख 
का साधन है व यही केवलज्ञान का प्रकाशक है । 


चार दर्शनोपयोग - पहले हम बता चुके है कि जीव के पहिचानने के 
ग्राठ ज्ञान व चार दर्शन साधन है। दर्शन और ज्ञान मे यह अन्तर है कि ज्ञान 
स!कार है, दर्शन निराकार है। दर्शन में पदार्थ का बोध नही होता है | जब 
बोध होने लगता हे तब उसे ज्ञान कहते है। जिस समय आत्मा का उपयोग 
किसी पदार्थ के जानने की तैयारी करता है तब ही दर्शन होता है, उसके पीछे 
जो कुछ ग्रहण मे आता है वह ज्ञान है। कर्णा में शब्द श्राते ही जब उपयोग 
उधर गया और शब्द को जाना नहीं तब दर्शन है। जब जान लिया कि शब्द 
है तब ज्ञान कहा जाता है। अल्पज्ञानियों के दर्शन पूर्वक मतिज्ञान होता है, 
मतिज्ञान पूर्वक श्र तज्ञान होता है। सम्यग्दष्टि महात्मा्रो को श्रवधि दर्शन 
पूर्वक ग्रवधिज्ञान होता है । केवलज्ञानी को केवलदर्शन, केवलज्ञान के साथ २ 
होता है । चक्षु इन्द्रिय द्वारा जो दर्शन हो वह चक्षुदर्शन है | जैसे श्रांख ने घडी 
को जाना यह मतिज्ञान है । इसी तरह चक्षु इन्द्रिय के सिवाय चार इन्द्रिय और 
मन से जो दर्शन होता है वह अचक्षुदर्शन है । ग्रवधिदर्शन सम्यक्ती ज्ञानियो को 
ग्रात्मा से होता है । केवलदशैन स्वंदर्शी है, वह दर्शनावरणा कम के सर्वथा क्षय 
से प्रगट होता है । 

निश्चय धोर व्यहार्नय :- प्रमाण जब वस्तु को सर्वाग ग्रहण करता 
है तब नय वस्तु के एक भ्रश को ग्रहण करता है व बताता है । पहले कहे गये 
पाचों ज्ञान प्रमाण हैं व तीन क॒ज्ञान प्रमाणाभास हैं । जैसे कोई मानव व्यापारी 
है शोर मजिस्ट्रंट भी है, प्रमाराज्ञान दोनों बातो को एक साथ जानता है। नय 
को भ्रपेक्षा किसी समय वह व्यापारी कहा जायेगा तब मजिस्ट्र टपना गौर 


३८६ ] [ सहजसुख-साधन 


रहेगा व कभी मजिस्ट्रंट कहा जायेगा तब व्यापारीपना गोण रहेगा । प्रध्यात्म 
शास्त्रों मे निश्वयनय और व्यवहारनय का उपयोग बहुत मिलता है । स्वाश्रय 
निश्चय पराश्रय व्यवहार जो नय एक ही वस्तु को उसी को पर की अपेक्षा 
बिना वर्णन करे वह निश्चयनय है । जो किसी वस्तु को परकी श्रपेक्षा से और 
का और कहे वह व्यवहारनय है । एक खडग सोने की म्यान के भीतर है, उस- 
मे खडग को खडग और म्यान को म्यान कहना निश्चयनय का काम है तथा 
सोने को खडग कहना व्यवहार नय का काम है । लोक मे ऐसा व्यवहार चलता 
है कि परके सयोग से उस वस्तु को अनेक तरह से कहा जाता है । 


ज॑से दो खडग रकक्‍खी है, एक चादी के म्यान में है और एक सोने के 
म्यान मे है । किसी को इनमे से एक ही खडग चाहिये थी, वह इतना लम्बा 
वाक्य नही कहता है कि सोने की म्यान मे रखी हुई खडग लाझ्रो, किन्तु छोटा 
वाक्य कह देता है कि सोने की खडग लाओ । तब यह वचन व्यवहार में असत्य 
नही है किन्तु निश्चय से असत्य है, क्योकि वह भ्रम पैदा कर सकता है कि 
खडग सोने की है जबकि खडग सोने की नही है | इसी तरह हमारी आत्मा 
मनुष्य आयु व गति के उदय से मनुष्य के शरीर मे है, आत्मा भिन्न है । तेजस 
कार्माण और औदारिक शरीर भिन्न है। निश्चयनय से आत्मा को आत्मा ही 
कहा जायेगा । व्यवहारनय से झात्मा को मनुष्य कहने का लोक व्यवहार है 
क्योकि मनुष्य शरीर मे वह विद्यमान है । झ्रात्मा को मनुष्य कहना व्यवहार से 
सत्य है तो भी निश्चय नय से असत्य है, क्योकि आत्मा मनुष्य नही है, उसका 
कर्म मनुष्य है, उसका देह मनुष्य है । 

निश्चयनय को भूतार्थ, सत्या्थं, यथार्थ, वास्तविक, असल मूल कहते 
है । व्यवहारनय को असत्या्थ, अभूतार्थ, अ्रयथार्थं, श्रवास्तविक कहते है। 
ससारी आत्मा को समभने के लिए व पर के सयोग मे प्राप्त किसी भी वस्तु 
को समभने के लिये दोनो नयो को झावश्यकता पडती हैं । कपडा मलीन हे 
उसको शुद्ध करने के लिये द्रोनो नयो के ज्ञान की जरूरत हैं । निश्चयनय से 
कपडा उज्ज्वल हे, रूई का बना हूं व्यवहारनय से मैला कहाता है, क्योकि मल 
का सयोग हैँ । यदि एक ही नय या श्रपेक्षा को समभे तो कपडा कभी स्वच्छ 
नही हो सकता है । यदि ऐसा मानले कि कपड़ा सव्ंथा शुद्ध ही हैं तब भी वह 


तम्यज्ञान और उसका महात्म्य ] [३८६७ 


शुद्ध नही किया जायेगा । यदि मानले कि मेला ही है तब भी वह शुद्ध नही 
किया जायेगा । शुद्ध तब ही”किया जायेगा जब यह माना जायेगा कि श्रसल में 
मूल मे तो यह शुद्ध है परन्तु मेल के सयोग से वतंमान मे इसका स्वरूप मैला 
हो रहा है ! मैल पर है छुडाया जा सकता हैँ ऐसा निश्चय होने पर ही कपडा 
साफ किया जायेगा । इसी तरह निश्चयनय कहता हू कि श्रात्मा शुद्ध हैं । 
व्यवहारनय कहता है कि श्रात्मा श्रशुद्ध हैँ, कर्मो से बद्ध हैं दोनों बातो को 
जानने पर ही कर्मों को काटने का पुरुषार्थ किया जायेगा । 


निश्चयनय के भी दो भेद अध्यात्म शास्त्रों मे लिये गये है - एक शुद्ध 
निश्चयनय , दूसरा अशुद्ध निश्चय नय । जिसका लक्ष्य केवल शुद्ध गुर पर्याय 
व द्रव्य पर हो वह शुद्ध निश्चयनय है व जिसका लक्ष्य उसो एक द्रव्य के 
अशुद्ध द्रव्य, गुग पर्याय पर हो वह अशुद्ध निश्चय हैँ जैसे जीव सिद्ध सम शुद्ध 
है यह वाक्य शुरू निश्चयनय से कहा जाता ह। यह जीव रागी द्वेपी है यह 
वाक्य अशुद्ध निश्चयनय से कहा जाता है । राग दढ्वंप जीव के ही नैमित्तिक व 
ग्ौपाधिक भाव है । उन भावों में मोहनीय कर्म का सयोग पा रहा है इसलिये 
वे भाव शुद्ध नही है, श्रशुद्ध भाव है। इन अशुद्ध भावों को आत्मा के भाव 
कहना अशुद्ध निश्चयतय से ठीक है, जबकि शुद्ध निश्चयनय से ठीक नही है । 
ये दोनों नय एक ही द्रव्य पर लक्ष्य रखते हे । 


व्यवहारनय के कई भेद है -- प्रनपचरित श्रसदमृत ब्यबह्‌ रनय । यह 
वह नय है कि पर वस्तु का किसी से सयोग होते हुए ही पर को उसका कहना । 
जैसे यह घी का घडा है । इसमे घी का सयोग है इसलिये घड़े को घी का घडा 
कहते है। यह जीव पापी है, पुण्यात्मा है। यह जीव मानब है, पश्‌ है । यह 
गोरा है, यह काला है | ये सब वाक्य इस नय से ठीक है, क्योकि कार्माण व 
आदारिक शरीर का सयोग है इसलिये श्रनुपचरित है परन्तु है प्रात्मा के मूल 
स्वरूप से भिन्न इसलिये भ्सद्भूत है । विल्कुल भिन्न वस्तु को किसी की कहना 
उपच रित ग्र८द्मूत व्यबहारनय है | जेसे यह दुकान रामलाल की है, यह टोपी 
वालक की है, यह स्त्री रामलाल की है, यह गाय फतहचन्द की है, ये कपडे 
मेरे है, ये आनूपगणा मेरे है, यह देश मेरा है । 


३८८ [ सहजसुख-साधत 


3 


निश्चयनय का विषय जब वस्तु को अभेद रूप से अखण्ड रूप से ग्रहगा 
करना है तब उसी को खण्डरूप से ग्रहण करना सदभूत व्यवहारनय का विषय 
है । ऐसा भी शास्त्रों मे विवेचन है । जैसे आत्मा को अभेद एक ज्ञाकक मात्र 
ग्रहण करना निश्चयनय का प्रभिप्राय है तब ग्रात्मा को ज्ञानरूप, दर्शनरूप, 
चारित्ररूप इस तरह गुणा व गुणी भेद करके कहना सद्भूत व्यवहारनय का 
विषय है । कही कही इस सद्भूत व्यवहार को भी निश्चय नय में गर्भित करके 
कथन किया गया है क्योकि यह सदभूत व्यवहार भी एक ही द्रव्य की तरफ 
भेदरूप से लक्ष्य रखता है, परकी तरफ लक्ष्य नहीं है । जहा परकी तरफ लक्ष्य 
करके पर का कथन है वह असद्भूत व्यवहारनय है या सामान्य से ही व्यव- 
हारनय है । 

द्रब्याथिक पर्यायाधिक नय - जो नय या अपेक्षा केवल द्रव्य को लक्ष्य 
में लेकर वस्तु को कहे वह द्रव्याथिक है । जो द्रव्य की किसी पर्याय को लक्ष्य 
में लेकर कहे वह पर्यायाथिक है । जैसे द्रव्याथिकनय से हर एक आत्मा समान- 
रूप से शुद्ध है, निज स्वरूप में है। पर्यायाथिकनय से आत्मा सिद्ध है, ससारी 
है, पश है, मानव है, वृक्ष है इत्यादि । यह आत्मा नित्य है द्रव्याथिकनय का 
वाक्य है । यह ग्रात्मा ससारी अनित्य है, यह पर्यायाथिकनय का वाक्य है 
क्योकि द्रव्य कभी नाश नहीं होता है, पर्याय क्षण मे बदलती है । 

नेंगसादि सप्तनय -- जगत मे अ्रपेक्षाबाद के बिना व्यवहार नही हो 
सकता है । भिन्न भिन्न अपेक्षा से वाक्य सत्य माने जाते है| उन अपेक्षा्रो को 
या नयो को बताने के लिये जिनसे लोक मे व्यवहार होता है, जैन सिद्धात मे 
सात नय प्रसिद्ध हैं - नेगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एव 
भूत । इनमे पहले तीन नय द्रव्याथिक मे गर्भित है क्योकि इनकी दृष्टि द्रव्य पर 
रहती है, शेष चार नय पर्यायाथिक मे गर्भित है क्योकि उनकी दृष्टि पर्याय पर 
ही रहती है तथा अ्रन्त के तोन नयो की दृष्टि शब्द पर रहती है. इसलिये वे 
शब्दनय है । शेप चार की दृष्टि पदार्थ पर मुख्यता से रहती है इससे वे अर्थ- 
नय हैं । 

नेगमनय :-- जिसमे संकल्प किया जावे नेगमनय है । भूतकाल की बात 
को वर्तमान मे सकल्‍प करना यह भूतनेगमनय है । जैसे कातिक सुदी १४ को 


सम्यग्ज्ञान और उसका महात्म्य ] [ ३८६ 


कहना कि आज श्री वर्द्धमानस्वामी का निर्वाण दिवस है। भावी नैगमनय 
भविष्य की बात को वरंमान में कहता है जैसे अहुंन्त भ्रवस्था मे विराजित किसी 
केवली को सिद्ध कहना । वर्तमान नेगमनय वह है जो वतंमान की अधूरी बात 
को पूरी कहे जैसे कोई लकडी कष्ट रहा है, उससे किसी ने पूछा क्‍या कर रहे 
हो ” उसने कहा किवाड बना रहा हू । क्योकि उसका उहंश्य लकडी काटने 
मे किवाड ही बनाने का है । 


सग्रहनय -- जो एक जाति के बहुत से द्रव्यो को एक साथ बतावे वह 
सग्रहनय है । जैसे कहना कि सत्‌ द्रव्य का लक्षण है | यह वाक्य सर्व द्र॒व्यो को 
सत्‌ बताता है । जीव का उपयोग लक्षण है। यह वाक्य सब जीवो का लक्षण 
उपयोग सिद्ध करता हे । 

व्यबहारनय -- जिस गअपेक्षा से सग्रहनय से ग्रहीत पदार्थों का भेद करते 
चले जावे वह व्यवहारनय हें । जेसे कहना कि द्रव्य छ है जीव ससारी श्र 
सिद्ध है - ससारी स्थावर व त्रस है, स्थावर पृथ्वी आदि पाच प्रकार के हैं 
इत्यादि । 


ऋजुसूत्रनय - जो सूक्ष्म तथा स्थल पर्याय मात्र को जो वतंमान मे है 
उसी को ग्रहण करे वह ऋजुसूत्रनय है । जैसे स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष, 
शवान को श्वान, अश्व को अश्व, क्रोध पर्याय सहित को क्रोधी दया भाव सहित 
को दयावान कहना । 


शब्दनय -- व्याकरणा व साहित्य के नियमों की प्रपेक्षा से शब्दों को 
व्यवहार करना शब्दनय है । उसमे लिंग, बच्चन, कारक, काल आदि का दोष 
भलकता हो तो भी उसे नही गिनना सो शब्दनय है । जैसे स्त्री को सस्कृत में 
दारा, भार्या, कलत्र कहते है । यहा दारा शब्द पुल्लिग है, कलत्र नपु सक लिग 
है तो भी ठीक है । कोई महान पुरुष आ रहा है उसे प्रतिष्ठावाचक शब्द में 
कहते है - वे झा रहे है । यह वाक्य यद्यपि बहुवचन का प्रयोग एकवचन मे है 
तथापि शब्दनय से ठीक है । कही की कथा का वर्शान करते हुए भूतकाल में 
वतंमान का प्रयोग कर देते है जेसा सेना लड॒ रही है, तोपे चल रही हैं, रुधिर 
की धारा बह रही है, मृतको के मुण्ड लोट रहे है ये सब वाक्य भूतकाल के 


३६० ] [| सहजयुख-साधन 


बतेमान काल मे प्रयोग करना शब्दनय से ठीक है । शब्द नय में शब्दों पर ही 
दृष्टि है कि शब्द भाषा साहित्य के अनुसार व्यवह्वार किया जावे । 


समभिरूढ़ नय - एक शब्द के अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं। उनमे से एक 
भ्रथ को लेकर किसी के लिये व्यवहार करना समभिरूढ नय है । जसे गो शब्द 
के अर्थ, नक्षत्र. आकाश, बिजली, पृथ्वी, वाणी आ्रादि है, तो भी गाय के लिये 
भी व्यवहार करना समभिरूढनय से ठीक है । यद्यपि गो शब्द के श्रर्थ जाननेवाले 
के है । तथापि सोई, बैठी हरएक दशा में गाय पश्‌ को गो कहना समभिरूढ़ 
नय से ठीक है या एक पदार्थ के अनेक शब्द नियत करना, चाहे उनके ग्रर्थों में 
भेद हो, यह भी समभिरूढ नय से है। जेसे स्त्री को स्त्री, अबला, नारी आदि 
कहना । अथवा इन्द्र को शक्र, पुरन्दर, इन्द्र, सहस्राक्षी आदि कहना । यहा इन 
शब्दों के भिन्‍न २ श्रर्थ है तो भी एक व्यक्ति के लिये व्यवहार करना समभिरूढ 
नय से ठीक है । 


एवबभूत :- जिस शब्द का जो वास्तविक भ्रर्थ हो उसी समान क्रिया 
करते हुए को उसी शब्द से व्यवहार करना एवभूतनय है । जैसे वेद्यक करते 
हुए वंच्य को वंद्य कहना, दुबल स्त्री को ही अबला कहना, पूजन करते को 
पुजारी कहना, राज्य करते हुए न्याय करते हुए को राजा कहना । लोक व्य व- 
हार मे इन नयो की बडी उपयोगिता है । 


स्याहादनय या सप्तभंगवारी - पदार्थ में भ्रनेक स्वभाव रहते है जो 
साधारण रूप से विचारने मे विरोधरूप भासते हैं परन्तु वे सब भिन्‍न २ अपेक्ष' 
से पदार्थ रूप से पाए जाते है उनको समभाने का उपाय स्यादह्वाद या सप्त- 
भग है। 

हर एक पदार्थ मे प्रस्ति या भावपना, नास्ति या अभावपना ये दो 
विरोधी स्वभाव है| नित्यपना तथा अनित्यपना ये भी दो विरोधी स्वभाव है । 
एकपना और भअ्रनेकपना ये भी दो विरोधी स्वभाव है । एक ही समय मे एक 
ही स्वभाव को वचन द्वारा कहा जाता है तब दूसरा स्वभाव यद्यपि कहा नही 
जाता है । तो भी पदार्थ मे रहता अवश्य है, इसी बात को जताने के लिये 
स्याद्वाद है । 


सम्याज्ञान और उसका महात्म्य ) [ ३६१ 


स्यात्‌ श्रथवा कथचित्‌ श्रर्थात्‌ किसी श्रपेक्षा से बाद अर्थात्‌ कहना सो 
स्याद्वाद है । जेसे एक पुरुष पिता भी है पुत्र भी है उसको जब किसी को सम- 
भावेगे तब कहेंगे कि स्थात्‌ पिता अस्ति । किसी श्रपेक्षा से (अपने पुत्र की 
अपेक्षा से) पिता है । यहा स्यात्‌ शब्द बताता है कि वह कुछ और भी है । फिर 
कहेगे स्यात्‌ पुत्र अस्ति - किसी अपेक्षा से (अपने पिता की श्रपेक्षा से) पुत्र 
है । वह पुम्ष पिता व पुत्र दोनों है । ऐसा दृढ करने के लिये तीसरा भग कहा 
जाता है 'स्यात्‌ पिता पुत्रश्च' । 

किसी अपेक्षा से यदि दोनो को विचार करें तो वह पिता भी है पुत्र 
भी है । वह पिता व पुत्र तो एक ही समय मे है परन्तु शब्दो मे यह शक्ति नही 
है कि दोनो स्वभावों को एक साथ कहा जा सके । अ्रतएवं कहते है चौथा भग- 
स्यात्‌ अवक्तब्य । किसी अपेक्षा से यह वस्तु अ्रवक्तव्य है, कथनगोचर नही है । 
यद्यपि यह पिता व पुत्र दोनो एक समय मे है, परन्तु कहा नहीं जा सकता । 
सर्वंथा अ्रवक्तव्य नही है इसी बात को दृढ करने के लिये शेष तीन भग है । 
सस्‍्थात्‌ पिता अवक्तव्य च। किसी अपेक्षा से श्रवक्तव्य होने पर भी पिता है, 
स्यात्‌ पुत्र. भ्वक्तव्य च । किसी अपेक्षा अवक्तव्य होने पर भी पुत्र है । स्थात्‌ 
पिता पृत्रश्च अ्रवक्तव्य च किसी श्रपेक्षा ग्रवक्तव्य होने पर भी पिता व पुत्र दोनो 
है । इस तरह दो विरोधी स्वभावों को समभाने के लिये सात भग शिष्यो को 
दृढ़ ज्ञान कराने के हेतु किये जाते है। वास्तव में उस पुरुष मे तीन स्वभाव 
है - पिता पना, पुत्र पना व अवक्तव्य पना इसी के सात भग ही हो सकते है 
न छः नग्राठ। ज॑ंसे १ पिता, २ पुत्र, ३ पिता पुत्र, ४ अश्रवकव्य, ५ पिता 
ग्रवक्तव्य, ६ पुत्र ग्रवक्तव्य, ७ पिता पुत्र अवक्तव्य । 

यदि किसी को सफंद, काला, पीला, तीन रग दिये जावे और कहा 
जावे कि इसके भिन्न २ रग बनाझ्नो तो वह नीचे प्रमाण सात ही बना देगा । 

१ सफेद, २ काला, ३ पीला, ४ सफेद काला, ५ सफंद पीला, ६ काला 
पीला, ७ सफेद काला पीला । इससे कम व अ्रधिक नही बन सकते है । 

झ्रात्मा के स्वभाव को समभने के लिये इस स्याद्वाद की बडी जरूरत 
है । श्रात्मा मे अस्तित्व या भावपना अ्रपने अ्रखड द्रव्य, अपने प्रसख्यात प्रदेश 
रूप क्षेत्र, अपनी स्वाभाविक पययिरूप काल व ग्रपने शुद्ध शानानन्द मय भाव 


३६२ |] [ सहजसुख-साधन 


की श्रपेक्षा है उसी समय इस अपने आ्रात्मा मे सम्पुर्गा भ्रन्य आ्रात्माओं के, सर्व 
पुद्गलो के, धर्म, भ्रधमं, ग्राकाश व काल के द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव का 
नास्तिपना या ग्रभाव भी है। अस्तित्व के साथ नास्तित्व न हो तो यह आत्मा 
है । यह भी श्री महावीर स्वामी का आत्मा है श्रन्य नही है यह बोध ही न हो । 
झात्मा से आत्मापना तो है परन्तु आत्मा मे भाव कर्म रागादि, द्रव्य कभ ज्ञाना- 
बररणादि, नौकम॑ शरीरादि इनका तथा अन्य सब द्रव्यो का नास्तित्व है या 
प्रभाव है ऐसा जानने पर आत्मा का भेदविज्ञान होगा, आ्रात्मानुभव हो सकेगा । 
इसी को सात तरह से कहेगे - 

१ स्थात्‌ अस्ति आत्मा, २ स्यात्‌ नास्ति आत्मा, ३ स्थात्‌ अस्ति नास्ति 
आ्रात्मा, ४ स्यात्‌ ग्रवक्तव्य, ५ स्यात्‌ अस्ति आत्मा अवक्तव्य च, ६ स्यात्‌ नास्ति 
आत्मा अवक्तव्य च, ७ स्यात अ्रस्ति नास्ति आत्मा अवक्तव्य च । इसी तरह यह 
श्रात्मा अपने द्रव्य व स्वभाव की अपेक्षा ध्रब है नित्य है तब ही पर्याय की अपेक्षा 
अनित्य है । इस तरह एक ही समय में आत्मा में नित्यपना तथा अनित्यपना 
दोनो स्वभाव है इसी को सात भगों द्वारा समझाया जा सकता है । 

£ स्थात्‌ नित्य, २ स्यात्‌ अनित्य, 3 स्यात्‌ नित्य श्रनित्य, ४ स्यात्‌ 
ग्रवक्तव्य, ४५ स्यात्‌ नित्य अवक्तव्य च, ६ स्यात्‌ अनित्य अवक्‍तव्य च, ७ 
स्थात्‌ नित्य अनित्य अवक्तब्य च । 


इसी तरह आ्रात्मा अनत ग्णों का.अभेद पिड है, इसलिये एक रूप है । 
बही आत्मा उसी समय ज्ञान गुण की अपेक्षा ज्ञानरूप है, सम्यक्त गृग की 
अपेक्षा सम्यक्त रूप है, चारित्र गुण की भ्पेक्षा चारित्र रूप है, वीयंगूणा की 
प्रपेक्षा वीयंरूप है । जितने गुण आ्रात्मा मे है वे सर्व आत्मा में व्यापक है । इस 
लिये उनकी भ्रपेक्षा आत्मा अनेक रूप है । इसी के सप्तभग इस तरह करेगे - 
स्यात्‌ एक , स्यात्‌ अनेक , स्यात्‌ एक ग्ननेकश्च, स्यात्‌ अ्रवक्तव्य, स्थात्‌ एक अ्रव- 
क्तव्य च, स्यात्‌ अनेक अवक्तव्य च, स्यात्‌ एक श्लनेक ग्रवक्तव्य च। 

यह ससारी प्रात्मा स्वभाव की श्रपेक्षा शुद्ध है, उसी समय कर्म सयोग 
की भ्रपेक्षा भ्शुद्ध है । इसके भी सात भग बनेगे । स्यात्‌ शुद्ध , स्यात्‌ अ्रशुद्ध 
स्थात्‌ शुद्ध” भ्रशुद्ध, स्यात्‌ श्रवक्तव्य, स्यात्‌ शुद्ध: भ्रवक्तव्य च, स्यात्‌ भ्रशुद्ध 
झवक्तव्य च, स्यात्‌ शुद्ध भ्रशुद्ध ग्रवक्तव्य च । 


धम्यग्ज्ञान भौर उसका महात्म्य ] [ ३६३ 


स्थाद्राद के बिना किसी पदार्थ के शअ्रनेक स्वभावों का ज्ञान श्रज्ञाना 
शिष्य को न होगा । इसलिये यह बहुत श्रावश्यक सिद्धान्त है, आत्मा के भेद 
विज्ञान के लिये तो बहुत ही जरूरी है तथा यह स्याद्वाद का सिद्धांत अनेक 


एकान्त मत के धारियो का एकान्त हठ छुडाकर उनमे प्र॑म व ऐक्य स्थापन 
करने का भी साधन है । 


जैसे दर से किसी का मकान पाँच ग्रादमियो को दिखाई दिया, वह 
मकान भिन्न भिन्न स्थानों पर पांच त्तरह के रगो से रगा है | जिसकी दृष्टि 
सफेदी पर पड़ी वह कहता है (मकान सफेद है), जिसकी दृष्टि लाल रग पर 
पडी वह कहता है, मकान लाल है, जिसकी दृष्टि पीले रंग पर पडी वह कहता 
है, मकान पीला है, जिसकी दृष्टि नीले रंग पर पडी बह कहता है, मकान नीला 
है, जिसकी दणप्टि काले रंग पर पड़ी वह कहता है मकान काला है । इस तरह 
प्रापस मे भगडते थे, तब एक समभदार ने कहा कि क्यो भगडते हो, तुम सब 
एकांत से सच्चे हो परन्तु पूर्ण सत्य नही हो। यह मकान पांच रंग का है, ऐसा 
समभो । जब पाचो ने यह बात समभली तब उन सबका एकाॉत हट गया तब 
सबको बडा आनद हुआ । इसी तरह अनेकान्तमय - भ्रनेक स्वभाव वाले पदार्थ 
को अनेक स्वभाववाला बताने को स्याद्वाद दपंगा के समान है व परस्पर विरोध 
मेटने को एक प्रटल न्यायाधीश के समान है। सहज सुख साधन के लिये तो 
बहुत ही उपयोगी है । कल्पित इन्द्रिय सु्न को त्यागने योग्य व प्रतीन्द्रिय सुख 
को ग्रहण योग्य बताने वाला है । 


सम्यग्शान का फल - निशच्यनय से आत्मा की आत्मारूप ही जानना 
सम्यग्ज्ञान है । जैसे सूर्य पर मेघो के झा जाने से प्रकाश गत्यल्प प्रगट है तो भी 
समभदार जानता है कि सूर्य का प्रकाश उतना ही नहीं है, बह तो दोपहर के 
समय मेघ रहित ज॑ंसा पूर्ण प्रकाशमान रहता है वेसा ही है मेघो के कारण कम 
प्रकाश है । सूर्य का स्वभाव ऐसा नही है । ऐसा जो सूर्य के असली प्रकाश को- 
पूर्ण प्रकाश को भली प्रकार बिना किसी सशय के जानता है वही सम्यग्जञानी 
है, इसी तरह श्रपने भ्रात्मा पर ज्ञानावरणादि कर्मो के मेघ होने पर ज्ञान का 
प्रकाश कम ब मलीन हो रहा है । रागी द्वेपी भ्रज्ञानमय हो रहा है तो भी यह 


३६४ |] [ सहजसुख-साधन 


श्रात्मा वास्तव में सर्वज्ञ वीतराग है, पूर्ण ज्ञानानद है ऐसा जो सशय रहित, 
विपरीतता रहित, अनध्यवसाय (आलस्य ) रहित जानना है वही सम्यगज्ञानी है । 


आत्मा द्रव्य चाहे वह वक्ष मे हो चाहे वह कीट मे, पतग मे, श्वान मे, 
ग्रश्व मे, मानव मे, नीच मे, ऊच में, राजा मे, रक मे, निरोगी मे, रोगी मे, 
कुरूप मे, सुरूप मे, वृद्ध मे, बाल मे, युवा मे, किसी भी सजीव प्राणी मे हो, 
सबका आश्रात्मा एक समान शुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख आदि गुणों का धारी, 
भावकरमम रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नौ कर्म शरीरादि रहित परमात्मा के 
समान है । ऐसा पर्याय ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है। रुई के (१००) सौ वस्त्र सौ 
प्रकार के रगो से रगे हुए रक्खे है। जो उन सबको एकरूप सफेद रुई के वस्त्र 
देखता है और भिन्न २ रगो को उनसे भिन्न देखता है, वही ज्ञानी है । इसी 
तरह पुदूगल के सयोग से विचित्र रूप दिखने वाले नाना प्रकार श्रात्माश्रो को 
जो एक समान शुद्ध ज्ञानानन्दमय देखता है और पुद्गल को भिन्न देखता है 
वही सम्यग्ज्ञानी है । 


इस सम्यग्ज्ञान के प्रभाव से राग, द्वेष, मोह मिटता है, समताभाव 
जागृत होता है, श्रात्मा मे रमगा. करने का उत्साह बढता है, सहजसुख का साधन 
बन जाता है, स्वानुभव जागृत हो जाता है, जिसके प्रताप से सुख शाति का 
लाभ होता है । झ्रात्मबल बढता है, कम का मेल कटता है, परम धैर्य प्रकाशित 
होता है, यह जीवन परम सुन्दर सुवर्णमय हो जाता है । शभ्रतएव हर एक स्व- 
हित वाछक की जिनेन्द्र प्रणीत परमागम के अभ्यास से ग्यात्मज्ञान रूप निश्चय 
सम्यग्जान का लाभ लेकर सदा सुखी रहना चाहिये । 


आगे सम्यग्ज्ञान के महात्म्य व स्वरूप के सम्बन्ध मे जेनाचार्यो के वाक्यो 
को पाठकगणा मनन करके आनन्द उठावे - 
(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं - 
परिणमदो खलु णाण पच्चकखा सब्वपउ्जाया। 
सो णेव ते विजाणदि ओग्यहपुष्वाहि किरियाहि ॥२१-१॥॥ 


भावाय :-- केवल ज्ञान में परिशमन करते हुए सर्वज्ञ बीतराग प्ररहत 
परमात्मा को सर्व द्रव्य तथा उनकी सर्व पर्याय प्रत्यक्ष रूप से प्रगट हो जाती हैं 


सम्यरशान और उसका महात्म्य ) [३६५ 


जैसे स्फटिक मणि के अन्दर तथा बाहर मे प्रगट पदार्थ दीखते है उसी तरह 
भगवान को सब प्रत्यक्ष है । वे भगवान उन द्रव्य व पर्यायों को प्रवग्रह ईहा 
श्रादि मतिज्ञान द्वारा परकी सहायता से ब क्रम पूवंक नहीं जानते है, एक समय 
में सबको जानते है । 


णत्थि परोकक्‍्ल किचियि, समनन्‍्त सव्वक्शगुणसमिद्धस्स । 
इ्रकक्‍्लातीदस्‍्स सदा, सयसेव हि. जाणजादस्स ॥२२-१॥। 


भावार्थ :-- उन केवली भगवान के कोई भी पदार्थ परोक्ष नहीं हें । एक 
ही समय सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावो को प्रत्यक्ष जानते है व भगवान इन्द्रियो 
से अ्रतीत है, इन्द्रियो से नही जानते है। सर्ब इन्द्रियो के विषयो को क्रम क्रम 
से जाना जाता है, उसको वे एकदम सब जानते है तथा यह ज्ञान स्वय ही केवली 
का प्रकाशित है । यह स्वाभाविक है, परजन्य नहीं हैं । 
णाणं॑ अप्पत्ति मर्द, वबटुदि णाण विणा ण प्रप्पाणं । 
तम्हा णाण श्रप्पा, पश्रप्पा णाण ब शप्र॒ण्ण वा।॥॥२८-१॥ 


भावार्थ - ज्ञान गुण प्रात्मा रूप ही कहा गया है। झ्रात्मा को छोड- 
फर ज्ञानगुरा प्रौर कही नही रहता है इसलिये ज्ञान गुण जीव रूप है शौर जीव 
ज्ञान स्वरूप है तो भी गुण गुणी के भेद की अपेक्षा से नामादि भेद से ज्ञान 
प्रन्य है आ्रात्मा श्रन्य है परन्तु प्रदेश भेद नहीं है। जहा आास्मा है बही ज्ञान 
सर्वा ग॒ ज्यापक है। 


णाणो णाणसहावो श्रत्या णेयापगा हिं णांणिस्स । 
रूवाणि थ चक्लूर्ण, णेथ णोण्णेतु यट्ट ति ॥२६-१॥। 
भावार्थ - ज्ञानी श्रात्मा ज्ञान स्वभाव को रखने बाला है तथा सर्व 

पदाथ्थ उस ज्ञानी द्वारा ज्ञेयरूप है, जानने मोग्य है। यह ज्ञानी ज्ञेयो को इसी 
त्तरह जानते है । जिस तरह आँख रूपी पदार्थों को जानती है । आँख पदार्थों में 
नही जाती, पदार्थ भ्रांख में नही प्रवेश करते है उसी तरह केचलज्ञानी का ज्ञान 
जशेय पदार्थों मे नही जाता और ज्ञेय पदार्थ ज्ञान मे आकर प्रवेश नही कर जाते 
हैं । श्रात्मा अपने स्थान पर है, पदार्थ भ्रपने स्थान पर रहते है । ज्ञेय ज्ञायक 
सम्बस्ध से ग्रात्मा का शुद्ध ज्ञान सर्व ज्ञेयों को जान लेता है। 


३६६ / | सहजसुख-साधन 


गेण्ह्दि णेव ण मुचदि, ण पर परिणमदि केवली भगव । 
पेचछदि समतदो सो, जाणदि सब्य णिरवसेस ॥३२-१॥ 
भावार्थ :- केवलज्ञानी सर्वज्ञ देव ज्ञेगय रूप पर पदार्थों को न तो ग्रहण 
करते है न छोडते है श्लौर न उन रूप बदलकर होते है | वे भगवान सब पदार्थों 
को सर्वा ग पूर्णा रूप से मात्र देखते व जानते है । किसी पर रागद्वेष नहीं करते 
है । जैसे आराख देखती मात्र है किसी को ग्रहण नही करती है श्नौर न कुछ 
त्यागती है । भगवान सर्वेज्ञ वीतरागता पूर्वक स्व को जानते देखते है । 
तकक्‍्का लिगेव सव्ये, सदसब्भूवा हि पण्जया तासि । 
बटूते ते णाणे, विसेसदी दव्वजादीण ॥३७-१।। 
भावार्थ :- उन प्रसिद्ध जीवादि द्रव्य जातियो की वे स्व विद्यमान 
तथा अ्रविद्यमान पर्याय निश्चय से ज्ञान मे भिन्न २ भेद लिये वर्तमान काल 
सम्बन्धी पर्यायो की तरह वर्तती है या भलकती है । 
जदि पच्चक्खमजादं, पर्जाय पलयिद च णाणस्य । 
ण हुब॒दि या त णाण, वदिव्वत्ति हि के परुणविति ॥|३६-१।। 
भावार्थ :-- यदि केवलज्ञान के भीतर द्रव्यों की भावी पर्याये और भूत- 
काल की पर्याय प्रत्यक्ष प्रगट न होवे उस ज्ञान को उत्कृष्ट या प्रशसनीय निए- 
चय से कौन कद्ता ? केवलज्ञान की यही अनुपम अ्रदुभुत महिमा है जो त्रिकाल 
गोचर पर्याय हस्त रेखावत्‌ भलकती है । 
ज तक्‍्कालियमिदर, जाणवि जुगव समतदो सव्य । 
प्रत्यविचित्तविसम, त णाणं खाइय भणिय ॥४७-१॥ 
भावार्थ - केवलज्ञान को क्षायिक ज्ञान इसीलिए कहा है कि वहा कोई 
ग्रज्ञान नही रहा तथा वह ज्ञान वर्तमान काल सम्बन्धी व भूत भावी काल 
सम्बन्धी सर्व पर्यायो को सर्वाग व अनेक प्रकार मूतिक व अमूर्तिक पदार्थो को 
एक ही समय में जानता है| कोई भी विषय केवलज्ञान से बाहर नही है । 
जो ण विजाणदि जुगव, श्रत्ये ते कालिके तिहुबणत्ये । 
जादु तस्स ण सक्‍क सपज्जयं वच्यमेक॑ था ।।४८-१॥। 
भावार्थ -- जो पुरुष तीन लोक मे स्थित प्रतीत झ्रनागत वर्तमान इन 
तीन काल सम्बन्धी पदार्थों को एक ही समय में नहीं जानता है उस पुरुष के 


सम्यग्ज्ञान और उसका महात्म्य | हे [ ३६७ 


्रनन्त पर्यायो के साथ एक द्रव्यों को भी जानने की शक्ति नही हो सकती है । 
जो अपने श्रात्मा के द्रव्य गुण व प्रनन्त पर्यायो को जान सकता है वह ज्ञान 
सर्व द्रव्यों की भी श्रनन्त पर्यायो को जान सकता है । 
(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं :- 

जाणी शगप्पजहो सम्यदस्वेसु कस्ममज्कगदों । 

णो लिप्पदि कम्भरएण दु कटमसज्भे जहा कणयं ॥॥२२६॥ 

प्रण्णाणी पुण रसो सय्ववस्वेसु कस्ममज्कगदो । 

लिप्पदि कम्मरएण दु कहममज्के जहा रोह ॥२३०।॥। 

भावार्थ -- सम्यग्ज्ञानी आत्मा कमंवर्गणाओं के मध्य पडा हुआ भी 

शरीरादि सर्व पर द्रव्यों में राग, ढष, मोह नहीं करता हुआ उसी तरह कर्म रज 
से नही बंधता है जिस तरह सुबर्ग कीचड में पडा हुआ नही बिगडता है - सोने 
में जग नही लगती । मिथ्यादप्टि अ्ज्ञानी कर्मो के मध्य पडा हुआ सर्व पर द्र॒व्यो 
में रागभाव करता हुआ कर्म रज से बँध जाता है जैसे लोहा कीचड में पडा 
हुआ बिगड जाता है । आात्मज्ञान की बडी महिमा है वह अपने स्वभाव को ही 
अपना समभता है, इसको परमार मात्र भी ममत्व परभाव से नहीं है, सराग 
सम्यक्ती के यदि कुछ कम बध होता भी है वह रज ऊपर पडने के समान है जो 
शीघ्र भड जाने वाला है, अनतानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व से ही भव भ्रमण 
कारी कर्मबध होता है, अन्य कषायो से बहुत अल्प बध होता है जो बाधक 
नही है। : श्जु 

णिव्वेदसमावण्णो णाणी कम्मफल वियाणावि। 

महुरं कंडुव॑ बहुविहमवेदको तेण पण्णत्तो ॥३३६॥ 


भावार्थ -- ससार शरीर भोगो से वेराग्य रखने वाले महात्मा कर्मो के 
नाना प्रकार मीठे व कडवे फल को - साताकारी व शअसाताकारी उदय को 
जानता मात्र है । उनमे रजायमान नहीं होता है इसलिये वह अ्रभोक्ता कहा 
गया है । 
णवि कुब्वदि णवि देददि णाणी कम्माइ बहु पयाराइ। 
जाणदि पृण कम्सफरल बंध पुण्णं ल पाव॑ ले ।।३४०॥। 


३६५८ ] [| सहजसुख-सा धन 


भावार्थ :-- सम्यरज्ञानी महात्मा नाना प्रकार के कर्मों को तभ्मय होकर 
नही करता है, न कर्मों को बांधता है श्र त कर्मों के सुख दु'ख रूप फल को 
तन्‍्मय होकर भोगता है, वह अपने ज्ञानबल से मात्र जानता है, यह कर्मो का 
फल हुआ, यह बध है, यह पुण्य है, यह पाप है । कर्मों के उदय से नाना प्रकार 
की मन, वचन काय की अ्रवस्थाएँ होती है उन सबको ज्ञाता होकर जानता है । 
शरीर मे रोग हुआ सो भी जानता है । शरीर ने भोजन किया यह भी जानता 
हैं । ज्ञानी केवल मात्र अपने ज्ञान भाव का कर्त्ता व भोक्ता है, पर का कर्ता 
भोक्ता नही होता है । मन, वचन, काय का- जो कुछ परिणमन होता है उसे 
कर्मोदिय का विकार जानकर शज्ञाता दृष्टा साक्षीभूत रहता है । 


दिट्ठी सयपि णाण पभ्रकारय तह श्रवेदयं चेव । 
जाणदिय बंधमोक्लखें कम्मुदय णिम्करं लेव ॥॥३४९।॥ 


भावार्थ :- जैसे आख की दृष्टि अ्रग्नि को देखती मात्र है, न भ्रग्नि को 
बनाती है न अग्नि का ताप भोगती है, वेसे ज्ञानी महात्मा न तो कर्मों को 
करते हैं न भोगते है, कंवल मात्र बंध, मोक्ष, कर्मों का उदय और कर्मो की 
निर्जरा को जानते ही हैं। ज्ञानी मन, वचन, काय, श्रा5 कर्म सबको भिन्न 
जानता है । उनकी जो कुछ भी श्रवस्थाए होती है उनको अपने श्रात्मा की नहीं 
जानता है, उनको परकी समभकर उनमे रागी नहीं होता है, उदासीन भाव से 
जानता रहता है कि कर्म क्या क्या नाटक खेलते हैं - वह ससार नाटक्‌ को 
दुष्टा होकर देखता मात्र है, उनका स्वामी व कर्ता व भोक्ता नही बनता है । 
निश्चय से बहू बिल्कुल अपना सम्बन्ध उनस नही जोड़ता है । उसका आत्म- 
रसिकपन उसे अलिप्त रखता है । 


सर्त्थ णा्ं ण हवदि जहा तत्यं " याणदे किखि । 

तहा अ्ण्णं णाण पश्रण्णं-सत्ये लिणा विति।।४२१२॥ 
झज्भवसाणं णाणं ण हवदि जहा अचेदर्ण जिच्य । 

तहा भ्रष्णं जाणं प्रत्कसाणं॑ तहा अण्णे ॥॥४२४।॥ 
जहा जाणदि णिस्थं तहा जीवो दु जाणगो णाणी । 

णाणं ज जाणयादों शभ्रव्भविरि्त मुणेयव्य ॥।४२५।। 


सम्यरज्ञान और उसका महात्म्य ] [३६६ 


भावार्थ - शास्त्र जो पुद्गलमय ताडपत्र या कागज, स्याही श्रादि है 
या वाणी रूपी द्रव्यश्रुत है सो ज्ञान नही है, क्योकि पुद्गल जडमयी द्रव्य शास्त्र 
कुछ भी नही जानता है । इसलिये शास्त्र श्रन्य है व जानने वाला ज्ञान श्न्य है 
ऐसा जिनेन्द्र कहते है । 
रागादि कलुष भावरूप अध्यवसान ज्ञान नही है क्योकि वह कर्मो का 
उदय रूप विपाक सदा ही अचेतन है। इसलिये ज्ञान अन्य है और कलुपरूप 
प्रध्यवसान भ्रन्य है । क्योकि यह नित्य ही जानने वाला है इसलिये जीव ही 
ज्ञायक है । ज्ञान ज्ञानी से भिन्न नहीं है, उसी का स्वभाव है, ऐसा जानना 
योग्य है । 
(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य पचास्तिकाय मे कहते है - 
ण वियप्पदि णाणादों णाणी णाणाणि होति णेगाणि । 
तम्हा दुविस्सरूयं भणिय ववियत्ति णाणीहि ॥४३॥। 
भावार्थ :- ज्ञानगूग से आत्मा ज्ञानी भिन्न नही है, नाता प्रकार जानने 
योग्य पदार्थों की अपेक्षा ज्ञान अनेक प्रकार का है । ज्ञान विश्वरूप है सर्व को जा- 
नता है तब ज्ञानी भी विश्वरूप कहा गया हैं । जेसे ज्ञान सर्वव्यापक है वैसे ज्ञानी 
ग्रात्मा भी ज्ञान की भ्रपेक्षा सर्वव्यापी है अर्थात्‌ ज्ञान सर्व को जानने वाला है । 
(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य बोधपाहुड मे कहते है «८ 
सजमसजुत्तस्स य सुझाणणजो पस्स सोक्खमग्गस्स । 
णाणेण लह॒दि रूक्‍ख तम्हा णाणं चल णायव्य २०१ 
भावायें :- सयम से युक्त और ध्यान के योग्य जो मोक्ष का मागं है 
उसका लक्ष्य जो शुद्ध श्रात्मा का स्वरूप है सो सम्यस्ज्ञान से ही प्राप्त होता 
है इसलिये ज्ञान का स्वरूप जानना योग्य है । 
णाण पुरिसस्स हब दि लहूृदि सुपुरिसो वि विणयसजुत्तो । 
णाणेण लह॒दि लक्खं लक्लंतो मोक्खमग्गस्स ॥२२॥। 
भावार्थ - ज्ञान का लाभ पुरुष को होता है परन्तु जो मानव विनय 
सहित है वही ज्ञान का प्रकाश कर सकता है। ज्ञान के ही मनन से मीक्ष के 


मार्ग को पहचानता हुआ ध्यान का लक्ष्य जो शुद्ध झ्रात्मा का स्वरूप उसको 
भली प्रकार समभ लेता है । 


४०० ] [ सहजसुख-साधन 


(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड मे कहते है '- 
णिवल्ययरभासियत्य गणहुरदेबेहि गंथियं सम्मं । 
भाव हि झ्रणुदिणु झतुल विशुद्धभावेण सुयणाणं ।।६२॥ 
मावा्थ :- हे मुने | तू रात दिन निर्मल भाव से भक्ति पूर्वक शास्त्र- 
रूपी श्रुतज्ञान का मनन कर, जो अनुपम है व जिसे मूल में तीर्थकरों ने कहा है 
उसको जानकर गगणाधरो ने भली प्रकार शास्त्र मे गूथा है । 
पाऊण णाणसलछिल णिम्महतिसडाहसोसउम्मुक्का । 
हुलि सिवालयवासी तिहृबणचडामणि सिद्धा ॥॥६३॥। 
भावार्थ -- आत्मज्ञान रूपी जल को पीकर कठिनता से दूर होने योग्य 
तृष्णा की दाह व जलन को मिटाकर भव्यजीव सिद्ध हो जाते है और तीन 
लोक के शिखर पर सिद्धालय मे अनन्तकाल वास करते है। 
जाणमयविवलसोयलस लिल पाऊण भविय भावेण । 
वाहिजरसरणवेयणडाह विमुक्का सिवा होति ॥१२५॥ 
मावार्थ - भव्यजीव भावसहित आत्मजञानमयी निर्मेल शीतल जल को 
पीकर व्याधरूप मरण की बेदना की दाह को शमनकर सिद्ध हो जाते है । 


(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्षपाहुड मे कहते है - 
सिद्धों सुद्धों श्रादा सब्यण्ह्‌ सम्बलोयदरसी य। 
सो जिणवरेंहि भणियों जाण तुम केवल णाणं ॥॥३५॥। 
भावार्थ *-- यह ग्रात्मा ही सिद्ध है, शुद्ध है, सर्वज्ञ है, स्वदर्शी है तथा 
यही केवलज्ञान स्वरूप है ऐसा जानो, ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान ने कहा है । 
उग्गतवेणण्णाणी ज कम्मं खबदि भवहि बहुएहि । 
त णाणो तिहि गुत्तो खबेई श्रन्तोमुहुलेण ॥५३।। 
मावार्थ :- मिथ्याज्ञानी घोर तप करके जिन कर्मो को बहुत जन्मों में 
क्षय करता है उन कर्मो को आत्मज्ञानी सम्यर्दृष्टि मन, वचन, काय को रोक 
करके घ्यान के द्वारा एक भ्न्तमु हते मे क्षय कर' डालता है । 


सुहजोएण सुभाव॑ परवण्दे कुणइ रागदो साहू । 
सो तेण हु भ्रण्णाणी णाणी एलो हु विवरीझो |५४॥ 


पम्पतज्ञान और उसका मसंहात्म्य ] [ ४०१ 


सायाधं -- शुभ पदार्थों के सयोग होने पर जो कोई साधु राग भाव से 
पर पदार्थ मे प्रीतिभाव करता है वह भज्ञानी है । जो सम्यग्जानी है वह शुभ 
सयोग होने पर भी राग नहीं करते है समभाव रखते है । 
तबरहिय॑ ज णाण॑ णाणविंजुत्तो तवों वि भ्रकयत्यी । 
तम्हां जाणतवेज संजुत्तोी लहई. निब्बाणं ॥५६॥ 
भावार्थ :-- तप रहित जो ज्ञान है व सम्यग्जान रहित जो तप है सो 
दोनी ही मोक्ष साधन में अ्रका्यंकारी है इसलिये जो साधु सम्यग्जञान सहित तप 
पालते है वे ही निर्वारा को पा सकते है । 
ताम ण णज्जह श्रप्पा विस॑ंएसु णरो पवट्टुए जाम । 
विसए  विरसचित्तो जोई जाणेइ प्रप्पाणं ॥६६।। 
भावार्थ -- जब तक यह मनुष्य इ द्वियों के विषयों मे आसक्त होकर 
प्रवतंता है तब तक बह आत्मा को नहीं पहचान सकता है । जो योगी विषयों 
से विरक्‍त चित्त होते है वे ही भ्रात्मा को जानकर भ्रनुभव कर सकते है । 


जे पुण विसयविरतता पश्रप्पा णाऊण भावणासहिया । 
छंडति चाउरंग॑ तबगुणजुसा ण॑ संदेहो ॥६८५॥। 
भावार्थ - जो कोई साधु विषयो से विरक्‍्स होकर आत्मा को जान- 
कर उसको बार बार भावना करते है ग्लीर तप ब मूलगुग्गों को पालते है वे 
धार गति रूप ससार से मुक्त हो जाते है । 
परमाणपमाणं वा परदंद्वे रदि हवेदि मोहादो । 
सो मूढ़ो भ्रण्णाणी श्रादसहावस्स विवरीझों ॥६६।॥ 
भावार्थ :-- जो कोई मोह से परद्वव्यों मे परमाणा मात्र भी रागभाव 
रखता है वह मढ अ्ज्ञानी है, वह आत्मा के स्वभाव से विपरीत बर्तन करता 
है । आत्मजानी बही है जो आत्मा को झात्मारूप जाने और अपना मोह किसो 
भी पर द्रब्य से रचमात्र भी न करे । 


(७) श्री बदकेरस्वामी मुलाचार प्रत्याख्यान अधिफार मे कहते है :- 
जिणवयणे पभ्रणुरसा गुरुबयर्ण जे करति भावेण । 
झसबलरू पभ्रसंकिलिट्ठटा ते होंति परित्तसंततारा ॥७२॥। 


४०२ ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- जो साधु जिनवाणी में परम भक्तिवत हैं तथा जो भक्ति 
पूर्वक गुरु की श्राज्ञा को मानते है वे मिथ्यात्व से अलग रहते हुए व शुद्ध भावों 
में रमते हुए ससार से पार हो जाते है । 
बालमरणाणि बहुसो बहुयाणि ग्रकासय।णिमरणाणि । 
समरिहति ते बराया जे जिणवयण ण जाणति ॥७३॥ 
भावार्थ -- जो जिनवाणी के रहस्य को नही जानते है ऐसे सम्यग्जान 
रहित प्राणी बार बार अज्ञान मरण करते है, वे बार बार बिना चाहे हुए ही 
प्रकाल मे मरते है । उन विचारों को मरणा का दु ख बार-बार सहना पडता है। 
जिणवयणमोसहूमिण विसयसुहविरयण झ्नमिदभूदं । 
जरमरणवा हिवेयणखयक रण सय्वदुक्थाणं ।॥६५॥। 
मावा् :- यह जिनवाणी का पठन, पाठन, मनन एक ऐसी झौषधि है 
जो इन्द्रिय विषय के सुख से वैराग्य पैदा कराने वाली है, अतीन्द्रिय सुखरूपी 
भ्रमृत को पिलाने वाली है, जरा मरण व रोगादि से उत्पन्न होने वाले सर्वे 
दु खो को क्षय करने वाली है । 


(५) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार के पचाचार अ्रध्रिकार मे कहते है :-- 
विजणसुद्ध सुर प्रत्यविसुद्ध' चर तदुभयविसद्ध । 
पयदेण ये जप्पंतो णाणविसुद्धों हवबइ एसो ॥॥८८।। 
भावार्थ :-- जो कोई शास्त्रों के वाक्यो को व शास्त्रों के श्र्थ को तथा 
दोनो को प्रयत्नपूर्वक शुद्ध पढ़ता है उसी को ज्ञान की शुद्धता होती है । 
विणएण सुदसधीद॑ जदिवि पम्ादेण होदि विस्सरिव । 
तमुबट्टादि परभवे केबलणाणं ले झावहूदि ॥८६॥ 
भावार्थ -- जिसने विनयपूर्वक शास्त्रों को पढा हो और प्रमाद से काला- 
तर में भूल भी जावे तो भी परभव में शीघ्र याद हो जाता हूँ -- थोडे परिश्रम से 
श्रा जाता है तथा विनय सहित शास्त्र पढने का फल केवलज्ञान होता है । 
णाणं सिक्सलदि णाण गुणेदि णाण परस्स उवदिसदि । 
णाणेण कुणदि णायं णाणविणीदों हवदि एसो ॥१७१॥ 
भावार्थ - जो ज्ञानी होकर दूसरो को सिखाता है ज्ञान का पुन पुनः 
मनन करता रहता है, ज्ञान से दूसरो को धर्मोपदेश करता है, तथा ज्ञानपूर्वक 
चारित्र पालता है वही सम्यग्ज्ञान की विनय करता है । 


धम्यगज्ञान और उसका महात्म्य ] [४०३ 


(६) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार षडावश्यक में कहते है :- 
णजाणी गच्छदि णाणी बंचदि णाणी णबं ल णगादियबि। 
णाणेण कुणदि जरणं तहा णाणे हुवे विणप्नो ॥८६॥ 
भावार्थ :- सम्यग्जानी ही मोक्ष जाता है, सम्यग्ज्ञानी ही पाप को 
व्यागता है, सम्यर्ज्ञानी ही नए कर्म नही बाधता है। सम्यगरज्ञान से ही चारित्र 
होता है इसलिये ज्ञान की विनय करनी योग्य है । 


(१०) श्री वट्टकेरस्थामी मूलाचार भ्रनगारभावना में कहते है '- 
ते लद॒णाणचबस गाणुम्जोएण विट्ुपरमट्टा । 
णिस्स किद णिष्वि दिगिल्धा दबलूप रक्क सा साधू ७६२४७ 
भावार्थ - जो साध्‌ ज्ञान के प्रकाश को रखने वाले है वे ज्ञान की 
ज्योति से परमार्थ जो परमात्म तत्त्व है उसको जानने बाले होते हैं । उनके 
भीतर जिन भाषित पदार्थों मे शका नहीं होती है तथा वे ग्लानिरहित होते है 
तथा बे ही आत्मबल से साहस पूब॑ंक मोक्ष का साधन करते है | 
धुदरयणपुण्णकण्णा हैउणयविसारदा विउलबुद्धी । 
णिउणत्यसत्थकुसला परमपय वियाणया समणा ।॥१६७॥। 
भाधवार्थ - वे ही मुनि मोक्षरूपी परम पद के स्वरूप को जानने बाले 
होते है जो श्रपने कानो को शास्त्र रूपी रत्नों से विभूषित रखते है प्रर्थात्‌ जो 
जिनवाणी को सुरुचि से सुनते हैं, जो प्रमाण श्रौर नय के ज्ञाता हैं विशाल 
बुद्धिशाली है तथा सब शास्त्र के ज्ञान में कुशल है । 
भ्रवमदमाणत्यंभा प्रणुस्सिदा प्रगब्विदा भ्रथड्ा ये । 
बंता सहूवजुशा समयविदर्कू विणीदा य॥६८॥ 
उबलड॒पुण्णपावा जिणसासणगहिर मुणिदप/्भाला । 
करचरणसबुडगा भफाणुवजुसशा भुणी होंति ॥६६।। 
भावार्भ :- जो मुनि मान के स्तम्भ से रहित है, जाति, कुल झादि के 
मद से रहित है, उद्धतता रहित हैं, शातपरिणामी है, इन्द्रियबिजयी है, मार्दव 
धर्म से युक्त है, भात्मा व अनास्मा के ज्ञाता है, विनयवान है, पुण्य पाप के स्व- 
रूप के ज्ञाता है, जिनशासन मे दृढ़ श्रद्धानी है, द्वव्यपर्यायों के ज्ञाता है, तेरह 


ड०४ ) [ सहजसुख-साधन 
प्रकार चारित्र से सवरयुकत है प्रथवा दृढ़ प्रासन के धारी हूँ वे ही साध ध्यान 
के लिये उद्यमी रहते हे । 


(११) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार समयसार अधिकार में कहते हे :- 
सज्कमायं कुव्बंतो पंचिदियसपुडो तिगुत्तो य। 
हथदि य एयरगसणो विणएण समाहिशो भिक्‍वञ ।॥७८।॥। 
भावा् :- शास्त्र स्वाध्याय करने वाले के स्वाध्याय करते हुए पाचों 
इन्द्रिय वश में होती हें, मन, वचन, काय स्वाध्याय मे रत हो जाते है, ध्यान मे 
एकाग्रता होती है, विनय गुर! से युक्त होता है, स्वाध्याय परमोपकारी है । 
वारसविधहि। ये तथे सब्भतरबाहिरे कूसलदिंदु | 
ण विशप्नत्यिण विय होहदि सज्कायसम तवोकम्म ॥॥७६॥ 
भावार्थ :-- तीर्थकरो द्वारा प्रतिपादित बाहरी, भीतर बारह प्रकार तप 
भे स्वाध्याय तप के समान कोई तप नही है न होवेगा, इसलिये स्वाध्याय सदा 
करना योग्य है । 
सुई जहा ससुत्ता ण णस्सदि दु पमाददोसेण । 
एब ससुत्तपुरिसो ण णस्सदि तहा परमावदोसेण ॥॥८०॥। 
भावार्थ :- ज॑से सूत के साथ सुई हो तो कभी प्रमाद से भी खोई नहीं 
जा सकती है बसे ही शास्त्र भ्रभ्यासी पुरुष प्रमाद के दोष होते हुए भी कभी 
ससार मे पत्तित नही होता है - ग्रपनी रक्षा करता रहता है । ज्ञान बड़ी प्रपूर्व 
बस्तु है । 
(१२) श्री समतभद्राचार्य स्वयभूस्तोत्र में कहते है -- 
अंधदल मोक्षतत तयोदश्च हेतु. बद्धअव मुक्तःजल फल श्र॒ मुक्ते' । 
स्पादृबवादिनो नाथ तवंय युक्‍त नेकान्त:८टेस्व्वप्ततोईसि श्ञास्ता। १४॥ 
भावार्थ - हे समवनाथ भगवान ! आपने अनेकात वस्तु का स्वरूप 
स्थाद्ाद नय से उपदेश किया है इसीलिये आपके दर्शन मे बधतत्व, मोक्षतत्व, 
सिद्ध होता है, दोनों का साधन भी ठीक २ सिद्ध होता है। बद्ध व मुक्त 
ग्रात्मा की भी सिद्धि होती है व मुक्ति का फल भी सिद्ध होता है । परन्तु जो 
बस्तु को एकान्त मानते है उनके यहां ये सब बाले सिद्ध नही हो सकती है । 


सम्यग्जान और उसका महात्म्य | [४०५ 


सर्वंथा नित्य व सर्वंथा भ्रनित्य मानने से ही ये सब बाते नही बनेंगी, द्रव्य की 
अपेक्षा नित्य व पर्याय की श्रपेक्षा भ्रनित्य मानने से ही बन्ध व मोक्ष सिद्ध हो 
सकते है । 

विधिनिषेषजल कथ चिदिष्टो विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्था । 

इति प्रणीति' सुमतेस्तवेय मतिप्रबेक.स्तुवतोइस्तु नाथ ॥२५।। 


भावार्थ :- हे सुमतिनाथ भगवान | आपका यह कथन ठोक सिद्ध 
होता है कि पदार्थ मे किसी अपेक्षा से श्रस्तिपना है व दूसरी किसी अपेक्षा से 
नास्तिपना है । इनका वर्णान स्थाद्वाद द्वारा मुख्य व गौण रूप से किया जाता 
है । इसी से हमारे द्वारा आप स्तुति योग्य है । 


सर्ववा नियमत्यागी. ययाहृष्टमपेक्षक । 
स्पाच्छब्दस्तावके न्याये नान्पेषमात्स धिद्विषाम्‌ ॥१०२॥। 
भावार्थ :- है अरहनाथ ! आपके स्थाद्वाद न्याय में जो स्यथात्‌ शब्द है 
वह एक स्वभाव को जिसकी ओर बर्गान है यथार्थ प्रकाश करता है, तो भी 
यदार्थ सवंथा ऐसा ही है इस एकान्त को निषेध करता है । यही वस्तु का स्व- 
रूप है । जो एकाती स्याद्वाद के ज्ञान से शून्य है वे श्रपने आपके अ्रनिष्ट करने 
वाले है । एकान्त मान के यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं पाते है । 


(१३) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कहते है :- 
प्रन्यूननन तिरिक्त यायातथ्य बिना च विपरीतात्‌ । 
निसदेह. वेंद यदाहुस्तज्ञानमाग मिनः ॥४२॥ 
भावाथ .-- जो वस्तु के स्वरूप को न कम जाने, न अधिक जाने, न 
विपरीत जाने, किन्तु जेसा का तेसा सन्देह रहित जाने उसको ग्रागम के ज्ञाता 
सम्यग्जान कहते है । 
प्रथमानुयोगमर्थाख्यान चरित पुराणमपि पृण्यम्‌ । 
घोधिसमाधिनिधान बोधति बोध समोचोन. ॥।४३।। 
भावार्थ :- प्रथमानुयोग को सम्यग्शान इस प्रकार जानता है कि इसमे 
तर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुपार्थों के साधन का कथन है, जीवन चरित्र है व 
त्रेसठ महापुरुषों का पुराण है। जिससे पुण्य का आश्रय मिलता है व जिसमे 


४०६ ] [ सहजसुख-साधन 


रत्लश्रय व ध्यान का भडार है। चौबीस तीर्थंकर बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, 
नौ नारायशा, नौ प्रतिनारायरा को तज्रेसठ महापुरुष कहते है । 
लोकालोक बिभकतेयू गपरिवशेदचतुर्तीतां थ । 
झ्ादर्ईमिथय तथामतिरबैतिकरणानुयोग व ॥४४॥ 
मसावार्थ - करणानुयोग उसको कहते हैं जो लोक और अलोक के 
विभाग को, काल की पलटन को, चार गति के स्वरूप को दर्पण के समान 
प्रगट करता है - सम्यग्शान ऐसा जानता है । 
गृहमेघ्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तियुद्धिरक्षाडुम । 
अरणानमुयोगसमं सम्यक्ञानं विजानाति ।।४५॥। 
सावार्थ - जिसमे गृहस्थ और मुनियो के झ्राचरण की उत्पत्ति, वृद्धि 
व्‌ रक्षा का कथन हो वह चरणानुयोग है ऐसा सम्यग्जान जानता है । 
भीवाजी वसुतस्वे पुण्यापुण्ये ख बधमोक्षी व्‌ । 
इव्यानुयोगदीप श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥४६।॥ 
भावा्े ,- द्रव्यानुयोग रूपी श्रागम वह है जो जीव, भ्रजीब तत्वों को, 
पुण्य व पाप के स्वरूप को, बध तथा मोक्ष को तथा भावश्ुत के प्रकाश को 
अर्थात्‌ आ्रात्मज्ञान को प्रगट करे । 


(१४) श्री समंतभद्राचार्य आराप्तमी्मासा मे कहते है - 
तस्वज्ञायं  प्रमाणे ते. युगपत्सवंभासनस्‌ । 
ऋ्रमभानि नव यज्ञानं स्याद्वादनय ससस्‍्कृतम्‌ ।॥१०१॥ 
भावार्थ :- है जिनेन्द्र ' भ्रापका कंवलज्ञान प्रमारा ज्ञान है। इसमे 
एक ही साथ सर्व पदार्थ कलकते है | जो श्रल्प ज्ञानियों मे क्रमवर्ती ज्ञान होता 
है वह भी प्रमाणीक है, यदि वह ज्ञान स्याद्वाद नय द्वारा सस्क्ृत हो भ्रर्थात्‌ 
स्पाद्राद से सिद्ध हो सके । 
उपेक्षा फलमाचस्य. शेषस्थादानहानथी:ः । 
पूर्व बाघ्शाननाशों था सर्वस्य स्वगोचरे ॥१०२॥। 
जावार्थ - कंवलज्ञान होने का फल वीतराग भावों का होना है | भ्रन्य 
प्रत्पज्ञानियों के होने वाले प्रमाण रूप ज्ञान का फल त्यागने योग्य व ग्रहरा 


सम्यग्ज्ञान और उसका महात्म्य ] [ ४०७ 


योग्य के भीतर विवेक बुद्धि का प्राप्त करना है तथा वीतराग भाव भी है । सर्वे 
ही मतिज्ञान आदि का फल अपने भ्रपने विषय मे श्रज्ञान का नाश है । 
वाक्येष्वनेकास्तद्योती गम्यम्प्रतिविशेषक, । 
स्पा न्रिपातो5थंयो गित्यात्तव कैब लिनामपि ॥ १० ३॥। 
भावार्थ - हे जिनेन्द्र | श्रापक मत में तथा श्रुत केवलियो के मत में 
स्याद्गाद में जो स्थात्‌ शब्द हैं वह भ्रव्यय हे उसका श्रर्थ किसी गपेक्षा से है । 
यह शब्द बताया है कि जो वाक्य कहा गया है उसमें किसी विशेष स्वभाव की 
तो मुख्यता है, दूसरे स्वभावों की गौणता है। यह वाक्य ही प्रगट करता है 
कि वस्तु अनेकान्त है, अनेक धर्मो को रखने वाली है जंसे स्यात्‌ भ्रस्ति घट इस 
वाक्य में किसी अपेक्षा से घट है ऐसा कहते हुए घट में भावपने की मुख्यता है 
तब ग्रभावपने की गौणाता है, ऐसा स्यात्‌ शब्द बताता है । 
स्पाह्मद सर्वर्थकान्तत्यागात्किवृत्तचिद्विधि । 
सप्तभड्नयावेक्षो हेयादेय विशेषक ॥|१०४॥ 
भावार्थ -- यह स्याद्वाद न्याय है वह किसी अपेक्षा से एक स्वभाव को 
कहने वाला है तथापि वस्तु सर्वंथा ऐसी ही है इस एकात को निषेध करने वाला 
है । मुख्य गौरा कथन की ग्रपेक्षा उसके सात भग हो जाते है, जंसा पहले बताया 
जा चुका है । 
स्पाह्रावकेवलज्ञाने सर्वेतत्त्वप्र काशने । 
भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्ावस्त्वन्यतम भवेत्‌ ॥१०५॥। 
भावार्थ :- जंसे केवलज्ञान स्व तत्त्वो को प्रकाश करता है वंसे स्याद्वाद 
नय गर्भित श्र्‌ तज्ञान भी सर्व तत्वों को प्रकाश करता है । इन दोनो मे भेद 
इतना ही है कि केवलज्ञान जब प्रत्यक्ष जानता है तब श्र्‌ तज्ञान परोक्ष जानता 
है । इनके सिवाय जो कुछ ज्ञान है वह वस्तु का स्वरूप यथार्थ नही है । 
न सामास्यात्मनोदेति न व्येति ब्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्येत्युदेति विशेषासे सहैकत्रोदयादि सत्‌ ॥५७॥। 
भावार्थ - वस्तु द्रव्य की भ्रपेक्षा न उत्पन्न होती है भौर न व्यय होती 
है वह बराबर नित्य प्रगटरूप से बनी रहती है तथापि पर्याय की प्रपेक्षा उप- 
जती विनशती है । झ्रापके सिद्धात मे जो सत्‌ पदार्थ है वह एक ही समय में 


डइ०८ ] [ सहजसुख-साधन 


उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है । भ्र्थात्‌ द्रव्य की भ्रपेक्षा नित्य है उसी समय पयोय 
की श्रपेक्षा प्रनित्य है । 


धटमो लिसुवर्णा्ों नाशोत्यादस्थितिष्वयम्‌ । 
झोकप्रभोदमाध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ ।।५६॥ 
भावार्थ *- वस्तु उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है इसी का दुष्टात है कि कोई 
मानव सुवर्ण के घट को तोड़कर मुकुट बना रहा था उसी समय तीन श्रादमी 
ग्राए, जो सुवर्ण के घट को लेना चाहता था, वह घट को तोडते हुए देखकर 
शोक में हो जाता है । जो मुकुट का भ्रर्थी है वह हषित होता है परन्तु जो केवल 
स्वर्ण को ही लेना चाहता है वह उदासीन है । क्योकि सुवर्ण द्रव्य घटरूप से 
नष्ट होकर मुकुट रूप मे बदल रहा है तथापि सुवर्ण बही है । 
पयोव्लो न वध्यत्ति न पयोधत्ति द्िन्नत्त: । 
भ्रगोरसबव्रतों नोभे तस्मातत्त्वं त्रयात्मकम्‌ ॥६०।। 
भावार्थ :- दूसरा दृष्टांत है कि कही पर दही और दूध दोनों रक्‍खे 
थे । जिस किसी को दही का त्याग या दूध का त्याग न था वह दूध को पीता 
है । जिसे दूध का त्याग था दही का त्याग न था वह दही को पीता है । परन्तु 
जिसे गोरस का ही त्याग था वह दोनों को नहीं खाता है । दूध की पर्याय पलट 
कर दही बना तथापि गोरसपना दोनो में है। इसलिये हर एक वस्तु सदा हीं 
उत्पाद व्यय धभ्रौव्य रूप है, नित्य अ्रनित्यरूप है जिसकी सिद्धि स्यांद्वाद से भली 
प्रकार की जाती है। 


(१५) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते है - 
णिउण॑ विउल सुद्ध, णिकालिदसणुत्तरं ल सब्य हिंद । 
जिभवयणं कलुसहरं, अ्रहो व रारति सर पढठिदव्य ।॥१०१॥ 
भावार्थ - हे पश्रात्मन ! इस जिनवाणी को रात्रि दिन पढना चाहिये। 
यह जिनेन्द्र का वचन प्रमाण के अनुकूल पदार्थों को कहने वाला है, इससे 
निपुणा है तथा बहुत विस्तारबाला है, पूर्वापर विरोध से रहित दोषरहित शुद्ध 
है, प्रत्यम्त दृढ है भ्रनुपम है तथा सर्वे प्राणी मात्र का हितकारी है और रागादिं 
मैल को हूरने वाला है । 


सम्यरज्ञान और उसका महांत्म्य | ४०६ 


पग्रादहिदपरिण्णाणभा, वसंवरोणवणवों य संवेगो । 
जिक्कपदा तवोभावणा, य परदेसिगल' च॥॥१०२॥ 
भावार्थ -- जिनवाणी के पढने से आत्महित का ज्ञान होता है, सम्यक्त 
ग्रादि भावसवर की दृढ़ता होती है, नवीन नवीन धर्मानुराग बढ़ता है, धर्म मे 
निश्चलता होती है, तप करने की भावना होती है और पर को उपदेश देने की 


योग्यता झ्राती है। 
छटुटुमदसमदूबादसेहि प्रण्णाणियस्स जा सोधी। 
तत्तो बहुगुणदरिया, होज्ज हु जिमिदस्स ण/णिस्स ॥१११॥ 
भावार्थ :- शास्त्रज्ञान के मनन बिना जो भ्रज्ञानी को बेला, तेला, 
चौला श्रादि उपवास के करने से शुद्धता होती है उससे बहुतगगी शुद्धता सम्य- 
ग्ञानी को आत्मज्ञान को मनन करते हुए जीमते रहने पर भी होती है । 
झबखे विणी कहा सा, विज्जाचरण उदय दिस्सदेजत्थ । 
सससयपरसमयगदा, कहा दु बिक्खेविणी णाम |॥६५६॥ 
सवेयणी पुण कहा, णाणचरित्ततवविरियहट्विंगदा । 
णिव्वेषणी पुण कहा, सरीरभोगे भउघेए ॥(६६०॥॥ 
भावार्थ -- सुकथा चार प्रकार की होती है :- (१) ग्राक्षेपिणी - 
जो ज्ञान का, चारित्र का स्वरूप बताकर दुढता कराने वाली हो । (२) बिक्षे- 
विदो -- जो अनेकात मत की पोपक व एकात मत को खडन करने वाली हो । 
(३) संवेगिनी कथा - जो ज्ञान चारित्र तप वीर्य मे प्र म बढाने वाली व धर्मा- 
नुराग कराने वाली कथा हो । (४) निर्बेदिनो “जो ससार शरीर भोगो से 
बराग्य बढाने वाली हो । 
णाणोझोगर हिदेण ण॒ सक्‍को चित्तणिग्गहो काश्म । 
णाण झश्रकुसभूद, भत्तस्स हु चित्तहत्यिस्स ॥७६३॥ 
मावा् :-- ज्ञान का उपयोग सदा करना चाहिये। जो शास्त्रज्ञान का 
मनन नही करते वे चित्त को रोक नहीं सकते । मनरूपी मदोन्मत्त हाथी के 
लिये ज्ञान ही अ्रकुश है ।. 
उबसमइ किण्हसप्पो, जह मतेण विधिणा पउसेण। 
तह हिदयकिस्कूसप्पो, सुट्दृवउलेण णाणेण ॥७६५॥ 


४१० ] _ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- जेसे विधि से प्रयोग किये हुये मत्र से काला साप भी शात 
हो जाता है वेसे भली प्रकार मनन किये हुए ज्ञान के द्वारा मनरूपी काला साप 
शात हो जाता है । 
णाणपदीयों पञ्जलइ जस्स हियए वि सुड्धलेसस्स । 
जिण दिद्दुमोक्खमग्गे, पणासयभय ण तस्सल्यि ॥७७०।। 
भावार्थ :-- जिस शुद्ध लेश्या या भावों के धारी के हृदय मे सम्यग्जान 
रूपी दीपक जलता है उसको जिनेन्द्रकथित मोक्षमार्ग मे चलते हुए कभी भी 
अप्ट होने का व कुमार्ग मे जाने का भय नही है | 
णाणज्जोएण विणा, जो इच्छुदि मोक्‍्खसरगमुकगतु । 
गंतु कडिल्लमिच्छदि, श्रधलयो प्र धयारम्सि ॥७७४।। 
भावार्थ -- जो कोई सम्यग्ज्ञान के प्रकाश के बिना मोक्षमा्ग में जाना 
चाहता है वह अधा होकर महान अधकार में अति दुर्गग स्थान में जाना 
चाहता है । 
भावे संग विसयत्ये, स्रो जुगव जहा पयासेइ । 
सवब्य वि तधा जुगव केवलणाण पयासेदि ॥२१३८॥। 
भावार्थ :- जैसे सूर्य अपने विपय में तिप्ठते हुए सर्व पदार्थों को एक 
साथ प्रकाश करता है वंसे केवलज्ञान समस्त पदार्थो को प्रकाश करता है । 


(१६) श्री पृज्यपादस्वामी इप्टोपदेश मे कहते है -- 
अ्रज्ञानोपास्तिरभान ज्ञान ज्ञानिसमाश्रय । 
बेहादि यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धसिद बच ॥२३॥। 
भावाथ - ग्ज्ञान स्वरूप शरीरादि की या अज्ञानी गुरु की या मिथ्या 
शास्त्र की आराधना करने से मोह अम से देहादि ग्रज्ञान की प्राप्ति होगी कितु 
ज्ञान स्वभावी आत्मा की या सम्यग्ज्ञानी गुरु की या सम्यक्‌ शास्त्र की आरा- 
घना करने से आात्मज्ञान व आत्मानुभव की प्राप्ति होगी । 


(१७) श्री पूज्यपाद स्वामी समाधिशतक में कहते है -- 
अ्रविद्यास्याससंस्का रर वश क्षिप्पते मनः । 
तदेव ज्ञानसस्कार स्वतस्तत्त्वेंइव तिष्ठते ॥३३७।॥ 


भम्यरज्ञान और उसका महात्म्य ) [४११ 


भाबार्थ - प्रविद्या या मिथ्याज्ञान के ग्रभ्यास से यह मन अपने वश में 
न रहकर ग्रवश्य झ्राकुलित होगा, पर पदार्थ में रमेंगा, बही मन सम्यण्ज्ञान के 
प्रभ्यास के बल से स्वय ही भ्रात्मतस्व के रमणा में ठहर जायेगा । 
प्रात्मशासात्पर कार्य न बुद्धों भारवेच्चिरम्‌ । 
कुर्यादर्थवशञा स्कि श्चिहाबकाया मभ्यामतत्पर: ॥५०॥॥ 
भाधार्थ - ज्ञानी को उचित है कि श्रात्मज्ञान के सिवाय और कार्य 
को बुद्धि मे चिरकाल धारण न करे । प्रयोजनवश कुछ दूसरा काम करना पढ़े 
तो बचने व काय से करले, मन को उसमे भ्रासक्त न करे । 
प्रत्ता।. प्रतसमादाप श्रती शानपरायण । 
परात्मज्ञानसस्पन्न,._ स्वयमेथ परो भेत्‌ ॥८६॥ 
भावार्थ - जो कोई श्रम्नती हो वह ब्रती होकर आत्मज्ञान के श्रभ्यास 
मे लीन हो । जिसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और बह इसी का 
अनुभव करता है वह अवश्य परमात्मा हो जाता है । 
विदिताशेषज्ञास्त्रोषषि न जाग्रदपि मुच्यते। 
देहात्मदृष्टि्जतात्मा सुप्नोन्मत्तोडपि मुच्यते ॥६४।॥ 
भावार्थ - जो देह मे आत्मा की बुद्धि रखता है ऐसा बहिरात्मा 
श्रजानी जीव सर्वे शास्त्रों को पढ़ चुका हैँ तथा जाग रहा हूँ तो भी वह कर्मों 
से मुक्त नहीं हो सकता हे किन्तु जो आ्रान्मज्ञानी है वह सोने हुए है व कदाचित्‌ 
उन्‍्मत्त है - गृहस्थ मे फंसा है तो भी कभी न कभी मुक्त हो जायेगा । 


(१८) श्री गुगाभद्राचायं आत्मानुणासन में कहते है :- 
ध्रनेकान्तात्मार्थप्रसबफलभा रा तिविनते 
बच. पर्णाकीर्ण विपुलनयशाखाशतयुते। 
समुत्त हू सम्यक्‌ प्रततमतिमूले प्रतिदिन 
श्र्‌ तस्करने भीमान्‌ रमयतु सनोमकंटममुम्‌ ॥१७०१॥ 
भावाथ :- बुद्धिमान का कतंव्य है कि वह इस मनरूपी बदर को शास्त्र 
रूपी वक्ष मे प्रतिदिन रमाचे । इस शास्त्र रूपी वक्ष मे भ्रनेकात स्वरूप अनेक 
स्वभाव व गुणा व पर्याय रूपी फलफूल है उनसे यह नम्नीभूत है । यह वृक्ष वचन 
रूपी पत्रो से व्याप्त है। सेकडो महान नयो या भ्रपेक्षाओ की शाखाग्रो से शोभित॑ 


४१२ | [ सहजसुख-साधन 


है, तथा इस शास्त्ररूपी वक्ष का बहुत बडा ब्स्तार है तथा इसका मूल प्रखर 
मतिज्ञान है । 
शास्त्राग्नी सणिवद्भव्यो विशुद्ों भाति निव त. | 
प्र गारवत्‌ खलो दोप्तो मलो बा भस्म वा भवेत्‌ ॥१७६।॥ 
भावार्थ :- जैसे रत्न अग्नि मे पडकर विशुद्ध हो जाता है व शोभता 
है वेसे भव्यजीव रुचिवान शास्त्र में रमग्ग करता हुग्ना विशुद्ध होकर मुक्त हो 
जाता है । परन्तु जेसे भ्रगारा अग्नि मे पडकर कोयला हो जाता है या राख हो 
जाता है बसे दुष्ट मानव शास्त्र को पढता हुआ भी रागीद्वेपी होकर कर्मो से 
मेला हो जाता है । 
मुह श्रसाय्यं सज्तान पशुचन्‌ भावान्‌ यथास्थितान्‌ । 
श्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनि ॥१७७॥ 
भावार्थ :-- अध्यात्म का जाता मुनि बारबार सम्यर्जान को फेलाकर 
जैसे पदार्थों का स्वरूप है वेसा उनको देखता हुआ राग व द्वेष को दर करके 
ग्रात्मा को ध्याता है । 


(१६) श्री योगेन्द्राचा्य योगसार में कहते हे -- 
सत्य पढतह ते वि जड़ पश्रष्पा जेण मुणति। 
तिह कारण ऐ जीव फुडु ण हु णिव्वाण लह॒ति ॥५२॥। 
मावा्थ ;- जो कोई शास्त्रों को पढते ह॑ परन्तु आत्मा को नहीं जानते 
है वे जीव कभी भी निर्वाग को नहीं पा सकते है । 
जह॒लोयम्मिय णियडहा तह सुणाम्मिय जाणि । 
जे सुह असुह परिच्चयहि ते वि हवति हु णाणि ॥७१॥ 
भावाथ - वे ही ज्ञानी है जो पुण्य पाप को सुवर्ण की तथा लोहे की 
बेडी जानते है दोनों को बन्धन मानते है । 
सब्बे जोीवा णाणमया जो समभाव मुणद्र । 
सो सामाइउ जाणि फुडु जिणवर एम भणेइ ।।&८।॥। 
भाधार्थ *- सर्व ही जीव शुद्ध ज्ञानममयी है ऐसा जो जानता है वही 
समभाव का धारी है इसी को सामायिक जानो ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते है । 


सम्यरज्ञान और उसका महात्म्य ] [४१३ 


(२०) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासन में कहते है - 
कर तज्ञानमुदासीन परयाथंमति निशयर्ल । 
स्वर्गपवर्गफलद ध्यानामांतम्‌ हस्त: ॥६६॥। 
भावार्थ :- प्रात्मध्यान श्रृतज्ञान का ध्यान है । द्वादशाग वाणी का 
सार आत्मज्ञान है। उसी का अनुभव श्रुतज्ञान का अनुभव है तथा वही ध्यान 
है । यह वीतराग रूप, यथार्थ, अ्रति निश्चल एक अन्तमु हत॑ तक रह सकता है 
जिसका फल स्व व मोक्ष की प्राप्ति है । 


श्र तज्ञानेन मनसा यतो ध्यायन्ति योग्नि । 
तत स्थिर मनो ध्यानं श्र्‌तज्ञान ले तात्त्यिक ॥६८॥। 


भावार्थ :- क्योकि योगीगणा मन द्वारा श्रतज्ञान के बल से ध्यान करते 
है, इसीलिये स्थिर मन ही ध्यान है, यही निश्चय तत्त्वरूप श्रुतज्ञान है। 
ज्ञानदर्थातरादात्मा तस्माज्यान न चान्यत । 
एक पूर्यापरीभूत झानमात्मेति कीतित ॥६६७ 


भावार्थ :- ज्ञान कहो चाहे श्रात्मा कहो दोनो एक ही बात है क्योकि 
जान आत्मा का गुण है, आत्मा से ही होता है, किसी भ्न्य द्रव्य से नही होता 
है । यह ज्ञानगुग जो बराबर पूर्वापर चला श्रा रहा है वही ग्रात्मा है ऐसा 
कहा गया है । 
ह्वनूपे। सर्वजीवाना स्वपरस्य प्रकाशन । 
भानुमडलबस था परस्मावप्रकाशन ॥२३५॥। 
भावार्थ -- सर्व जीवो का स्वभाव श्रपने को व पर को एक साथ उसी 
तरह प्रकाश करता है जैसा सूर्य मडल अपने को तथा पर को प्रकाश करता है। 
उन जीवो मे ज्ञान का प्रकाश स्वाभाविक है, दूसरे पदार्थ से नही है जैसे सूर्य 
स्वय प्रकाश रूप है । 


तिष्ठत्येष स्वरूपेण क्षीणे फकर्मणि पौरुषः। 
यथा सणिस्वहेतुम्प:ः क्षीणे सांसगिके मले ॥२३६॥ 
भावार्थ :-- जब सर्व कर्म का क्षय हो जाता है तब यह आ्रात्मा श्रपने 
स्वरूप मे ही ठहर जाता है, और एक समय मे ही स्वपर को जानता है । जैसे 


४१४ ] | सहजसुख-साधन 


योग्य कारणो से ससर्ग मे श्राया हुआ मल निकल जाने पर मणि स्वभाव से 
चमक उठती है । 
न मुद्दाति न सशेते न स्वार्थानध्यवस्यथति । 
न रज्यते न च॒ हुं ष्टि कितु स्वस्थ प्रतिक्षण ॥२३७॥॥ 
भावाथे -- अरहत व सिद्ध परमात्मा घातिया कर्मों के क्षय होने पर न 
नो किसी पर मोह करते है, न सशय किसी बात में करते है, न उनके भीतर 
ग्रनध्यवसाय (जान मे प्रमाद) हैं न राग करते है न द्वेष करते है । किन्तु सदा 
ही प्रतिक्षण ही अपने ही शुद्ध स्वरूप मे स्थित है। 
त्रिकालविधय शेयमात्मान ञ्र॒ यधास्थित । 
जातन्‌ पदयदच नि शेबमुवास्ते स तदा प्रभु ॥२३८।॥। 
भावार्थ -- वे केवलज्ञानी परमात्मा अपने आत्मा को तथा तीन काल 
के ज्ञेग पदार्थों को जैसा उनका स्वरूप है वैसा पूर्गा रूप से जानते हुए बीतरागी 
रहते है । 
(२१) श्री श्रमृतचन्द्र श्राचार्य पुरुषार्थंसिद्ध थू पाय मे कहते है :-- 
निशच्चय मिह भूतार्थ ब्यवहारं वर्णयन्त्यभतार्थम । 
भूर्तायंबोध बिमुखः: प्राय सर्वोष्षि ससार ॥।५॥ 
आवार्थ :-- निश्चयनय वह है जो सत्या्थ मूल पदार्थ को कहे । व्यव- 
हारतय वह है जो असत्यार्थ पदार्ण को कहे । प्राय स्व ही ससारी प्राग्णी 
निश्चयनय से कथन योग्य सत्यार्थ वस्तु के ज्ञान से बाहर हो रहे है । 
ध्यवहारनिश्चयों यः प्रब॒ुध्य तस्वेन भवति मध्यस्थ । 
प्राप्पनोति देशनाया. स एवं फलमबिकल दशिष्प ॥८॥॥ 
भावार्थ :- जो कोई व्यवहारनय और निश्चयनय दोनों को जानकर 
मध्यस्थ हो जाता है वही शिप्य जिनवाणी के उपदेश का पूर्ण फल पाता है । 
सम्पस्शान कार्य सम्पक्त्यं कारण बदन्ति जिता:। 
ज्ञानाराधन सिष्ट_ सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्‌ ॥३े ३॥। 
भावार्थ - जिनेंद्र भगवन्तों ने सम्यग्जान को कार्य तथा सम्यग्दर्शन 
को कारण कहा हैं । इसलिये सम्यग्दर्शन के पीछे ज्ञान की प्राराधना करना 


उचित हैँ । 


पम्यग्जञान और उसका महात्म्य | [४११५ 


कारणकार्य !विधानं समकाल जायमानयोरपि हि। 
दीपप्रकाशयो रिव सम्पक्‍त्व ज्ञानयो: सुघटम्‌ ॥३४।॥। 
भावार्थ :-- यद्यपि सम्यग्दर्शन से साथ ही सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है उसी तरह जैसे दीपक से प्रकाश होता है तो भी जैसे दीपक कारण है, प्रकाश 
कार्य है, बसे सम्यग्दर्शन कारण है, सम्यग्ज्ञान कार्य है । 
कतंव्योप्ध्यय्साय... सदनेकांतात्मकेष._ तस्वेष्‌ । 
सशयविपयंयानध्यवसाय थि विक्तात्मात्सरूप _ तत्‌ ॥३५॥॥ 
भावार्थ :- व्यवहार नय से सत्रूप व अनेक धर्म स्वरूप तत््वो को सशय 
विपयेय व अ्रनध्यवसाय रहित जानना चाहिये । यही सम्यग्ज्ञान है । निश्चयनय 
से यह सम्यग्ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। 
प्र थार्थभियपूर्ण काले. विनयेन सोपधान च। 
बहुमानेत समन्विसतसनिन्‍्ह॒व ज्ञानमाराध्यम्‌ ॥३६॥ 
भावार्थ :- सम्यग्जान को आठ अ्रग सहित सेवन करना चाहिये । (१) 
ग्रन्थशुद्धि -शुद्ध पढ़ना (२) प्रथे शुद्धि-अर्थ शुद्ध करना, (३) उभय शुद्धि-शब्द 
व अर्थ शुद्ध पढना, (४) कालाध्ययन-ठीक समय पर पढ़ना, (५) विनय, (६) 
उपधान-धारणा सहित पढना, (७) बहुमानेन समन्वित-बहुत मान से पढना, 
(८) अनिनन्‍्हव-गुरु को ब ज्ञान को न छिपाना । 
येनांशेन ज्ञानं तेनाशैनास्थ बन्धन नास्ति। 
येनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्थ बन्धन भवति ॥२१३॥ 
भावार्थ -- जितने अश किसी के परिणाम मे सम्यग्ज्ञान होता है उतने 
अ्रश से कर्म का बन्ध नही होता है किन्तु जितने अ्रश राग होता है उतने भ्रश 
कर्म का बन्ध होता है । सम्यग्ज्ञान बन्ध का कारण नही है, बन्ध का कारण 
ग्रौदयिक भाव रागद्वेष मोह है । 
(२२) श्री अ्रमृतचन्द्राचार्य तत्त्वाथंसार मे कहते है - 
वाचनापृच्छनाम्नायस्तथा. धर्मत्य देहाना । 
इनुप्रेक्षा च निदिष्ट: स्वाध्याय: पचधा जिने. ॥१६-७॥॥ 
बाचना सा परिज्ञेया यत्पात्रे प्रतिषादनम्‌ | 
प्रन्यस्थ वाथ पदशस्य तक्‍त्त्वार्थस्यो भयस्य वा ॥(१७-७॥ 


४१६ ] [ पहअसुख-साधत 


तत्संशयापनोदाय तसन्निसवयबरलाय था। 
पर प्रत्यनुयोगाय प्रच्छुनां तद्रिदुजिता: ॥१८-७॥॥ 
धास्ताय' कथ्यते घोषों विशुद्ध परिवतंनम्‌ । 
कथाधमदिनुष्ठान विशेया धर्मदेशना ॥१६-७॥। 
“पे रघिगतार्थस्प यो5स्थासो सनसा भवेत्‌ । 
अनुप्रेक्षिति निविष्ट स्वाध्याय, स जिनेशिशि ॥२०-७॥ 
भावार्थ -- शास्त्रो का स्वाध्याय व्यवहार सम्यग्ज्ञान है, सो स्वाध्याय 
पांच प्रकार का जिनेन्द्रों ने कहा है । वाचना, पृच्छुना, झआाम्नाय, धर्मदेशना, अनु- 
प्रेक्षा । किसी ग्रन्थ का व उसके पद्य का तथा उसके श्रर्थ का या दोनो का दूसरे 
पात्र को सुनाना या स्वय पढना, वाचना है। सशय दूर करने को, पदार्थ के 
निश्चय करने को व दूसरो को समभाने के लिये जो पूछना उसे जिनो ने पृच्छना 
कहा है । शुद्ध-शब्द व भ्रथं को घोखकर कठ करना आम्नाय कहा जाता है । 
धर्म कथा आदि का उपदेश करना धमंदेशना है । भली प्रकार जाने हुए पदार्थ 
का मन से बार-बार अभ्यास करना श्रनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है ऐसा जिनेन्द्रो 
ने कहा है। 
शानस्यग्रहणाम्यासमरणादीनि कुबंत:। 
बहुमानादिभि साद्धँ ज्ञानस्थ विनयो भवेत्‌ ॥३२-७॥ 
भावार्थ :- जान को वहत मान व आ्रादर से ग्रहण करना वे स्मरण 
करना, मनन करना आ्रादि ज्ञान की विनय कही जाती है। 


(२३) श्री प्रमृतचन्द्राचा्य श्री समयसार कलश में कहते है .-- 
उस्यनय विरोधध्बसिनि स्पात्पदाजू 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वय वान्तमोहा' । 
सपदि समयसार ते पर ज्योतिरुस्च- 
रनवमतयपक्षाक्षुण्णमोक्षत्त एबं ॥४॥। 
भावार्थ - निश्चय नय और व्यवहार नय के विरोध को मेटने वाली 
स्थाद्ाद रूप जिनवाणी मे जो रमणा करते है, उनका मिथ्यात्व भाव स्वय गल 
जाता है । तब वे शीघ्र ही अ्तिशय करके परम ज्योति स्वरूप, प्राचीन, किसी 
भी खोटी युक्ति से अखडित शुद्ध श्रात्मा का गभ्रनुभव कर ही लेते है । 


सम्यरज्ञान ध्लौर उसका महात्म्य ] [ ४१७ 


प्ात्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
जानानुभूतिरियमेय. किलेति बद्ध्या। 
झ्रात्मानमात्समनि निविधश्य सुनिःप्रकस्प- 
मेको5स्ति नित्यमवबोधघनः समन्‍्तात्‌ ॥१३॥। 


भावार्थ :-- शुद्ध निश्चय नय के द्वारा जो शुद्ध आ्ात्मा का अनुभव है 
वही निश्चय सम्यग्ज्ञान अनुभव है ऐसा जानकर जब कोई अपने भरात्मा को 
अपने झ्रात्मा मे निश्चल रूप से धारण करता है तब वहा सर्व तरफ से नित्य 
ही एक ज्ञानघन श्रात्मा ही स्वाद में भ्राता है । 


शान दिवेधखकतया तु परमात्मनोरयों 

जानाति हस इंच वा: पयसोबिशेष । 

चेतन्यधातुमखल॑ स॒ सदाधिरुूढ़ो 

जानीत एवं हिं करोति न किड्चनापि ॥१४-३॥। 

भावार्थ - ज्ञान के ही प्रताप से आत्मा और पर का भेद विज्ञान 

जाना जाता है । जैसे दूध पानी अभ्रलग अलग हे । ज्ञानी भ्रपनी निश्चल चेतन्य 
धातुमयी मति में सदा दृढ निश्चय रखता हुआ जानता ही हूं, कुछ भी कर्ता 
नही है । 

जशानादेव ज्वलनपयसो रौष्ण्यशत्थव्यबस्था 

ज्ञानादेवोल्लसति लबणस्वादभेदव्यवास । 

शानादेव स्व॒रस विकस न्नित्यचेतन्यधातो . 

क्रोधादेश्य प्रभवतसि भिदा भिदन्तो कते भावम्‌ ॥॥१५-३॥॥ 

भावाथ .- ज्ञान के ही प्रताप से गर्म पानी में यह ऋलकता है कि पानी 

का स्वभाव णीतल हैँ तथा उप्णता शभ्रर्नि की है । ज्ञानी के ही प्रताप से किसी 
बने हुए साग में साग का स्वाद अलग श्रौर लवण का स्वाद झलग भासता है । 
यह ज्ञान वा ही प्रभाव है जिससे क्रोध का में कर्त्ता हू, इस झज्ञान का नाश 
होकर ऐसा भलकता हूँ कि मे क्रोधादिकी कलुपता से भिन्न अपने भ्रात्मिक रस 
से नित्य भरा हुआ चेतन्य धातुमय झात्मा मात्र हू । 

शानवान्‌ स्वरसतो5पि यत. स्यात्सबंरागसबश्जनत्ीलः । 

लिप्यले सकलकम भिरेष: कस्मंमध्यपतितोइति तलो थे ॥१७-७॥। 


४१८ | ( सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- सम्यग्ज्ञानी अपने स्वभाव से ही सर्व रागादि भावों से भिन्न 
प्रपने को अनुभव करता है । इसलिये कर्मो के मध्य पडे रहने पर भी कर्म बध 
से नही बँधता है । यह भ्रात्मज्ञान की महिमा हूँ । 
ज्ञानी प्रकृतिस्वसावमिर्तों मित्यं भभेइट दको 
जागो तु प्रकृतिस्वभावबिरतो नो जातुचिद्व दकः । 
इत्येव नियम मिरूप्प निपुणेरज्ञानिता त्यक्यतां । 
शुद्ध कात्ममये महस्सच लिते रासेब्यतां शानिता ॥५-१०॥। 
भावार्थ - अज्ञानी सदा ही कम की प्रकृतियों के स्वभावों मे श्रर्थात्‌ 
जैसा कर्म का उदय होता है उसमे लीन होकर सुख-दुःख का भोक्ता हो जाता 
है । ज्ञानी प्रकृति के स्वभाव से श्रर्थात्‌ कर्मों के उदय से विरक्त रहता है, इस- 
लिये कभी भी भोक्ता नही होता है, वह ज्ञाता रहता है । ऐसा नियम समभकर 
अ्रज्ञानपना त्याग देना चाहिये भर शुद्ध एक ग्रात्मा की निश्चल ज्योति मे थिर 
होकर ज्ञानभाव का सेवन करना चाहिये । 
शुद्धातव्य निरूपणा पितमतेस्तत्वं समुत्पश्यतो 
नेकद्॒व्यग॒तं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तर जातु चित्‌ । 
ज्ञान शेयमवेति यर्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः | 
कि द्रव्याम्तरजुम्बनाकुल धियस्सस्वच्च्यवन्ते जना: ॥२२-१०॥॥ 
भावार्थ - जो शुद्ध द्रव्य के विचार मे है प्रौर तत्त्व को देखनेवाला है 
उसके मत में एक द्रव्य के भीतर दूसरा द्रव्य कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता 
है। जो शुद्ध भ्रात्मा का ज्ञान सर्वे ज्ेय या जानने योग्य पदार्थों को जानता है 
सो यह उस ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है तब फिर झ्ज्ञानी जन श्रात्मा 
को छोडकर पर द्रव्य के ग्रहण के लिए श्राकुल व्याकुल होकर श्रात्म तत्त्व के 
अनुभव से क्यों पतन कर रहे हैं ? ज्ञान मे कोई पदार्थ श्राता नही, ज्ञान किसी 
पदार्थ में जाता नहीं, तो भी ज्ञान सर्व ज्ञेयों को अपने स्वभाव से जानता है । 
यह ज्ञान के प्रकाश का महात्म्य है । 
स्थाद्ाददीपितलसम्भहूर्सि प्रकातो 
शुदस्वभावषम हिमस्पुदिते मयीति। 
कि अम्यसोक्षपणषपातिमि रस्यभाते 


सिल्योदल:ः परमर्थ स्कुरतु स्वभाव: ॥६-१२॥ 


सम्यग्जञान और उसका महात्म्य | [४१६ 


भावार्थ :- स्थाद्वाद के द्वारा मेरे भीतर भ्रात्म तेज का प्रकाश हो गया 
है। जब मेरे मे शुद्ध स्वभाव की महिमा प्रगट हो रही है तब बहा बध मार्ग 
व मोक्ष मार्ग सम्बन्धी भावों से क्या प्रयोजन रहा ” कुछ भी नहीं । इसलिए 
सदा ही यह मेरा उत्कृष्ट स्वभाव मेरे मे प्रकाशमान रहो । शुद्ध निश्चयनय से 
प्रात्मा सदा ही एकाएक शुद्ध प्रनुभव में भ्राता है। बहा बध व मोक्ष के विचार 
की कोई जगह नहीं है । 


(२४) श्री भ्रमितिगति महाराज तक्त्वभावना मे कहते है :- 


पेषां झानकृशानुरुज्ज्बलतर. सम्यश्त्ववातेरितो | 
विस्पष्टीकृतसब्ंतस्थस सितिदंग्घे.. विपापयंधसि ।। 
दत्तोसप्तिमनस्तमस्त तिहतेदें दोप्पते सबंदा । 
नाइचर्य रखमति खित्रस रिताइचा रित्रिणा. कस्य ते ।।६ ५॥ 


भावार्थ - जिनके भीतर सम्यक्दर्शन की पवन से प्रेरित सम्यग्शान- 

रूपी श्रग्नि की तीज ज्वाला सब तत्त्वों को स्पप्ट दिखाती हुई, पापरूपो ईंधन 
को जलाती हुई, मन के ग्रन्धकार के प्रसार को दूर करती हुई सदा जलती है 
वे नाना प्रकार चारित्र का पालन करते है। जिनको देखकर किसको आश्यय 
न आयेगा ? प्रर्थात्‌ वे प्रद्भुत चारित्र का पालन करते है । 

ये लोकोत्तरतां ज दर्शनपरां दूतीं बिमुक्तिशिये । 

रोचम्ते जिनभारतीमनुपमां जल्पति भ्रृष्यंति ल ।। 

लोके भूरिकधायदोधम लिने ते सज्जना ढुलेभा' | 

ये कुंति तदर्थमुत्तमधियस्तेषां किमनत्रोल्यते ॥॥१०४५॥ 


भावार्थ - जो कोई परमार्थ स्वरूप को बताने वाली, उत्कृष्ट सम्यक्‌- 
दर्शन को देने वाली, मोक्षरूपी लक्ष्मी की दूती के समान ग्रनुपम जिनवाणी को 
पढते है, सुनते है व उस पर रुचि करते हैं ऐसे सज्जन इन कषायो के दोषों से 
मलीन लोक मे दुर्लभ है > कठिनता से मिलते है श्रौर जो उस जिनवाणी के 
प्रनुसार प्राचरण करने की उत्तम वृद्धि करते है उनकी बात क्‍या कही जाबे ? 
वे तो महान दुर्लभ हैं। ऐसी परोपकारिणो जिनवाणी को समभकर उसके 
झघनुसार यथाशक्ति चलना हमारा कतेब्य है । 


४२० ] [ सहजसुख-साधन 


सर्वशः  सबंदर्शो भवस्रणजरातंकशोकव्यतीतो । 

लब्धात्मीयस्वभाव: क्षतसकलमल. शबबदात्मानपाय ॥ 

वक्ष: संको चिताक्षेभवम्‌ तिच कितेलेकियात्रानपेक्षे, । 

नष्टाबाधात्मनीन स्थिर विद्यदसुखप्राप्तये चखितनीय. ।॥१२०॥। 

भावार्थ -- परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, जन्म, मरण, जरा, रोग व 

शोकादि दोषो से रहित है, अपने स्वभाव से पूर्ण है, सर्व कर्म मलरहित है, नाश- 
रहित नित्य है । जो लोग चतुर है, इन्द्रियों के विजयी है, जन्म मररणा से भय- 
भीत है, ससार की यात्रा को नही चाहते है उनको ऐसे शुद्ध ग्रात्मा का चिन्तवन 
बाधा रहित, अतीन्द्रिय, स्थिर व शुद्ध सुख की प्राप्ति के लिए करना योग्य है । 
निश्चय से अपना आत्मा भी ऐसा ही है। अपने श्रात्मा को भी परमात्मा के 
समान जानकर सदा अनुभव करना चाहिये, जिससे सहज सुख का लाभ हो । 


(२५) श्री पद्मनदि मुनि सिद्धस्तुति मे कहते है - 
स्पाच्छब्वामृतगरभितागममहारत्नाक रस्नानतो 
धोौता यरय मतिः स एवं मनुते तत्त्व विभुकतात्मन । 
तत्तस्येब तदेव याति सुमते' साक्षादुपादेयतां 
भेदेन स्वकृतेन तेन थे बिना स्थ रूपसेक परम्‌ ॥१४।॥। 
भावार्थ -- जिस पुरुष की मति स्याद्वादरूपी जल के भरे समुद्र मे स्नान 
करने से धोई गई है - निर्मेल हो गई है वही शुद्ध व मुक्त आत्मा के यथार्थ 
स्वरूप को जानता है, तथा वह उसी स्वरूप को ग्रहण करने योग्य साक्षात्‌ 
मानता है। व्यवहार से सिद्ध मे व संसारी मे भेद किया हुआ है। यदि निश्चय 
से इस भेद को दूर कर दिया जावे तो जो सिद्ध स्वरूप है वही इस अपने आत्मा 
का स्वभाव है, उसी को ही अनुभव करना योग्य है । 
यः सिद्ध परमात्मनि, प्रविततज्ञानंकमृतों किल 
ज्ञानी निःजयत' से एवं सकलप्रश्ञावतामग्रणो । 
लकंव्याक रणा विशास्त्रसहिते: कि तत्र शुस्येयंतो 
उद्योग विदधाति वेध्यविषयें तदबाणभावपण्यंते ॥२४।॥। 
भावार्भ - जो पुरुष विस्तीरां ज्ञानाकार श्रीसिद्ध परमात्मा को जानता 
है वही सर्व बुद्धिमानो में शिरोमणि है । जो सिद्ध परमात्मा के ज्ञान से शून्य 


तम्यग्ज्ञान और उसका महात्म्य ] [ ४२१ 


होकर तर्क व्याकरण आदि शास्त्रों को जानता है तो उससे क्‍या प्रयोजन होगा ? 
बारा तो उसे ही कहते हैं जो निशाने को वेध सके श्रन्यथा व्यर्थ है । श्रात्मज्ञान 
ही यथार्थज्ञान है, उसके बिना अनेक विद्याएं आ्रात्महितकारी नहीं है । 


(२६) श्री पद्मनदि मुनि सदबोधचन्द्रोदय मे कहते है -- 
तावदेव सतिवाहिनी सदा धावति श्रुतगता पुरः पुर. । 
याबदतन्न परमात्ससबविदा भिदलले ने हुदयं सनोधिणः ॥३६॥ 
भावा्थ -- इस जगत मे जब तक परमात्मा का ज्ञान मानव के हृदय 
मे नही विराजता है तब तक ही बुद्धि रूपी नदी, शास्त्र रूपी समुद्र को तरफ 
ग्रागे आगे दौडती रहती है। प्रात्मा का ग्रनुभव होते ही बुद्धि स्थिर हो 
जाती है । 
बाह्य शास्त्रगहने विहारिणो या मतिबंहुविकल्पधारिणी । 
चित्स्वरूपकुलसद निर्गता सा सती न सही कुयो बिता ॥३८॥॥ 
भावार्ष :- जो बुद्धि अपने चेतन्यरूपी कुल घर से निकलकर बाहरी 
शास्त्रों के वन मे बिहार करती हुई नाना विकल्प करने वाली है वह बुद्धि सती 
स्त्री के समान पतिब्रता नही है किन्तु खोटी स्त्री के समान व्यभिचारिणी है । 
बुद्धि वही सफल है जो अपने ही श्रात्मा मे रमणा करे, भ्रनेक शास्त्रों के विकल्प 
भी न करे । 
सुप्त एवं बहुमोह नित्रया दीघकालमविरामया जन: । 
शास्त्रमेतक्धिगम्य साप्रतं सुप्रबोध इह जापतामसिति ॥४६।॥। 
भावार्थ -- यह मानव दीघकाल से लगातार मोहरूपी निद्रा से सो रहा 
है। श्रब तो उसे ग्रध्यात्म शास्त्र को जानना चाहिये श्नौर श्रात्मजञान को जागृत 
करना चाहिये । 


(२७) श्री पद्मनदि मुनि निश्चयपचाशत में कहते है :- 


व्यवहृतिरवोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनय. । 
स्वार्य मुमुक्षुरह॒मिति वक््ये तदाश्ित किचित्‌ ॥॥८।। 


भावार्थ :- व्यवहारनय ग्रज्ञानी को समभाने के लिए है परन्तु शुद्ध 
निश्चय नय कर्मों के क्षय के लिए है। इसलिए मैं मोक्ष का इच्छुक होकर प्रपने 
झात्मा के कल्याण के लिए “उस शुद्ध निश्चय नय के प्राश्निद ही कुछ कहू गा । 


४२२ ] [ सहजसुख-साधन 


हिस्तोग्कित एकाकी सर्वोपद्रदसहों अनस्थोडपि। 
तररिष गरो न सिवृध्यति सम्परवोधादते जातु ॥१६॥ 
भावार्थ :- जो मुनि प्रहिसा धर्म पालता हुआ, एकाकी सर्व प्रकार के 
कष्टो को व उपसर्गों को सहता हुआ वन मे रहता है परन्तु आत्मज्ञानमयी सम्यर- 
शान से शून्य है वह मुक्त नही हो सकता । वह वन मे वक्ष के समान ही रहने 
वाला है । 
(२८) श्री पद्मनदि मुनि परमार्थविशति में कहते हैं :-- 
पतसात॑ यदलातमद्धिथयु भवेत्तत्कमंकार्य. तत- 
स्तत्कमेंबतदस्यवात्मन इदं जानन्ति ये योगिन । 
ईहस्मेदविभावनाकृतधियां तेषां कुतोहं सुखी । 
वुःखी चेति विकल्पकल्मवकला कुर्यात्यद खेतसि ॥१२॥ 
भावार्थ - प्राणियों को साता तथा असाता होती है सो कर्मो के उदय 
का कार्य है। इसलिए वह कार्य भी कर्म्मरूप ही है। वह भप्रात्मा के स्वभाव 
से भिन्न है ऐसा योगीगण जानते हैं उनके भीतर भेदज्ञान की वृद्धि होती 
है तब यह विकल्प कि मैं सुखी हू या मै दु खी हु उनके मन मे कैसे हो 
सकता है । 
(२६) श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चय मे कहते है - 
ज्ञानमावनया जीवो रूभंते हितसात्मन: । 
विसयाचार्सम्पन्नो विषयेषु पराजुसुस. ॥४॥। 
भावार्थ :- यह जीव पाचो इन्द्रियो के विषयो से विरक्त होकर विनय 
झौर भ्राचार सहित ज्ञान की भावना करने से आत्मा के कल्याण को प्राप्त 
करता है ! 
झाह्मानं भावयेश्षियं शानेन विनयेत ले । 
सा पुनश्चियमाणस्य पश्चात्तापो भविष्यति ॥५॥। 
भावार्थ :- है भव्य जीव ! नित्य आत्मा के शुद्ध स्वरूप की भावना 
ज्ञान के साथ विनय पूर्वक करो नहीं तो मरने पर बहुत पश्चात्ताप होगा कि 
कुछ न कर सके । मररा का समय निश्चित नही है इससे श्रात्मशान की भावना 
सदा करनी योग्य है । 


सम्यग्ज्ञान और उसका महात्म्य ) [४२३ 


स जन्मन फू सारं॑ यदेतज्ञानसेवनस्‌ । 
झनिगृहितवीयंस्थ संयभल्य जल धारणम्‌ ।७॥। 
माथार्थ :-- मानव जन्म का यही सार फल है जो सम्यग्शान की भावना 
की जावे और अपने वीयं को न छिपाकर सयम को धारण किया जावे । 
शानाम्यासः सदा कार्यो ध्याने चाध्ययने तथा । 
तपसो रक्षणं सेव यदीच्छेड्ितमात्मन: ॥६॥। 
भावार्थ -- हे भाई !' यदि अपने आत्मा का हित चाहते हो तो ध्यान 
तथा स्वाध्याय के द्वारा सदा ही ज्ञान का मनन करो और ठप की रक्षा करो । 


ज्ञानादीत्यों हृदियस्थ नित्यमुद्योतकारक: । 
तस्य निर्मलतां याति पंचेन्द्रियदिगजड्भना ॥१०॥। 
भावार्थ .- जिसके हृदय मे ज्ञान सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है उसकी 
पाचों इन्द्रियों की दिशारूपी स्त्री निर्मल रहती है । भर्थात्‌ इन्द्रियाँ विकार रहित 
अपना २ काम ऐसा करती है जिससे आत्मा का श्रहित न हो । 
सर्वेतवन्द् परित्यम्य निभुतेनानतरात्मना । 
ज्ञानामृत सवापेय चिसाल्हादमृश्तमम्‌ ॥१२।॥। 
भावार्थ :- अभ्रतरात्मा सम्यग्दृष्टि को निश्चिन्त होकर सर्व रागढंषादि 
के भगडे को छोडकर चित्त को प्रानन्द देनेवाले उत्तम आत्मज्ञानरूपी भश्रमृत का 
पान सदा करना चाहिये । 
ज्ञान नाम महारत्म॑ यज्न प्राप्त कदाचन। 
ससारे ऊ्रमता भीसे नातादु खविधायिति ।।१ ३।। 
भ्रधुना तत्त्वया प्राप्त सम्यग्दर्शनसंयुतम्‌ । 
प्रमादं मा पुनः कार्थोविषयास्वाइलालस ॥११४।॥। 
भावार्थ :-- प्रात्मज्ञानरूपी महा रत्न है उसको श्रब तक कभी भी तूने 
इस अनेक दु खो से भरे हुए भयानक ससार मे भ्रमते हुए नहीं पाया। उस महा- 
रत्न को ग्राज तूने सम्यग्दर्शन सहित प्राप्त कर लिया है श्रब श्रात्मज्ञान का 
ग्रनुभव कर विषयों के स्वाद की लालसा में पडकर प्रमादी मत बन । 
शुद्ध तपसि सद्दोर्य ज्ञान कर्मपरिक्षये। 
उपयो गिधन' पात्रे यस्य वाति स पंडितः ॥१८॥। 


४२४ ] [ सहजसुख साधन 


भावार्थ '- वही पडित है जिसका आत्मा का वीय॑ शुद्ध तप में खर्च 
होता है, जो ज्ञान को कर्मों के क्षय मे लगाता है तथा जिसका धन योग्य पात्रों 
के काम आता है। 
गुरुशुभधषया जन्म लचित सद्ध्यानखिन्तया। 
अत यस्य ससे याति विनियोग स पुष्यभाक्‌ ॥१६॥ 
भावा्े -- वही पुण्यात्मा है जिसका जन्म गुरु की सेवा करते हुए बीतता 
है, जिसका मन धमर्मध्यान की चिता मे लीन रहता है तथा जिसके शास्त्र का 
झ्रभ्यास साम्यभाव की प्राप्ति के लिये काम मे श्राता है । 
तियत प्रशमं याति कामदाह. सुदारण । 
झानोपयोगसामर्थ्याद्वियं मन्रपर्दर्यंथा ॥११३॥। 
अआरबार्थ -- भयानक भी काम का दाह, श्रात्मध्यान व स्वाध्याय मे 
ज्ञानोपयोग के बल से नियम से णशात् हो जाता है जैसे मतन्र के पदो से सर्प का 
विष उतर जाता है । 
प्रशाड़ुना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा । 
हेयापादेयतत्वज्ञा या रता सर्वकर्मणि ॥२५८॥। 
भावार्थ - प्रज्ञा या भेदविज्ञाममयी विवेक बुद्धि स्व कार्यो मे त्यागने 
योग्य व ग्रहग़ करने योग्य तत्व को जानने वाली रहती है | इसलिये हर एक 
पुरुष को उचित है कि इस सुखकारी प्रज्ञारूपी स्त्री की सदा सेवा करे । 
सत्येन शुद्ध्यते बाणी मनो शाने नशुद्ध्यति । 
गुरुशअूषया काय: शुद्धरिव सनातनः ॥३१७॥। 
भावार्थ :- वाणी की शुद्धि सत्य वचन से रहती है, मन सम्यग्ज्ञान से 
शुद्ध रहता है, गुरु सेवा से शरीर शुद्ध रहता है, यह श्नादि से शुद्धि का 
मार्ग है । 


(३०) श्री शुभचन्द्र श्राचाय्य ज्ञानाणंव मे कहते है - 
जिकालगोच रानन्तगुणपर्यायसंयुता. । 
यत्र भावा स्फुरन्ट्युस्चेस्तम्लान' शझातितां मतम्‌ ॥१-७॥। 


सम्यरशञान और उसका महास्म्य ] [ ४२५ 


भाबा्थ “-- जिसमें तीन काल के गोचर अनन्त गुण पर्याय सयुक्त पदार्थ 
भ्रतिशय रूप से प्रतिभासित होते हैं उसी को ज्ञानियों मे ज्ञान कहा है । ज्ञान 
बही है जो स्व ज्ञेगो को जान सके । 
झनन्तानन्तभागेडपि यस्‍ल्‍्य लोकपजचरालजर:। 
झलोकदच स्फ्रत्युच्चेस्तउज्यो तियों गिनां मतम्‌ । १०-७॥ 
भावार्थ - केवलज्ञान ज्योति का स्वरूप योगियों ने ऐसा कहा है कि 
जिस ज्ञान के श्रनन्तानन्‍्त थाग में ही सर्व चर भ्रचर लोक तथा अलोक प्रति- 
भासित हो जाता है । ऐसे ग्रनन्‍तत लोक हो तो भी उस ज्ञान मे कलक जावे । 
इतना विशाल व प्राश्चयंकारी केवलज्ञान है । 
झगस्य  यन्मगाऊूस्प दुर्भेश यद्रवेरपि। 
तबृदुर्थो धोद्धतं प्याप्त शानभेद्य प्रकोसितम्‌ ॥११-७॥॥ 
भाषा :-- जिस मिथ्यात्व के अधकार को चन्द्रमा नहीं मेट सकता, 
सूर्य नही भेद सकता उस भ्रज्ञानाधकार को सम्यग्ज्ञान मेट देता है, ऐसा कहा 
गया है । 
थोध एवं हहः पाशों हृषीकरमृगजम्धने। 
गारुडइज महामत्र: चित्तमोगिवितिग्रहे ॥॥१४-७।। 
भ/्वाय :- इन्द्रिर्पी मृगो को बाधने लिये सम्यग्ज्ञान ही दृढ फासी है, 
ग्रोर चित्तरूपी सर्प को वश करने के लिये सम्यग्ज्ञान ही एक गारुडी महा- 
मत्र है । 
झजानपुथिका चेध्टा पतेयेस्थात्र भूतले। 
स्‌ बध्नात्यात्मनात्मान कुर्वशक्षपि तपह्चिर ॥१६-७॥॥ 
भाजाय् :-- इस पृथ्वी पर जो साधु अज्ञानपूर्वक आचररा पालता है बह 
दीघकाल तक तप करता रहे तो भी भपने को कम से बाधेगा । भ्रज्ञानपूर्वक तप 
बन्ध ही का कारणा है । 
शानपूर्ञमनुष्ठान निःदो्थ यसम  थोगिनः । 
न तस्य धम्धसायाति कर्म कस्मिन्नपि क्षे ॥२०-७।॥। 
भावार्थ :- जिस मुनि का सर्व ग्राचरण ज्ञानपूर्वक होता है उसके कर्मों 
फा बध किसो भी क्षण मे नहीं होता है । 


४२६ ] [ सहजसुख-साधन 
बुरिततिमिरहंब॑ सोक्षलब्भीसरोगं । 
मदसभूजगमन्जं॑ जिशमातऊूसिहं । 
व्यसनधनसभी रं॑ विश्यतस्वेकदीपं । 
विधयशफरजालं शासमाराधय त्वं ॥॥२२-७॥। 
भाषा :- हे भव्य जीव ! सम्यग्ज्ञान की आ्राराधना करो । यह सम्य- 
ग्ञान पाप रूपी भ्रधकार के हरने को सूर्य के समान है, मोक्षरूपी लक्ष्मी के 
निवास के लिये कमल के समान है, कामरूपी सर्प के कीलने को मत्र के समान 
है, मनरूपी हाथी के वश करने को सिंह के समान है, श्रापदारूपी मेघो को 
उडाने के लिये पवन के समान है, समस्त तत्त्वों को प्रकाश करने के लिये दीपक 
के समान है, तथा पाँचो इन्द्रियो के विषयो को पकडने के लिये जाल के 
समान है । 
तद्िविेध्य ध्रूव घोर ज्ञानाकोलोकसाश्रय । 
विशुष्यति चर य॑ प्राप्प रागकल्‍लोलूमालिनी ॥२ २-२ ३।। 
भाषा :- भली प्रकार विचार करके हे धीर प्राणी | तू निश्चय से 
आात्मज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश का ग्राश्रय ले, जिस सूर्य के प्रकाश के होने से 
रागरूपी नदी सूख जाती है । 


झलब्घपूवमासाद्य तवासो झान वहेंने। 
बेशि पत्यति निःशेष लोकालोक ययथास्थितम्‌ ॥३१-४२॥। 


तदा स भगवान्‌ देव' सर्वंश्ञ स्वदोदित । 
झनन्तसुलबीयो दिभूते.. स्पादगप्रिम पदस्‌ ॥३२-४२॥ 
भावार्थ - कंवली भगवान चार घातिय कर्म के नाश होने पर जिनको 
पहले कभी प्रगट नही किया था उन कंवलज्ञान व केवलदर्शन गुणों को प्रगट 
कर सर्व लोक और श्लोक यथावत्‌ देखते जानते है तब ही वे भगवान्‌ सर्व काल 
प्रकाश करने थाले सर्वज देव होते है और भ्रनन्‍्त सुख और अ्रनत वी झ्रादि 
विभूतिं के प्रथम स्वामी होते है । 


(३१) श्री ज्ञानभूषण भटुटारक तत्त्वज्ञानतरगिणी में कहते है .- 


अ्र्थान्‌ पयास्यितान सर्वान्‌ सम जानाति पद्यति । 
निराकुलो युणी योध्सो शुद्धचित्रप उच्चते ॥३-१॥ 


ह< 


सम्यरज्ञान और उसका महात्म्य ] 5 [ ४२७ 


भाषाय -- जो सर्व पदार्थों को जैसा उनका स्वरूप है इसी रूप से एक 
ही साथ देखता है व जानता है तथा जो निराकुल है और गुणो का भण्डार है, 
उसे शुद्ध चँतन्य प्रभु परमात्मा कहते है । 
दुलंभोष्ञ॒ जगस्मष्ये. चिटद्रपरधिकारक: । 
ततो$पषि दुलेभ॑ धास्त्र चिद्र पत्रतिपादक ॥८-८॥। 
लतो5पि दु्लभो लोके गुरस्तदुपदेशक' । 
ततो5पि दुलेंभ॑ भेदशानं खचितामणियंथा ॥६-८॥ 
साथार्थ - इस लोक मे शुद्ध चेतन्य के स्वरूप की रुचि रखने वाला 
मानव दुलंभ है, उससे भी कठिन चेतन्य स्वरूप के बताने वाले शास्त्र का मिलना 
है । उससे भी कठिन उसके उपदेशक गुरु का लाभ होना है । वह भी मिल 
जाय तो भी चिन्तामणि रत्न के समान भेदविज्ञान का प्राप्त होना दुलंभ है । 
यदि कदाचित्‌ भेद विज्ञान हो जाय तो प्रात्म कल्याण मे प्रमाद न करना 
चाहिये । 
झ्रिप्नषारया भेदबोधन भावयेत्‌ सुधीः । 
शुद्धचित्र पसंप्राप्ये.. सर्वशास्त्रविशारदः ॥१३-८,। 
भावार्थ :- सर्व शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान को उचित है कि शुद्ध चेतन्य 
स्वरूप की प्राप्ति के लिये लगातार धारावाही भेदविज्ञान की भावना करे, श्रात्मा 
को पअ्रनात्मा से भिन्न मनन करे । 


सता बस्तूनि सर्वाणि स्पाच्छुब्देग बचांसि ल। 
चिता जगति व्याप्तानि पश्यन्‌ सद्दृष्टिरुच्यते ॥॥७-१२॥ 


भावाय :-- वह सम्यग्दृष्टि व सम्यग्जानो कहा जाता है जिसको विए- 
वास है कि सर्व वस्तु सत्रूप है तथा जो स्यात्‌ शब्द के साथ वाणी बोलता है 
भ्र्थात्‌ जो भ्रनेकान्त पदार्थ को समभाने के लिये भिन्न-भिन्न प्पेक्षा से एक एक 
स्वभाव को बढाता है तथा जिसको यह विश्वास है कि ज्ञान भ्रपने विषय की 
झ्रपेक्षा जगत ब्यापी है । 
स्वस्वरूपपरिशान तब्झाम॑ निदययाद्‌ बर॑ं । 
कर्मरेणज्यये बात हेतु विद्धि शिवश्षियः ॥१२-१२॥ 


४रे४ ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :-- अपने शुद्ध श्रात्म स्वरूप का जानना वह श्रेष्ठ निश्चय 
सम्यग्शञान है । इस ही से कर्मों का क्षय होता है तथा इसी को मोक्षलक्ष्मी की 
प्राप्ति का साधन जानो । 
पदि चिद्र पेप्नुभवों सोहाभावे निजेसस्वात्‌ । 
तत्परमज्ञानं स्थादृब हिरंतरसंगमुक्तस्प ॥१३-१२॥। 
भसावार्थ :- बाहरी भोतरी दोनो प्रकार के परिग्रह से रहित साधु के 
मोह के भ्रभाव होने पर जो अपने शुद्ध चेतन्य स्वरूप का झ्रनुभव होता है वह 
उत्कृष्ट निश्चय सम्यग्ज्ञान है । 
शास्त्राद गुरो. सघसरविर्शानसुत्पाद्य यात्मन. । 
तस्पावलंसन क॒त्था तिष्ठ सु चास्यसंगति ॥॥१०-१५॥। 
भाषा्थे :- शारत्र को मननकर, सद्‌ गुरु के उपदेश से व साधर्मी भाइयों 
की सगति से अपने श्रात्मा का यथार्थ ज्ञान आाप्त कर के उसी का आलम्बन 
लेकर तिप्ठ, उसी का मनन ध्यान श्रौर चितवन कर, पर पदार्थों की सगति 
छोड । 
शेयाबलो करन शान सिद्धानां भविना भवेत्‌ । 
झ्राद्यानां निविकल्प तु ॒परेवां सविकल्पक ॥८-१७॥। 
भावार्थ -- जानने योग्य पदार्थों का देखना व जानना सिद्ध और ससारी 
दोनो को होता है । सिद्धो के वह ज्ञान दर्शन निविकल्प है, निराकुल स्वाभा- 
विक समभाव रूप है, जब कि ससारी जीवो के ज्ञान दर्शन सबविकल्प है, श्राकु- 
लता सहित हे । 


(३२) प० बनारसीदासजी समयसारनाटक में कहते है - 


[सबबया तेईसा ] 
जोग धरे रहे जोगयसु भिन्‍न, झ्ननत गुणातम केवलज्ञानी । 
तासु ह॒दे द्रहसो निकसी, सरिता समव्हैः श्रुत सिध्‌ समानी ।। 
याते अनत नयातम लक्षण, सत्य सरूप सिद्धांत बखानी । 
बुद्धि लखे न लखे दुरबुद्धि, सदा जममाँहि जगे जिनवाणी ॥॥|३॥ 


सम्यग्शान और उसका महात्म्य ] [४२६ 


[ सबेया इकतीसा ] 
निहने में एक रूप व्यवहार मे अनेक, 
याही नय विरोध ने जगत भरमायो है । 
जग के विवाद नाशिवे को जिनआगम है, 
ज्या में स्थाद्राद नाम लक्षण सुहायो है ।। 
दर्शन मोह जाको गयो है सहजरूप, 
शग्रागम प्रमाण ताके हिरदे में झ्रायो है । 
अ्रनय सो भ्रखडित अनूतन श्रनत तेज, 
ऐसो पद प्रण तुरन्त तिन पायो है ।।५।। 
परम अत्तीति उपजाय गशणाधर कीसी, 
अतर झ्नादि की विभावता विदारी है। 
भेदज्ञान दृष्टि सो विवेक को शकति साधि, 
चेतन अचेतन की दशा निरवारी है।॥। 
करम को नाशकरि अनुभौ श्रभ्यास धरि, 
हिये मे हरखि निज शुद्धता सभारी है। 
अतराय नाश गयो शुद्ध परकाश भयो, 
आन को विलास ताको वदना हमारी है ॥२॥! 


[कब्ित्त[ 


जैयाकार ज्ञान की परिणति, पे वह ज्ञान ज्ञेय नहि होय । 
जेयरूप पट्‌ द्रव्य भिन्न पद, ज्ञानरूप आतम पद सोय ॥। 
जाने भेद भाव सुविचक्षण, गुण लक्षण सम्यक्‌ दुग जोय । 
मूरख कहे ज्ञान महि प्राकृति, प्रगट कलक लखें नह कोय ॥॥५२॥। 


(३३) ५० द्यानतरायजी द्यानतविलास मे कहते है - 
[सर्बेया लेईसा] 


कर्म सुभासुभ जो उदयागत, झावत हैं जब जानत ज्ञाता 
पूरव अआ्रामक भाव किये बहु, सो फल मोहि भयौ दुखदाता ।। 


४३० ] [ सहजसुख-साधन 


सो जडरूप सरूप नहीं मम, में निज सुदध सुभावहि राता । 

नाश करो पल में सबकौ झब, जाय बसौ सिवखेत विख्याता ।।६५॥। 
सिद्ध हुए भ्रव होंइ जु होइगे, ते सब ही भ्रनुभौगुनसेती । 

ताविन एक न जीव लट्टै सिव, धोर करो किरिया बहु केती ।। 

ज्यौं तुबमाहि नहीं कनलाभ, किये नित उद्यम की विधि जेती । 

यौं लखि झ्रादरिये निजभाव, विभाव विनाश कला शुभ एती ॥|६६॥। 


[सर्वेया इकतोसा ] 
चेतन के भाव दोय ग्यान झौ श्रग्यान जोय, 
एक निजभाव दूजी परउतपात है। 
ताते एक भाव गहौ दूजी भाव मूल दहौ, 
जाते सिवषदद लहो यही ठीक बात है ।। 
भावको दुखायो जीव भाव ही सौ सुखी होय, 
भाव ही कौं फेरि फेरे मोखपुर जात है । 
यह तो नीकौ प्रसंग लोक कहै सरवग, 
झागही कौ दाधो अग झ्ाग ही सिरात है ॥१०७।। 
केई केई बार जीव भूपति प्रचड भयौ, 
केई केई बार जीव कीटरूप धरघथो है । 
केई केई बार जीव नौ ग्रीवक जाय वस्यौ, 
केई बार सात में नरक शभ्रवतरथो है ।। 
कई कई बार जीव राघौ मच्छ होइ चुक्‍्यौ, 
कई बार साधारन तुच्छ काय बरधो है। 
सुख भौर दुख दोऊ पावत है जीव सदा, 
यह जान ग्यानवान हषं सोक हरधौ है ॥॥|११५॥ 
बार बार कहैं पुनरुक्त दोष लागत है, 
जागत न जीव तू तौ सौयौ मोह भगमैं । 
झातमासेती विमुख गहेँ राग दोषरूप, 
पचइन्द्रीविषसमुखलीन प्र पममे ॥। 


सम्यग्ज्ञान प्रौर उसका महात्म्य ] [ ४३१ 


पावत श्रननेक कष्ट होत नाहि प्रष्ट नष्ट, 
महा पद मिप्ट भयौ भर्म सिष्ट मगमैं । 
जागि जगवासी तू उदासी व्हैके विषयसो, 
लागि शुद्ध भ्रनुभी ज्यों श्रावे नाहि जगमैं ॥॥११७॥। 


[छप्पय ] 
तिय मुख देखनि झंघ, मृक मिथ्यात मननकौं । 
बधिर दोष पर सुनन, लुज षटकाय हननकौ ।। 
पगु कुतीरथ चलन, सुन्न हिय लेन धरनकों । 
गञ्रालसि विषयनि माहि, नाहि बल पाप करनकों ।। 
यह भर गहीन किह कामको, करें कहा जग बेठके । 
द्यानत ताते आठौ पहर, रहै झाप घर पैठक॑ ॥५॥ 
होनहार सो होय, होय नहि ग्नन-होना नर। 
हरष सोक क्यो करे, देख सुख दुःख उद्देकर ।। 
हाथ कछ. नहिं परे, भाव-ससार बढावे। 
मोह करमकौ लियौ, तहा सुख रच न पावे ॥। 
यह चाल महा मूरखतनी, रोय रोय ग्रापद सहै । 
ग्यानी विभाव नासन निपुन, ग्यानरूप लख सिव लहै ।।६।। 


[कबिस ] 

देव गुरु सुभ धर्म कों जानिये, सम्यक ग्रानिये मोखनिसानी । 
सिद्धनिते पहले जिन मानिये, पाठ पढ़े हुणिय॑ श्रुतग्यानी ।॥। 
सूरज दीपक मानक चदते, जाय न जो तम सो तम हानी । 
द्यानन मोहि कृपाकर दो वर, दो कर जोरि नमौ जिनवानी ।॥२०।॥। 

[सर्बधा तेईसा ] 
जाहीकौं ध्यावत ध्यान लगावत, पावत है रिसि परम पदीकौ । 
जा थूृति इन्द फर्निद नरिंद, गनेस करें सब छाडि मदीकों ।। 
जाहीकौ वेद पुरान बतावत, धारि हरे जमराजं वदीकों । _ 
दानत सो घट माहि लखौ नित, त्याग भनेक विकल्प नदीकी ।।३३॥ 


४ॉे२ ] [ सहजमुख-साधन 
(३४) भैया भगवतीदासजी ब्रह्मविलास मे कहते है '- 


[सर्वेजा इकलोसा ] 
जो प॑ तोहि तरिबे की इच्छा कछ भई भेया, 
तौ तो बीतरागजू के वच उर घारिये। 
भौसमुद्रजल मे श्रनादि ही ते बूडत हो, 
जिननाम नौका मिली चित्तते न टारिये ।॥ 
खेवट विचारि शुद्ध थिरतासो ध्यान काज, 
सुख के समूह को सुदष्टिसौ निहारिये | 
चलिये जो इह पथ मिलिये श्यौ मारग मे, 
जन्मजरामरन के भय को निवारिये ॥८॥॥ 


+ न + 
वीतराग वानीकी न जानी बात प्राणी मूढ, 
ठानी ते क्रिया अनेक झआपनी हठाहठी । 
कर्मद के बध कौन श्रन्ध कछ सूभे तोहि, 
रागदोष परशितसों होत जो गठागठी ।॥॥ 
ग्रातमा के जीत की न रीत कह जाने रच, 
ग्रन्थन के पाठ तू करें कहा पठापठी । 
मोहको न कियोौ नाश सम्यक न लियो भास, 
सूत न कपास करें कोरीसाौ लठालठी ॥१०।॥। 
+ न न 
सुन जिनवानी जिहं प्रानी तज्यों रागद्वेष, 
तेई धन्य धन्य जिन श्रागम में गाये है । 
अमृत समानी यह जिहँ नाहि उर पानी, 
तेई मूढ़ प्रानी भावभेवरि श्रमाये है।। 
याही जिनवानी को सवाद सुख चाखों जिन, 
तेही महाराज भये करम नसाये हैं। 


हंम्परशांत और उसका महात्म्य ] ४३३ 


ताते दग खोल “भैया” लेहु जिनवानी लखि, 
सुख के समूह सब याही में बताये है ॥॥४।। 
-+- कु नी 
कवली के ज्ञान में प्रमाण श्रान सब भासे, 
लोक औ अलोकनकी जेती कछु बात है । 
श्रतीत काल भई है अनागत में होयगी, 
वर्तमान सरमंकी विदित यो विख्यात है ।॥ 
चेतन अचेतन फे भाव विद्यमान सबे, 
एक ही समे मे जो अभ्रनत होत जात है। 
ऐसी कछ ज्ञान की विशुद्धता विशेष बनी, 
ताको धनी यहै हस कंसे विललात है ।॥२५॥ 


[छप्पय ] 
ज्ञान उदित गुण उदित, मुदित भई कमे कषाये । 
प्रगटत पर्म स्वरूप, ताहि निज लेत लखाये ॥। 
देत परियग्रह त्याग, हेत निहचे नित मानत। 
जानत सिद्ध समान, ताहि उर अन्तर ठानत ।। 
सो अविनाशी अ्रविचल दरब, स्व ज्ञेय ज्ञायक परम । 
निर्मल विशुद्ध शाश्वत सुथिर, बिदानद बेतन धरम ।।८।। 


[कबित्त ] 
ग्यारह ग्रग पढे नव पूरब, मिथ्या बल जिय कराहि बखान । 
दे उपदेश भव्य समुकावत, ते पावत पदवी निर्वान ॥। 
अपने उर मे मोह गहलता, नहिं उपज सल्यारथ ज्ञान । 
ऐसे दरवश्रुत क॑ पाठी, फिराहे जगत भाखे भगवान ॥११॥ 


नवां श्रध्याय 
सम्थकचारित्र और उसका महात्म्थ 


यह बात बताई जा चुकी है कि यह ससार असार है, दुःखों का सागर 
है, शरीर अपवित्र व नाशवत है, भोग शअ्रतृष्तिकारी व आकुलतामय है । अती- 
न्द्रिय सहज सुख ही ग्रहणा करने योग्य सच्चा सुख है | वह सुख आत्मा ही का 
स्वभाव है । इसलिये सहज सुख का साधन आत्मानुभव है या भात्मध्यान है । 
इसी झत्मानुभव को सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र की एकता कहते 
हैं । सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान का निश्चयनय तथा व्यवहारनय से कुछ स्वरूप 
कहा जा चुका है । भ्रब इस अध्याय में सम्यक्चारित्र का कुछ सक्षिप्त कथन 
किया जाता है । 


निश्चयनय से सम्यकचारित्र :- अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिरता 
प्राप्त करना, रागद्वेष मोह के विकल्पों से रहित हो जाना, निश्चय सम्यक्चारित्र 
है । आत्मा का स्वभाव यदि विचार किया जावे तो वह शुद्ध अखंड ज्ञानानन्द- 
मय द्रव्य है । वही परमात्मा, वही भगवान, वही ईश्वर, वही परब्रद्म, वही परम 
ज्योतिस्वरूप है । उसका यह स्वभाव कभी मिटा नहीं, मिटता नहीं, मिटेगा 
नही । उस गआजात्मा के स्वभाव मे न कुछ बध है जिससे मुक्ति करने की कल्पना 
हो, न कोई रागादिभाव है जिनको मिटाना हो, न कोई ज्ञानावरणादि कर्म है 
जिनसे छुटना हो, न कोई शरीरादि नौकमं है जिनकी सगत हटाना हो । 


यह आत्मा विकारों से रहित यथार्थ एक ज्ञायक स्वरूप परम शुद्ध समय 
सार है, स्वसमय है, निराबाध है, भ्रमूतिक है । शुद्ध निश्वयनय से उनमे किसी 
साधन की भ्रावश्यकता नही है । वह सदा ही सहजानद स्वरूप है । वहा सहज 
सुख के साधन की कोई कल्पना नही है। यह सब द्रव्याथिकनय से शुद्ध द्रव्य 
का विचार है । इस दृष्टि मे किसी भी साधन की जरूरत नही है । 


तम्पक्चा रित्र और उसका महात्म्य ] [४३५ 


पर्यायाथिकनय या पर्याय की दृष्टि देख रही है कि इस ससारी प्रांत्मा 
के साथ तेजस कार्माण दो सूक्ष्म शरीर प्रवाह रूप से साथ साथ चले श्रा रहे 
है । इस कार्मारणा शरीर के ही कारणो से रागद्वेष, मोह भादि भाव कर्म पाये 
जाते है तथा झौदारिक, वेक्रियक, झ्राहारक ब॒श्रन्य बाहरी सामग्री रूपी नौकर्म 
का सयोग है । इस श्रवस्था के कारण ही इस जीव को जन्म मरण करना 
पडता है, दु ख व सुख के जाल में फेंसना पडता है, बार बार कर्म बध करके 
उसका फल भोगते हुए इस ससार मे ससरण करना पडता है । इसी पर्यायदृष्टि 
या व्यवहारनय से सहज सुख साधन का विचार है । रत्नत्रय का साधन इसी 
दृष्टि से करने की जरूरत है, सम्यग्द्शन स जब श्रात्मा का सच्चा स्वरूप श्रद्धा 
में, प्रतीति मे, रुचि मे जम जाता है, सम्यग्ज्ञान से जब आत्मा का स्वरूप सश- 
यादि रहित परमात्मा के समान ज्ञाता दृष्टा आ्रानदमय जाना जाता है, तब 
सम्यकचा रित्र से इसी श्रद्धा व ज्ञान सहित शुद्ध आत्मिक भाव मे रमणा किया 
जाता है, चला जाता है, परिणमन किया जाता है, तिष्ठा जाता है। यही 
सम्यकचारित्र है । 
इसी लिये चारित्र की बडी भारी आवश्यकता है । किसी को मात्र श्रद्धा 
व ज्ञान करके ही सतोपषित न हो जाना चाहिये । किन्तु चारित्र का अभ्यास 
करना चाहिये । बिना चारित्र के श्रद्धान और ज्ञान अपने अभीष्ट फल को नहीं 
द सकते । 
एक मनुष्य को श्रद्धान व ज्ञान है कि यह मोती की माला है, पहिनने 
योग्य है, पहिनने से शोभा होगी परन्तु जब तक बह उसको पहिनेगा नहीं तब 
तक उसकी शोभा नहीं हो सकती, बिना पहिने हुए ज्ञान श्रद्धान व्यर्थ है । एक 
मानव के सामने रसीले पकवान बरफोी, पेडा, लाड्‌ आ्रादि पदार्थ रक्‍्खे है। वह 
उनका ज्ञान व श्रद्धान रखता है कि ये सेवन योग्य है, इसका सेवन लाभकारी 
है, स्वादिप्ट है, परन्तु जब तक वह उन मिष्ट पदार्थों का सेबन एकाग्र होकर 
न करेगा तब तक उसका श्रद्धान ब ज्ञान कार्यकारी नही है । 
एक मानव के सामने पुष्पो का गुच्छा पडा हुआ है । बह जानता है व श्रद्धान 
रखता है कि यह सू घने योग्य है । सू घने से शरीर को लाभ होगा परन्तु यदि 
वह सू घे नही तो उसका ज्ञान व श्रद्धान कुछ भी काम का नहीं होगा । एक 


४३६ ] [ सहजसुख-साधन 


मानव को श्रद्धान है व ज्ञान है कि बम्बई नगर देखने योग्य है | परन्तु जब तक 
वह बम्बई मे आकर देखेगा नही तब तक उसका ज्ञान श्रद्धान सफल न होगा। 

एक मानव को श्रद्धान व ज्ञान है कि लाला रतनलाल जी बडा ही 
मनोहर गाना बजाना करते हैं, बहुत अ्रच्छे भजन गाते है । जब तक उनको 
सुनने का प्रबन्ध न किया जाय तब तक यह गाने बजाने का ज्ञान व श्रद्धान 
उपयोगी नही हो सकता है । बिना चारित्र के ज्ञान व श्रद्धान की सफलता 
नही । 

एक मन्दिर पर्वत के शिखर पर है। हमको यह श्रद्धान व ज्ञान है कि 
उस मन्दिर पर पहुँचना चाहिये व उसका मागग इस प्रकार है, इस प्रकार चलेगे 
तो भ्रवश्य मन्दिर मे पहुंच जावेगे, परन्तु हम आलसी बने बेठे रहे, चलने का 
पुरुषार्थ न करे तो हम कभी भी पव॑त के मन्दिर पर पहुँच नही सकते है । जो 
कोई अयथार्थ तत्वश्ञानी अपने को परमात्मावत्‌ ज्ञाता दुष्टा अकर्त्ा ग्रभोक्ता 
बन्ध व मोक्ष से रहित मानकर, श्रद्धान कर, जानकर ही सतुष्ट हो जाते है और 
स्वच्छद होकर रागद्वेष वद्धंन कारक कार्यो में प्रवृत्ति रखते रहते है कभी भी 
प्रात्मानुभव का या आ्रात्मध्यान का साधन नहीं करते है वे कभी भी अपने 
श्रद्धान व ज्ञान का फल नही पा सकते । वे कभी भी सहज सख का लाभ नहीं 
कर सकते । वे कभी भी कर्मो से मुक्त स्वाधीन नही हो सकते । 


यथार्थ तत्त्वज्ञानी स्वृतत््व को ही मुख्य सहज सुख का साधन व मुक्ति 
का मार्ग मानते हैं । यही जेन सिद्धात का सार है। श्रतएवं निश्चय सम्यक- 
चारित्र के लाभ की ग्रावश्यकता है, स्वात्म रमणा की जरूरत है, आत्मध्यान 
करना योग्य है । इसका स्वरूप पहले बताया जा चुका है। श्रात्मा का यथार्थ 
ज्ञान व यथार्थ श्रद्धान होते हुए जितने ग्रश मे स्वस्वरूप मे थिरता, एकाग्रता, 
तन्‍्मयता होगी बही निश्चय सम्यकचारित्र है । 

जेन सिद्धात ने इसीलिये स्वात्मानुभव की श्रेणशिया बताकर भ्रविरत 
सम्यर्दृष्टि स्वात्मानुभव को दोज का चन्द्रमा कहा है। वही पाचवे देशविरत 
गुरास्थान मे अधिक प्रकाशित होता है | छठे प्रमत्तविरत मे इससे अधिक, श्रप्र- 
मत्त बिरत मे इससे भ्रधिक-श्रेणी मे उससे भ्रधिक, क्षीणा मोह गुणस्थान मे उससे 
ग्रधिक, सयोग केवलि परमात्मा के पूर्णणमासी के चन्द्रमा के समान स्वात्मानुभव 


सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य ] [ ४३७ 


प्रकाशित हो जाता है । इसी स्वानुभव को ही धर्मंध्यान तथा शुक्लध्यान कहते 
है । इसी को शुद्ध योग कहते है। इसी को कारण समयसार कहते हैं, पर- 
मात्मा के स्वानुभव को कार्य समयसार कहते है । इसी को सहज सुख साधन 
कहते है । परमात्मा के स्वानुभव पूर्ण अ्रनतसुख को सहज सुख साध्य कहते हैं। 


वास्तव मे मन, वचन, कार्यो की चचलता रागद्वेष मोह से या कषायो 
के रग से रगी हुई स्वात्मानुभव मे बाधक है । जितनी २ यह चचलता मिटती 
जाती है उतनी उतनी ही स्वात्मानुभव की कला अधिक अधिक चमकती जाती 
है । जैसे पवन के भोको से समुद्र क्षोभित होकर थिर नही रहता है, जितना २ 
पवन का झोका कम होता जाता है उतना २ क्षोभपना भी कम हो जाता है । 
जब पवन का सचार बिलकुल नही रहता है तब समुद्र बिलकुल थिर हो जाता 
है उसी तरह रागद्वेष या कषायो के भकोरे जितने श्रधिक होते हैं उतना ही 
आत्मा का उपयोग रूपी जल क्षोभित व चचल रहता है। जितना २ कषायो 
का उदप घटता जाता है चचलता कम होती जाती है, कषायो का अ्रभाव 
शुद्धात्मचर्या को निष्कम्प प्राप्त करा देता है । 


निश्चय सम्यकचारित्र या आ्रात्मानुभव की प्राप्ति का एक सहज उपाय 
यह है कि विश्व को व स्वपर को व्यवहार नय से देखना बद करके निश्चयनय 
से देखा जावे । निश्चयनय की दृष्टि मे जीव, पुद्गल, धर्म, अधम, झाकाश, 
काल ये छहो द्रव्य पृधषफक्‌ २ अपने मूल स्वभाव में ही दिखलाई पड़ेंगे । धर्म, 
ग्रधमं, काल, ग्राकाश तो सदा ही स्वभाव मे रहते है, वे वेसे ही दिख पड़ेंगे । 
पुदूगल रूप शुद्ध परभाण रूप दिखलाई देगे । उनकी शोभनीक व भ्रशोभनीक 
मकान मन्दिर महल वस्त्र आभूषण बर्तन आदि की प्रवस्थाए बिलकुल नही 
दिखलाई देगी तथा जितने जीव है सब ,शुद्ध परमात्मा के समान दिखलाई 
पडेगे । आप भी परमात्मा रूप अपने को मालूम पडेगा । इस दृष्टि से देखते 
हुए रागदह्ंष की उत्पत्ति के सब कारण हट जावेगे। छोटे बड़ ऊच, नीच की, 
स्वामी सेवक की, मित्र शत्रु की, बधु ग्रबधु की, स्त्री पुरुष की, मानव या पशु- 
की सर्व कल्पनाएँ दूर हो जायेगी । सिद्ध ससारी का भेद भी मिट जायेगा । 
अशुचि व शुत्ि पदार्थ की कल्पना भी चली जायेगी । फल यह होगा कि परम 
समताभाव जागृत हो जायेगा, समभावरूपी सामायिक का उदय हो जायेगा । 


3३ [ सहजसुख-साधन 


यह स्वात्मानुभव की प्राप्ति की सीढी है । फिर वह समदृष्टि ज्ञाता 
प्रात्मा केवल अपने ही आत्मा की तरह उपयुक्त हो जाता है । कुछ देर के पीछे 
निरविकल्पता भ्रा जाती है, स्वरूप मे स्थिरता हो जाती है, स्वानुभव हो जाता है 
यही निश्चय सम्यकचारित्र है । निश्चय सम्यक्चारित्र स्वात्मानुभवरूप ही है । 
न यहा मन का चिन्तवन है न वचन का जल्‍्प या मनन है, न काय का हलन 
चलन है - मन, वचन काय की क्रिया से अगोचर है। वास्तव मे स्वात्मानु- 
भव होते हुए मन का मरण ही हो जाता है या लोप ही हो जाता है या 
झ्रस्त ही हो जाता है । मन, वचन, काय के विकारो के मध्य में पडा हुआ निरवि- 
कार आत्मा आत्मारूप से कलक जाता है, विकार सब मिट जाते है । 


सम्यकचारित्र बडा ही उपकारी है । इसी का अभ्यास वोतराग विज्ञान- 
मय भाव की उन्नति करता है व सराग व अज्ञानमय भाव को दूर करता है । 
यह बात साधक को बराबर ध्यान मे रखनी चाहिये कि जब तक आत्मानुभव 
न हो तब तक निश्चय सम्यकचारित्र का उदय नही हुआ । जैसे व्यापारी को 
हर एक व्यापार करते हुए धनागम पर लक्ष्य है, कुटम्ब के भीतर सर्व प्राणियों 
का परिश्रम करते हुए, मकान मे श्रन्नादि सामग्री एकत्र करते हुए, बतेनादि व 
लकडी जमा करते हुए, रसोई का प्रबध करते हुए, यही लक्ष्य रहता है कि 
हमारा सबका क्षुधारोग मिटे । इसी तरह साधक का लक्ष्य स्वात्मानुभव रहना 
चाहिये | सम्यक्चारित्र जितने अ्रश है वह एक श्रपूर्व आत्मिक भाव का भलकाव 
है जिसमे सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान भी गभित है । 


बास्तव में उपयोगात्मक या भाव निक्षेपरूप सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान 
कही होते है जहां सम्यकचारित्र होता है । जब स्वानुभव मे एकाग्रता होती है 
वही सम्यकद्शन, सम्यग्शान व सम्यकचारित्र तीनो की एकता है, वही मोक्ष- 
भार्ग है, वही कर्मों के सवर करने का उपाय है, वही ध्यान की भ्रग्नि है जो पूर्व 
बद्घ कर्मों को दग्ध करती है । जैसे भ्रग्नि की ज्वाला जलती हुई किसी चूल्हे 
में एक साथ दाहक, पाचक, प्रकाशक का काम कर रही है, बसे स्वात्मानुभव की 
ज्योति जलती हुई सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान व सम्यक्चारित्रमयी परिणमन करती 
हुई अपना काम कर रही है । 


सम्यकचारित्र और उसका महात्म्य ] (४३६ 


अ्रग्नि की ज्वाला एक साथ लकडी को जला रही है, भोजन को पका 
रही है, अधकार को नाश कर रही है । इसी तरह स्वात्मानुभवरूप सम्यक्‌- 
चारित्र से एक साथ ही कर्म जलते है, श्रात्मबल बढते हुए झात्मानन्द का स्वाद 
आता है तथा ग्रात्मजञान की निर्मलता होती है, अज्ञान का अंधकार मिटता जाता 
है । इसी सम्यकचारित्र से धारावाही अ्रभ्यास से मोहकर्मदग्ध हो जाता है । 
फिर ज्ञानावरगा, दर्शनावरगा तथा अतराय कर्म जल जाते है। अनत बल, भ्रनत 
सुख का प्रकाश हो जाता है, अनत दर्शन व अनत ज्ञान भलक जाता है, प्रात्मा 
परमात्मा हो जाता है । सम्यक्चारित्र ही जीव को ससारी से सिद्ध अवस्था में 
बदल देता ह । 


निश्चय सम्यकचारित्र की तरफ प्रेमभाव, प्रतिष्ठाभाव, उपादेयभाव, 
भक्तिभाव, आराधकभाव, तीत्र मचिभाव रहना चाहिये, तब ही इसकी वृद्धि 
होती जायेगी । यह भी याद रखना चाहिये कि निश्चय सम्यकचारित्र प्रात्मा 
के पूर्णा धिरतारूप चारित्र का उपादान कारण है - मूल कारण है। जैसे 
सुवर्ण की थोडी शुद्धता अधिक शुद्धता का उपादान कारण है । जेसे सुबवर्ण की 
शुद्धता के लिये मसाले की व अग्नि की सहायता की जरूरत है, केवल सुवर्ण 
अपने श्राप ही शुद्ध नही हो सकता। हर एक कार्य के लिये उपादान तथा 
निर्मित्त दो कारणों की आवश्यकता है। उपादान कारण कार्यरूप वस्तु स्वय 
ह॒झ्ा करती है, निमिन्कारण बहुत से सहकारी कारण होते है । गेहू से रोटी 
अपने ही उपादान कारगा से पलटती हुई बनी है परन्तु निमित्त कारएणा चक्‍की 
बेलन, तवा, अग्नि आदि मिले है । इसी तरह निश्चय सम्यकचारित्र के लिये 
कितने ही निर्ित्तो की जरूरत है, जिससे उपयोग, निश्चिन्त होकर - निराकुल 
होकर स्वरूप रमण कर सके । ऐसे तिमित्तों को मिलाने के लिये व्यवहार 
सम्यक्चारित्र की आवश्यकता है । 


व्यवहार सम्यकचारित्र की सहायता से जितना जितना भन व इन्द्रियो 
पर विजय लाभ किया जायेगा, जितना जितना मन, वचन, काय की प्रवृत्ति 
को रोका जायेगा, जितना जितना इच्छा को घटाया जायेगा, जितना जितना 
जगत के चेतन व अचेतन पदार्थों से सम्पर्क या सयोग दूर किया जायेगा, जितना 
जितना ममता का घटाव किया जायेगा, जितना जितना समता का बढ़ाव किया 


४४० ] [ सहजसुख-धाधन 


जायेगा, उतना उतना निश्चय सम्यंकचारित्र के प्रकाश का साधन बनता 
जायेगा । इसीलिये व्यवहार सम्यक्चारित्र की आवश्यकता है । 

ब्यवहार सम्यकचारित्र :- जो असली चारित्र तो न हो परन्तु चारित्र 
के प्रकाश मे सहायक हो उसको ही व्यवहार चारित्र कहते है । यदि कोई 
व्यवहारचारित्र पाले परन्तु उसके द्वारा निश्चय सम्यक्चारित्र का लाभ न कर 
सके तो वह व्यवहारचारित्र यथार्थ नहीं कहा जायेगा, सम्यक्‌ नहीं कहा 
जायेगा । जैसे कोई व्यापार वारिज्य तो बहुत करे परन्तु धन का लाभ नहीं 
कर सके तो उस व्यापार को यथार्थ व्यापार नहीं कहा जायेगा । 

जैसे कोई भोजनादि सामग्री तो एकत्र करे परन्तु रसोई बनाकर पेट 
मे भोजन न पहु चा सके तो उसका झ्रारम्भ यथार्थ नहीं कहा जायेगा । निः- 
चय सम्यकचारित्र रूप स्वात्मानुभव पर लक्ष्य है, उसी की खोज है, उसी के 
रमण का प्रेम है श्लौर तब उसमे निमित्त साधनों का सग्रह किया जाता है तो 
उसको व्यवहार सम्यक्चारित्र कहा जायेगा । व्यवहार सम्यक्चारित्र दो प्रकार 
का है - एक अनगार या साधुचारित्र दूसरा सागार या श्रावकचारित्र । 

झनगार या साधचारिश्र :- यहा सक्षेप से सामान्य कथन किया जाता 
है | यह प्राणी क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायो के वशीभूत होकर रागी, 
हेषी होता हुआ अपने स्वार्थ साधन के लिये पाँच प्रकार के पापकर्म किया 
करता है । हिसा, अ्रसत्य, चोरी, भ्रब्रह्म तथा परिग्रह (धन धान्यादि मे मूर्च्छा) 
इन्ही का पूर्ण त्याग करना साधु का चारित्र है । इन्ही के पूर्ण त्याग को 
महाव्त कहते हैं, इन्ही की दृढ़ता के लिये पात्र समिति तथा तीन गुप्ति का 
पालन किया जाता है । अ्रतएवं तेरह प्रकार का व्यवहारचारित्र साधु का धर्म 
कहलाता है । इनमे पाच महात्रत मुख्य हैं :- 

पांच भहिसादि महाक्षत :- भ्रहिसा, सत्य, प्रचौयं, ब्रह्मचर्य, परिग्रह 
त्याग, ये पांच महात्रत हैं। यद्यपि ये पाच है तथापि एक अहिसा महात्रत मे शेष 
खार गर्भित हैं, श्रसत्य बोलने से, चोरी करने से, कुशील भाव से, परिग्रह की 
हु्शा से भात्मा के गुणों का धात होता है। श्रतएव ये सब हिंसा के ही भेद 
हैं। जहां हिंसा का सर्वथा त्याग है वहा इनका भी त्याग हो जाता है । शिष्य 
को खुलासा करने के लिये इनका विस्तार इस प्रकार है :- 


सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य ] [ ४४१ 


प्रहिसा का बहुत साधारण स्वरूप तो यह है कि जो बात हम श्रपने 
लिये नहीं चाहते है बह बात हम दूसरो के लिये न चाहे, हम नही चाहते है कि 
हमारे सम्बन्ध मे कोई बुरा बिचार करे, कोई हमे भूठ बोल के व अन्य तरह 
से ठगे, हमे अपशब्द कहे, हमे मारे पीटे व हमारी जान लेबे व हमारी स्त्री पर 
कोई कुदृष्टि करे, वेसे उनको भी दूसरो का बुरा न विचारना चाहिये । दूसरों 
को अ्रसत्य बोलकर व ग्रन्य तरह न ठगना चाहिये, अ्रपशब्द न कहना चाहिये, 
ने दूसरो को मारना पीटना चाहिये, न प्राण हरण करना चाहिये, न पर की 
स्‍त्री पर कुभाव करना चाहिये । 


इन सब बुरे कामो की प्रेरणा भीतर अ्रशुद्ध भावों से होती है | इस- 
लिये जिन रागद्वेप या क्रोध, मान, माया, लोभादि या प्रमाद भाव से आत्मा 
के शुद्ध शातभाव का घात होता है उन भावों को “भावहिसा” कहते है तथा 
अपने व दूसरों के द्रव्य प्राणों का धात करना “द्रव्य हिसा है । द्रव्य प्रागों 
का स्वरूप जीव द्रव्य के वर्गान मे हो चका है | भावहिसा द्रव्यहिसा का कारण 
है । जिस समय क्रोध भाव उठता है बह उस आत्मा के शातभाव का घात कर 
देता है। क्रोधी के मन, वचन, काय आदि द्रव्य प्राग्गों मे भी निबंलता हो जाती 
है । पीछे जब वह क्रोधवश किसी को मारता पीटता है ब हानि पहु चाता है 
तब दूसरे के भाव प्राणों की ब द्रव्य प्राणो को हिसा होती है । जब सब जीव 
सुख शाति चाहते है व जीते रहना चाहते है । तब अहिसा महाब्रत ही सबकी 
इस भावना को सिद्ध कर सकता है जो पूर्ण अहिसा को पालेगा, वह अपने भावों 
मे क्रोधादि न श्राने देगा, वह ऐसा बर्ताव करेगा जिससे कोई भी स्थावर व त्रस 
प्राणी के प्राण न घाते जावे । 


यही साधुझ्ो का परम धर्म है जो भ्ननेक प्रकार कष्ट दिये जाने पर भी 
कष्टदाता पर क्रोधभाव नही लाते है, जो भूमि निरखकर चलते है व वक्ष की 
एक पत्ती भी नही तोडते हैं। हिसा दो प्रकार की होती है - “सकल्पी और 
आरभी” । जो प्राण घात हिसा के सकलप से किया जावे बह सकल्‍पी हिसा 
है, जैसे धर्म के नाम से पशुबलि करना, शिकार खेलना, मासाहार के लिये 
पशुओं को कटवाना प्रादि । 


४४२ | [ सहजसुख-साधन 


झारंभी - हिसा वह है जो गृहस्थी को आवश्यक ससारी कामों में 
करनी पडती है| वहा हिसा करने का सकल्‍प नहीं होता है किन्तु सकल्प भ्रन्य 
आवश्यक झ्रारम्भ का होता है, परन्तु उनमे हिसा हो जाती है । इस हिसा को 
ग्रारम्भी हिसा कहते है। इस हिसा के तीन भेद है - 

(१) उद्यमी :- जो आजीविका साधन के हेतु असिकर्म (शस्त्र कर्म), 
मसिकर्म (लिखना), कषिकर्म, वारिगज्यकर्म, शिल्पकर्म और विद्याक्म इन छ 
प्रकार के कामो को करते हुए होती है । 

(२) गृहारंभो -जो गृह मे आहार पान के प्रबन्धार्थ, मकान बनाने, 
कप खदाने, बाग लगाने आदि मे होती है । 

(३) विशेषधी -जो दुष्टो के द्वारा व शत्रुओ के द्वारा आक्रमण किये 
जाने पर उनसे अपनी, अपने कुटुम्ब की, अपने माल की, अपने देश की रक्षार्थ 
और कोई उपाय न होने पर उनको मारकर भगाने में होती है । 


अहिसा महाव्रती इस सकल्‍पी और झारभी दोनों ही प्रकार की हिसा 
को त्याग कर देते है । त्रस व स्थावर सर्व की रक्षा करते है, भावों मे अहिसा- 
त्मक भाव को पालते है, कषाय भावो से अपनी रक्षा करते है । 

सत्य महात्रत :- मे चार तरह का असत्य नही कहते है :-- (१) जो 
वस्तु हो उसको नहीं है ऐसा कहना । (२) जो वस्तु न हो उसको है ऐसा 
कहना । (३) वस्तु कुछ हो कहना कुछ और (४) गहिंत, अप्रिय व सावद्य वचन 
जसे कठोर, निदनीक, गाली के शब्द व हिसामयी आरभ बढ़ाने वाले वचन । 
महाव्रती साधु सदा हितमित मिप्ट वचन शास्त्रोक्त ही बोलते है। 

अचौरय महाव्त -- मे बिना दिये हुए किसी की कोई वस्तु नही ग्रहण 
करते है, जल मिट्टी भी व जगल की पत्ती भी बिना दी नही लेते है । 

ब्रह्म चर महादव्त :- मे मन, वचन, काय कृत कारित गझनुमोदना से 
कभी भी कुशील का सेवन नहीं करते है। काम भाव से अपने परिणामो की 
रक्षा करते है । 

परिग्रह त्याग महाश्त -- में मूर्च्छा भाव का त्याग करते हैं, चौबीस 
प्रकार परिग्रह को त्यागते है। चौदह अभ्रतरग विभाव भाव जंसे मिथ्यादशशंन, 


सम्पयक्चारित्र और उसका महात्म्य | [ ४४३ 


क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पु वेद 
नपु सकवेद । दस प्रकार बाहरी, परियग्रह जैसे क्षेत्र, मकान, चॉदी, सोना, धन 
(गो भ्रादि), धान्य, दासी, दास, कपडे, बर्तन । 

पांच समिति - इन पाच महाक्तो की रक्षा के हेतु पाच समिति पालते 
हैं । प्रमाद रहित बर्ताव को समिति कहते है । 

ईर्या समिति :- जतु रहित प्राशुक व रौदी भूमि पर दिन के प्रकाश 
में चार हाथ श्रागे देखकर चलना । 

भाषा समित्ति :- शुद्ध, मिष्ट, हितकारी, भाषा बोलना । 

एघरणा समिति :- शुद्ध भोजन भिक्षा वृत्ति से लेना जो साध के उहं श्य 
से न बनाया गया हो । 

भ्रादान निक्षेपरण समिति :- कोई वस्तु को देखकर रखना व उठाना । 

प्रतिष्ठापना या उत्सर्ग समिति :-- मलमृत्र निर्जतु भूमि पर देखकर 
करना । 

तीन गुप्ति :-- मन को वश रख के धर्मध्यग्न में जोडना मनोगुष्ति है । 
मौन रहना या शास्त्रोक्त वचन कहना बचन गुष्ति है - एकासन से बेठना व 
ध्यान स्वाध्याय मे काय को लगाना कायगुष्ति है, यह तेरह प्रकार साधु का 
चारित्र है । साधू निरतर ध्यान व स्वाध्याय मे लीन रहते है । इन पाच महा- 
व्रतो की दृढ़ता के लिये एक एक व्रत की ५-५ भावनाएं है जिन पर ब्रती ध्यान 
रखते है । 

(१) प्रहिसाव्त की पांच माबताएं :- (१) वचनगुप्ति, (२) मनो- 
गृष्ति, (३) ईर्या समिति, (४) आदान निक्षेपण समिति, (५) ग्लालोकित 
पान भोजन - भोजन देखभाल कर करना । 

(२) सत्यत्ञत की पांच भावनाएं -- (१) क्रोध का स्याग, (२) लोभ 
का त्याग, (३) भय का त्याग, (४) हास्य का त्याग । क्योकि इन्ही चारो के 
वश प्रसत्य बोला जाता है, (५) अनुवीची भाषण, शस्श्रेक्त बचन कहना । 

(३) अ्रचर्यश्रत की पांच भावताएं -- शूस्यागार - सूने स्थान में ठह- 
रना, (२) विभोदिता बास -- छोड़ हुए-उजड हुए स्थान पर ठहरभा (३) परो- 


४४४ ] [ सहजयुख-साधन 


परोधाकरण आप जहा हो दूसरा आवबे तो मना न करना व जहा कोई मना करे 
वहा न ठहरना, (४) भेक्ष्यशुद्धि - भिक्षा शुद्ध अतराय व दोष टालकर लेना 
(५) साधर्मो भ्रविसंबाद -- साधर्मी धर्मात्माओं से विसम्वाद या रकूंगडा न 
न करना । 

(४) ब्रह्मचय व्रत की पांच माबनाएं - (१) स्त्री राग कथा श्रवण 
त्याग -- स्त्रियो के राग बढाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग (२) तन्‍नोह- 
रागनिरीक्षण त्याग -- स्त्रियों के मनोहर अगो के देखने का त्याग (३) पूर्व- 
रतानुस्मरण - पहले किये हुए भोगो का त्याग (४) वृष्टेष्टरस त्याग -- कामो- 
दीपक पुष्ट रस का त्याग, (५) स्वशरीर सस्कार त्याग - अपने शरीर के 
श्वू गार का त्याग । 

(५) परिग्रह त्याण व्रत की पांच मावनाएं -- मनोज्ञ व अमनोज्ञ पाचो 
इन्द्रियो के पदार्थों को पाकर रागद्वेष न रखकर सतोष पालना । साधुझो का 
कतंव्य है कि दशलाक्षणी धर्म की, बारह श्रनुप्रेक्षाओं की भावना भावे, बाईस 
परीषहो को जीते, पाच प्रकार चारित्र को बढावे तथा बारह प्रकार तप का 
साधन करे । उनका सक्षिप्त स्वरूप यह है -- 


वदशलाक्षणरो धर्म - कषायो को पूर्गापने निग्रह करके दश धर्मों को पूर्णो- 
पने पाले । कप्ट पाने पर भी उनकी विराधना न करें। (१) उत्तम क्षमा, 
(२) उत्तम मार्दव - मान का अ्रभाव, (३) उत्तम आजंब - माया चार का 
ग्रभाव, (४) उत्तम सत्य, (५) उत्तम शौच - लोभ का श्रभाव (६) उत्तम 
सयम - मन इन्द्रियो पर विजय व छ काय के प्राणियों पर दया । (७) उत्तम 
तप - इच्छानिरोध करके तप पालना, (८) उत्तम त्याग -- ज्ञानदान व अभय- 
दान देना, (६) उत्तम आकिचन्य - सर्व से ममता छोडकर एकाकी स्वरूप को 
ही अपना मानना, (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य । 


बारह भावनाएं - (१) झनित्य - धन, धान्य, स्त्री, पुत्र शरीरादि 
सर्व क्षणभगुर है, नाशवत है, (२) भ्शरण - मरणा से व तीव्र कमदिय से 
कोई बचाने वाला नही, (३) ससार -- चार गतिरूप ससार दु खो का भडार 
है, (४) एकत्व -- यह जीव श्रकेला है । अपनी करणी का आप ही मालिक 


सम्यक्चा रित्र भौर उसका महात्म्य ] [ ४४५ 


है, (५) अन्यत्व - इस जीव से शरीरादि सब पर है, (६) अशुचि - यह 
शरीर अपवित्र है, (७) प्राश्नव - इन इन भावों से कर्म भ्राते है, (८) सवर- 
इन इन भावों से कर्म रुकते है, (६) निजेरा - तप से कर भडते है, (१०) 
लोक यह जगत अनादि श्रनत श्रकृत्रिम है, छ द्र॒व्यो का समूह है, द्रव्यापेक्षा 
नित्य व पर्यायापेक्षा अ्नित्य है। (११) बोधिदुलंभ - रत्नत्रय का लाभ बहुत 
कठिन है, (१२) धर्म -- श्रात्मा का स्वभाव धर्म है, यही परम हितकारी है । 


बाईस परोषह जय - नीचे लिखी बाईस परीषहो के पडने पर शाति 
से सहना [१] क्षुपा, [२] तृषा, [३] शीत, [४] उप्ण, [५] दशमशक- 
डास मच्छरादि पशु बाधा, [६] नग्नता, |७ | अरति, [5|[ स्त्री, [६] चर्या- 
चलने की, | १०] निषद्या-बंठने की, [११] शय्या, [१२] श्राक्रोश-गाली, 
[१३ | वध, [१४] याचना, मागने के अवसर पर भी न मागना, [१५] 
झलाभ-भोजन अन्तराय पर सतोष, [१६] रोग, [१७] तृण स्पर्श, [१८ | 
मल, [१६] सत्कार पुरस्कार-आदर निरादर, [२०] प्रज्ञा-ज्ञान का मदन 
करना, [२१] भज्ञान-ग्रज्ञान पर खेद न करना, [२२] अदर्शन-भ्रद्धा न 
बिगाडना । 


चारित्र पांच प्रकार :-- (१) सामायिक :- समभाव रखना (२) 
छेदोपस्थापना :- सामायिक से गिरने पर फिर सामायिक मे स्थिर होना (३) 
परिहार विशुद्धि - ऐसा झ्ाचरण जिसमे विशेष हिसा का त्याग हो (४) 
सूक्ष्म सापराय :- दशवे गुरास्थानवर्ती का चारित्र, जहा मात्र सूक्ष्म लोभ का 
उदय है, (५) यथारूयात - पूर्ण बीतराग चारित्र । 


बारह तप :-- छः बाहरी [१] ग्रनशन - उपवास खाद्य, स्वाद्य लेह्य, 
[ चाटने की ] पेय चार प्रकार भ्राहार का त्याग, [२] ऊनोदर -- भूख से कम 
खाना, दो भाग शभ्रन्नादि से एक भाग जल से एक भाग खाली रखना । [३] 
वृत्तिपरिसख्यान :- भिक्षा को जाते हुए कोई प्रतिज्ञा लेना, पूर्ण होने पर ही 
झाहार लेना । [४] रसपरित्याग - मीठा, लवण, दूध, घो, दही, तेल इन 
छ रसो मे से एक व भनेक का त्याग । [५] बिविक्त शय्यासन - एकात मे 


४४६ ] [ सहजसवूख-साधन 


शयन व प्रासन रखना । [६] कायकलेश :- शरीर का सुखियापन मेटने को 
कठिन कठिन स्थानों पर जाकर तप करना । छ श्रन्तरग [७] प्रायश्चित्त :- 
कोई दोष लगने पर दड लेकर शुद्ध होना । [८५] विनय :- धर्म व धर्मात्माश्रो 
की प्रतिष्ठा । [€] वेय्यावृत्य - धर्मात्माओ की सेवा करनी । [१०] स्वा- 
ध्याय :- शास्त्रों कां पडचन पाठन व मनन । [११] ब्युत्सर्ग :- शरीरादि से 
ममता त्याग । [१२] ध्यान :- धर्मध्यान व शुक्लध्यान करना । 


साधुग्नों का कर्तव्य है कि इन पाच महात्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति, 
दश धर्म, बारह भावना, बाईस परीपह जय, बारह प्रकार तप से मन, वचन, 
काय को ऐसा स्वाधीन करे जिससे निश्चय सम्यकचारित्र का लाभ कर सके । 
स्वरूप मे रमरा ही सामायिक चारित्र है। गृहस्थ का कारावास चिन्ताओ का 
स्रोत है। अ्तएवं निराकुल होने के लिये गृहस्थ त्यागकर साधुवृत्ति मे रहकर 
विशेष सहज सुख का साधन करतंव्य है । 


सागार या श्रावक का एक देश चारित्र - ग्रनगार का चारित्र जंसे 
पाच महाव्रत हैं वेसे सागार का एक देश चारित्र पाच अणुब्रत पालन है । महा- 
ब्रत व अ्रण॒व्त का अतर इस तरह जानना योग्य है कि यदि १०० एक सौ भ्रश 
महागत के करें उनमे से १ अ्रश से लेकर ६६ गभ्रश तक ब्र॒णद्रत है १०० भ्रश 
महाद्रत है । 


पांच प्रणव्रत -- जहा सकलल्‍पी हिसा का त्याग हो, आरभी हिसा का 
त्याग न हो वह अहिसा अ्रणथ्रत है । भ्रहिसा अरणकद्रत धारी राज्य कार्य, राज्य 
प्रबन्ध, देश रक्षार्थ युद्ध, सज्जन पालन, दुर्जन दमन, कृषि, वाणिज्य, शिल्पादि 
सर्व आवश्यक गृहस्थ के कर्म कर सकता है। समुद्र यात्रा, विदेश गमन श्रादि 
भी कर सकता है। वह सकल्‍पी हिसा से बचे, शिकार न खेले, मास न खाए, 
मास के लिये पशुवध न करावे । जिस ग्रसत्य से राज्यदड हो जो दूसरो के 
ठगने के लिये, विश्वासघात के लिये कहा जावे ऐसा असत्य वचन न कहना, 
तथा प्रिय हितकारी सज्जनों के योग्य वचन कहना सत्य अणअत है | ऐसा 
श्रावक जिस सत्य वचन से कलह हो जावे, हिसा की प्रवृत्ति हो जावे, परका 


सम्यकचारित्र और उसका महात्म्य ] [ ४४७ 


बुरा हो जावे उस सत्य वचन को भी नही बोलता है । न्याय व धर्म की प्रवृत्ति 
में हानि न आावे व व॒या किसी प्राणी का वध न हो, उसको कष्ट न पहुंचे इस 
बात को विचार कर मुख से वचन निकालता है । 


गिरी, पडी, भूली किसी की वस्तु को नही लेना भ्रचोये श्रणअत है । 
विश्वासघात करके, छिप करके, धमकी देकर के, वध करके किसी की सम्पत्ति 
को श्रावक नही हरता है । न्यायपूर्वक अल्प धन में सतोष रखता है । अन्याय 
से सग्रहीत विपुल धन की इच्छा नहीं करता है। जिस वस्तु की राज्य से व 
प्रजा से मनाही नही है केवल उन्ही वस्तुओं को बिना पूछे लेता है । जेसे नदी 
का जल, हाथ धोने को मिट्टी, जगल के फल व लकडी झ्ादि । यदि मनाई हो 
तो वह ग्रहणा नही करेगा । 

अपनी विवाहिता स्त्री मे सतोष रखकर सर्व पर स्त्रियो को बडो को 
माता समान, बराबर वाली को बहिन के समान, छोटी को पुत्री के समान जो 
समभता है वह ब्रह्मचर्य अणाद्रत को पालता है। श्रावक वीय॑ को शरीर का 
राजा समभकर स्वस्त्री मे परिमित सतोष के साथ उपभोग करता है जिससे 
निर्बलता न हो । 


दश प्रकार के परिग्रह का जो अपनी आवश्यकता, योग्यता व इच्छा के 
अनुकूल जन्मपर्यंत के लिये प्रमाण कर लेना उससे अधिक की लालसा त्याग 
देना सो परिग्रह प्रमाण श्रण॒अ्त है । जितनी सम्पत्ति का प्रमाण किया हो उस 
प्रमाण के पूरा हो जाने पर वह श्रावक व्यापारादि बन्द कर देता है फिर 
सतोष से झ्रपना समय धर्म साधन व परोपकार मे व्यतीत करता है | इन पाच 
अणकभ्रतो के मूल्य को बढाने के लिये श्रावक सात शील, तीन गुणग्रत, चार 
शिक्षागत भी पालता है । 


तोन गुणव्रत :- जो पाँच अ्रणञ्तो का मूल्य गुणन करे बढादे उनको 
गुणाग्त कहते है जैसे ४ को ४ से गुणा करने से १६ और १६ को १६ से गुणा 
करने से २५६ होते है। 


दिग्विरति :- जन्म पर्यन्त के लिये लौकिक प्रयोजन के हेतु दश दिशाग्रो 
में जाने का व व्यापारादि करने का नियम कर लेना उससे अ्रधिक में जाने की 


४४८ ] | सहजसूख-साधन 


व व्यापार की लालसा को त्यांग देना दिग्विरति है। इससे फल यह होता है 
कि श्रावक नियम किये हुए क्षेत्र के भीतर द्वी आरम्भ करेगा उनके बाहर 
प्रारभी हिंसा भी नहीं करेगा । 

देशविरति - जन्म पयंन्त के लिये जो प्रमाण किया था उसमे से घटा- 
कर एक दिन, दो दिन, एक सप्ताह के लिये जाने का व्यवहार करने का नियम 
करना दैशविरति है । इससे इतना अधिक लाभ होगा कि वह नियमित काल 
के लिये नियमित क्षेत्र ही मे आरम्भ करेगा, उसके बाहर आरभी हिसा से 
बचेगा । 

प्रनर्यंदड विरति :-- नियमित क्षेत्र मे भी प्रयोजन भूत कार्य के सिवाय 
व्यर्थ के आरम्भ करने का त्याग अनर्थदडड विरति है । इसके पाच भेद है '- ५ 
'पापोपदेश” :- दूसरो को पाप करने का उपदेश देना, २ 'हिसादान' - हिसा- 
कारी वस्तुए दूसरो को मागे देना, ३ 'प्रमादचर्या - प्रमाद या आलस्य से वुथा 
वस्तुओ को नष्ट करना, जेसे वथा वृक्ष के पत्त तोडना, ४ दु.श्रूति' - राग 
द्वेष बढाने वाली, विषय भोगो मे फसाने वाली खोटी कथाओं को पढना सुनना, 
५ अपध्यान' - दूसरो के अहित का विचार करके हिसक परिग्गाम रखना । 
वुथा पापो के त्याग से व सार्थक काम करने से अणक्नतो का मूल्य विशेष बढ 
जाता है । 

चार शिक्षातब्रत -- जिन अतो के अभ्यास से साधुपद में चारित्र पालने 
की शिक्षा मिले उनको शिक्षा ग्रत कहते है। (१) सामायिक :-- एकात में 
बेठकर रागद्वेष छोडकर समता भाव रखकर ग्रात्मध्यान का अभ्यास करना प्रातः 
काल, मध्यान्हकाल या सायकाल यथासभव ध्यान करना सामायिक है । 


(२) प्रोषधोपवास - एक मास मे दो अष्टमी, दो चौदस प्रोषध दिन 
हैं । उनमे उपवास या एकासन करके धर्मध्यान मे समय को बिताना प्रोषधोप- 
वास है । 

(३) भोगोपभोग परिमाण :-- जो एक दफे भोगने मे आवबे सो भोग 
है । जो बार बार भोगने में श्रावे सो उपभोग है । ऐसे पाचो इन्द्रियों के भोगने 
योग्य पदार्थों की सख्या प्रतिदिन प्रात काल एक दिन रात के लिये सयम की 
वृद्धि हेतु कर लेना भोगोपभोग परिमाणश्रत है । 


सम्यक्चारित्र भौर उसका महात्म्य [ ४४६९ 


(४) अतिथि सविभाग :- साधुओों को या प्न्य धम्मात्मा पात्रों को 
भक्तिपू्षंक तथा दु खित भुखित को करुणापूर्वक दान देकर झाहार कराता 
प्रतिथि सविभाग शिक्षाव्रत है। इस तरह एक श्रावक को पांच प्रणग्रत भौर 
सात शील ऐसे बारह ग्त पालने चाहिये । तथा तेरहवें ब्रत की भावना भाना 
चाहिये । वह है - 

(१३) सल्लेखना - मरण के समय झात्मसमाधि व शांत भाव से प्रारा 
छूटे ऐसी भावना करनी सललेखना या समाधिमरण ग्रत है। ज्ञानी आवक 
अपने धर्मात्मा मित्रों का बचन ले लेते हैं कि परस्पर समाधिमरण कराया 
जावे । 


इन तेरह अतो को दोष रहित पालने के लिये इनके पांच पाच भ्रति- 
चार प्रसिद्ध हैं। उनको द्र करना श्रावक का कत्त ब्य है। 


(१) प्रहिसा झरात्षत के पांच प्तिच्चार :- १. बन्ध '- कषाय द्वारा 
किसी को बांधना या बन्धन में डाल देना, ३ वध *-- कषाय से किसी को 
पीटना, घायल करना, ३ छेंद :-- कषाय से किसी के भ्रग व उपांग छेदकर 
स्वार्थ साधना, ४. भ्रति भारारोपण - मर्यादा से अधिक भार लाद देना, ५. 
ग्रश्नपान निरोध -- अ्रपने भ्राधीन मानव या पशुशो का पअ्रश्नपानत रोक देखा । 

(२) सत्य प्रण॒व्रत के पांच ध्रतिचार :- १. मिथ्योपदेश - दूसरे को 
मिथ्या कहने का उपदेश दे देना, २ रहोभ्याख्यान :- स्त्री पुरुष की एकांत 
गुप्त बातों का प्रकाश कर देना, ३. कूट लेख क्रिया :- कपट से प्रसत्य लेख 
लिखना, ४. न्यासापहार :- दूसरे को धरोहर को झसत्य कहकर कुछ न देना 
५. साकार मन्र भेद -- किसी की गुप्त सम्मति को भ्गों के हलन चलन से 
जानकर प्रकाश कर देता । इन सब में कषाय भाव हेतु होना चाहिये । 


(३) भ्रध्नोर्य प्रसक्षत के पांच प्रतिजचार :-- १. स्तेन प्रयोग :- दूसरे 
को चोरी करने का मार्ग बता देना, २ तदाहृतादान :- चोरी का लाया हुभा 
माल जानबूक करके लेना व शका से लेना, ३. विरुद्ध राज्यातिक्रम :- राज्य 
का प्रबन्ध न होने पर मर्यादा को उल्लघ करके भ्रन्यायपूर्वक लेना देना, ४. 
हीनाधिकमानोन्मान :- कमती तौल नाप के देना व बढ़ती तौल नाप के लेगा, 


४५० ] [ संहनसुख-साधन 


५ प्रतिरूपक व्यवहार - भूठा सिक्‍का चलाना व खरी मे खोटी मिलाकर खरी 
कहकर विक्रय करना । 

(४) ब्रह्मचर्य भ्राद्वल के पांच अतिचार - १ पर विवाह करण -- 
झपने पुत्र पौत्रादि सिवाय दूसरों के सम्बन्ध जोडना २ परिग्रहीता इत्वरिका 
गमन :- विवाही हुई व्यभिचारिणी स्त्री के पास आना जाना । ३ श्रपरि- 
ग्रहीता इत्वरिका गमन :-- बिना विवाही वेश्यादि के पास ञ्राना जाना । ४ 
अनगक्रीडा -- काम सेवन के भ्रग छोडकर भ्रन्य अगो से काम सेवन करना, 
५४ कामतीब्राभिनिवेश - काम सेवन की तीग् लालसा स्व स्त्री मे रखना । 

(५) परिग्रहु प्रमाण शत के पांच ह्रतिचार :-- दस प्रकार के परियग्रह 
के पाच जोड होते हैं जगह मकान, चादी सोना, घन धान्य, दासी दास, कपड 
बत॑न, इनमे से किसी एक जोड में एक को घटाकर दूसरे की मर्यादा बढा लेना 
ऐसे पाच दोष है । 

(६) दिग्विरति के पांच अ्रतिचार - १ ऊध्व व्यतिक्रम :-- ऊपर 
जितनी दूर जाने का प्रमाण किया था उसको किसी कषाय वश उल्लघकर भ्रागे 
चले जाना, २ अ्रध व्यतिक्रम - नीचे के प्रमाण को उललघकर आगे चले 
जाना, ३ तिय॑ंक व्यतिक्रम - अन्य ग्राठ दिशाओं के प्रमाण को उललघकर 
भ्रागे चले जाना, ४ क्षेत्रवृद्धि - क्षेत्र की मर्यादा एक तरफ घटाकर दूसरी 
झभोर बढ़ा लेना, ५ स्मृत्यन्तराधानमर्यादा को याद न रखना । 

(७) देशविरति के पांच झतिचार .-- १ प्रानयन .- मर्यादा के बाहर 
से वस्तु मगाना । २ प्रेष्य प्रयोग :- मर्यादा के बाहर कुछ भेजना । ३ शब्दा- 
नुपात :- मर्यादा के बाहर बात कर लेना । ४ रूपानुपात - मर्यादा के बाहर 
रूप दिखाकर प्रयोजन बता देना। ५४ पुद्गलक्षेप - मर्यादा से बाहर पत्र व 
ककड़ झ्रादि फेककर प्रयोजन बता देना । 

(८) श्रनर्थ दंड विरति के पांच अतिचार - १ कन्दर्प :-- भड वचन 
असभ्यतापूर्ण बोलना । २ कौत्कुच्य - भड वचनो के साथ साथ काय की 
कुचेष्टा भी करना । ३ मौखर्य - बहुत बकवाद करना । ४ प्रसमीक्ष्य श्रधि- 
कररणा “- बिना विचारे काम करना । ५ उपभोग परिभोगानर्थंक्य :- भोग 
व उपभोग के पदार्थ वृथा सग्रह करना । 


सम्यकचा रित्र और उसका महात्म्य ) [४५१ 


(६) सामायिक के पांच झ्रतिचार .- १ मनः दुःप्रशिधान -- सामा- 
यिक की क्रिया से बाहर मन को चचल करना। २ बचन दुःप्रशिभान :- 
सामायिक के पाठादि सिवाय शोर कोई बात करना । ३ काय दु.प्रणिधान -- 
शरीर को थिर न रखकर भालस्य मय प्रमादी रखना । ४. अ्नादर « सामा- 
यिक करने मे श्रादरभाव न रखना। ४. स्मृत्यनुपस्थान « सामायिक करना 
या सामायिक का पाठादि भूल जाना । 

(१०) प्रोषधोपजास के पांच झतिचार :- १. २ ३ पअ्रप्रत्यवेक्षित भ्रप्रमा- 
जित उत्सगं, ग्रादान, सस्तरोपक्रमण +- बिना देखे बिना भाड़ मलमूत्रादि 
करना, उठना व चटाई भ्रादि बिछाना, ४ भ्रनादर '- उपवास मे प्रनादरभाव 
रखना । ५ स्मृत्यनुपस्थान - उपवास के दिन धर्मक्रिया को भूल जाना । 

(११) भोगोपभोगपरिमार/त व्रत के पांच झ्रतिच्चार - जो कोई श्रावक 
किसी दिन सक्षित्त का बिलकुल त्याग करे या कुछ का त्याग करे उसकी प्पेक्षा 
ये पांच अतिचार है । १ सचित्त :- त्यागे हुए सचित्त को भूल से खा लेना । 
२ सचित्त सबध :- त्यागे हुए सचित्त से मिली हुई वस्तु को खा लेना । ३ 
सचित्त सम्मिश्र :- त्यागे हुए सचित्त को भ्रचित्त मे मिलाकर खाना । ४ प्रभि- 
षव - कामोद्दीपक पोष्टिक रस खाना। ५ दु पक्‍बाहार .-- कम पका व 
झधिफ पका व न पचने लायक झाहार करना । 


(१२) प्रतिथि संबिमाग श्रत के पांच ध्रतिच्चार - साधु को भप्राहार 
देते हुए ये भ्रतिचार हैं। १ सचित्त निक्षेप .-- सचित्त पर रखकर कुछ देना । 
२. सचित्त भ्रपिधान :- सचित्त से ढ़की हुई वस्तु दान करना । ३ परव्यपदेश :- 
पग्राप दान न देकर दूसरों को दान की झ्ाज्ञा करनी । ४. माल्सयं - दूसरे 
दातार से ईर्षाभाव रखकर दान देना । ५ कालातिक्रम - दान का काल उल्ल- 
घकर श्रकाल मे देना । 

(१३) सल्लेखना के पाल झतिचार :-- १. जीवित भ्राशसा - अधिक 
जीते रहने की इच्छा करना । २. मरणाशसा :- जल्दी मरने की इच्छा करना । 
३ मित्रानुराग - लौकिक मित्रो से सांसारिक राग बढाना । ४ सुखानुबन्ध -- 
भोगे हुए इन्द्रिय सुखो की याद करना । ५. निदान :- भागामी विषय भोगों 
की इच्छा करना । 


४४५२ ] [ सहजसुख-साधन 


ये साधारण तेरह ब्रत श्रावक के हैं। विशेष यह है कि दि० जैन 
शास्त्रों में ग्यारह प्रतिमाए व श्रेणियां श्रावक की बताई हैं जिनको क्रम से 
पार करते हुए साधुपद की योग्यता प्राती है । ये ग्यारह श्रेशिया पचरमदेशविरति 
गुरास्थान में है। चौथे भ्रविरत सम्यग्दर्शन गुणस्थान मे यद्यपि चारित्र का 
नियम नहीं होता है तथापि वह सम्यक्ती ग्रन्याय से बचकर न्यायरूप प्रवृत्ति 
करता है । पाक्षिक श्रावक के योग्य कुछ स्थूलरूप नियमों को पालता है । वे 
नियम निम्न प्रकार हैं - 


१ मांस नहीं खाता है, २ मदिरा नही पीता है, ३ मधु नही खाता 
है, ४ बरगद का फल नही खाता है, ५ पीपल का फल नही खाता है, ६ गूलर 
का फल नही खाता है, ७ पाकर का फल नही खाता है, ८५ अभ्रजीर का फल 
नही खाता है, £ जञ्ा नहीं खेलता है, १० चोरी नही करता है, ११ शिकार 
नही खेलता है, १२ वेश्या का व्यसन नही रखता है, १३ परस्त्री सेवन का 
व्यसन नहीं रखता है । पानी दोहरे कपडे से छानकर शुद्ध पीता है, रात्रि के 
- भोजन के त्याग का यथाशक्ति उद्योग रखता है। गृहस्थ के निम्न छ कर्म 
साधता है। 

१ देवपूजा -श्री जिनेन्द्र की भक्ति करता है, २ गुरुभक्ति - गुरु 
की सेवा करता हैं, ३ स्वाध्याथ - शास्त्र नित्य पढ़ता है, ४ तप - रोज 
सामायिक प्रतिकमण करता है, ५ सयम - नियमादि लेकर इन्द्रिय दमन 
करता है. ६. दान - लक्ष्मी को प्राहार, भ्रौषधि, विद्या, श्रभयदान में व परो- 
पकौर में लगाता है, दान करके भोजन करता है । 

ग्यारह प्रतिमा स्थरूप- ग्यारह श्रेणियों में पहले का चारित्र भागे 
आगे बढता जाता है । पहले के नियम छूटते नही हैं । 

१. दहन प्रतिमा--इस श्रेणी मे पाक्षिक श्रावक के योग्य नियम जो 
ऊपर कहे हैं उनको पालता हुश्रा सम्यग्दशन को निर्मल रखता है, उसको श्राठ 
भ्रेंग सहित पालता है | नि शकितादि का वर्शान सम्यग्दशेन के भ्रध्याय मे किया 
जा चुका है । यहां भ्रहिसा, सत्य, अचौयं, स्वस्त्रींसतीष तथा परिग्रह प्रमाण इन 
पाच भ्रणव्रतों का प्रभ्यास करता है, स्थूलपने पालता है, भ्रतिचार नही बचा 
सकता है । 


सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य ] [ ४५३ 


२. ब्त प्रतिमा--इस श्रेणी में पहले के सर्व नियमों को पालता हुश्रा 
पाँच भ्र॒ण॒त्रतों के पक्चीस भ्रतिचारों को बचाता है तथा सात शीलो को भी 
पालता है । उनके भ्रतिचार पूरे नही टलते हैं प्रभ्यास करता है । सामायिक 
शिक्षात्रत्। कभी रागादिक के कारण न भी करे व प्रोषधोपवास भी कभी 
न कर सके, तो न करे, एकासन या उपवास शक्ति के भ्रनुसार करे । 

३. सामायिक प्रतिभा--इस श्रणी में पहले के नियम पृलता हुआ 
श्रावक नियम से प्रात काल मध्यान्हकाल व सायकाल सामायिक करता है । 
दो घडी या ४८५ मिनट से कम नहीं करता है किसी विशेष कारण के होने पर 
अतमु हते ४८ मिनट से कुछ कम भी कर सकता है । सामायिक के पाचो पभति- 
चारो को बचाता है। 

४ प्रोषधोपवास प्रतिमा--इस श्रंणी मे नीचे के नियमों को पालता 
हुआ नियम से मास मे चार दिन प्रोषधपूर्वक उपवास करता है । भ्रतिचारो को 
बचाता है, धमंध्यान मे समय बिताता है । इसकी दो प्रकार की विधि है । एक 
तो यह है कि पहले व श्रागे के दिन एकासन करे, बीच के दिन उपवास करे, 
१६ प्रहर तक धर्मध्यान करे । यह उत्तम है। मध्यम यह है कि १२ प्रहर का 
उपवास करे, सप्तमी की सध्या से नौमी के प्रातः काल तक झारभ छोडे, धर्म 
मे समय बितावे । जघन्य यह है कि उपवास तो १२ प्रहर तक करे परन्तु 
लौकिक आरंभ भ्राठ पहर ही छोडे--भ्रष्टमी को दिन रात । 

दूसरी विधि यह है कि उत्तम तो पूर्ववत्‌ १६ प्रहर तक करे । मध्यम 
यह है कि १६ प्रहर धर्मध्यान करे परन्तु तीन प्रकार के श्राहार का त्याग करे, 
आवश्यकतानुसार जल लेवे । जघन्य यह है कि १६ प्रहर धर्मध्यान करे, जल 
आवश्यकतानुसार लेते हुए बीच में एक भुक्त भी करले । इन दो प्रकार की 
विधियों में अपनी शक्ति व भाव को देखकर प्रोषधोपवास करे। 

५ सबचिस त्याग प्रतिमा--इस श्रंणी में नीचे के नियमों को पालता 
हुआ सचित्त पदार्थ नहीं खावे । कच्चा पाली, कच्चा साग भादि न खावे, प्राशुक 
या गर्म पानी पीयवे । सूखी, पकी गर्म की हुई व छिप्नभिन्न की हुई वनस्+ति 
लेबवे । पानी का रग लवगादि डालने से बदल जाता है तब वह पानी प्राशुक 
हो जाता है । सचित्त के व्यवहार का इसके त्याग नही है । 


४भड ] [ सहजसुख-साधन 


६. राजिभोजन त्याग--इस श्रेणी में नीचे के नियमो को पालता हुभा 
रात्रि को नियम से न तो भ्राप चार प्रकार का झ्राहार करता है न दूसरो को 
कराता है। मन, बचन, काय से रात्रि भोजन के करने कराने से विरक्त रहता है । 

७ ब्रह्मलयं प्रतिमा--स्वस्त्री का भी भोग त्याग कर ब्रह्मचारी हो 
जाता है, सादे वस्त्र पहनता है, सादा भोजन खाता है, घर में एकात मे रहता 
है या देशाटन भी कर सकता है। पहले के सब नियमों को पालता है । 

८. झारंम त्याग प्रतिमा--पहले के नियमो को पालता हुप्रा इस श्रेणी 
में सर्व ही लौकिक॑ भ्रारभ व्यापार कषि आदि त्याग देता है । आरभी हिंसा से 
विरक्त हो जाता है। देखकर भूमि पर चलता है, वाहनों का उपयोग नही 
करता है, निमत्रण पाने पर भोजन कर लेता है, परम सतोषी हो जाता है । 

€ परियग्रह त्थाग--पहले के नियमों को पालता हुआ इस श्रेणी मे 
धनधान्य, रुपया पैसा मकानादि परिग्रह को बाट देता है या दान कर देता है । 
थोड़े से प्रावश्यक कपड़े व खान पान के दो तीन बतंन रख लेता है। घर से 
बाहर उपवन या नसियो में रहता है । निमत्रण से भोजन करता है । 

१०. धझनुमति त्याग प्रतिमा--यह श्रावक यहा से पहले तक लौकिक 
कार्यों मे गुरा दोष बताता हुआ सम्मति देता था, अभ्रब यहा सासारिक कार्थों 
की सम्मति देना भी त्याग देता है। भोजन के समय निमत्रित होकर जाता 
है । पहले के सब नियम पालता है । 


११. उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा--इस श्रृणी में पहले के नियम पालता 
हुआ निमत्रण से भोजन नही करता है। भिक्षा वृत्ति से जाकर ऐसा भोजन 
सता है जो गृहस्थी ने अपने हो कुटुम्ब के लिये तैयार किया हो । उनके उह्द श्य 
से न_बनाया हो । तब ही इस प्रतिमा को उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहते हैं । 

इसके दो भेद हैं - १ क्षुल्लक--जो श्रावक एक लगोट व एक ऐसी 
जहर रक्‍खें जिससे सर्व श्रग न ढका जावे । मस्तक ढका हो तो पग खुला रहे, 
पग ढके हो तो मस्तक खुला हो जिससे इसको सरदी दशमशक आ्रादि की बाधा 
सहने का भ्रम्यास हो । यह श्रावक नियम से जीवदया के लिये मोर की पिच्छिका 
रखता है, क्योकि वे बहुत ही मुलायम होते हैं, उनसे क्षुद्र जन्तु भी नहीं मरता 


सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य ] [४५५ 


है तथा कमडल शौच के लिये जल के वास्ते रखते हैं । जो कई घरो से एकत्र 
कर भोजन करते हैं वे एक भोजन का पात्र भी रखते हैं । पाच सात घरो से 
एकत्र कर अन्तिम घर मे जल लेकर भोजन करके शभ्रपने बर्तन को साफ कर 
साथ रख लेते है। जो क्षुल्लक एक ही घर मे भ्राहार करते हैं वे भिक्षा को 
जाकर आदर से भोजन दिये जाने पर एक ही घर मे थाली मे बे5 कर जीम 
लेते है । यह भोजन का पात्र नही रखते है । ये मुनिपद की क्रियाओ्र का भ्रभ्यास 
करते है । स्नान नही करते हैं। एक दफफे ही भोजनपान लेते हैं । 

२ ऐलक--जो चदर भी छोड देते हैं, केवल एक लगोटी ही रखते हैं । 
ये साधुवत्‌ भिक्षार्थ जाते हैं । एक ही घर मे बेठकर हाथ मे ग्रास रकखे जाने 
पर भोजन करते हैं। ये कमडल काठ का ही रखते है, केशो का लोच भी ये 
नियम से करते है । अश्रपने हाथो से कंश उपाडते है । 

इस तरह उन ग्यारह श्रेणियो के द्वारा उन्नति करते २ श्रावक व्यवहार 
चारित्र के आश्रय से निराकुलता को पाकर अधिक २ निश्चय सम्यक्चारित्ररूप 
स्वानुभव का अभ्यास करता है । पचम श्रेणी मे भ्रनतानुबन्धी शोर श्रप्रत्या- 
ख्यान कषाये तो रहती ही नही व प्रत्याख्यान कषायो का भी उदय मद मद 
होता जाता है, ग्यारहवी श्रेणी मे भ्रति मद हो जाता है । जितनी-जितनी कषाय 
कम होती है वीतरागभाव बढता है उतना-उतना ही निश्चय सम्यक्चारित्र 
प्रगट होता जाता है | फिर प्रत्याख्यान कषाय के उदय को बिलकुल जीतकर 
साधुपद मे परिग्रह त्याग निग्नथ होकर स्वानुभव का श्रभ्यास करते करते गुण 
स्थान क्रम से प्ररहत हो फिर गुणस्थान से बाहर सिद्ध परमात्मा हो जाता है । 

सहण सुख साधन--वास्तव मे निश्चय रत्नत्रयमयी आ्रात्मा की एक शुद्ध 
परिणति ही है । जब ही मन वचन काय के सयोगो को छोडकर गझात्मा झात्म- 
स्थ हो जाता है तब ही सहज सुख का स्वाद पाता है - चारित्र के प्रभाव से 
ग्रात्मा मे थिरता बढती जाती है तब शभ्रधिक भ्रधिक सहज सुख अ्रनुभव मे श्राता 
जाता है। साधु हो या श्रावक सबके लिये स्वानुभव ही सहज सुख का 
साधन है । 

इसी हेतु को सिद्ध करने के लिये जो कुछ भी प्रयत्न किया जावे वह 
सहकारी है । वास्तव मे सहज सुख आत्मा मे ही है। आत्मा मे ही रमण करने 


४५६९ ] [ सहजसुख-सांघन 


से वह प्राप्त होगा । प्रात्मरमशाता का भहात्म्य वर्शनातीत है - जीव को सदा 
सुखदाई बनाने वाला है । इस जैन धर्म का भी यही सार है । प्राचीन काल में 
व झ्ाधुनिक जो जो महात्मा हो गए हैं उन्होंने इसी गुप्त भ्रध्यात्म विद्या का 
झनुभव किया व इसी ही का उपदेश दिया | इसी ही को अ्वक्तव्य कहो या 
सम्यग्दर्शन कहो या सम्यरज्ञान कहो या सम्यकचारित्र कहो या केवल प्रात्मा 
कही, यां समयसार कहो, स्वसमय कहो, परमयोग कहो, घर्मं ध्यान कहो, शुक्ल 
ध्यान कहो, सहज सुख साधन कहो सबका एक ही ग्रर्थ है। जो जीवन को 
सफल करना चाहे उनको भवश्य भ्वश्य सहज सुख साधन के लिये भात्मविश्वास 
प्राप्त करके झ्रात्मानुभव का भ्रस्यास करना चाहिये। जेनाचार्यों के सम्यक्‌- 
ज्ञारित्र सम्बन्धी वाक्य नीचे प्रकार मनन करने योग्य है :-- 


(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार मे कहते हैं :- 
चारिसं ललु धम्मो, धस्मो लो समोत्ति निरिंष्वो । 
मोहक्लोहबिहोणो, परिणामों भ्रप्पणों हि समो ॥७॥ 
भावार्थ :- चारित्र ही धर्म है। जो समभाव है, उसको ही धर्म कहा 
गया है । मोह क्षोम या रागद्वेष मोह रहित जो शभ्रात्मा का परिणाम है बही 
समभाव है, वही चारित्र है| 
धस्मेण परिणदप्वा, भ्रष्पा जदि सुद्धसंपयोगजुवो । 
पायदि जलिज्याणसहूं, सुहोबजुसो ये सब्गसुहूं ।।११॥। 
भावाय .- धर्म में श्रावचरण करता हुप्ा भ्रात्मा यदि शुद्ध उपयोग 
झहित होता है तो निर्वाण के सुख को पाता है। यदि शुभ उपयोग सहित होता 
है तो स्वर्ग के सुख को पाता है । 
सुजिदिदपदत्यसुत्तो, संजमतबसंशुदरो विगवरागों। 
समभो समसुहदृक्णो, भजिदों सुद्धोबशोगोति॥।१४।॥ 
भावार्थ .- जो साधु भली प्रकार जीवादि पदार्थों को भौर सिद्धांत को 
जानने वाला है, सयम तथा तप से युक्त है, रागरहित है, सुख व दु व में समान 
भाव का धारी है वही श्रमण शुद्धोपयोगी कहा गया है । 
जौबों अवगवमोहों, उनलड्धों तब्यमप्पणों सम्म॑ | 
विजहु जदि रामदोसे, सो श्प्पाणं लहदि सुड़ध ॥॥६७॥ 


सम्यक्वा रित्र श्ौर उसका महात्म्य ] [ ४५७ 


भावार्थ - मिथ्यात्व से रहित झात्मा अपने आत्मा के स्वरूप को भली 
प्रकार जानता हुआ जब रागढ्वेंष को भी छोड देता है तब शुद्ध पग्रात्मा को 
पाता है । 
जो णिहृदमोहदिट्टी, झ्ागमकुसछों विरागचरियम्मि। 
झब्मुदिठदों महप्पा, धमस्मोत्ति बिसेसिदों समणो ॥|६॥ 
भावार्थ - जो दर्शनमोह को नाश करने वाला है, जिनप्रणीत सिद्धात 
के ज्ञान मे प्रवीण है, वीतराग चारित्र मे सावधान है वही महात्मा साधु धर्म- 
रूप है ऐसा विशेष रूप से कहा गया है। 
जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खबीय सामण्णे। 
होज्ज॑ समसुहदुक्खो सो सोक्खें भ्रदखय लहूदि ॥१०७-२॥ 
भावार्थ - जो मोह की गाठ को क्षय करके साधुपद मे स्थित होकर 
रागद्वेष को दूर करता है श्रोर दुख तथा सुख मे समभाव का धारोी होता है 
वही अविनाशी सुख को पाता है । 
जो लविदमोहकलुसो विसयविरसो मणो णिरु भित्ता । 
समवट्ठदों सहाये सो प्रप्पाणं. हवदि थादा ॥१०८-२॥ 
भावार्थ :- जो महात्मा मोहरूप मल को क्षय करता हुआा तथा पाचो 
इन्द्रियो के विषयों से विरक्त होता हुआ, मन को रोकता हुआ चेतन्यस्वरूप मे 
एकाग्रता से ठहर जाता है सो ही आझात्मा का ध्याता होता है । 
इहलोग णिरावेक्खो प्रप्पडिबद्धों परिम्मि लोयस्मि। 
जुत्ताहारबिहारोी. रहिदकसाओशों हुवे समणो ॥४२-३॥ 
भावार्थ :- जो मुनि इस लोक में विषयों की अभिलाषा से रहित है व 
परलोक में भी किसी पद की इच्छा नही रखते है, योग्य प्राहदार तथा विहार के 
करने वाले है, कषाय रहित हैं वे ही श्रमण है । 
पंचसमिदों तिगुसों पंचेतियसंदुडो जिदकसाप्ों। 
इंसनणाणधमग्यों सतमजो सो संजदो भणिदों ।!६१-३॥। 
भावार्थ :- जो महात्मा पाच समितियों को पालते है, तीन गृप्ति को 
रखते हैं, पाचो इन्द्रियो को वश में रखने वाले है, कषायो के बिजंयी है तथा 


४८ ] [ सहजसुख-साधन 


सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान से पूर्ण है, सयम को पालने वाले है वे ही श्रमण या 
साध है । 
समसत्तबंधवग्गोी समसुहदुक्खो परसंसणिदसमों । 
समलोट्दुकचणों पुण जीविदमरणे समो समणों ॥६२-२॥ 
भावार्थ - जो शत्रु तथा मित्र वर्ग को समभाव से देखते है । जो सुख 
व दुख में समभाव के धारी है, जो प्रशसा तथा निन्‍्दा किये जाने पर समभाव 
रखते है जो सुवर झौर ककड को एक दृष्टि से देखते है, जिनके जीना तथा 
मरण एक समान है वही श्रमण कहलाते है । 
बंसणणाणच रित्तेसु तोसु जुगव॑ समुद्ठिदों जो दु । 
एयर्गगदोत्ति समदो सामण्णं तस्स परिपुण्णं ॥६३-३॥। 
भावार्थ :- जो महात्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र इन तीन 
भावों मे एक साथ भली प्रकार स्थित होते है व एकाग्र हो जाते है उन्ही के 
साधुपना पूर्ण होता है । 
(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य पचास्तिकाय में कहते है - 
मुणिऊण एतदट्ठ तदणुगमणुज्कदों णिहृदमोहो । 
पसमियरागहोसो हुवदि हृदपरावरों जीवों ॥१०४॥ 
भावार्थ :-- जो कोई जीवादि नव पदार्थों को जानकर उनके अनुसार 
श्राचरण करने का उद्यम करता है श्रौर मोह का क्षय कर डालता है वही जीव 
रागद्वेष के नाश होने पर ससार के पार पहुच जाता है । 
सम्मत्त सहृहर्ण मावाणं तेसिसधिगमों णाण । 
चारित्त समभावों विसयेसु विरूठमग्गाणं ॥१०७॥ 
भावार्थ :- सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित जो रागद्वेष रहित चारित्र 
है वही बुद्धि व योग्यता प्राप्त भव्यो के ल्प्यि मोक्ष का मार्ग है । 
जो सब्वसंगमुकक्‍्को णाण्णमंणों श्रप्पणं सहावेण । 
जाणदि पससदि णियदं सो सगचरियं बरदि जीवो ॥१५८।। 
मावाथ :- जो महात्मा सर्व परिग्रह को त्याग कर व एकाग्र होकर 
अपने श्रात्मा को शुद्ध स्वभावमय देखता जानता है वही नियम से स्वचारित्र 
या निश्चय चारित्र का आचरणा करता है । 


सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य | [ ४५६ 


तहा णिव्युदिकामों राग॑ सवत्य कुणदि मा किचि । 
सो तेण घोदरागो भवियों भवस्तायरं तरदि ॥१७२॥ 
भावार्थ - राग मोक्ष मार्ग मे बाधक है । ऐसा समभकर सर्व इच्छाओ 
को दूर करके जो सर्व पदार्थों में किचित्‌ भी राग नही करता है वही भव्य जीव 
ससारसागर फो तर जाता है । 


(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार मे कहते हैं :- 
ध्रायारादीणाणं जीवादी वंसणं ले विण्णेयं । 
छज्जीवार्ण रक्‍खा भणदि चरिश तु बवहारो ॥२६४।॥ 
झादा खु मज्कमणाणे झ्ादा से दंसणे चरित्त थ। 
श्रादा पच्चवखाणे ध्रादा से संबरे जोगे॥२६५॥ 
भावार्थ - आचाराग श्रादि शास्त्रो का ज्ञान व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । 
जीवादि तत्त्वो का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है, छ काय के प्राणियों की 
रक्षा व्यवहार सम्यकचारित्र है। निश्चय से भेरा ही प्रात्मा सम्यग्द्शन, सम्यर- 
शान व सम्यकचारित्र है | मेरा आत्मा ही त्याग है सवर है व ध्यानरूप है । 


(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशभावना में कहते है .-- 
एयारसदसभेयं धम्मं सम्मसपुव्ययं भणिय । 
सागारणगाराणां उत्तससुहसंपजुस्त हि ॥६८॥ 
भावार्थ :- उत्तम सुख के भोक्ता गणधरो ने श्रावक धर्म ग्यारह प्रति- 
मारूप व सुनि का धर्म दशलक्षण रूप सम्यग्दर्शन पूर्वक कहा है । 
दंसणवयसामाइयपोसहुस स्चित्तरायभस य। 
घम्हारंभपरिग्गहप्मणमणमु हिट्ठ देसविरदेदे ॥६६॥ 
भावार्थ - देशविरत नाम पचम गुणस्थान मे ग्यारह प्रतिमाए या 
श्रेणिया इस प्रकार है :- (१) दर्शन, (२) ब्रत, (३) सामायिक, (४) प्रोषध, 
(५) सचित्त त्याग, (६) रात्रि भुक्ति त्याग, (७) ब्रह्मचयं, (८) झ्रारभ त्याग, 
(६) परियग्रह त्याग, (१०) भ्रनुमति त्याग, (११) उहिष्ट त्याग । 
उत्तमखमामहवज्जवसच्चसउच्स च संजमं चेव । 
लबतागसक्चिण्हूं बम्हा हृदि दसविह होदि ॥७०॥। 


४६० ] [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम झा्जव, उत्तम सत्य, उत्तम 
शौच, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम भ्रकिचन्य, उत्तम ब्रह्मचयें 
ये दश प्रकार मुनि धर्म है । 
णिच्छुयणएण जीवो सागारणगारधम्मदों भिण्णों । 
मज्मत्यमावणाएं सुद्धप्पां चितये. णिच्च ॥८२॥ 
भावार्थ :- निश्चय से यह जीव श्रावक व मुनि धर्म दोनो से भिन्न है। 
इसलिये वीतराग भावना से मात्र शुद्धात्मा का नित्य भ्रनुभव करना चाहिये । 
यही निश्चय सम्यकचारित्र है। 
मोक्खगया जे पुरिसा प्रणाइकालेण बारह्रणवेक्खं। 
परिभाविऊण सम्म पण्मामि पुझो पुश्रो तेसि ।८६।॥ 
भावार्थ :- श्रनादि काल से जितने महापुरुष मोक्ष गए है वे अनित्यादि 


बारह भावनाओं की बारबार भली प्रकार भावना करने से गए है, इसलिये इस 
प्रकार भावनाशो को बार बार नमन करता हू । 
(५) श्री कुन्दकुन्दाचायय चारित्रपाहुब मे कहते है :- 
ज॑ं जाणइ त॑ णाणं ज॑ पिछछद तं चर दंसन भणिय । 
णाणस्स पिच्छियस्स थ समवण्णा होह श्रारित्त ॥३। 
भावार्थ :- जो जानता है सो ज्ञान, जो श्रद्धान करता है वह सम्यग्दर्शन 
कहा गया है । सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्जान के सयोग से चारित्र होता है । 
एए तिण्णि वि भाषा हवंति जींवस्स भ्रककयासेया । 
तिण्हं पि सोहणस्थे जिणभणजियं ठुविह चारिसं ॥।४।। 
भावार्थ - ये तीन ही भाव सम्यग्दर्शन, सम्यग्शञान तथा सम्यक्चारित्र 
जीव के शझ्रक्षय भौर श्रनत स्वभाव हैं। इन्ही की शुद्धता के लिये चारित्र दो 
प्रकार का - सम्यक्त का आचरण तथा सयम का भ्राचरण कहा गया है । 
जारिससमारुढों भ्रप्पासु पर ज॑ ईहुए जाणी। 
पावइ झदरेण सुई झ्रणोबर्म आज जिरछयवों ॥।४३।॥ 
भावार्थ :- जो सम्यग्शानी महात्मा चारित्रवान हैं वे भ्रपने क्‍झ्रात्मा मे 
किसी भी परद्रव्य को नही चाहते हैं । श्र्थात्‌ किसी भी पर वस्तु में रागद्वेष 
नही करते हैं । वे ही ज्ञानी भ्रनुपम मोक्ष सुख को पाते हैं, ऐसा हे भव्य | निए- 
चय से जानो । 


सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य ] [ ४६१ 


(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य श्री बोधपाहुड मे कहते हैं :- 
गिहगंधमोहमुक्ता बाबोसपरीषहा जियकवाया। 
पावारंभ विमुक्का पय्वज्जा एरिसा भणिया ॥४५॥ 
भसावाय् :- दीक्षा वह कही गई है जहां गृह व परिग्रह का व मोह का 
त्याग हो, बाईस परीषहो का सहना हो, कंपायों का विजय हो व पापारभ से 
विमुक्ति हो । 
ससूमिसत थे समा पससणिद्ाप्रलद्विलद्िसमा। 
तणकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ।॥४७॥। 
भावार्थ - जहा शत्रु व मित्र में समभाव है, प्रशसा, निन्‍दा, लाभ व 
गलाभ में समभाव है, तृणा व कचन में समभाव है, वही जैन मुनि दीक्षा कही 
गई है। 
उत्तममज्मिमगेहे वारिहु ईसरे णिरावेक्खा। 
सम्वत्थ गिहिदर्पिडा पव्यज्जा एरिसा भणिया॥४८॥। 
भावार्थ - जहा उत्तम राजमदिरादि व मध्यम घर-सामान्य मनुष्य 
आदि का इनमे कोई विशेष नहीं है। जो धनवान व निर्धन की कोई इच्छा 
नही रखते हैं, सर्व जगह भिक्षा लेते है वही जेन दीक्षा कही गई है । 
णिग्गंथा णिस्संगा णिस्माणासा भराय णिददोसा। 
णिम्मम णिरहूंकारा पवथ्वज्जा एरिसा भणिया ॥४९॥ 
भावार्थ - जो निग्नंथ है, श्रसग है, मान रहित है, प्राशारहित है, मम- 
कार रहित है, अहकार रहित हैं, उन्ही के मुनि दीक्षा कही गई है । 
णिण्णेहा णिल्‍्लोहा णिस्मोहा णिव्वियार णिक्कलुसा । 
णिव्मथ णिरासभावा परण्बश्जा एरिसा भ्रणिया ॥५०॥॥ 
भावषाथ :-- जो स्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोह रहित हैं, निवि- 
कार हैं, क्रोधादि कलूषता से रहित हैं, भय रहित हैं, झाशा रहित है उन्ही के 
जैन दीक्षा कही गई है । 
उबसमलमदमजुत्ता सरोरसंक्कारवज्जिया रक्‍्ला। 
मयरायदोसर हिया पव्वम्जा एरिसा भणिया ॥५२॥ 


४६२ ] ( सहजसुख-साधन 


भावार्थ - जो शांतभाव, क्षमा व इन्द्रिय सयम से युक्त है, शरीर के 
श्र गार से रहित है, उदासीन है, मद व राग व दोष से रहित है उन्हीं के जिन 
दीक्षा कही गई है । 
पसुम हिलसंढसंग॑ कुसीलसंगं ण॑ कुणइ विकहाप्रो । 
सज्फायकाणजुत्ता पव्यज्जा एरिसा भणिया ॥५७॥! 
भावार्थ - जो महात्मा पशु, स्त्री, नपु सक की सगति नही रखते है, 
व्यभिचारी पुरुषो की सगति नही करते है, विकथाए नही कहते हे न सुनते है, 
स्वाध्याय तथा आत्मध्यान मे लीन रहते हे, उन्ही के जिनदीक्षा कही गई है । 
तबवयगुणेहि सुद्धा संजमसम्मत्तगुणघिसुद्धा य। 
सुद्धा गुणेहि सुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५८॥। 
भावार्थ - जो महात्मा बारह तप, पाँच महाब्रत, मूलगुण व उत्तर- 
गुणो से शुद्ध है, सयम व सम्यग्दर्शन गुरों से निर्मेल है व श्रात्मिक गुग्गो से 
शुद्ध है उन्ही के शुद्ध दीक्षा कही गई है । 
(७) कुन्दाकुन्दाचर्य भावपाहुड मे कहते हैं -- 
बाहिरसंगच्याप्रो गिरिसरिदरिकंदराइ झावासों । 
सयलो णाणज्कयणो णिरत्यथश्नो भावरहियाणं ॥८६॥ 
भाषा :-- जिन महात्माओ्रो के भावों मे शुद्धात्मा का श्रनुभव नही है 
उनका बाहरी परिग्रह का त्याग, पर्यत गुफा, नदीतट, कदरा आ्रादि स्थानों मे 
तप करना तथा सर्वे ध्यान व श्रागम का पढना निरथंक है । 
भावविसुद्धिगिमित्त' बारिरगंयसस कोरए चाहे | 
बाहिरचाशो विहलो अब्मंतरगंधजुत्तस्स ॥३।। 
भावार्थ -- बाहरी परिग्रह का त्याग भावो की शुद्धता के निमित्त 
किया जाता है, यदि भीतर परिणामों मे कषाय है या ममत्व है तो बाहरी त्याग 


निष्फल है । ५ 
भावर हिएण सपुरिस अ्णाइकालं अणंतसंसारे । 


गहिउज्मियाइ बहूुसो बाहिरणिरगंयरुवाइ ॥॥७॥। 
भावार्थ :-- शुद्धोपपोगमयी भाव को न पाकर हे भव्यजीव ! तूने 
प्रनादि काल से लगाकर इस भ्रनत ससार मे बहुत बार निग्न॑ न्थरूप धार करके 


छोडा है । 


सम्यकचारित्र शऔर उसका महात्म्य ] [ ४६३ 


भावेण होह लिगी णहु लियी होइ दण्वमित्त ण । 
तस्हा कुणिम्ज भाव कि कीरइ दव्यलिगेण (४८१ 
भावार्थ -- भाव सहित भेषधारी साधु का लिंग हो सकता है, केवल 
द्रव्यालिग से या भेषमात्र से साधु नहीं हो सकता । इसलिये भाव रूप साधपने 
को या शुद्धोपपोग को धारण कर भाव बिना द्रव्यलिग कुछ नही कर सकता है। 
वैहा दिसंगर हिझो माणकसाएँहि सयलपरिचलसों । 
प्रप्पा भ्रष्पस्सि रझ्नो स भावषहिंगी हे साहू ॥५६९॥। 
भावार्थ :- जो साधु शरीर श्रादि की मूर्छा से रहित है, मान कषा- 
यादि से पूर्णपने श्रलग तथा जिसका आत्मा आत्मा मे मगन है वही भावलिगी है। 
जो जीवो भावंतो जोवसहावं सुभावसंजुत्तो । 
सो जरमरणविणामं कुणइ फुड लहुइ णिव्वाण ॥६१॥ 
भावार्थ :-- जो भव्य जीव आत्मा के स्वभाव को जानता हुआझ्ना श्रात्मा 
के स्वभाव की भावना करता है सो जरा मरणा का नाश करता है और प्रगट- 
रूप से निर्वाण को पाता है । 
जे रायसंगजुत्ता जिणभावणर हियदण्वंणिग्गंथा । 
न लहंति ते समाहि बोहि जिणसासणे बिमले ॥॥७२॥ 
भावार्थ - जो केवल द्रव्य से निम्न न्थ हैं भेष साधु का है परन्तु शुद्धों- 
पयोग की भावना से रहित हैं । वे रागी होते हुए इस निर्मेल जिन शासन में 
रत्नत्रय धर्म को व प्लात्म समाधि को नही पा सकते है। 
जे के वि वव्वसवणा इ वियसुहश्ााउला ण छिदंति । 
जिदंति भावसयणा भाणकुठारेहि भवरुक्‍त्रं ॥१२२र॥ 
भावार्थ :-- जो कोई भी द्रव्यलिगी साधु है भर वे इन्द्रियो के सुखो 
मे आकुल है वे संसार के दु खो को नही छेद सकते हैं परन्तु जो भावलिगी साधु 
है, शुद्धोपपोग की भावना करने वाले है वे ध्यानरूपी कुठारता से ससार के दु खो 
के मूल कर्मो को छेद डालते है । 


(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्षपाहुड मे कहते है :- 


जो इच्छइ णिस्सरिहु संसारमहण्णवाउ रहाग्रो । 
कम्मिषणाण डहुणं सो कायइ प्रप्पयं सुद्ध ॥२६॥। 


४६४ ) [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- जो कोई महात्मा भयानक ससाररूपी महान समुद्र से निक- 
लना चाहता है उसे उचित है कि कर्मेरूपी ईन्धन को जलाने के लिये अपने शुद्ध 
प्रात्मा को ध्यावे यही चारित्र है । 
मिष छत्तं भ्रण्णाणं पादं पुण्णं खएवि तिविहेण । 
मोणव्वएण जोई जोयत्यो जोयए भ्रप्पा ॥२८॥। 
भावार्थ - मिथ्यादर्शन, भ्रज्ञान, पुण्य व पाप इन सबको मन, वचन 
काय से त्यागकर योगी योग मे स्थित हो, मौनब्रत के साथ आ्रात्मा का ध्यान 
पक पंश्चमहृव्बयजुत्तो पंचसु समिदीसु तोसु गुत्तीसु । 
रमणतयसजुत्तोी. राणज्कपणं सदा कुणई ॥३ ३॥ 
भावार्थ :- साधु को उचित है कि पाँच महात्रत, पाँच समिति व तीन 
गृप्ति इस तरह तेरह प्रकार के चारित्र से युक्त होकर सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र 
सहित आत्मध्यान तथा शास्त्र पठन इन दो कार्यो मे सदा लगा रहे । 
जं जाणिकण. भोई परिहार कुणइ पुण्णपावाण । 
ते चारित भणिय प्वियष्प कम्मरहिएह ४२१ 
भावार्थ :-- कमंरहित सर्वज्ों ने उसे ही निविकल्प शुद्धोपयोगरूप चारित्र 
कहा है जिसको अनुभव करता हुआ योगी पृण्य तथा पाप बधकारक भावों का 


त्याय कर देवे । 
होऊण विदचरिलों विडसम्मरोण भावियमईशो । 


ऊऋायंतो भ्रप्पाणं- परसपर्य पावए जोई ॥४६॥। 
भावार्थ :- दृढ़ सम्यग्दर्शन से परिपूर्ण योगी दृढ़ चारित्रवान होकर 
यदि श्रात्मा को ध्याता है तो वह परमपद को पाता है । 
शरणं हवबद सथम्मो धम्मो सो हवद अप्पसममावो । 
सो रागरोसरहिशो लीवस्स अ्रणण्णपरिणामों ५०१) 
भावार्थ :- श्रात्मा का धर्म सम्यक्चारित्र है, वह धर्म आत्मा का सम- 
भाव है, वही रागद्वेष रहित श्रात्मा का अपना ही एकाग्र परिणाम है । आ्ात्म- 
स्थ भाव ही समभाव है व वही चारित्र है । 
बाहिरलिंगेण जुदो भ्रध्भंतरलिंगर हियप हियस्मो । 
सो सगलरित्रभटूटों मोकसयहविणासगों साहू ॥६१॥। 


सम्यकूचा रित्र और उसका महात्म्य ] [४६५ 


भावाध - जो साधु बाहरी लिंग या भेष सहित है परन्तु भीतरी 
भावलिंग से रहित है, शुद्ध भाव से शून्य है, वह निश्चय सम्यक्चारित्र से अष्ट 
है तथा मोक्षमार्ग का भाश करने वाला है । 
उठड्शमउफलोपे केई मज्क॑ ण श्हयमेगागी। 
इयमाधणाएं जोई पायंति हूं सासयं ठाणं ॥॥८१)॥। 
भावार्थ - इस ऊध्वं, मध्य व श्रधोलोक में कोई पदार्थ मेरा नही है, 
में एकाकी हूँ । इस भावना से युक्त योगी ही भ्रविनाशी स्थान को पाता है । 
णिच्छुयणयस्स एवं श्रप्पा भ्रप्पस्सि श्रष्षणे सुरदो । 
सो हो दि हु सुचरिलों जोई सो उहूइ णिव्वाण ॥८२॥ 
भावार्थ - निश्चयनय से जो आत्मा अपने श्रात्मा मे श्रपने आ्रात्मा के 
लिये मग्न हो जाता है बही योगी सम्यक्चारित्रवान होता हुआ निर्वाणा को 
पाता है । 


(६) श्री वट्टकेरस्थामी मूलाचार पंचाचार में कहते हैं -- 
पाणिवहमुसावादअदत्तमेहुणप रिर्गहा बिरदी । 
एस चरित्ताधारों पंचविहों होदि णादब्बो ६ १॥ 
भावार्थ - प्राशिवध, मृषाषाद, भ्रदत्तग्रहग, मैथुन, परिग्रह इनसे 
विरक्त होना चारिभाचार पांच तरह का जानना चाहिये, । 
सरवासेहि पहंतेह अह दिदकबणो ण॑ भिम्जदी सरेहि। 
तह समिदीहि ण लिप्पए साहू काएसु इरिमंतो ॥१३१॥ 
भावार्थ :- जैसे संग्राम मे दढ कवच पहरे हुए सिपाही सैकडो बाग्गों 
के पडने पर भी बागगो से नही भिदता है बेसे साधु ईर्या समिति श्रादि से कार्य 
सावधानी से करता हुझा पापों से लिप्त नही होता है । 
खेसध्स थई णयपरस्स खाइया प्रहव होह पायारो । 
तह पावसय णिरोहो ताप्रो गुत्तीउ साहुस्स ॥१३७॥ 
भावार्थ :-- जैसे खेत फी रक्षा फो बाड होती है व नगर की रक्षा को 
खाई व फोट होता है, बसे साधु के सीन गुप्तियाँ पापो से बच्चाने वाली है । 


(१०) श्री वट्रकेरस्थामी मूलाचार पड़ावश्यक मे कहते है :-- 


४६६ ] ( सहजसुख-साधने 


सामाइयहि दु कदे समणो इर साथझो हथदि जहा । 
एदेज कारणेज  दु बहूसो सामाहय कुम्जा |।३४।॥। 
भावार्थ :- सामायिक ही करने से वास्तव में साधु या श्रावक होता है 
इसीलिये सामायिक को बहुत बार करना चाहिये ! 


पोराणय कस्मरयं चरिया रिरां करेदि जरमाणों । 
णजवकम्मं णज य बंधदि चरिर्तविण ओशि णादस्थों ॥६०।॥। 
भावार्थ - जो सम्यकचारित्र पालने का उद्यम करता है उसके पुरामे 
कर्म मडते जाते हैं व नए कर्म नही बनते हैं । चारित्र का प्रेम से पालन ही चारित्र 
विनय है । 


(११) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार भ्रनगारभावना मे कहते है -- 
वसुथम्मि वि विहर॑ंता पीड ण़ करेंति कस्सइ कयाई । 
जोवेस_ दयावण्णा साया जह पृत्तमंडेंसु ॥२२॥ 
भावार्थ - साधुजन पृथ्वी मे विहार करते हुए किसी को भी कभी भी 
पीडा नही देते है । वे सर्वे जीवों पर ऐसी दया रखते हैं, जैसे माता का प्रेम 
पुन्र पुत्री भ्रादि पर होता है । 
देहे जिरावियक्सा झ्ृप्पाणं दमरई दमेसाणा। 
पघिविषग्गहपम्ग हिंदा छिंदंति भजस्स सूलाइ ॥४३॥ 
भावार्थ - साधुजन शरीर में ममत्व न रखते हुए, इन्द्रियो को निग्नह 
करते हुए, भ्रपने झ्रात्मा को वश मे रखते हुए, धैर्य को धारते हुए, ससार के 
मूल कर्मों का छेदन करते हैं । १ 
झवक्षोसकसणमेरं भु लंति सुणी पाणधारणणिमित्तं । 
पाणं धम्ममिशं॑ बम्से पि चरंति मोक्सट्र ॥४९॥ 
भावार्थ :- जैसे गाडी के पहिये मे तेल देकर रक्षा की जाती है वंसे 
मुनिगण प्राणो की रक्षार्थ भोजन करते है, प्राणों को धर्म के निमित्त रखते हूं, 
धर्म को मोक्ष के अर्थ श्राचरण करते हे । 


पंचमहवब्ययभारी पंचसु समिदीसु संजदा धोरा । 
पंजिदियत्वविरदा पंचसगइमस्गया सबणा ॥१०४५॥। 


सम्यक्चारित्र भौर उसका महात्म्य [४६७ 


भावार्थ “- जो साधु पांच महात्रत के पालने वाले हे, पांच समितियों 
में प्रवर्तने वाले है, धीर वीर हैं, पांचों इल्द्रियों के बिषयो से बिरक्त हे वे हो 
पंत्रमगति जो मोक्ष उसके भ्रधिकारी हैं । 
(१२) श्री बट्टके रस्वामी मूलाचार समयसार में कहते हे -- 
भिक्‍ख चर बस रण्णे थोव॑ जेमेहि मा बहू अंप । 
हुक्खं सह जिण णिद्दा मेरि भावेहि सुटूदु वेरग्शं ॥४।॥ 
भ्रभ्यवहारी एक्को फाणे एफ्गमणों भव णिराश्यो। | 
सत्तकसायपरिष्गह पयरसचेदटों धसंगो थय।॥।५।॥। 
भावार्थ - आचाये शिष्यो को चारितन्र के पालने का उपदेश देते हे । 
भिक्षा से भोजन कर, बन में रह, थोडा जीम, दु खो को सह, निद्रा को जीत, 
मैत्री और बेराग्यभावना को भले विचार कर, लोक व्यवहार न कर, एकाकी 
रह, ध्यान में एकाग्रमन हो, श्रारम्भ मत कर, कषायरूपी परिग्रह का त्याग कर, 
उद्योगी हो, असंग रह भ्रथोत्‌ निर्मोह रह या आत्मस्थ रह । 
थोवह्धि सिषखदे जिणई बहुसुदं भो चरित्तसंपण्णो । 
जो पुण चरित्तहीणो कि तस्स सुदेण बहुएण ।।६।। 
भावार्थ - थोड़ा शास्त्रज्ञ हो या बहु शास्त्रज्ञ हो जो चारित्र से पूर्ण 
है बही संसार को जीतता है । जो चारित्र रहित है, उसके बहुतशास्त्रो के जानने 
से क्‍या लाभ है ? मुख्य सच्चे सुख का साधन श्रात्मानुभव है । 
सब्बं पि हु सुदणाणं सुट्दु मुगुणिद पि सुदृदु पढ़िंतं पि। 
समण भद्‌ठयरिसंं ण॒ हु सक्‍को सरगइ णेदु ॥१४॥ 
जदि पडदि दोवहत्थो झवड़े कि कुणदि तस्स सो दीयो। 
जदि सिविश्वऊण पअ्रणयं करेदि कि तह्स सिक्‍फल ।॥॥१४॥ 
भावा्ध - जो कोई साध्‌ बहुत शास्त्र को जानता है, बहुत शास्त्रो का 
प्रनुभवी हो ब बहुत शास्त्री को पढने बाला हो तो भी यदि वह चारित्र से 
भ्रप्ट है तो बह सुगति को नही पा सकता है । यदि कोई दीप को हाथ*मे रख- 
कर भी कुमार्ग मे जाकर कूप मे गिर पड़ें तो उसका दीपक रखना निष्फल है 
बसे ही जो शास्त्री को सीखकर भी चारित्र को भग करता है उसको शिक्षा 
देने का कोई फल नही है । 


डंई८ ] ( सहजसु ख-साधत 


जो कप्पदि बिरदाणं विरदोगमुबासयहि। चेहु दु । 
तत्यथ. जिसेज्जउबट्टणसम्कायाहा रदोस रणे ॥६१॥ 
मावार्थ - साधुओं को साध्वियो के (आयिकाओो के) उपाश्रय में 
ठहरना उचित नही है । न तो उन्हे वहा बेठना चाहिये, न सोना चाहिये, न 
स्वाध्याय करना चाहिये, न साथ प्राहार करना चाहिये, न प्रतिक्रमरणादि 
करना चाहिये । 
भावबिररों वु बिरदों ण वष्यविरदसत्स सुष्गई होई। 
विसयवणरसलोलो धरियव्यों तेज मणहत्यी ॥१०४।॥। 
भावार्थ - जो ग्रतरग भावों से विरक्त है वही भावलिगी साध है । 
जो केवल बाहरी द्रव्यो से विरक्त है, ग्रन्तरग रागद्वेषादि का त्यागी नही है, 
उस द्रव्यलिगी साधु को सु्गात कभी नहीं होगी । इसलिये पाचो इन्द्रियो के 
विषयो में रमने वाले मन रूपी हाथी को सदा बाधकर रखना चाहिये । 
जदं॑ चरे जबं चट् जदमासे जब सये। 
जद भुजेज्ज भासेज्ज एवं. पायं ण बज्भइ ॥१२२॥। 
जद तु चरमाणस्स , दयापेहुस्स भिक्‍खुणों। 
णजयं जज वज्कदे कम्म॑ पोराणं चर विधूयदि ॥१२३॥ 
भावाय - हे साधु ! यत्न पूर्वक देखके चल, यत्न से ब्रत पाल, यत्न से 
भूमि शोधकर बेठ, यत्न से शबन कर, यत्न से निर्दोष आहार कर यत्नपूर्वक 
सत्य वचन बोल, इस तरह बततंन से तु्े पाप का बन्ध न होगा । जो दयावान 
साधु यत्नपूर्वक पभ्राचरण करता है उसके नए पापकर्म का बन्ध नही होता है 
झ्रौर पुरातन कर्म भडता है । 


(१३) श्री समन्तभद्राचार्य स्वयम्भूस्तोत्र मे कहते हैं -- 
प्रपत्यविसोस्तरलोकतृष्णया तपस्विन' केशन कर्म कुर्बते। 
भवान्युनजंन्मजरा जिहासया त्रयीं प्रवर्ति शम्रधोरवास्णात्‌ ॥४६।॥ 

भावार्थ - अज्ञानी कितने तपस्वी पुत्र, धन ब परलोक की तृष्णा के 

वश तप करते हे परन्तु हे शीतलनाथ ! झापने जन्म जरा मरण रोग के दूर 
करने के लिये मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोंककर बीतरागरभाव की 
प्राप्ति की । 


सम्यकचारित्र और उसका महात्म्य [ ४६६ 


परिश्ममास्थुभेयवी खिमालिनी त्वया स्वतृष्णास रिदार्य शो धिता । 
असंगधर्माकंगभस्तितेजसा परं॑ ततो निव्‌ तिधाम तावकम्‌ ६८७ 
भावार्थ :- हे अनतनाथ ! झ्रापने असग धर्म श्र्थात्‌ ममत्वरहित वीत- 
राग धर्मरूपी सूर्य के तेज से भ्रपनी तृष्णारूपी नदी को सुखा डाला । इस नदी मे 
ग्रारभ करने की ग्राकुलतारूप जल भरा है तथा भय की तरगें उठ रही हूँ इस- 
लिये आपका तेज मोक्षरूप है । 
बाह्य तपः परमदृश्चरमाचरंस्त्वसाध्यात्मिकस्य तपसः परिय हणा्थम्‌ । 
ध्यान निरस्य कलुषद्र॒यपुत्तरस्मिन ध्यानद्ये बबतिषेषतिशयोपपन्ने ॥।८२॥। 
मावार्थ :-- हे कुन्थुताथ भगवान ! आपने झ्रात्मध्यानरूपी आभ्यतर 
तप की वृद्धि के लिये ही उपवास आ्ादि बाहरी तप बहुत ही दुधंर प्राचरण 
किया था तथा प्रार्तरौद्र दो खोटे ध्यानों को दूर कर आप श्रतिशय पूर्ण धर्मे- 
ध्यान और शुक्लध्यान में वर्तन करते हुए । 
दुरितमलकलकमध्टक॑ निरुफमयोगबलेम सिर्दहन्‌ । 
अभववभवसोल्यवान्‌ भवान्‌ भवतु समापि भवोपशांतये ॥११५॥ 
भावार्थ .- हे मुनिसुत्रतनाथ !' आपने प्रनुपम योगाभ्यास के बल से 
ग्राठो कर्मो के महा मलीनकलक को जला डाला तथा झाप मोक्षसुख के भ्रधि- 
कारी हो गए । श्राप मेरे भी ससार के नाश के लिये कारण हो ! 
प्रहिसा भूतानाँ जगति बिदितं ब्रह्म परम 
ने सातत्रारस्भोस्त्यणुरपि श्र ग्रश्राक्रम विधों । 
ततस्त त्विद्ध्यर्थ' परमकरुणो प्रस्थमुभय॑ 
भवानेवाश्याक्षीम जे विकृतवेषोपधिरतः ॥११६॥। 
भावार्थ - सर्व प्रारियों पर भ्रहिसामयी भाव को ही जगत में परम 
ब्रह्म भाव कहते है । जिसके आश्रम मे जरासा भी आ्रारम्भ है वहा भ्रहिसा नहीं 
रहती है । इसलिए हे नमिनाथ | आप बडे दयालु है, आपने भ्रहिसा ही के 
लिए भीतरी बाहरी परिणग्रह का त्याग कर दिया और झ्राप विकारी भेषो मे रत 
न हुए । 
(१४) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कहते है - 
मोहतिमसिरापह्रणे दहंगलाभादवाप्तर्सलान: । 
रागढ बनिवृत्ये चरण प्रतिपद्यते साथु:॥४७॥। 


चल 


४७० ] [ सहजसुल-साधन 


भावार्थ :- मिथ्यादर्शन के श्रव्धकार के मिटने से सम्यग्दर्शन तथा 
सम्यग्शॉत के लाभ हो जाने पर साधु रागद्वेष को दूर करने के लिये चारित्र को 


पालते है । 
हिलसानृतचोयेंस्पो मेभुनसेवापरिप्रहाम्यां वे । 


वापत्रणा लिकास्यो विरति, संज्स्य जारित्रम्‌ू ।४६॥। 
भाधार्थ :- पाप कर्म के आने की मोरियां - पांच ग्रशुभकर्म की सेवा 
है - हिसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इनका त्याग करता सम्यग्ज्ञानी 


के चारित्र है । 
सकल विकल॑ चरण तत्सकर्ल सर्वसहुविरतानाम्‌ । 


अनगाराणां विकलसागाराणां ससझूुनाम्‌ ॥५०॥। 
भावार्थ :- चारित्र दों प्रकार का है - सकल और विकल । सर्व सग 
से रहित साधुझो के लिये सकल चारित्र है या महाव्रत है। सग सहित गृहस्थों 
के लिये विकल चारित्र या भ्रणव्रतरूपखारित्र है। 
गुहिणां त्रेधा तिष्ठत्याणुगुणशिक्षात्रतात्मक चरणम्‌ । 
पशुच जिचतुर्भेदे श्र... यधासद्भूयमास्यातम्‌ ।४१॥ 
भावार्थ :- गृहस्थियों का चारित्र तीम प्रकार का है - पांच भणाुन्नत, 
तीन गुणाव्रत तथा चार शिक्षात्रत । 
क्रायकपदाति वेवैरेकाबश देशितानि पेदु छल । 
श्वगुणाः पुर्वगुणैः सह संतिध्ठप्ते कमविधुद्धा' ॥१६६।। 
भाषार्थ :- श्री गणधरादि देवों ने श्रावकों के ग्यारह पद (प्रतिमाए ) 
बनाये हैं । हरएक पद में प्रपने चारित्र के साथ पूर्व के पद का चारित्र क्रम से 
बढ़ता रहता है| जितना २ भागे पद में जाता है पहला चारित्र रहता है और 
भ्रधिक बढ़ जाता है । 


(१५) श्री शिवकोटि श्राचार्य भगवती आराधना में कहते हैं -- 
बाहिरतवेण होदि हु, सब्या सुहुलीलता परिच्चत्ता । 
सत्लिहिदं॑थ सरोर॑, ठविदों भ्रष्पा य संवेगे ॥२४२॥! 
वंताणि इ दियाणि व, समाधिजोगा य फांसिया होंति । 


प्रणिगृहिदवी रियल, जीविदतण्हा थे थो छिण्णा ॥२४३॥। 


सम्यहवा रित्र और उसका महात्म्य ] [ ४७१ 


भावार्थ '-- उपवास ऊनोदर श्रादि बाहरी तप के साधन करने से सुखिया 
रहने का स्वभाव दूर होता है । शरीर मे कृशता होती है । ससार देह भोगो से 
दैराग्यभाव आत्मा मे जमता है। पाचो /इन्द्रिया वश में होती हैं, समाधि -- 
योगाभ्यास की सिद्धि होती है, अपने आत्मबल का प्रकाश होता है, जीवन की 
तृप्णा का छेद होता है । 
णत्यि प्रणदो श्रप्पं, श्रायासादो अ्रणूणयं णत्यि । 
जहू तह जाण महल्ल, ण वयमहिसासयं झत्यि ॥७८७॥। 
जह पव्वएसु मेरु, उच्चाधो होइ सब्वलोयस्मि । 
तह जाणसु उत्चाय सौलसु बदेसु य अहिसा ७८५१ 
भावार्थ - जैसे परमार से छोटा नही है और आकाश से कोई बडा 
नही है तैसे ग्र/या के समान महान अत नही है जैसे लोक मे सबसे ऊचा मेरु 
पर्वत है दंसे सर्व गोलो भे व सर्व थ्तों मे अहिसाग्रत ऊँचा है । 
सब्वग्गधदिमुक्दो, सीदीमुरों पसण्णचित्तो य। 
ज॑ पायइ पीइसुहं, ण चश्कव्ट्टी वि त॑ लहुदि ॥११८२॥ 
रागविवागसत्तण्हा-, इतिद्धिभ्रवितिति चक्कब ट्विसुहं । 
णिस्संग णिव्युसुह-, सस कहूँ प्ररधद प्रणंतमाग पि॥११८३।) 
भाधार्थ :-- जो महात्मा सर्व परिग्रह रहित है, शांतचित्त है व प्रसन्न- 
बिल है उसको जो सुख प्रौर प्रेम प्राप्त होता है उसको चक्रवर्ती भी नहीं पा 
सकता है । चक्रवर्ती का सुख राग क्रह्वित तृष्णा सहित व बहुत गृद्धता सहित 
है व तृप्ति रहित है जबकि प्रसंग महात्माश्रो को जो स्वाधीन भ्रात्मिक सुख है 
उसका प्रनतवाँ भाग भी सुख चक्री को नहीं है । 
इ दियकसायथसगो, वहुस्सुदो वि चरणे ण उज्यमदि । 
पक्सी व णिण्णपक्लो, ण उत्पददि इच्छुमाणों थि।॥।१३४३।॥। 
भावार्थ - जो कोई बहुत शास्त्रो का ज्ञाता भी है, परन्तु पाच इन्द्रियो 
के विषयो के व कषायो के प्रधीन है वह सम्यक्चारित्र का उद्यम नहीं कर 
सकता है । जैसे पल रहित पक्षी इच्छा करते हुए भी उड़ नहीं सकता है । 
जासदि य सर्ग बहुगं, पि णाणमिवियकसाथसब्निस्स । 
विससंस्मिसिद बुद्ध, शस्सदि जश्न सकक्‍कराकड़िंद ॥।१३४४।॥ 


४७२ | [| धहजसुख-साधन 


भावाथ “-- इन्द्रिय विषय और कषायों से मिला हुआ बहुत बडा ज्ञान 
नाश हो जाता है जैसे मिश्री मिलाकर झौटाया हुआ दूध भी विष के मिलने से 
नष्ट दो जाता है । 
भ्रभ्भतरक्षोधीए, सुद्ध' णियमेत्र बाहिर करणं। 
भ्रम्भतरदोसेण हु, कुणदि णरों आाहिर॑ बोस ॥१३५०।! 
भावार्थ :-- अतरग झात्मा से परिशामों की शुद्धता से बाहरी क्रिया 
की शुद्धता नियम से होती है। भीतर भावों मे दोष होने से ममुष्य बाहर भी 
दोषो की करता है । 
होइ सुतवों य दीबो, भ्रण्णाणवर्ंधयारश्वारित्स । 
सन्बाबत्यासु तबो, बट्टदे थम पिदा थ पुरिसस्स ॥।|१४६६। 
भावार्थ -- भ्रज्ञान रूपी अन्धेरे मे चलते हुए उत्तम तप ही दीपक है । 
सर्व ही ग्रबस्था मे यह तप प्राणियों के लिये पिता के समान रक्षा करता है । 
रक्‍खा भएसु सुतवो, प्रब्भुदयाणं से झ्ागरों सुतवों । 
णिस्सेशो होह शबो, भ्रक्लेयतोक्सस्स मोक्खस्स ॥।१४७१९॥ 
भावार्थ :- भयो से रक्षा करमे वाला एक तप ही हैं । उत्तम तप सर्व 
ऐश्थर्यों की खान है । यही भात्मानुभव रूपी तप मोक्ष के प्रबिनाशी सूख पर 
पहुंचने की सीढ़ी है। 
ते णत्यि ज॑ ण लब्भई, तबसा सम्मंकएण पुरिसस्स । 
भ्रस्गोव तर्ण जलिउ, कम्मतणं डइहुदि य तबगर्गी १४७ २।। 
भावार्थ :-- जगत में ऐसी कोई उत्तम बस्तु नही है जो सम्यक्‌ तप करने 
वाले पुरुष दो प्राप्त न होवे जैसे भ्रग्नि तृण को जला देती है बैसे तपरूपी 
भ्रग्ति कर्मरूपी तृणों को जला देती है । 
जिदरागों जिददोसो जशिदिदिशों जिंदभशों जिश्कसाम्रों । 
शदिभ्ररदिमोहमहजणो फाणोबगग्मों सदा होइ ॥१६६८॥ 
भावार्थ :- जिसने राग को जीता है, द्वेष को जीता है, इम्द्रियों को 
जोता है, भय को जीता है, कषायों को जीता है, रति श्ररति व मोहभाव को 
जिसने नाश किया है, वही पुरुष सदाकाल ध्यान में उपयुक्त रह सकता है । 


सम्यकृबारित्र और उसका महात्म्य ] [ ४७३ 


(१६) श्री पृज्यपादस्वामी समाधिशतक में कहते है - 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्थ चिस॑ अ्रदयाचला घृति:। 
तस्य नेकान्तिकी सुक्तियेसथ ना यत्यचला घृति ॥७१।॥ 
भावार्थ :-- जिसके चित्त मे निष्कम्प आत्मा मे थिरता है उत्ती को मोक्ष 
का लाभ होता है । जिसके चित में ऐसा निश्चल धैर्य नहीं है उसको मुक्ति 
प्राप्त नही हो सकती है । 
जनेम्यो बाक तत* स्पन्दों मनसश्चित्तविश्वमा:। 
भवन्ति तस्मात्संसं जनैयोंगी ततस्त्यजेल्‌ ॥७२१। 
भावार्थ - मानवो से वार्ता करने से मन की चचलता होती है जिससे 
मन में भ्रनेक विकलत रूप व भ्रम पैदा होता है, ऐसा जानकर योगी मानवों 
की सगति छोड । 
भ्रपुण्यमवते:. पृष्य ब्रतेमेक्षस्तयोव्यंय. । 
ब्रश्नतानीव मोक्षार्थोी व्रतान्यवि ततस्त्यजेत्‌ ॥।८३॥ 
भावार्थ - हिसादि पापो से पाप का बन्ध होता है । जीवदया आरादि 
व्रतो से पुण्य बन्ध होता है । मोक्ष तो पृण्य पाप के नाश से होता है । इसलिये 
मोक्षार्थी जंसे हिसादि पाच श्रत्रतो को छोडता है बंसे वह अभ्रहिसादि पाच ब्रतो 
के पालभे का भी विकल्प छोड देता है । 


झत्रतामि परित्यज्य ब्तेषु परिनिष्ठितः । 
व्यजेसान्यपि सम्प्राप्य परमं पंदसात्मन' ॥८४॥ 
भावार्थ - ज्ञानी जीव पहले अ्रञग्मतो को छोडकर अहिसादि गब्रतो में 
अपने को जमाता है। पश्चात्‌ श्लात्मा का श्रेष्ठ निविकल्प पद पाकर क्षतो को 
भी छोड देता है भ्रर्थात्‌ अतो के पालने का ममत्व भी उसके छुट जाता हैँ । 


(१७) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन मे कहते हे :-- 
अधीत्य सकल शर्त जचिरम॒ुपास्य घोरं तपो। 
पदोच्छुति फल तयोरिह्र हि लाभपूजादिकम्‌ ॥ 
छिनत्सि सुतपस्तरो:  प्रसवमेद  शुन्याध्य:ः 
कथं॑ समुपलप्स्यसे सुरससस्य पक्‍वें फलम्‌ ॥१८६।। 


४७४ ] [ सहजसुल-साधन 


भावार्थ - स्व शास्त्रों को पढ़कर तथा दी्घ काल तक घोर तप साधन 
कर यदि तू शास्त्र ज्ञान और तप का फल इस लोक में लाभ बडाई झादि 
चाहता है तो तू विवेक शून्य होकर सुन्दर तपरूपी वृक्ष के फूल को ही वोड 
डालता है । तब तू उस वृक्ष के मोक्ष रूपी पक्के फल को कंसे पा सकेगा ? तप 
का फल मोक्ष हे यही भावना कतंव्य है । 
तथा श्रुतमधाष्य हश्व विहलोकपंक्ति विना 
शरोरभपि शोषय प्रथितकायसंक्लेदने: । 
कथाय विषय द्धियो विजय ते तथा दुजंयान्‌ 
दाम॑ हिं फलमामनग्ति मुनयस्तप झास्त्रयो: ॥१६०॥। 
भावार्थ - हे भव्य ! तू इस लोक मे लोगो की सगति बिना शास्त्रों 
को ऐसा पढ़ व महान कायक्लेश तप से शरीर को भी ऐसा शोष जिससे तू 
दुर्जय कधाय और विषय रूपी वेरी को विजय कर सके क्योकि महामुनि तप व 
शास्त्र का फल शातभाव को ही मानते है। 
विधयविरति: संगत्यागः कवायबिनिग्रह: । 
हामयभद्मास्तस्वास्यासस्तपचचरणोहमः । 
नियसितसलोदुत्तिर्भ स्तिणिनेषु॒. दयालुता 
भवति कृतिन: संसाराश्येस्तटे मिकटे सति ॥२२४।॥। 
भावारय :- ससार समुद्र का तट निकट होते हुए विवेक पृण्यात्मा जीव 
को इतनी बातों की प्राप्ति होती है.- (१) इन्द्रियों के विषय में विरक्तभाव, 
(२) परिग्रह का त्याग, (३) कषायो का जीतना, (४) शांतभाव, (५) 
ग्राजन्म भ्रहिसादि अ्रत पालन, (६) इन्द्रियों का निरोध, (७) तत्व का प्रभ्यांस, 
(८) तप का उद्यम, (६) मन की वृत्ति का निरोध, (१०) जिनेन्द्र मे भक्ति, 
(१६) जीवो पर दया । 
निर्वत्ति भावयेधाव चत्रिवस्य तदभावतः । 
मे बस्तिनं निवशिकय सदेजपदमव्ययम्‌ ॥२३६॥। 
भावार्थ -- जब तक छोडने लायक मन वचन काय का सम्बन्ध है तब 
तक पर से निवृत्ति की या वीतरागता की भावना करनी चाहिये । जब पर 
पदार्थ से सम्बन्ध न रहा तब वहा न॒वृत्ति का विकल्‍प है प्रौर न निवृत्ति 
का विकल्प है, वही आत्मा का अविनाश पद है । 


धम्पक्चा रित्र श्रौर उसका महात्म्य ] [ ४७५ 


रागइ थो प्रवुत्तिः स्पाच्निव त्तिस्‍्त जिवेधनस्‌ । 
तो भर बाह्याघंसम्बन्धी तस्मात्तांइज परिश्यजेत्‌ २३७॥ 
भाधा्थ - राग द्वेष होना ही प्रवृत्ति है। उन्हीं का न होना निवृत्ति 
है| ये रागद्वेष बाहरी पदार्थों के सम्बन्ध से होते है, इसलिये बाहरी पदार्थो का 
त्याग करना योग्य है । 
सुर बु:अं वात्यादिहं विहितकर्सोदयवशात्‌ 
कुतः प्रीतिस्ताप' कुत इति विकल्पाद्यदि भवेत्‌ । 
उदासीनस्तस्थ प्रगमलितयुराणं न हि नद 
समारकन्दत्येष स्फुरलतिसुविदरधो सणिरिव ॥॥२६३॥। 
भावार्थ :- भ्रपने ही किये हुए कर्मों के उदय के वश से जब सुख या 
दुख होता है तब उनमे हर्ष या विषाद करना किस लिये ? ऐसा विचार कर 
जो रागढ्व प न करके उदासीन रहते है उनके पुरातन कर्म भड जाते है श्रौर नए 
नही बँधते है। ऐसे ज्ञानी तपस्वी महामणि की तरह सदा प्रकाशमान रहते हूं । 
(१८) श्री भ्रमृतचन्द्राचार्य पुरुषा्थं सिद्ध भू पाय मे कहते हे - 
चारित्रं भवति यतः समस्तसावशयोगपरिहरणात्‌ । 
सकलकपषाय विमुक्तः विशववमुदासीनसात्मरूष॑ तत्‌ ॥३६।। 
भावार्थ :-- सर्व पाप सम्बन्धी मन, बचत, काय की प्रवृत्ति का त्याग 
व्यवहार सम्यक्चारित्र है । निश्चय सम्पक्चारित्र सर्व कधायों से रहित, बीत- 
रागमय, स्पष्ट भ्रात्मा के स्वरूप का प्रतुभव है प्रर्थात्‌ श्रात्मा रूप ही है । 
हिसातोधभुतबचनतात्स्तेयादशहात परिपरहतः । 
कात्स्प्पेकदेश बरतैइआारिज्र जायते द्विविधम्‌ ।।४०।॥। 
सावार्थ - चारित्र दो प्रकार का हे - हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, परि- 
ग्रह इत पाच पापो से पूर्णतया विरक्त होना महाअ्तरूप चारित्र हें तथा इन 
पापो से एकदेश विरक्त होना श्रणअ्रतरूप चारित्र हैं। 
निरतः कात्स्प्थेनिश्वतो भवति यतिः समयसारमूतोप्यम । , 
या स्वेकदेशविरतिनिस्तस्तस्पामुपासकों भवति ॥४१॥ 
भावार्थ “-- पाचो पापों से बिलकुल छूट जाने पर जब यह आत्मा समय 
सार या शुद्धानुभव रूप होता हैँ तब बही यत्ति या साधु हे जो इनके एकदेश 
त्याग में रत है। उसको श्रावक कहते हूँ । 


४७६ ] [ सहजसुल-साधन 


ब्रात्मपरिणामाहुसनहेतुत्वात्सवंमेव हिसेतत्‌ । 
झनतवबचना विकेवलभुदाहुत॑ शिष्पत्ोधाय ॥४२॥ 
भावार्थ -- हिंसादि पाचों ही पापो में श्रात्मा के शुद्ध भावों की हिसा 
होती है, इसलिये ये सबही हिसा में ग्रभित हें | भ्रनुतवचन चोरी आदि चार 
पापो के नाम उदाहरण रूप शिष्यों के समभाने के लिये हें । 
पत्सलु कवाययोगात्पराणानां द्रब्यभावरूपाणास्‌ । 
व्यपरोपणस्थ करण॑ सुनिइ्णता भवसि सा हिसा ।॥।४ २॥। 
भावार्थ - जो क्रोधादि कषाय सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति से 
भावप्राण और द्॒व्यप्राणों का वियोग करना व उनको कष्ट पहुंचाना वास्तव 
मे हिसा है । 
प्रभरादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । 
तेषामेबोत्पत्तिहिसिति जिनांगसस्य सक्षेप ॥ड४॥॥ 
भावार्ं - अपने परिणामों मे रागादि भावों का प्रगट न होने देना 
वही अहिसा है और उन्ही का प्रगट होना सो ही हिसा है। यह जिनागम का 
सार है । 
येनांदेन चरित्र तेनांशिनास्य बन्धरन नास्ति। 
पेनाशिन तु रागस्तेनांशेनास्य अन्धनं सवति ॥२१४।॥। 
भावार्थ - जितने भ्रश परिणाम मे वीतरागरूप चारित्रगुण प्रगट होता 
है उतने ग्रश वह गण बन्ध नही करता है । उसी के साथ जितना अश राग 
रहता है उतना गश्रश बन्ध होता है । 


(१६) श्री ग्रमुतचन्द्राचायं समयसार कलश में कहते है -- 
स्पाद्ादकोदालसु निवप्च लसंयमार्म्या यो भावयत्वह रह: स्वमिहोपपुक्त । 
झानक्रियानयपरस्परतोद्रमेत्रोपात्रीकृतः श्रदति भूमिसिसमां स एकः ॥४-१२॥ 
सावाध :-- जो कोई ज्ञानी स्याद्वादनय के ज्ञान में कुशल है और सयम 
के पालने मे निश्चल है श्रौर निरंतर भ्रपने आत्मा को तल्‍लीन होकर ध्याता है 
बही एक आत्मझान और चारित्र दोनो के साथ परस्पर तीक्न मंत्री करता हुआ 
इस एक शुद्धोपयोगी भूमि को प्राप्त करता है जो मोक्षमार्ग और कर्मनाशक है । 


सम्यक्चा रित्र और उसका महात्म्य ] [४७७ 


चिआत्मश क्तिसमुदायमयो5्यमात्मा सक्ः प्रणश्यति नदेक्षणलण्ड्पमानः । 
तस्मादखण्डम निराकृतज़ण्डमेकमेकान्तशाम्तसमचल॑ लिए महोस्मि ॥७-१२॥ 
भावार्थ -- यह आत्मा नानाप्रकार की शक्तियों का समुदाय है । यदि 
इसको एक एक भ्रपेक्षा से खड॒ रूप देखा जाय तो इसका वास्तविक स्वरूप ही 
नष्ट हो जाता है । इसलिये भेद रहते हुए भी में अपने को भ्रभेदरूप अ्रखड एक 
परम शात निश्चल चैतन्य ज्योतिरूप अनुभव करता हूँ । यही सम्यक्चारित्र है। 


(२०) श्री प्रमितगति आचार्य तत्वभावना में कहते है :- 
फासक्रोध विषादसत्परमदद् धप्रमादादिभि: । 
शुद्धध्यान विवुद्धका रिमनस. स्थेये यतः क्षिप्यते ॥॥ 
का ठिन्य परितापदानचलतुरेहेम्नो हुताहरिव । 
त्याज्या ध्यायविधायिभिस्तत हमे कामादयों दूरत ॥॥५३॥। 
भावार्थ :- क्योकि काम, क्रोध, विषाद, ईर्ष्या, मद, द्वेष, प्रमाद आदि 
दोषों के होने पर शुद्ध ग्रात्मध्यान को बढानेवाली मन की स्थिरता बिगड जाती 
है इसलिये जैसे तापकारी भ्रग्नि की ज्वालाओों से सुबर्ण की कठिनता मिटादी 
जाती है उसी तरह आत्मा के ध्यान करने वालो को उचित है कि वे इन 
कामादि विकारो को दूर से ही त्याग करे । 
स्वात्मारो पितशोलेसयमभरास्त्यक्तास्यसा ह।य्यका: । 
कायेनापि विलक्षमाणहुदया. साहाोवक कु्वता।॥। 
सप्पंते परदुष्कर॑ गुरुसपस्तत्रापि ये निस्पृहा | 
जन्मारण्यमतीत्य मुरिभयद गच्छति ते निर्वे तिम्‌ ॥८६।॥। 
भावार्थ :-- जो अपने मे शील व सयम के भार को रखते है, परपदार्थ 
की सहायता त्याभ चुके है, जिनका मन शरोर से भी रागरहित है तथापि उस 
की सहायता से जो बहुत कठिन तप करते है तो भी जिनके भोतर कोई कामना 
नही है वे ही इस भयभीत ससार वन को उललघकर मोक्ष को चले जाते है ! 
पूर्थ कर्म करोति दु समशुभ॑ सोख्यं शुभ निमितम्‌ । 
विज्ञायेत्यशुभ॑ निहंतु मनसो ये पोषयंले तपः। 
जायंते शमसंयमेक निधयस्ते दुलंभा योपिनो। 
ये स्वश्नोभमकमंनादानपरास्तेषां किमश्रोच्यते ॥६०॥ 


हल. | [ सहजसुख-साधन 


भावार्थ :- पूर्व बांधा हुमा प्रशुभकर्म उदय मे भ्राकर दुख पेंदा करता 
है तथा शुभ कर्म सुख को पैदा करता है । ऐसा जानकर जो महात्मा प्रशुभकर्म 
को क्षय करने के लिये तप करते हैं वे साम्यभाव व सयम के भडार योगी इस 
जगत में दुलंभ है। जिस पर भी जो पुण्य व पाप दोनो ही कर्मो के नाश मे 
तत्पर हैं, ऐसे योगियो के सम्बन्ध मे क्या कहा ज्ञावे ? उनका मिलना तो बहुत 
कठिन है ही । 
चक्रो सक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्र सताम | 
सुरोणां. यदनइ्वरीमनुफ्मां दसे तप संपदम्‌ ।। 
तच्चित्र परम यदत्र विषय गहणाति हित्वा तपो । 
वत्तेबसौय यदनेकदुःखमबरे भीसे भवाम्झोंनिधो ॥॥६७।। 
भावार्थ :- चक्रवर्ती तप करने के लिये सुदर्शन चक्र का त्याग कर देते 
है । इसमे सज्जनों को कोई आाश्चयं नही होता है क्योकि वह तप वीर साधुझ्रो 
को अविनाशी अनुपम मोक्ष की सपदा को देता है | परम श्राश्चयं तो इस बात 
में आता है जो कोई तप को छोडकर इन्द्रिय विषय को ग्रहण कर लेता है, वह 
इस महान व भयानक ससार समुद्र मे पडकर श्रनेक दु खो मे भ्रपने को पटक 
देता है । 
सम्यकक्‍्त्वज्ञानवत्तत्रघमनघमले . ज्ञानमात्रेण सूढ़ा। 
लघित्या जन्मडुर्ग निरषमितसुलां ये यियासंति सिद्धि: ॥। 
ते शिक्षीषन्ति नून॑ निजपुरसुदर्धि वाहुयु्मेन तीर्त्था । 
कल्पातोद्भूतवातक्षुमितजलचरासा रकीर्णान्तरालम्‌ ॥॥€६।। 
मावा्े - जो मूढ प्राणी निर्मल सम्यग्दशेत, ज्ञान, चारित्रमयी मोक्ष- 
मार्ग को छोडकर मात्र ज्ञान से ही इस ससार के किले को उल्लघकर भअ्नुपम 
सुखमयी मुक्ति की इच्छा करते है वे मानो कल्पकाल की उडी हुई वायु से क्षोभित 
ग्रौर जलंचरो से भरे हुए इस समुद्र को दोनो भुजाओो से तैरकर अपने नगर में 
पहु चना चाहते है सो कठिन है । 
बवचन भजति धर्म क्वाप्यधर्स' दुरंतम्‌ । 
क्य चिवुमयमनेक॑ शुद्धवोधोषपि गेंहि | 
कथमिति गहवासः शुद्धिकारी सलाना- 
मिति विमलसमस्कंस्त्यम्यते स जिधापि ॥११६॥ 


सम्यकचारित्र और उसका महात्म्य ] [ ४७६ 


भावार्थ :- शुद्ध श्रात्मश्षान धारी गृहस्थी भी घर में रहकर कभी तो 
धर्म सेवता है, कभी महान श्रधर्म सेवता है, कभी दोनो को सेवता है, तब बता- 
इये यह गृहवास किस तरह सर्व कर्ममल से शुद्ध करने वाला हो सकता है ? 
ऐसे निर्मल मनधारको ने विचार कर इस गृहवास को मन वचन काय से त्याग 
ही किया । 


(२१) श्री पद्मनदिमुनि पद्मनदीपच्चीसी के धर्मोपदेशामृत श्रधिकार 
मे कहते है :- 
झाराध्यस्ते जिनेन्द्रा भुदषु थ विनतिर्धामिकं: प्रीतिरुचे । 
पाश्रेम्थों दानसापश्चिह्तजनकृते लक्ष्य कारुण्यवुद्ध्या ॥॥ 
तत्वाम्यास. स्वकोयब्रतिरतिरमल दर्शन यत्र पृण्यं। 
तदृगाहुंस्थ्यं बुधानामितरदिह पुन॒दु :खदो मोहपाशः ॥१३॥। 
भावार्थ - जिस गृहस्थपने में श्री जिनेन्द्र की झाराधना की जावे, 
गुरुओ की विनय की जावे, पात्रों को भक्तिपूर्वक दान दिया जावे, श्रापदा से 
दु खित दीनो को दया से दान दिया जावे, अपने नियम ब्रतो की रक्षा मे प्रेम 
किया जावे तथा निर्मल सम्यग्द्शन पाला जावे वही गृहस्थपना बुद्धिमानों के 
द्वारा माननीय है । जहा ये सब बाते नही वह गृहस्थपना नही है किन्तु दू ख- 
दाई मोह का फदा है। 
झ्रभ्यस्यताम्तरवृ्श किमु लोकभकक्‍त्या मोह कुशीकुरुत कि वपुधाकशेन । 
एतत्हयं यदि स कि बहु सिलियोगे: क्लेहोइल कि किमपरेः प्रचुरेस्तपोनिः ४०१ 
भावार्थ - हे मुने ! अपने भीतर शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप का प्रभ्यास 
करो, लोगो के रिभाने से क्‍या लाभ ? मोह भाव को कृश करो, कम करो, 
शरीर को दुबला करने से क्‍या लाभ ? यदि मोह की कमी श्रौर झ्रात्मानुभव 
का भ्रभ्यास ये दो बातें न हो तो बहुत भी नियम, ब्रत, सयम से व कायक्लेश- 
रूप भारी तपो से क्या लाभ ? 


(२२) श्री पद्मनदिभुनि पद्मनदीपच्चीसी के यतिभावना मे कहते है - 


सेदशामविशेषसेहृतमभोव॒सति: समाधि: परो। 
जायेतादभुतथात धम्यदासिनां केयांचिदत्राउल:ः ॥| 


डंघ० |] [ सहजसुख-साधन 


वच्च म्रव्नि पतत्यपि त्रिभुवने बन्हिप्रदीप्तेषपि वा । 
येषां नो विकृतिमंनागपि भदेत्प्राणेघु सहयत्स्वपि ॥७॥॥ 
भावार्थ - इस जगत में कितने ही साम्यभाव के धारक धन्य योगीश्वर 
है जिनके भीतर भेदविज्ञान के बल से मन की वृत्ति रुक जाने से उत्तम ध्यान 
का प्रकाश परम निश्चल हो रहा है जिसको देखकर आशण्चय होता है । वे ऐसे 
निश्चल ध्यानी है कि कोई प्रकार के उपसर्ग आने पर भी ध्यान से चलायमान 
नही होते । यदि मस्तक पर वज्मपात पडे या तीन भुवन में अग्नि जल जावे व 
प्राणो का नाश भी हो जावे तो भी उनके परिणामों मे विकार नही होता है । 


(२३) श्री पद्मनदिमुनि पद्मनदीपच्चीसी उपासक सस्कार मे कहते है - 
देवपूजा गुरूपास्ति. स्वाध्याप सयमस्तप' । 
दानड्चेति गृहस्यानां षट्‌ कर्माणि दिने बिने ॥७॥। 
भावार्थ - देवपूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, सयम, तप और दान ये गृह- 
सथो के नित्य प्रतिदिन करने के कम है । 


(२४) श्री पद्मनदि मुनि निश्चयपचाशत्‌ मे कहते है -- 
सानुष्ठानविशुद्ध हग्बोधे जम्भिते कुतो जन्म | 
उदिते गर्भस्तिमालिनि कि न विनश्यति तसो नेशम ॥१६॥। 
भावार्थ - चारित्र की शुद्धता से जब दर्शन ज्ञान गण विस्तार को 
प्राप्त हो जाते है तब ससार कहाँ से रहेगा ? श्रर्थात्‌ नहीं रहता है। जंसे सूर्य 
के उदय होने पर रात्रि सम्बन्धी अ्रन्धकार का क्या नाश नहीं होगा ? अ्रवश्य 


होगा । 


(२४५) श्री कुलभद्र आचाय सारसम॒च्चय मे कहते है :-- 
छिस्वा स्नेहमयान पाशान्‌ भित्वा मोहमहागंलास । 
सच्चारित्रसमायुक्त: शूरो मोक्षपथे स्थित. ॥२०॥। 
भावार्थ :- वही वीर पुरुष मोक्षमार्ग मे चलनेवाला है जो स्नेहमयी 
जालो को छेद करके व मोह की महान जजी रो, को तोड करके सम्यकचारित्र 
को धारण करता है । 
विषयों रगवण्टस्थ कथाय विषसो हिल: । 
संयमो हि महामंत्रस्त्राता सर्वत्र देहिनाम ॥३०॥॥ 


सम्बक्वारित्र और उसका महात्म्य ] [ ४८२ 


भावार्थ :- जो इन्द्रिय व्षियरूपी सर्प से डसा हो व जिसको कपायरूप 
विष से मूर्छा भरा गई हो उसके लिये सयम ही महामत्र है, यही सर्व जगह 
प्राशियों का रक्षक है । 
उत्तमे जम्मनि प्राप्ते चारित्रं कुरु यत्नतः। 
सद्धमें जल परां भरोक्ति हमे लव परमाँ रतिम्‌ ॥॥४७॥। 
भावार्थ :-- उत्तम नरजन्म पाया है तो यत्नपूर्वक चारित्र का पालन 
कर, रत्नत्रय धर्म मे दृढ़ भक्ति कर व शातभाव मे श्रेष्ठ प्रीति कर । 


धरमाथर यत्नेन मा भवस्त्वं मुतोपम । 

सद्धर्म चेतसां पुतां जोबितं सफल भवेत्‌ ॥६१॥। 

मृता नेव मृतास्‍्ते तु ये नरा घर्मकारिण:। 

जोबंतो5पि मृतास्‍्ते वे ये तरा पापकारिण: ॥६२॥ 

भावार्थ :- हे प्राणी ! तू यत्नपू्वक धर्म का भ्राचरण कर मृतक के 

समान मत बन । जिन मानवो के चित्त मे सच्चा धर्म है उन्ही का जीवन सफल 
है । जो धर्माचरणा करने वाले है वे मरने पर भी अ्रमर हैं परन्तु जो मानव 
पाप के मार्ग पर जाने वाले है वे जीते हुए भी मृतक के समान है । 


चित्तसंदूषक' कामस्तथा सद्गतिनाशनः । 

सद्धत्तध्वलनइचासा. कामोइनर्थपरम्परा ॥१०३॥ 

दोषाणाभाकर कामों ग्रुणानां च विनाशकृत्‌ । 

पापस्य व सिजो बन्धु. परापदा चेव सगम. ॥१०४॥ 

तस्मात्कुक्त सद्धत्त जिनसागरताः सवा) 

ये सत्खंडितां यांति स्मरशत्यं सुदुर्धरम्‌ ॥॥१०२॥ 

भावार्थ - काम भाव मन को दूपित करने वाला है, सदगति का नाशक 

है, सम्यकचारित्र को नष्ट करने वाला है। यह काम परम्परा श्रनर्थकारी है । 
काम दोधो का भडार है, गुणों का नाश करने बाला है, पाप का खास बन्धु 
है। बडी बडी भ्रापत्तियो को बुलाने वाला है इसलिये सदा जैन धर्म मे' लीन 
होकर सम्यक्चारित्र का पालन करो जिससे अ्रति कठिन काम को शल्य चूर्ण 
चूगों हो जावे । 


डंघर ] [ सहजसुख-साधन 


उपयासोधयसोदर्य रसानां व्यजनं तथा । 
प्रस्नानसेबनं जेब ताम्यूलस्प ले बर्जनम ॥११५।। 
इसेवेच्छा निरोधस्सु निरनुस्मरणं तथा । 
एते हि निजरोपाया मदनस्थ महारियो: ॥११६॥ 
भावार्थ - उपवास करना, भूख से कम खाना, रसो को छोडना, स्नान 
न करना, ताम्बूल को न खाना काम सेवन न करना, काम की इच्छा को रोकना, 
कामभाव का स्मरण न करना, ये सब कामरूपी महा शत्रु के नाश के उपाय है। 
सम्पत्तो विह्मिता नेव विपत्तों नेव दुःखिता:। 
महताँ लक्षण ह्वांतन्न तु द्रब्यलसमागमः ॥|१७०।। 
भावार्थ :- महान पुरुषो का यह लक्षण है कि सम्पत्ति होने पर श्राए- 
चर्य न माने व विपत्ति पडने पर दुखी न हो, केवल लक्ष्मी का होना ही महा- 
पुरुष का लक्षण नही है । 
गहाचारकवासेइस्मिन्‌ू विषयासिषलोमसिन । 
सीदति नर शादूला बड़ा बान्धयबन्धने. ॥१८२।। 
भावार्थ :- नरासह के समान मानव भी बधुजनो के बधनों मे बंधे हुए, 
इन्द्रिय विषयरूपी मास के लोभी होकर इस गृहस्थी के कुवास मे कष्ट पाते 


रहते हैं । 


सानस्तंथ हढ भक्‍तवा लोभाद्रि ख॒ बिदाय॑ वे । 
सायावल्लों समुत्पादय कोधशत्रु मिहन्य थे ।॥१€४॥ 
ययास्यातं हित प्राप्य चारित्रं ध्यानतत्थर: । 
कर्ंणां प्रक्यं कृत्वा प्राप्नोति परम पदम्‌ ॥१६५॥। 
भावार्थ :- जो कोई महात्मा दृढ मान के खभ को चूर्ण कर डालता है, 
लोभरूपी पर्वत के खड॒ खड कर देता है, माया की बेल को उखाड़ के फंक देता 
है, क्रोध शत्रु को मार डालता है वेही ध्यान में लीन होकर परम हितकारी 
यथाखरूयात वीतराग चारित्र को पाकर परमपद को प्राप्त कर लेता है । 
परीषहजये. शूरा. शुराइ्लेन्द्रियनिप्रहे । 
कथायविजये शूरास्ते शूरा गदिता बंधे ॥२१०॥ 
भावार्थ :-- जो मदात्मा परिषहो को जीतने मे वीर हैं, इन्द्रियो के निरोध 
में शूर हैं, कषायो के विजय मे पराक्रमी हैं, उन्हीं को बुद्धि मानों ने बीर पुरुष 
कहा है । 


सम्यक्चा रित्र श्र उसका महात्म्य ] [ ४८३ 


समता सर्वमृतेषु यः करोति सुमानसः। 
मसत्वभाव निमु क्तो यात्पसी पदसच्ययभ्‌ ॥२१३॥। 
भावार्थ :- जो सज्जन सुमनधारी सर्व प्राणीमात्र मे समताभाव रखता 
है भ्ौर ममता के भाव को छोड देता है वही झ्रविनाशी पद को पाता है । 
रागादिवर्जन॑ सड्धौ! परित्यज्य हहब्ताः:। 
धघीरा निर्मेलचेतस्का: तपस्यम्ति महाधियः ।१२२३॥।। 
ससारोह्िग्नचिततानां नि अं यससुखेषिणाम्‌ । 
स्यंसगनिय॒त्तानां धन्य तेषां हि जीवितम्‌ ॥२२४।। 
भावार्थ :- जो महाबुद्धिमान रागद्वंषादि भावों को हटाकर, परिग्रहो 
को त्यागकर, महाव्रतों में दृढ़ होकर निर्मल चित्त से तप करते है वे ही धीर हैं, 
जो ससार से वेराग्यवान है, मोक्ष सुख की भावना रखते है व सर्व परिग्रह से 
मुक्त है उन्ही का जीवन धन्य है । 
सगात्सजायते गृद्धिगू दरों वाज्छति संचयम्‌ । 
सक्त्यादर्षते लोभो लोभाददु.खपरपरा ॥२३ २॥। 
भावार्थ :-- परिग्रह से गृद्धता होती है। गृद्धता होने पर धन सचय 
करना चाहता है । धन के सचय से लोभ बढता है, और लोभ से दु खो परम्परा 
बढती जाती है 
सद्धत्त. पूज्यते देवेराखण्डलपुर सरे' । 
प्रसद्धतस्तु लोके5स्मि स्निन्‍्धते$सौ सुरेरपि ॥२७५॥ 
भाजार्थ :- सम्यक्चारित्रवान की पूजा इन्द्रादि देव भी करते है, किन्तु 
जो चारित्रवान नहीं है उसकी इस लोक में देवगरा भी निन्दा करते है । 
शर्त शीलतपोदान  सयमोहहँत्पूजनम्‌ । 
हुःखविष्छिलये सब प्रोक्तमेतन्‍न सशयः ॥३२२॥ 
भावार्थ :- दुःखो के नाश करने के लिये व्रत, शील, तप, दान सयम व 
झट्ठंत पूजा इन सबको कारणरूप कहा गया है इसमे कोई सशय नही है । 
तृणतुल्य परद्रव्य॑परं थ स्वशरीरवत्‌ । 
पररामा समा सातु. पश्यन्‌ याति परं पदम्‌ ॥३२३॥ 


छंद ] | सहजसुख साधन 


भावार्थ :- जो परके धन को तृण समान, पर के शरीर को अपने शरीर 
के समान व पर की स्त्री को माता के समान देखता है वही परम पद को 
पाता है । 


(२६) श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञाना्णव मे कहते है - 
पहिशुद्ध पर बाम यद्योगिजनजो वितसम्‌ । 
तदबुत्त सर्वेताबद्यपयु दासेकलक्षणस्‌ ॥१-८॥। 
भावार्भ - जो पभ्रात्मा की शुद्धता का उत्कृष्ट धाम है, जो योगीश्वरो 
का जीवन है, जो सर्व पापो से दूर रखने वाला है वही सम्यकचारित्र है। 
पञ्चब्रतं समित्पंच् गुप्तित्रयपविशत्रितम्‌ । 
शरीवी रवदनोवृगीर्ण चरण चन्द्र नि्मेलम्‌ ।॥५-८।॥ 
भावार्थ :- श्री वोर भगवान ने वर्णन किया है कि पाच महाग्रत, पाच 
समिति, तीन गुप्ति ये तेरह प्रकार का चारित्र चन्द्रमा के समान निर्मल है । 
निः स्पृहत्व च॒ नराह्य दुष्करं तपः। 
कायक्लेदाइच दात थे हिसकानासपादंकस्‌ ((२०-८॥। 
भावारं - जो हिसक पुरुष है उनकी निस्पृहता, महत्ता, आशारहित- 
पना, उनका कठिन तप, कायक्लेश तथा दान ये सर्व धमंकार्य निष्फल है । 
ग्रहिसिेव. जगन्माता5हिसंवानन्दपद्धति । 
भरहिसेव गतिः साध्वी श्रीरहिसव शाइवती ॥३२-८॥ 
झहिसेव शिव सूते इसे थ॒ त्रिदिवश्षिय 
ग्रहिसेव हित॑ कुमदिसनानि निरस्यति ॥३३-८।॥। 
भावार्थ :- अहिसा ही जगत की रक्षिका माता है, अहिसा ही आनद 
की सतान बढाने वाली है, भ्रहिसा ही श्रविनाशी लक्ष्मी है, श्रहिसा से ही उत्तम 
गति होती है, भ्रहिसा ही मोक्षसुख को देती है, अभ्रहिसा ही स्वर्ग सम्पदा 
देती है, अहिसा ही परम हितकारी है, श्रहिसा ही सर्व आपदाशो को नाश 
करती है । 
तप.श्ुतयमशानध्यानवाना विकमेणा । 
सत्यशीलब्ताबीनाम हिसा जननी मता ।(४२-८॥ 


सम्पकतारित्र और उसका महात्म्य ] [४८५४५ 


भावार्थ :-- तपस्या, शास्त्रज्ञान, महात्रत, आत्मज्ञान, धर्मध्यान, दान 
श्रादि शुभकर्म, सत्य, शील, ब्रत पब्रादि की माता अहिंसा ही कही गई है । भ्रहिसा 
के होते हुये ये सब यथार्थ है । 
दूयते पस्तृणेनापि स्वह्रीरे कदधिते। 
स निर्देयः परस्पाड़ कथ शास्त्र निपातयेत्‌ ॥४८-८॥॥ 
भावार्थ - जो मनुष्य भ्रपने शरीर मे तिनका चुभने पर भी अपने को 
दुःखी मानता है वह निर्दंयी होकर पर के शरीर पर शस्त्रो को चलाता है यही 


बडा अनर्थ है । 
प्रभय यक्छ. भूतेषु कुरु मंत्रीमनिन्दिताम्‌ । 


पश्यात्मस८शं विश्व जीवलोक॑ चराघरम्‌ ॥१५२-८॥। 
भावार्थ - सब प्राशियों को भ्रभणदान दो, उनके प्राणो की रक्षा करो, 
सर्व से प्रशसनीय मित्रता करो । जगत के सर्व स्थावर व त्रस प्रारिययो को अपने 
समान देखो । 
व्रतश्ुतयमस्थानं विद्या विनयभूषणस्‌ । 
चरणज्ञानयोबोज सत्यसभ ब्रत॑ मतम्‌ ॥२७ €।॥। 
भावार्थ - यह सत्य नाम ब्रत लव ब्रतो का शास्त्रज्ञान का व यम 
नियम का स्थान है । विद्या व विनय का यही आ्राभूषण है । चारित्र व ज्ञान का 
यही बीज है । 
विषयविर तिमूल संयमोहामशाखम्‌, घगवरूशमपुर्प॑ शानलीलाफलाइयम्‌ । 
विबधजनशकुन्ते सेवितं धर्मंवक्ष वहुति घुनिरपीह स्लेयलीब्ानलेन ।२०-१०॥ 
भावार्थ :-- जिन धर्म वृक्ष की जड विषयो से विरक्ति है, जिसकी बड़ी 
शाखा सयम है, जिसके यम नियमादि पत्र है, व उपशम भाव पुष्प है। ज्ञाना- 
नन्‍्दरूपी जिसके फल हैं । जो पण्डितरूपी पक्षियों से सेवित है ऐसे धर्म वृक्ष को 
मुनि भी हो तो भी चोरी रूपी तीव्र अग्नि से भस्म कर डालता है । 
पर्यन्‍्तविरसं बिद्धि दश्धान्यच्च मंथुनम्‌ । 
पोसित्संगादिरक्तन स्याण्यमेव सनीछिणा ॥६-११॥। 
भावार्थ :- ब्रह्मचयं अ्रत के पालने वाले को जो स्त्री के संग से विरक्त 
है, इस प्रकार मैथुन को अवश्य त्यागना चाहिये। इस मैथुन का फल अत में 
विरस होता है । 


४८६ ] [ सहजयुख-साधन 


झाद्य' शरीरसंस्कारो द्वितोय॑ बृष्यसेबनम्‌ । 
तौयंत्रिक॑ं ततीय॑ स्थात्संगस्तुय मिष्यते (७-१ १॥ 
योधिद्िषयसंकल्प. पड्चम परिकोत्तितम्‌ । 
तदड्धवीक्षणं धष्ठ सल्कार: सप्तम मतम्‌ ।॥८-११॥ 
पूर्वानुभोगसभोगस्मरणं_ स्याशदण्टसम्‌ । 
तवसं भाविती छिन्ता दशम वस्तिमोक्षम्‌ ॥६-११॥ 
भावार्थ '- दश प्रकार का मंथन यह है (१) शरीर का ध्यू गार, (२) 
पुष्ट रस का सेवन, (३) गीत नृत्य वादित्र का देखना सुनना, (४) स्त्रियों की 
सगति, (५) स्त्रियों के विषयो का सकल्प करना (६) स्ट्रियों के श्रग देखना, 
(७) देखने का सस्कार मन मे रखना, (४) पूर्व के भोगो का स्मरण, (६) 
काम भोग की भावना करनी, (१०) वीये का भडना । 
स्मरदहनसुनीत्ानन्तसन्ताप विद्ध 
भुवनमिति समस्त बीव्य योगिप्रवीरा: । 
विगतविषवयसडद्धा. प्रत्यह संभयन्ते 
प्रशमजल घिसी रं सयमारासरस्यम्‌ ॥॥४८-१ १॥। 
भावार्थ .- इस जगत को काम की शअ्रग्नि के प्रचंड और अनन्त सतापो 
से पीडित देखकर विषयो से विरक्त योगीश्वर प्रतिदिन सयमरूपी उपबन मे 
शोभायमान ऐसे शातिसागर के तट का ही शभ्राश्रय लेते है । बाहरी काम से विरक्त 
होकर अतरगण श्रात्मानुभव करते है । 
सस्संसर्गसुधास्यन्दे. पुसा हुदि पविश्रिते। 
ज्ञानलक्मीः पद धस विवेकमुदिता सती !(१४-१५॥ 
भावार्थ :-- सत्पुरुषो को सत्सगति रूपी अमृत के भरने से पुरुषो का 
हृदय पवित्र हो जाता है तब उसमे विवेक से प्रसन्‍न हुई ज्ञानरूपी लक्ष्मी निवास 


करती है + 
शीतांशुर द्मिसपर्का द्विसर्पति यधास्थुधिः। 


तथासदह टससंसर्गास्त्‌ णांप्रश्मापयोनिधि: ।१७-१४५॥। 
मावार्थ - जैसे चन्द्रमा की किरणों की सगति से समुद्र बढता है, वैसे 
सम्यक्चारित्र के धारी महात्माओ की सगति से मनुष्यों का प्रज्ञा (भेदविज्ञान) 
रूपी समुद्र बढता है । 


सम्यकचारित्र और उसका महात्म्य ] [४८७ 


बद्धानुजी विनामेव._ स्युइचा रित्रा दिसस्पदः । 
भवत्यपि जे मिलेप॑भत फोधाबिकश्मलम्‌ ।।१६-१५॥। 
भावार्थ ;-- प्रनुभवी सुचारित्रवान वृद्धों की सेवा करने वालो के ही 
चारित्र ग्रादि सम्पदाए प्राप्त होती हैं तथा क्रोधादि कषायों से मैलापन भी 
निमल हो जाता है । 
सनो६भसिसत निःशेषफलसंपादनक्षम । 
कल्पव॒क्ष मियोदारं साहचर्य महात्मताम्‌ ॥३७-१४५॥ 
भावार्थ - महात्माश्रों की सगति कल्पव॒क्ष के समान सर्व प्रकार के 
मनोवाद्धित फल देने को समर्थ है अतएव चारित्र की रक्षार्थ महान पुरुषों की 
सेवा कर्तंव्य है । 
बहति दुरितकक्ष कर्मंबंधं लुनीते 
वितरति यमसिद्धि भावशुद्धि सनोति । 
नयति अननतीरं ज्ञानराज्यं श्र दे 
ध्रवसिह मनुजानां वृद्धसेवेब साध्यी ॥४१-१५॥ 
भावार्थ :- वृद्ध महात्माओ की सेवा मानवो के लिये निश्चय से परम 
कल्याणकारिणी है, पापरूपी बन को जलाती है, कर्मबध को काटती है, चारित्र 
को सिद्ध कराती है, भावों को शुद्ध रवती है, ससार के पार पहुँचाती है तथा 
ज्ञान के राज्य को या केवलज्ञान को देती है । 
विर्म बिरस संगान्मड्ल सुझूच प्रपंजं 
विसृज जिसृञ्र मोह विद्धि विद्धि स्वतत््वम्‌ । 
कलय कलूय बस पदय पश्य स्वरूप 
कुर कुर पुरावार्थ' निव तानग्वहेतो: ॥४२-१५॥ 
भावार्थ - हे भ्रात्मन्‌ ! तू परिग्रह से विरक्त हो, जगत के प्रपच को 
छोड छोड, मोह को बिदा कर बिदा कर, आत्मतत्व को समझ समभ, चारित्र 
का अ्रभ्यास कर, भ्रभ्यास कर, अ्रपने आात्मस्वरूप को देख देख तथा मोक्ष के 
सुख के लिये पुरुषार्थ को बार बार कर । 
झ्रतुलसुख निधान शान विशानबी ज॑ 
बिलयगतकर्लंक॑ शान्तविश्वप्रधारम । 


ड४ंप८ | [ सहजसुख-साधन 


गलितसकलशऊू विश्वरुपं विज्ञासं 
भज बिगतबिकारं स्व|त्मनात्मानसेव ॥४३-१४५॥ 
भावार्थ :- हे भ्रात्मन्‌ ! तू अ्रपने ही आत्मा के द्वारा, अ्नत सुख समुद्र 
केवल ज्ञान के बीज कलक रहित, निविकल्प, नि शक, ज्ञानापेक्ष विश्वव्यापी, 
महान तथा निविकार ग्रात्मा को ही भज उसी का ध्यान कर । 
सर्वेतंगविनिमु क्ता, सवताक्ष: स्थिरादय । 
धर्त ध्यानधुरां घीरा: सयमी बीरबरणितां ॥३३-१६॥ 
भावार्थ :- जो महात्मा सर्व परिग्रह रहित है, इन्द्रियविजयी है, स्थिर 
चित्त है वही संयमी मुनि श्री महावीर द्वारा कथित आत्म ध्यान की धरा को 
धारण कर सकता है । 
सकल विषययीज सर्वसावशमूलं 
नरक्नगरकेतु वित्तजात विहाय । 
झनुसर सुनिवन्दानन्दि सन्‍्तोषराण्य- 
मभिलषसि यदि त्वं जन्मवन्धव्यपायम्‌ ।४०-१६।। 
भावाथ - हे आत्मन्‌ ' यदि ससार के बन्ध का नाश करना चाहता 
है तो तू सर्व विषयों का मूल, सर्व पापों का बीज, नरकनगर की ध्वजा रूप 
परिग्रह के समूह को त्याग कर, मुनियो के समूह को आनन्द देने वाला सतोष- 
रूपी राज्य को अगीकार कर । 
झ्राश्ा जन्मोग्रपकुय शिवायासाविपयें4 । 
इलि सम्पक्सभालोस्य यदित तत्समाचर ॥१९-१७।। 
भावार्थ - ससार के पदार्थों की आशा ससार रूपी कर्दम में फसाने 
वाली है । जबकि झ्राशा का त्याग मोक्ष को देने वाला है, ऐसा भलो प्रकार 
विचार कर, जिसमे तेरा हित हो वसा भ्राचरण कर । 
निः वेवक्लेदानिमु कतममूर्स परमाक्षरम्‌। 
निष्प्रपञझुथ व्यतीलाज पह्य स्थ॑ स्वात्समि स्थित ।॥३४-१७॥॥ 
भावार्थ -हे प्रात्मन्‌ | तू अपने ही भ्रात्मा मे स्थित सर्व क्लेशो से 
रहित प्रमूतिक, परम उत्कृष्ट, श्रविनाशी, निविकल्प और भश्रतीन्द्रिय श्रपने ही 
प्रात्मस्वरूप का प्रनुभव कर । उसी को देख । यही निश्चयचारित्र है। 


सम्यक्चारित्र भौर उसका महात्म्य ) [ ४प८६ 


बयमिह परमसात्मध्यानदत्तावधानः 
परिक लितपदार्थ स्त्पक्तससा रसार्गा । 
यदि निकषपरीक्षासु क्षमा नो तदानीं 
भजति विफलभावं सर्वयेष प्रयात: ॥४६-१६॥। 
भावार्थ -- मुनिराज विचारते हैं कि इस जगत में हम परमात्मा के 
ध्यान मे लीन हैं, पदार्थों के स्वरूप के ज्ञाता हैं, ससार के मार्ग के त्यागी है । 
यदि हम ऐसा होकर के भी उपसर्ग परीषहो की कसौटी से परीक्षा मे असफल 
हो जावे तो हमारा मुनिधर्मं धारण का सर्व प्रयास वृथा ही हो जावे । इसलिये 
हमे कभी शांत भाव का त्याग न करना चाहिये, कभी भी क्रोध के वश न होना 
चाहिये । 
स्वसंवित्ति समायाति यमिनां तस्वमुत्तमम्‌ । 
झासमन्तास्छमं नीते_ कवाय विषमज्वरे ॥॥७७-१६॥ 
सावार्थ - जब कपायो का विषपमज्वर बिल्कुल शात हो जाता है तब 
ही सयमी मुनियों के भीतर उत्तम भ्रात्मतत्व स्वसवेदनरूप भझलकता है । भ्रथोत्‌ 
तब ही वे शुद्धात्मा का अनुभव कर सकते है । 
रागादिपडु:विइलेषाटप्रसन्ने चित्तवारिणि। 
परिस्फुरति निःशेष॑ मुनेवस्तुकरम्धकम्‌ ॥१७-२३॥ 
माया :- रागदंषादि कर्दम के भ्रभाव से जब चित्तरूपी जल प्रसन्न या 
शुद्ध हो जाता है तब मुनि को सर्व वस्तुओं का स्वरूप स्पष्ट भासता है । 
स को$पि परमानन्दो बोतरागस्य जायते । 
गेल लोकत्येश्व्य मप्प्रखिन्त्यं तुणायते ॥१८-२३॥ 
भावार्थ '- वीतरागी साधू के भीतर ऐसा कोई श्रपूर्व परमानद पैदा 
होता है कि जिसके सामने तीन लोक का अ्चिन्त्य ऐश्वयं भी तृण के समान 
भासता है । डे 
लिखिलभवनतस्वोद्भासनेक अर दीप॑ 
लिरयधिमधिरूद निर्मेरानन्दकापष्ठाम्‌ । 
परममुनिमतीयोद्भेदपर्यम्तभूलं 
परिकलय विशुद्ध' स्वात्मनात्मानमेव ॥१०३-२२१॥ 


४६० ] [ सहजसुलख साधन 


भावार्थ - हे ग्रात्मन्‌ ! तू अपने ही श्रात्मा के द्वारा सर्व जगत के 
तत्वों को दिखाने के लिये भ्रनुपम दीपक के समान, उपाधिरहित, परमानदमय, 
परममुनियों को भेदविज्ञान से प्रगट ऐसे झ्रात्मा का अनुभव कर । 


(२६) श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्वज्ञानतरगिणी मे कहते हैं -- 
संग॑ विमुच्य विजने बसंति गिरिगहरे। 
शुद्धचित्र, पसंप्राप्तपे. श्ञातिनोउन्यत्र निस्पृह्ठाः ॥॥५-३॥। 
भावार्थ :-- ज्ञानी महात्मा इच्छारहित होकर शुद्ध चेतन्य स्वरूप की 
प्राप्ति के लिये परिग्रह को त्याग कर एकात स्थान पवंत की गुफा भ्रादि मे 


तिष्ठते है । 
नि त्ियंत्र सावथात्‌ प्रवृसि' शुभक्मसु । 
अयोदश्षप्रकारं तच्ष्चारित्रं_ व्यवहारत* ॥१४-१२॥। 
भावार्थ - जहा पापो से विरक्ति हो व शुभ कामो मे प्रवृत्ति हो वह 
व्यवहारनय से चारित्र मुनियो के वह तेरह प्रकार है । 
संग मुक्त्या जिनाकार धृत्या साम्यं €शं घिय । 
यः स्मरेत शुद्ध चित्र वं बुस तस्थ किलोसस ॥१६-१२॥ 
भाषार्थ :-- जो कोई परिग्रह को त्यागकर व जिनेन्द्र के समान निग्र थ- 
रूप धारण कर समता, सम्यग्दर्शन व सम्यग्श्ञान का धारी हो, शुद्ध चेतन्यस्वरूप 
का ध्यान करता है, उसी के उत्तम चारित्र होता है । 
शुद्ध स्वे चित्स्वरूपे या स्थितिरनिइचला। 
तच्चारित्र परं विद्धि लिमच्चयारकमंगाशकृत्‌ १८ - १२॥ 


भावाथ :-- निशचयनय से अपने शुद्ध चेतन्यस्वरूप मे जो निश्चलता से 
स्थिति प्राप्त करना वह कर्मों का नाशक निश्चय सम्यकचारित्र है ऐसा जानो । 
सत्पृज्यानां स्तुतिनतियजन वटकर्मावश्यकानां 
बसादीनां हृढ़तरधरण  ससपस्तीर्थंयात्रा । 
संगादीनां व्यजनसजननं फक्रोधमानादिकाना-- 
माप्तेसक्‍त  वरतरकृपया सर्वमेतद्धि शुद्धये ॥४--१३॥॥ 
भावार्थ :- श्री श्रहत भगवन्तो ने भत्यन्त कृपा करके बताया है कि 
ये सव दाम झात्मा की शुद्धि के लिये ही करने योग्य हैं - (१) परमपूज्य 


सम्यकचारित्र और उसका महात्म्य | [ ४६१ 


देव, शास्त्र, गुरु की स्तुति, वन्दना व पूजा । (२) सामायिक प्रतिक्रमण श्रादि 
छ नित्यकर्मों का तथा सम्यक्चारित्र का दृढ़ता से पालना | (३) उत्तम तप 
करना, (४) तीर्थयात्रा करनी, (५) परिग्रह श्रारम्भ श्रादि का त्यागना, (६) 
क्रोध मान श्रादि कषायो का जीतना । 
विशुद्धेसिवनासक्ता बसति गिरिगह्डरे। 
विमुच्यानुपम राज्य सुलखानि धनानि थ !।१७- १३॥ 
भावार्थ * - जो मनुष्य भश्रपनी श्रात्मा को शुद्ध करना चाहते है वे उसको 
सिद्धि के लिये शअ्रनुपम राज्य, इन्द्रियसुख तथा धनादि परिग्रह को त्याग कर 
पर्वत की गुफा मे निवास करते हैं । 
विशुद्धिः परमो धर्म: पुसि संब सुखाकरः । 
परमाचरणं सेव मुक्त: पथाइच सेव हि।।१९- १३॥ 
तस्मात्‌ सेव विधातव्या प्रयत्नेन मनोषिणा | 
प्रतिक्षणं मुनोशेन शुद्धचिद्र पशच्चितनात्‌ ।२०--१३।। 
भावार्थ - आ॥लात्मा विशुद्धि ही परम धर्म है, यही ग्रात्मा को सुख की 
खान है । यही परम चारित्र है, यही मोक्ष मार्ग है। इसलिये बुद्धिमान मुनि 
को कर्तव्य है कि प्रतिक्षण सदा शुद्ध चेतन्यस्वरूप के मनन से इसी श्रात्मशुद्ध 
का भ्रभ्यास करे । 
- ब्रतानि शास्त्राणि तर्पांसि निर्नने निवासमंत्थ हिःसंगमोचन। 
मौन क्षमातापनयोगधा रण चिच्चितयामा कलूपन शिव अयेत्‌ ॥११--१४॥ 
भावार्थ :- जो कोई महात्मा शुद्ध चेतन्यरूप के मनन के साथ २ ब्रतो 
को पालता है, शास्त्रों कों पढ़ता है, तप करता है, निर्जन स्थान मे रहता है, 
बाहरी भीतरी परिग्रह का त्याग करता है मौन धारता है, क्षमा पालता है व 
झ्रातापनयोग धारता है वही मोक्ष को पाता है । 
शास्ताद गुरोः सघधमदिशानमुस्पाथ चात्मन: । 
तरयावलंबन' कृत्वा तिष्ठ सु चाध्यसंगति ॥।॥१०-१५।॥ 
भावार्थ -- शास्त्र को पढकर, गुरुसे समझकर व साधर्मी की सगति 
से आत्मा के ज्ञान को पाकर उसी का सहारा लेकर बंठ और ध्यान कर, भ्रन्य 
सगति का त्याग कर । 


४६२ ] [ सहजसुख-साधत 


संगत्यागो निर्जनस्थानक॑ थे तस्वज्ञान सर्वधिता विमुक्ति. । 
निर्वाधत्थं योगरोधो मुन्तीना मुक्त्थे ध्याने हेतवोउसी निरक्ताः ।४-१६।। 
भावार्थ -- परिग्रह का त्याग, निर्जन स्थान, तत्ग्ज्ञान, सर्वे चिताओो का 
त्याग, बाधा रहितपना, मन वचन काय का निरोध, ये ही ध्यान के साधन 


मोक्ष के प्रयोजन से कहे गए है । 
क्षण क्षणे विमुच्येत शुद्ध चि; पचितया | 
शब्म्यचितया गून' अध्येतेव व संत्ायः ।६€- १८।। 
भावार्थ .-- यदि शुद्ध चेतनन्‍्य स्वरूप का चिन्तवन किया जावे तो क्षण 
क्षण में कर्मों से मुक्ति होती चली जायेगी और यदि पर पदार्थों का चिन्तवन 
होगा तो प्रति समय कर्मों का बन्ध होता ही रहेगा, इसमे कोई सशय नही है । 


(२८) प बनारसीदासजी बनारसीविलास में कहते है - 


[छप्पय ] 
जिन पूजहु गुरुनमहु, जैन मत वन बखानहु । 
सघ भक्ति झादरहु, जीव हिंसा नविधानहु ।। 
भूठ अदत्त कुशील, त्याग परिग्रह परमानहु । 
क्रोध मान छल लोभ जीत, सज्जनता ठानहु ।। 
गणिसग करहु इन्द्रिय दमहु, देहु दान तप भावजुत । 
गहि मन विराग इहिविधि चहहु, जो जगर्म जीवनमुकत ।॥।८॥। 


[सर्वया इकतीसा ] 
सुकत की खान इन्द्र पुरीकी नसेनी जान, 
पापरजखडन को, पौनरासि पेखिये। 
भव दुख पावक बुकझायवे को मेघ माला, 
कमला मिलायवे को दूती ज्यो विशेखिये ॥। 
सुगति वधूसो प्रीत पालवे को ग्रालीसम, 
कुगति के द्वार दृढ़, झ्रागलसी देखिये। 
ऐसी दया कीज चित, तिहु लोकप्राणीहित, 
गौर करतूत काहू, लेखे मे न लेखिये ॥२५॥। 


सम्यक्चा रित्र और उसका महात्म्य ] [ ४६३ 


जाके श्रादरत महा रिद्विसो मिलाप होय, 
मदन प्रव्याप होय कमें बन दाहिये। 
विधून विनास होय गीरबाण दास होय, 
ज्ञान को प्रकाश होय भो समुद्र थाहिये ।। 
देवपद खेल होय मगलसो मेल होय, 
इन्द्रनि की जेल होय मोक्षपथ गाहिये । 
जाकी ऐसी महिमा प्रगट कहै कौंरपाल, 
तिहुलोक तिहुकाल सो तप सराहिये ।॥८२॥। 
पूरब. करम दहै, सरवज्ञ पद लहै, 
गहै पुण्यपथ फिर पाप में न झावना। 
करुना की कला जागे कठिन कषाय भागे, 
लागे दानशील तप सफल सुहावना ॥। 
पाव॑ भवसिधु तट खौले मोक्षद्वार पट, 
शर्म साध धर्म को धरा मे करे धावना । 
एते सब काज करे अलख को श्नग धरे, 
चेरी चिदानर की अकेली एक भावना ॥|८६॥। 


[सर्वबेया तेईसा ] 
धीरज तात क्षमा जननी परमारथ मीत भहा रुचि भासी । 
ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा मति, पुत्रवध्‌ समता प्रतिभासी ।। 
उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र भहोदयदासी । 
भाव कुटुम्ब सदा जिनके ढिग, यो मुनि को कहिये गृहवासी ।॥॥७।। 
(२६) प बनारसीदासजी याटक समयसार मे कहते है - 


[सवेया इकतीसा ] 
लज्जावत दयावत प्रसन्न प्रतीतवत, 
पर दोष को ढकैया पर उपकारी है । 
सौम्यदृष्टि गुणग्राही गरिष्ट सबको इृष्ट, 
सिष्ट पक्षी मिष्टवादी दीरघ विचारी है ।। 


८४€४ ] 


[| सहजसु ख-साधन 


विशेषज्ष रसज्न क्तन्न तज्ञ धरमज्ञ, 
न दीन न अभिमानी मध्य व्यवहारी । 
सहज बिनीत पाप क्रियासो प्रतीत ऐसों, 
श्रावक पुनीत इकबवीस गुणधारी ॥|५५॥। 
कोई क्रूर कष्ट सहे तपसो शरीर दहे, 
धूम्रपान करे भ्रधों मुख व्हैके भूले है । 
केई महाव्रत गहे क्रिया मे मगन रहे, 
वहे मुनिभार प॑ पयार कंसे पूले है ।॥। 
इत्यादिक जीवनि को स्वंथा मुकुति नाहि, 
फिरे जगमाहि ज्यों वयार के वघले है । 
जिन्हके हिये मे ज्ञान तिन्हही को निरवाण, 
करम के करतार भरम मे भूले ह ॥२०।, 
ज्ञान भान भासत प्रमाण ज्ञानवत कहे, 
करुणा निधान अ्रमलान मेरा रूप है । 
कालसो अतीत कर्म चालसो ग्रभीत जोग, 
जालसो अजीत जाकी महिमा अनूप है ।। 
मोह को विलास यह जगतको वास म॑ तो, 
जगत सो शून्य पाप पुष्य अध कप है । 
पाप किने किये कोन करे करि है सो कौन, 
क्रिया को विचार सुपने की दोर धूप है ।॥६ १।॥ 


भेष मे त ज्ञान नहिज्ञानगुरु बर्तन मे, 
मत्रजत्र गुरुतत्र मे न ज्ञान की कहानी है । 
ग्रन्थ मे न ज्ञान नही ज्ञान कवि चातुरी मे, 
बातनि मे ज्ञान नही ज्ञान कहा वानी है ॥। 
ताते भेष गुरुता कवित्त ग्रन्थ मत्र बात, 
इनीते भ्रतीत ज्ञान चेतना निशानी है । 
्ञान ही मे ज्ञान नही ज्ञान और ठोर कह, 
जाके घट ज्ञान सोही ज्ञान की निदानी है ॥|१११।॥। 


पम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य ] [४६५ 


हांसी मे विषाद बसे विद्या मे विवाद बसे, 
काया मे मरण गुरु वतन में हीनता। 
शुचि में गिलानि बसे प्रापती मे हानि बसे, 
जय मे हारि सुन्दर दशा मे छबि छीनता ॥॥ 
रोग बसे भोग मे सयोग मे वियोग बसे, 
गण मे गरव बसे सेवा माहि दीनता । 
आर जग रीत जेती गभित असाता तेति, 
साता की सहेली है ग्रकेली उदासीनता ।।६॥। 


जे जीव दरवरूप तथा परयाय रूप, 
दोऊ ने प्रमाण वस्तु शुद्धता गहत है । 

जे अणुद्ध भावनि के त्यागी भये सरवथा, 
विषसो विमुख द्व॑ं विरागता चहत है ॥। 

जे जे ग्राह्म भाव त्याज्यभाव दोउ भावनिको, 
अनुभौ भ्रभ्यास वबिपषे एकता करत है । 

तेई ज्ञान क्रिया के श्राराधक सहज मोक्ष, 
मारग के साधक अबाण्क महत है ॥३५॥॥ 


(३०) प द्यानतरायजी द्यानतविलास मे कहते है - 


[सबेया इकतीस ] 
काहूसो ना बोले बेना जो बोले तौ साता देना, 
देखे नाही नेना सेती रागी दोषी होइ क॑ । 
आसा दासी जाने पाखे माया भिथ्या दूर नाख़े, 
राधा होयेमाही राख सूधी दृप्टी जोइ के ॥। 


इन्द्री कोई दोरे नाही झ्रापा जाने झापा माही, 
लतेई पावे मोख ठाही कर्म मेले धोहक। 
ऐसे साधू बदौ प्रानी हीया वाचा काया ठानी, 
जाते कीजे भापा ज्ञानी भमे बुदी खोइक ॥२०॥ 


४६६ ] [ सहजसुख-साधन 


[छप्पय ] 
एक दया उर घरो, करो हिसा कछु नाही | 
जति श्रावक आचरौ, मरोौ मति प्रक्नतमाही ।। 
रतनत्रे भ्रनुसरी, हरो मिथ्यात भ्रन्धेरा । 
दसलच्छुन गुन वरौ, तरो दुख-नीर सबेरा ॥। 
इक सुद्ध भाव जल घट भरौ, डरौ न सु-पर-विचार में । 
ए धर्म पच पालौ नरौो, परोौ न फिरि ससार में ॥११॥ 


[सर्वया इकतीसा ] 
श्रावके बरस घने ताके दिन केई गन, 
दिन में ग्रनेक स्वास स्वासमाहि आवली । 
ताके बहु समे धार तामे दोष हैं अपार, 
जीव भाव के विकार जे जे वात बावली ।। 
ताकौ दड अब कहा लैन जोग शक्ति महा, 
हों तौ बलहीन जरा आबति उतावली । 
द्यानत प्रनाम करे चित्तमाहि प्रीत धरे, 
नासिये दया प्रकास दास को भवावली ।।११।॥। 


[सर्बया तेईसा | 
भौतन-भोग तज्यो गहि जोग, सजोग वियोग समान निहारे। 
चन्दन॑ लावत सर्प कट'वत, पुष्प चढावत खर्ण प्रहारे ॥ 
देहसौं भिन्न लखे निज चित, न खिन्न परीसह में सुख धारे। 
थानत साध समाधि ग्राराधिकं, मोह निवारिक जोति विथारे ॥१६।। 
ग्राठ धरे गुनमूल दुश्भादश, वृत्त गहैं तप द्वादस साथे। 
चारि हु दान पिबे जल छान, न राति भखे-समता रस लाघे ।! 
ग्यारह भेद लहैं प्रतिमा सुभ, दर्सन ग्यान चरित्त प्रराधे । 
द्यानत त्रेपन भेद क्रिया यह, पालत टालत कर्म उपाधे ॥१६॥ 
लोगनिसों मिलनौों हमको दु.ख, साहबनिसों मिलनों दुःख भारी । 
भूपति सौं मिलनौं मरने सम, एक दसा मोहि लागत प्यारी ॥। 


पसम्यक्चारित्र श्रौर उसका महांत्म्य ] [ ४६७ 


चाह की दाह जले जिय मूरख, वेपरवाह महा सुखकारी । 
चानत याहीते ग्यानी भ्रबछक, कम की चाल सबे जिन टारी ॥२७॥। 
निदक नाही क्षमा उरमाही, दुखी लखि भाव दयाल करे है । 
जीवकौ घात न भूठ की बात न, लेंहि ग्रदात न सील धर है ।। 
गव॑ गयो गल नाहि कह छल, मोम सुभावसौ जोम हर है । 
देहसौं छीन है ग्यान मे लीन है, छानत ते सिवनारि बवरे हैं ।।४६॥।। 
[सर्वेया इकतीसा| 
वच्छ फले पर-काज नदी और के इलाज, 
गाय-द्ध सत-धन लोक-सुखकार है। 
चदन घसाइ देखो कचन तपाई देखौ, 
अ्रगर जलाई देखो शोभा विसतार है ॥। 
सुधा होत चदमाहि जैसे छाह तरु माहि, 
पाले में सहज सीत आ्रातप निवार है । 
तेसे साधलोग सब लोगनि को सुखकारी, 
तिनहीकौ जीवन जगत माहि सार है ॥॥5॥। 
[सर्वया ] 
क्राथ सुई जु करे करमी पर, मान सुई दिढ भक्ति बढावे । 
माया सुई परकष्ट निवारत, लोभ सुई तपसी तन तावे॥। 
राग सुई गुरु देवषे कीजिये, दोप सुई न विष सुख भाव । 
मोह सुई जु लखे सब आपसे, द्यानत सज्जन सो कहिलाबे ।।११॥। 
पीर सुई पर पीर विढारत, धीर सुई जु कपायसौ जूमे । 
नीति सुई जो भ्रनीति निवारत, मीत सुई भ्रघसी न भ्ररूके ।। 
झौगुन सो गुन दोष विचारत, जो गुन सो समतारस वूर्क । 
मजन सो जु करे मन मजन, अजन सो जु निरजन सूर्के ॥१२॥।। 
(३१) भैया भगवतीदासजी ब्रह्मविलास मे कहते हैं - 
[स्वेधा इकतोसा ] 
दहिके करम-प्रधः लहिके परम मग, 
गहिके घरम ध्यान ज्ञान को लगन है । 


डध्ध् | 


[ सहजसुख-साधन 


शुद्ध निजरूप धरे परसो न प्रीति करे, 
बसत शरीर पे आलिप्त ज्यों गगन है ॥। 
निश्चे परिणाम साधि श्रपने गुण अराधि, 
अपनी समधिमष्य झ्रपनी जगन है। 
शुद्ध उपयोगी मुनि रागद्वेष भये शून्य, 
परसो लगन नाहि. आप में मगन है ॥॥६।। 
मिथ्यामतरीत ठारी, भयो श्रणत्रतधारी, 
एकादश भेदभारी हिरदे बहतु है। 
सेवा जिनराज की है, यहै सिरताज की है, 
भक्ति मुनिराज की है चित्त मे चहतु है ।। 
वीसद्टे निवारी राति भोजन न अक्षप्रीति, 
इन्द्रिन को जीति चित्त थिरता गहतु है । 
दयाभाव सदा घर, मित्रता प्रगट करे, 
पापमलपक हरे मुनि यो कहतु है ॥|७।॥। 
ग्रातम सरूप प्रव निर्मल तत्त्व जानि, 
महात्रतधारी वन माहि जाहि बसे है । 
मोहनी जनित जे जे विकलप जाल हुते, 
तिनको मिटाइ निज अतरग बसे है ।। 
मनरूप पवनसो , अचल भयो है ज्ञान, 
ध्यान लाइ ताही के आनन्द रस रसे है । 
तजि सबसग भए गिरि ज्यो अडोल ग्रग, 
तेई मुनि जयवत जगत में लसे है ।॥।७9॥। 
परमाण मात्र पर वस्तुसो न रागभाव, 
वियय कषाय जिन्हे कबही न छाय है । 
मन वच काय के विकारकी न छाया रही, 
पाया शुद्ध पद तहा थिरभाव थाय है ॥। 
जिनके विलास में विनास दीसे बध हीको, 
सहज प्रकाश होई मोक्ष को मिलाप है । 


तम्पक्चारित्र और उसका महात्म्य ] [ ४६६ 


धर्म के जहाज मुनिराज गुन के समाज, 
अपने स्वरूप मे बिराजि है श्राप है ॥॥५॥। 
[सर्वेया तेईसा | 
पथ वहै सरवज्ञ जहा प्रभु, जीव अजीव के भेद बतैये । 
पथ वहै ज्‌ निग्रन न्थ महामुनि, देखत रूप महासुख पैये ।। 
पथ वहै जहूँ ग्रन्थ विरोध न, आदि भ्रौ अतलौ एक लखेंये । 
पथ वहै जहा जीवदबावृष, कर्म खपाइक सिद्ध में जंये ॥॥२३।॥। 
पथ बहै जहँ साथु चले, सब चेतन को चरचा चित लये । 
पथ बहै जहेँ आप विराजत, लोक अलोक के ईश जू गये ।। 
पथ वहै परमान चिदानद, जाके चले भव भूल न ऐये । 
पथ वहै जहें मोक्ष को मारग, सूधे चले शिवलोक मे जेये ॥॥२४।। 
[सबेया इकतीसा |] 
नरदेह पाये कहा पडित कहाये कहा, 
तीरथ के नहाये कहा तीर तो न जहै रे । 
लच्छिके कमाये कहा अच्छ के अधाये कहा, 
छत्र के धराये कहा छीनता न ऐपहै रे ।॥। 
केश के मु डाये कहा भेष के बनाये कहा, 
जोवन के आये कहा, जराह न खेंहै रे । 
भ्रम को विलास कहा दुर्जन मे वास कहा, 
भ्रातम प्रकाश बिन पीछे पछितंहै रे ।।६॥। 


जाके होय क्रोध ताके बोध को न लेश कह, 
जाके उर मान ताके गुरु को न ज्ञान है । 
जाके मुख माया वससे ताके पाप कई लस, 
लोभ क॑ धरया ताको आरत को ध्यान है ।॥। 
चारो ये कषाय सु तौ दुग्गंति ले जाय, 
नया 'इहा न वसाय कछ जोर बलप्रान है। 
ग्रातम भ्रधार एक सम्यक प्रकार लसे, 
याही ते आ्राधार निज थान दरम्यान है।। 


५०० ] 


[| सहजसूख साधन 


[छप्पय ]' 
जो भ्रहत सुजीव, जीव सब सिद्ध भरिज्जे | 
झाचारज पुन जीव, जीव उवभ्काय गरिज्जे॥। 
साधु पुरुष सब जीव, जीव चेतन पद राज । 
सो तेरे घट निकट, देख निज शुद्ध बिराजे ॥। 
सब जीव द्रव्य नय एक से, केवलज्ञान स्वरूप मय । 
तस ध्यान करहु हो भव्यजन, जो पावहु पदवी भ्रखय ।।११॥। 
[सर्वया ] 
जो जिनदेव की सेव करे जग, ता जिनदेव सो आ्राप निहार । 
जो शिवलोक वसे परमातम, तासम अ्रासम शुद्ध विचारे ।। 
झाप में आप लखे भ्रपनो पद, पापरु पृण्य दुहँ निरवारे । 
सो जिनदेव को सेवक है जिय, जो इहि भाति क्रिया करतारे ।।१२॥। 
[सर्वेया हृकसोसा ] 


एक जीव द्रव्य मे भ्रनत गुण विद्यमान, 
एक एक गुण में अनत शक्ति देखिये । 
ज्ञान को निहारिये तो पार याको कहु नाहि, 
लोक श्रो प्नलोक सब याही में विशेखिये ॥। 
दर्शन की झोर जो विलोकिये तो वही जोर, 
छहो द्रव्य भिन्न भिन्न विद्यमान पेखिये। 
चारित सो थिरता शभ्रनत काल थिररूप, 
ऐसे ही भनत गुग भेया सब लेखिये ॥!१३।। 
महा मत्र यहै सार पच पर्म नमस्कार, 
भो जल उतारे पार भव्य को अधार है। 
विष्न को विनाश करें, पापकर्म नाश करे, 
ग्रातम प्रकाश कर पूरब को सार है ॥ 
दुख चकचूर करे, दूजन को दूर कर, 
सुख भरपूर करें परम उदार है। 
तिहँँ लोक तारन को प्रात्मा सुधारन को, 
ज्ञान विस्तार को यहै नमस्कार है ।॥॥५॥। 


सम्यक्वारित्र और उसका महात्म्य ! [ ५०१ 


[छप्पय] 
दुविधि परिग्रह त्याग, त्याग पुनि प्रकृति पच दण । 
गहह महात्रत भार, लहहि निज सार शुद्ध रस । 
धराहि सुध्यान प्रधान, ज्ञान अश्रम्नत रस चक्‍्खहि। 
सहहि परीषह जोर, ब्रत निज नीके रक्‍्खहि || 

पुनि चढहि श्रणी गुण थान पथ, केवल पद प्रापति कर्राह । 
सत चरण कमल बदत करत, पाप पुज पकति हरहिं ॥११॥। 
[सर्बेया इकतीसा ] 
भरम की रीति भानी परमसो प्रीति ठानि, 
धरम की बात जानी ध्यावत घरी घरी । 
जिनकी बखानी वानी सोई उर नीके श्रानी, 
निहर्च ठहरानी दृढ छ्ंके खरी खरी॥ 
निज निधि पहचानी तब भयो ब्रह्म ज्ञानो, 
शिवलोक की निशानी आपमे धरी धरी । 
भौ थिति विलानी अरि सत्ता जुहठानी, 
तब भयो शुद्ध प्रानी जिन बसी जे करी करी ॥१२॥। 
मम 
अन्तिम मंगल और प्रशस्ति 


मगल श्री अग्ररहत पद, मगल सिद्ध महान। 
मगल श्री आचार्य हैं, मगल पाठक जान ॥। १ ॥। 
मगल श्री जिन साधु है, पत्र परम पद मान । 
भक्ति करें गुण हिय धरे, पाव नित कल्याण ॥ २ ॥ 
सहज समाधि दशा भई, है आ्ञातम भ्रविकार । 
ज्ञान देश सुख बीय॑ मय, परम ब्रह्म सुखकार ।। ३ ॥। 
नही कर्म आठो जहाँ, नहीं शरीर मलीन । 
राग देष मोहादिकी, नहीं व्यथा नहिं हीन ॥। ४ || 
परमातम परमेश जिन, परम ब्रह्म भगवान । 
भ्रातमराम सदा सुखी, गुण झनन्‍्त भ्रमलान ॥। ५॥। 


५ [ सहजसुख-साधन 


जो जाने निज द्रव्य को शुद्ध सिद्ध सम सार । 

करे रमण होवे मगन, पावे गुग अधिकार ।। ६॥ 
ग्रातम ज्ञान विलास से, सुखी होय यह जीव । 

भव दुख सुख मे सम रहे, समता लहै सदीव 

गृही होगा या साधु हो, जो जाने अध्यात्म 

नरभव सफल करे वही, चाखे रस निज आत्म 

ग्रातम ज्ञान विचार से, जग नाटक का खेल । 

देखत है ज्ञानी सदा, करत न तासे मेल ।। € ॥। 

निर्धन हो या हो घनिक, सेवक स्वामी होय 

सदा सुखी अध्यात्म से, दुखी न कबह होय 

जगत जीव जाने सभी, निज सम भअ्रात समान । 

मेत्री भाव सदा करें, हो सहाय सुख मान ॥| ११ ।॥। 

दुखित भुखित रोगी जगत, ताप करुणा धार । 

मदद करे दख सब हरे, धरे विनय हर बार ॥| १२ ॥। 

गुगिजन धर्मी तत्ववित्‌, देख प्रसन्न श्रपार 

गगाग्राही सज्जन सदा, शुद्ध भावना सार ॥ १३ ॥। 

बिनय रहित हठ जो करे, धरे उपेक्षा भाव । 

हेंप भाव चित्त न धरे, है सम्यक्त स्वभाव ।। १४ ।। 

पर उपकार स्वभाव से, करें वृक्ष सम सार । 

अथवा सरिता जल समा, करे दान उपकार ।। १५ ।। 


लक्ष्मी बल अग्रधिकार सब, पर हित श्रावे काज 
यही वान सम्यक्तकी, धरे सजन तज लाज ॥ ५१६ ।। 
राष्ट्र जाति जन जगत हित करे, धरे नहि चाह । 
महिमा सम्यक ज्ञान की, प्रगटे हृदय अथाह ।। १७ ।। 
लाभ हानि मे सम रहे, जीवन मरण समान । 
सम्यक्ती सम भाव से, करें कर्म की हान ॥| १८ ।। 
सहज परम सुख आप गुण, आपी में हर झ्रान । 
जो आपा को जानता, पावे सुख अप हान ॥ १६ ।॥। 


| 9 ॥। 


॥।८॥। 


| (० | 


सम्यकसा रित्र और उसका महात्म्य ] [ ५०३ 


ताके साधन कथन को, लिखा ग्रन्थ मन लाय । 
रुचि धारी अध्यात्म के, पढो सुनो हरखाय ॥ २० ॥। 
ग्रापी साधन साध्य है, आपी शित्र मग जाय । 
श्रापी शिवमय होत है, आपी झाप समाय ।। २१ ॥। 
धर्म ग्राप माही बसे, श्रापी धर्मी जान । 
जो धर्मी सो मुक्तिपथ, बही मुक्त सुख खान ।। २२ ॥। 
इसी तत्व को जानकर, रहिये ज्ञानी होय । 
सम दमसे निज ध्यानकर, बॉँधे कर्म सब खोय ।। २३ ।। 
होय निरजन सिद्ध प्रभु, परमातम यति माथ । 
नित्य सुखी बाधा रहित, मूरत विन जगनाथ ॥| २४ ।। 
श्रीमद्‌ रायचन्द्र कवि, शत अवधान रूराय । 
गर्जर भू भूपषित कियो, परम बुद्धि प्रगटाय ॥। २५ ॥। 
जैन शास्त्र बहु देखकर, अध्यपातम रुचि धार । 
निशचय नय के मनन से, उपजो सम्यक्‌ सार ॥। २६ ॥। 
सहजानन्द विलास मे, रत्नत्रथ को पाय | 
सफल जन्म कवि ने किया, चारित्र पथ बढाय ॥| २७ ।। 
दिव्य ज्योति निज तत्व की, प्रगट भई उमगाय । 
वागी सरस सुहावनी, बुधजन प्रेम बढाय ॥| र८ ।। 
व्यवहारी कितने हुते, क्रियाकाड में लीन । 
झातम तत्व लखे नहीं, कहै साथु सगहीन ॥| २६ ॥। 
निज को तत्व दिखाइयो, भए सत्य पथ धार । 
निजानन्द को पायके, उमगे अधिक अपार ।। ३० ॥। 
थानक धारी साधुवर, बहु व्यवहार प्रवीण । 
निश्चय पथ ज्ञाता नही, बाहर तय में लीन ॥॥ ३१ ॥। 
सो श्रीमद्‌ परसाद से, पायो तत्त्व असग । 
परम शिष्य उनके भए, श्री लघ॒राज अ्रभग ।। ३२ ॥। 


श्रीमद्‌ के पश्चात्‌ बहु, किया प्रकाश स्वतत्व । 
बहु जन शिव मारग लखो, तजा स्वकल्पित तत्व ॥। ३३ ॥। 


निकटानन्द अ्गास मे, आश्रम रम्य बनाय । 
नाम सनातन जैन का, दियो सकल सुखदाय !॥ ३४ ।। 


५०४ ] [ सहजसुल-साधने 


श्री जिन मंदिर तहेँ लसे, उभय जु एकी थान । 
दिगम्बरी श्वेताबरी, करे भक्ति सब झान ॥ रे१ ॥ 
सर्व॑ धर्म पुस्तक मिले, भ्र्यातम रस पोष । 

पढे बहुत नरनारि तहें, जाने मारग मोष ॥| २३६ || 
नितप्रति धर्म उपदेश की, वर्षा करत महान । 

श्री लघुराज दयालु हो, सुने भव्य दे कान ॥ ३७ 
बहुत बार सगति मिली, महाराज लघुराज । 
भ्रध्यातम चर्चा चली, भयो सु श्रातम काज ॥ ३८ |) 
सहज सुख साधन निमित्त, जैन रिपिन के वाक्य । 
जो सग्रह हो जाय तो, पढें भविक ते वाक्य ।। 
ऐसी इच्छा पाय के, लिखा ग्रन्थ यह सार | 
भूलचूक कुछ होय तो, विद्वन्‌ लेहु सम्हार ॥| ४० ।। 
लेखक नाम निक्षेप से, है सोतलपरमाद | 
लक्ष्मणशपुर वासी सही, भ्रमत हरत परमाद ॥। ४१ ।! 
ब्रद्मचारि श्रावक कहे लोग भेष को देख । 

प्रेम कछुक वत सही, श्री जिन श्रागम पेख ।। ४२ ।॥। 
छप्पन वय अनुमान मे, झ्रमरावतिपुर आय । 
वर्षाकाल विताइयो, बहु श्रावक संग पाय ।। ४३ ।। 
सिंहई पन्नालालजी, प्रोफेसर हीरालाल । 

श्री जमनापरसाद है, सब-जज चित्त रमाल ॥| ४४ ॥॥ 
साथर्मी जन सग में, सुख से काल बिताय । 

लिस्यो ग्रन्थ निज हेतु ही, ज्ञान ध्यान मन लाय ॥ ४५ ॥॥ 
झ्राश्विन सदि प्रप्टम दिना, मसल दिन शुभ पूर्ण । 

बीर मुकत सम्बत्‌ तभी, चौविस साठ शभ्रपूणा ॥। ४६ ।। 
विक्रम * उश्निस इकक्‍्यानवे, सन्‌ उन्निस चौतीस । 

सोलह भकक्‍टुबर सुभग, बदहुँ बीर मुनीश ॥। ४3 |) 
जगजन भाव बढाय के, पढे सुने यह सार । 

मनन करे धारण करे, लहै तत्त्व अ्विकार ॥। ४८ ।। 


श्‌ 


श्छ् 
रि2 





